


5295 


052. \' 6 ~ 


s\mgw १०5९० 
न ra ht 
< 8ॉ ५० 


CC-0. Jangamwadi Math Co 





ASS 






SHRI ड VISHWARADHYA JNANAMANDIR 
(LIBRARY) 
JANGAMAWADIMATH, VARANASI , 


Please return this volume on or before the date last stamped 
Overdue volume will be charged ॥/- per day. 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


< 
hb 
नर 
"iF 
< 
. 
के 





कबीर ग्रब्थावली ण्ठ 


[महात्मा कबीर के काव्य की आलोचना, साखियाँ, पदावली 
रमैंणी का मूल पाठ तथा प्रामाणिक व्याख्या] 


सप्तम संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 


भुमिका लेखक 


छा० गोविन्द त्रिगुणायंत एम० ७०, पो-एच० डी० / डी० लिट० f 
 - कबीर साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ 





लखक 
प्रो पुष्पपाल सिह एस० ए० 


प्रकाशक 





प्रकाशक : 
ग्रशोक प्रकाशन 
नई सड़क, दिल्‍्ली-६ 


सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन हैं 
के सल्य 5 ३ ठम ० a ० 


५ U VSHWARADEIIA | 
FO Da INANANANDIR 
LIBRARY - 
Jangamawadi Math, Varanesit 





मुद्रक ° 
रूपक प्रिटसंँ, 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भूमिका 


. हिन्दी के मंध्ययुगीन संत कवियों में कबीर अग्रगण्य हैं। इनके हृदय-हिमालय 
से अजस्र प्रवाहित होने वाली काव्य-पयस्विनी ने मध्ययुग को ही पावन नहीं किया 
. था वरन्‌ वह भ्राज भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी हुई है । अपने युग 
की अनेकानेक साधनाम्रों एवं विचारघाराग्रों की सारमयी समन्विति रूप उनकी वाणी 
' शास्त्रीय साहित्यिकता से अ्रसम्पृक्त तथा भौतिक विलास से विरहित होने के कारण 
सामान्य मानव के लिए सरलता से ग्राह्य भ्रौर बोघगम्य-नहीं रही है। सम्भवतः इसी 
लिए वह बहुत दिनों तक उपेक्षिता रही । संतोष है कि अब विद्वानों की प्रदरत्तिं उसके 
अध्ययन की ओर उन्मुख है। इस दिशा में अब अच्छी प्रगति हो रही है। प्रस्तुत 
रचना उसी प्रगति का एक प्रशस्त चरण है। इसमें कृती लेखक ने उनकी वाणी के 
अर्थ-गौरव एवं उनको स्वतन्त्र चिन्तन के जाज्वल्यमान स्फलगों की' झाँकी संजोने 
की चेष्टा की है । उसने पहली बार कबीर ग्रंथावली की व्याख्या करने का प्रयासं किया 
है। प्रारंभ में उसने एक पांडित्यपूर्ण आलोचना जोड़ कर अपनी. कृति के मूल्य और 
गौरव में बृद्धि कर दी है । सम्पूर्ण रचना पर लेखक के व्यापक अध्ययन, प्रक्षे पांडित्य 
और अनुसंघानात्मिका प्रतिभा की छाप दिखाई पड़ती है। मैं उसकी व्याख्या भर 
_ झालोचना दोनों से प्रभावित हुआ हूँ। मैं यह निस्संकोच. कह सकता हूँ कि प्रस्तुत 
टीका बहुत-सी दृष्टियों से बड़ी उपयोगी है। विद्यार्थी-समाज का तो इससे विशेष 
कल्याण होगः ही, साथ-ही-साथ संत काव्य के ममंज्ञों में भी यह समाहृत होगी, ऐसा 
मेरा विश्‍वास है । 

--गोविन्द त्रिगुणायत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° 


निवेदन 
“मसि कागद छुप्नौ नहीं, कलम गह्यौ नहि हाथ'. के ववि की स्थान-स्थान 
पर प्राप्त 'कहै कबीर ताहि गुरु करों, जो या पदहि विचार जेसी घ; षणाग्रों 
के सम्मुख मुझ श्रल्पज्ञ की क्या साम्यं जो परमपद प्राप्त, शून्यं साधक, 
ग्रगम्य लोकवासी, रामरसमाते अल्हड़ की सहज-सुन्दर वाणी का 
अर्थ हृदयंगमःकर सक्‌ ? कबीर ने भ्रपने विचारों को जिस सहज, 
= प्रकृत,.सुन्दर भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है, उससे अधिक 
सरल. रूप की अपेक्षा करना श्रयुक्त है । किन्तु कबीर-काव्य 
की भाषा परम्परा और परिस्थिति वश आज के अधिकांश 
समाज के लिए कुछ दुरूह हो गई है । प्रस्तुत पुस्तक के 
द्वारा यदि. इस कठिनाई को दूर करने में कबीर के 
अभिप्रेत को पाठक तक पहुँचाने में, मैं किचित्‌ भी - 
सफल हो गया तो अपने श्रम को सार्थक 
समभूगा। विद्याथियों की दृष्टि से पुस्तक 
. को पूर्ण बनाने के लिए प्रारम्भ में 
आलोचना भाग भी जोड़ दिया 
गया है। जिन विद्वानों की 
कृतियों के पुस्तक में सहायता 
ली गई, मैं उनका हृदय 
से आभारीः हुँ । 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आलोचना भाग . 


कबीर पर ग्राध्यात्मिक प्रभाव 
कबीर की भक्ति-पद्धति 
कबीर-काव्य का साहित्यिक 
सौन्दर्यं 

कबीर के प्रतीक और उलट- 

` बाँसियां 

कबीर का रहस्यवाद 

सुघारक कबीर 

कबीर का. दशन 
कबीर की भाषा 


.साखी भाग 
गुरुदेव कौ अंग 
सुमिरण को अंग 
विरहं कौ अंग 
ग्यान बिरह को अंग 
परचा को अंग 
रसकोअंग 
लांबि को अंग 
जणाँ कौ अंगं 
हैरान को अंग 
ले कौ अंग 
` निहकरमी पतिव्रता को अंग 
चितावणी को अंग 
» मन को अंग 
` सूषिम मारंग को अंग 
सूषिम जन्म कौ अंस 


माया को ग्रंग 
चांणक कौ अंग 









कामी नर कौ अंग ; 
सहज़ कौ अंग 

साँच को अंग 
भ्रम विघौंसण कौ अंग 
भेष को अंग 
कुसंगति कौ भ्रंग 
संगति को अंग 
असाध कौ अंग 
साध कौ अंग 
साध साषीभूत कौ अंग 
साध महिमा को अंग 
मधि कौ ग्रंग | 
सारग्राही को अंग- 
विचार कौ अंग 
११४ | उपदेश को अंग 

११६ | बेसास कौ अंग 


११७ | पीव पिछाँणन कौ भंग 


११ | विकताई कौ अंग 
१२०. | सम्रथाई कौ अंग 


१२१ |. कुसबद कौ ग्रंग 


१२६ | सबद को अंग 


“१४३ जीवन मृतक कौ अंग . 


१५० | चितकपटी कौ अंग 
१५३ गुरुसीष- हेरा कौ अंग 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


करणीं बिना कथणीं कौ अंग | 
कथणीं बिना करणीं को अंग | 


१५४ 
१६३ 
१६६ 
१७१ 
१७२ 
१७८ 
१८० 
१८४ 
१८७ 
२६४ 
१६६ 
१६८ 


. १६६ 


२०२ 
२०७ 
२१० 
२१३ 


२१८ 


२२० 


हेत प्रीति स्नेह कौ अंग २४५ 
सूरा तन कौ अंग २४६ 
काल कौ अंग २५५ 
सजीवनि कौ अंग २६२ 
अपारिष कौ अंग ` २६४ 
पारिष कौ अंग २६५ 
उपजणि कौ अंग २६६ 
दया निरबरता को अंग २६८ 
सुन्दरि कौ अंग २६९ 
कस्तूरियां मृग को अंग २७० 
निद्या कौ अंग ०२७२ 
निपुणाँ कौ श्रंग २७४ 
बीनती को अंग २७७ 
साषी-भूत कौ म्रंग २७६ 
बेली को अंग २८० 
अबिहड़ कौ अंग | २८१ 
पदावलो भाग 
राग गौड़ी | २८७ 
राग रामकली ३७३ 
राग आसावरी ४०६ 
राग सोरठि ४३६ 


राग केदारी 
राग माह 
रागं टोड़ी 
राग भेरू 
राग बिलावल 


. राग ललित 


राग बसंत | 

राग माली गोौड़ी. 

राग कल्याण 

राग सारंग 

राग मलार 

राग  घनाश्री | 
रमेंणी भाग 

राग सूह 

सतपदी रमैंणी 

बड़ी अ्रष्टपदी रमैंणी 


'दुपदी -रमैंणी 


अष्टपदी रमैंणी 
बाराहपदी रमैंणी 
चौपदी रमैणी 


` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४६७ 
४७२ 
५७४ 
५७५ 
४९६ 
५०३ 
५०४ 
५१२ 
५१३ 
५१४ 
५१५ 
५१६ 


५२३ 
५२४ 
५२८ 
५३८ 
५४६ 
५५१ 


५५७ 


आलोचना भाग _ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Se 
कबीर पर आध्याह्मिक प्रभाव 


किती भी कवि पर मानी पूर्ववर्ती परम्परामओओों, विचारों एवं सिद्धान्तों का 
प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कबीर पर भी उस समय तक प्रचलित नाना धम- 
साधनाओं, विचारों एवं प्रतिष्ठित धमंग्रन्थों का प्रभाव पड़ा है, किन्तु कबीर पर यह 
प्रभाव सीधे नहीं पड़ा है, क्योंकि उन्होंने तो पुस्तकीय ज्ञान सीखा ही नहीं था Mo | वे 
बहुश्रुत थे, उन पर विविध घमं-सम्प्रदायों झौर दशन ग्रंथों का. प्रभाव साधु-संः 
से आया है। यही कारण है कि कहीं-कहीं कबीर ने हिन्दू पौराणिक आखूयानों का 
उपयोग यथावत्‌ नहीं किया है । 

कुछ विद्वान्‌ कबीर आदि सन्तों पर इस्लाम का भ्रत्यधिक प्रभाव के थे 
किन्तु डॉ० हजारीप्रसाद ढिवेदी प्रभृति विद्वानों की नवीन शोधों के 4 में देखने से 
यह मान्यता निर्मूल दृष्टिगत होती है। झाचायंभ्रवर इजारीप्रसाद द्विवेदी जी न 
कथन है--“'उपस्थापन पद्धति, विषय, भाव, भाषा, अलंकार, छन्द, पद झादि में ये 
सन्त (कबीर आदि) शत-प्रतिशत भारतीय परम्परा में पड़ते हूं । ” कबीर की एकेरवर 
भावना, निराकार उपासना, समान व्यवहार, खण्डन-मण्डन प्रदत्ति सबमें मुसलमानी 
गन्ध पाने वाली मान्यताएं प्रव निर्मूल सिद्ध हो चुकी हैं । | 

कंबीर पर पड़ने वाले आध्यात्मिक प्रभावों पर हष्टिपात करने से हम निष्कर्ष 
निकाल सकते हैं कि कबीर भारतीय अथवा विदेशी परम्परा में किसके श्रधिक 
निकट हैं-- 
बेदिक साहित्य का प्रभाय 

वास्तव में वैदिक घमंग्रंथों का इतना विशाल और समृद्ध भण्डार है कि 
भारतीय सांस्कृतिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि पर उसका प्रभाव परिलक्षित. होता 
है । भारतभूमि में कोई भी ऐसा घमं ग्रथवा सम्प्रदाय नहीं, जिस पर बैदिक चिन्तन 
का कुछ न कुछ प्रभाव न हो । वेदिक विचारधारा के विरोध में उत्पन्न घमं-सम्प्रदाय 
भी इस प्रभाव से न बच सके । . 

वैदिक साहित्य को संहिता, ब्राह्मण, भ्रारण्यक एवं उपनिषद्‌ के रूप में विभक्त 
किया गया है । “संहिताग्रों में अधिकतर वेदिक देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहीत हैं । 
ब्राह्मणों में कर्म-काण्ड का वर्णन मिलता है । आरण्यकों में विविध उपासनगश्रों:की 
खर्चा है.। उपनिषदों में ज्ञान-काण्ड का विवेचन है। भारत में सबसे अधिक उपनिषदों 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


: | कबीर ग्रन्याचली सटीक 
की चर्चा होती रही है | ये उपनिषद्‌. संख्या में बहुत अधिक थे । कहते हैं कि ऋग्वेद 
की २१, यजुर्वेद की १०२, सामवेद की १००० और अथवंवेद की € शाखाएँ और 
प्रशाखाएँ थीं। इन सभी शाखाओं से सम्बन्धित उपनिषद्‌ भी.रहे होंगे । केवल 
मुण्डकोपनिषद्‌ में १०८ उपनिषदों के नाम दिये हैं। ' 
ब्रह्म का स्वरूप - समस्त उपनिषद्‌ साहित्य की रचना ब्राह्माण साहित्य 
की कमंकाण्डी प्रदत्ति के विरोध में हुई है। बहुदेववाद व कर्मकाण्ड की धज्जियाँ 
इसी साहित्य ने उड़ायी थीं। कबीर के समय भी देवोपासना एवं ब्राह्मणों द्वारा 
नियन्त्रित हिन्दू धमं को कर्मकाण्डी प्रदत्ति का बोलबाला था । अ्रतः उन्हें भ्रपनी 
आवश्यकतानुसार साहित्य यदि प्राप्त था तो वह उपनिषद्‌ साहित्य ही । उपनिषदों में 
प्रस्थापित भ्रद्देत भावना का कबीर पर अत्यधिक प्रभाव है। कुछ लोग कबीर की 
एकेश्वर भावना और निराकार उपासना को इस्लाम से प्रभावित मानते हैं, किन्तु 
यह्‌ भ्रामक है। हमें केवल एक शब्द के ग्राधार पर कबीर की भावना को मुस्लिम 
ः श्रभावापन्न नहीं मानना चाहिए । वास्तव में एकत्व भावना वैदिक अद्वंतवाद की 
भ्राधार भुमि है। श्रद्वैत के सिद्धान्त वाक्य 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ और एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्म द्वारा भी यही सिद्ध है कि वह एक ब्रह्म ही सत्य है, अन्य कुछ नहीं । इस्लाम 
का खुदा होते हुए भी सातवें ्ासमान पर तस्त के ऊपर बैठने वाला, दो हाथ 
पैर का दाढ़ी वाला सर्वशक्तिमान है, जबकि. कबीर का ब्रह्म उपनिषदों के ब्रह्म 
को समान इन्द्रियातीत, गम्य, अगोचर, भ्रनिर्वचनीय तत्वरूप है, श्रृति-ग्रंथों के 
परिशीलन से स्पष्ट ही जान पड़ता है कि वहाँ ब्रह्म की मान्यता दो स्वरूपों में ह । 
एक निगुण, निर्विशेष, निराकार गौर निरुपाधि एवं दूसरा इन सब बातों से मुक्त 
अर्थात्‌ सगुण, सविशेष, साकार और सोपाधि । साधारणतः यह बात बड़ी अटपटी 
सी लगती है कि वह ब्रह्म एक साथ ही इस भांति द्विस्वरूपी कैसे है ? इसके प्रत्युत्तर 
में वेदान्तवादी कहते हैं कि ब्रह्म अपने श्राप में तो निगुण, निराकार, निर्विशेष और 
निरुपाधि है, परन्तु अविद्या या गलतफहमी के कारण जिसे हम माया भी कह सकते 
हैं, हम उसमें उपाधियों या सीमाओं का आरोप करते हैं। यह तकह पता 
यः है। इसलिए उपनिषद्‌ वारम्वार श्थानःस्थान पर ब्रह्म को इस प्रकार 
“वह मोटा भी नहीं, पतला भी नहीं, छोटा भी नहीं नहीं, लो 

भी नहीं, नहीं ! ' बड़ा भी नहीं, लोहि 
भी नहीं न भी नहीं, छायायुक्त भी अन्धकार भी नहीं, वायु भी नहीं, Mas 
- र ¬ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
वह शब्द रहित, स्पश रहित, रूप्‌ रहत, रस रहित, गन्ध रहित है 7 


कठोपनिषद्‌ 


इस प्रकार के वर्णन हमें I A 
ह 0 हमें कबीर की ब्रह्म-सम्बन वाणियों में प्रचुरना से “ 


® STIR 


१ कबीर्‌ की विचारधारा?” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भ्रालोचना भाग ३ 


“संतो घोखा कासु' कहिये । 
गुण में निरगुण निरगुण में गुण है, 
बाट छाडि क्यू बहिये ॥ 
अजरा, शझमर, कथ सब कोई, अलख न कथणां जाई । 
नाति सरूप बरण नहीं जाके, घटि घटि रह्यो समाई । 
प्यंड ब्रह्मण्ड कथ सब कोई, वाके आदि श्ररु भ्रन्त न होई। 
प्यंड ब्रह्मण्ड छाडि जे कथिये कहै कबीर हरि सोई ॥।' 
G3) x xX 
“भारी कहों तो बहु डरों, हलका कहाँ तो झूठा । 
में का जानु राम क्‌, नेन्‌ कबहुँ न दीठा ॥” 

कबीर का आराध्य उपनिषदों के ब्रह्म के समान ही भ्रजीब-गरीव है, जो बिना 
ही खूपाकार के क्रियाशील है, बिना पग चलता है, बिना मुख खाता है। 

२. सनःसाधना--कबीर पर वेदिक उपनिषद्‌ साहित्य का दूसरा प्रभाव मन:- 
साधना का है। इन उपनिषद्‌ ग्रंथों में मन की चंचलता पर नियन्त्रण रखने के लिये 
बहुत ग्राग्रह है । मन की चंचलता ही विरागी को रागी, संन्यासी को गृहस्थ बना 
देती है । कबीर ने भी मनःसाधना पर बड़ा जोर दिया है-- 

“काया कसू कमाण ज्यु. पंचतत्त करिं वाण। 

मारों तो मन मृग को नहीं तो मिथ्या जाण ॥'” 
X X X 

“सन के मते न चालिए, मन के मते भ्रनेक। 

जो मन पर श्रसवार हैं, ते साधू कोई एक ॥” 
xX X 4 

“कबिरा मन ही गयन्द है, झाँकुस दे दे राखि। 

विष की बेलि परिहरो, अमत के फल चाखि ॥” 

३. . नाम स्मरण--कबीर में इष्ट के नाम-स्मरण का जो अत्यधिक ग्राग्रह 
है, वह भी श्रृतिग्रंथों का प्रभाव है इस संसार-सागर से तरने के लिए. :नामस्मरणः 
को कबीर ने बोहिंत तुल्य माना है। यथा-- 

“सो धन मेरे हरि-का नाउ, गांठि न बांघों वेचि न खाऊ । 
नाउ मेरे खेती नाउ सेरे बाकी, भगति करों में सरनि तुम्हारी ॥ 
नाउँ मेरे सेवा नाउँ मेरे पूजा, तुम्ह बिन और न जानों दजा ॥। 
नाउँ मेर बाँधव नाउँ मेरे भाई, श्रत बिरियां नाउं सहाई ॥ 
नाउं मेरे निरघन ज्यू' नि.ध पाई, कहै कबीर जैसे रंक मिठाई ॥ 
वष्णव अभाव 
वैष्णवों के प्रेम प्रधान भज्तित तत्व ने कबीर को बहुत प्रभावित किया है ' 


प्रेम भवित की प्राप्ति कवीर को वेप्णवों के प्रसिद्ध आचार्य रामानन्द से दई है । ६ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


¥ कबीर ग्रन्थावली सटीक 


झननन्‍य भक्ति की प्राप्ति से कबीर-साहित्य को एक नूतनता प्राप्त होती है । यह दृत- 
नता प्रत्यन्त विलक्षण है, जो कबीर को सिद्धों और नाथों की परम्परा से सर्वथा पृथक्‌ 
कर देती है । 
१. प्रनन्रभाव--भवित ऐसा तत्व है जिसे पाकर कबीर स्वयं धन्य हुए, इसी 
से उन्होंने अपने साहित्य को भी धन्य कर दिया । कबीर की भक्ति की श्रडिगता ओर 
ग्रनन्यता, जो देखते ही बनती है, वेष्णव प्रभाव ही है । यथा 
“कबीर रेख सिदूर की, काजल दिया न जाई । 
नैनु रमइया रमि रहा, इजा कहां समाई ॥” 
इर्स। अनन्यता का परिचय कबीर ने झात्मा को 'सत्ती' का रूपक देकर 
किया है-- 
५जे सुन्दरि साँई भजे, तजे ग्रान की गास । 
ताहि न कबहुँ परिहर, पलक न छांडे पास ७४ 
इतना ही नहीँ, उस ब्रह्म के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वे उसका कुत्ता बनने में 
भी नहीं हिणकते-- 
“कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाउं। 
गले राम की जेबड़ी, जित खेंचे तित जाउं ॥' 
इष्ट की इस भावना पर तुलसी के-- 
“राम सों बड़ी है कौन, मोसों कोन छोटो'' 
की शत-शत भावनाएं न्योछावर की जा सकती हैं । कबीर पर यह सब विशुद्ध वेष्णव 
प्रभाव है। 
डॉ० हजारीप्रसाद शिवेदी जैसे विद्वानों ने इस मान्यता का कि कबीर की 
प्रेम-भावना पर सूफी प्रभाव है, खण्डन कर यह प्रस्थापना की है कि कबीर की प्रेम ` 
कौ पीर वैष्णव-भावना से प्रभावित हैं । द्विवेदी जी का कथन है 
“निर्गुण राम का उपासक होने के कारण उन्हें वैष्णव न मानना उस 
महात्मा के साथ भ्नन्याय करना है। वास्तव में वे स्वभाव भर विचार दोनों से 
वेष्णव थे ।* 
२. सदाचार--कबीर-काव्य में शील, क्षमा, दया, उदारता, संतोष, धेयं, 
र प्रौर सत्यता आदि का उपदेश भी वेष्णवों के 'सदाचार महत्व' से प्रभावित है। 
“बड़ा भया तो का भया, जसे पेड़ खज्र। 
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दर हु 
न x x 
“ऊंचे कुल का जनमिया, करनी ऊंच न होय । 
स्वर्ण कलश मदिरा भरा, साधू निन्दे सोय 


३. जातिःपीर्ति की मैद--कबीर से पवे जातिसाति के पी ट्र के 


आलोचना भाग ` भू 


का प्रयास वैष्णवाचार्ये रामानुज ने किया था। भ्रतः जाति-पांति के बन्धनों को म 
मानना भी कबीर की विचारधारा पर वैष्णव प्रभाव है। यहं निस्मन्देह सत्य है कि 
रामानुज तो केवल भक्ति-क्षेत्र में ही सामाजिक समानता ला सके, किन्तु कबीर ने 
प्रत्येक क्षेत्र में 'जाति-पाँति के विभेद को दूर किया । उन्होंने सवण हिन्दू गौर्‌ मुस्लिम 
दोनों के बीच की खाई को पाटा ्रौर- 

“जाति-पाँति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई” की पुकार लगाई । 

४. जनभाषा का प्रयोग--सर्वप्रथम रामानन्द ने धर्म के सिद्धान्तो को जन- 
भाषा में उद्घाटितं किया, अन्यथा अब तक समस्त घमं-सिद्धान्त की व्याख्या का 
एकमात्र वाहन संस्कृत थी जो ग्ब जन-भाषा नहीं थी । कबीर पर भी यह प्रभाव 
ही है कि उन्होंने तथा अन्य परवर्ती सन्तों ने अपने विचारों का माध्यम लोक-भाषा 
को ही बनाया । कबीर ने कहा था-- 
“संस्कृत है कप जल, भाषा बहता नीर।' 
वैसे कहा जा सकता है कि--मसि कागद तक न स्पर्श करने वाला संत 

संस्कृत में कैसे रचना करता ? किंन्तु हमारा विचार है कि सत्य के इस अद्भुत 
अन्वेषी के लिए संस्कृत में भी काव्य रचना करना असम्भव न था । . 

` ५. साया-तत्व--कबीर परःएक अन्य वैष्णव प्रभाव माया-तत्व है । जिस 
प्रकार वैष्णवों ने प्रभु-भक्ति में माया को बाधक माना है, उसी प्रकार कबीर ने भी 
माया को साधना में 'दुगेम घाटी दोय' में से एक माना है. वेष्णवों में प्रचलित 
विष्णु के सह नामों में से भी कबीर ने कुछ अपनाया है। कबीर काव्य में राम, 
हरि, गोविन्द, मुकुन्द, मुरारी, विष्णु, मधुसूदन आदि नामों का प्रयोग हुआ है, जिनमें 
“राम' तो सर्वप्रमुख और कबीर-काव्य का केन्द्र विन्दु है ही। 
| ६. भावात्मक स्यान--इतना ही नहीं, कबीर ने वंप्णवों के कुछ भावात्मक 

कल्पित स्थानों को भी अपनी वाणों में स्थान दिया है । यथा-- 

“झमरपुर ले चलु हो सजना ।' 


x x xX 
“झमरपुरी की संकरी गलियां ड़ बड़ है चढ़ना ।” . 
कबीर ते इन्द्रपुरी, विष्णुलोक प्रादि इन समस्त स्थानों के नाम को यदपि 
शून्य के अर्थ में ही ग्रहण किया, किन्तु इससे वैष्णव प्रभाव सहज ही में परिलक्षित 
किया जा सकता है । 
उपर्युक्त विवेचन के भ्राधारं पर कहा जा सकता है किं कबीर पूणं वेष्णव थे 
जिसकी घोषणा वे स्वयं करते हैँ- | 
परे संगी दोह जना, एक वेष्णव एक राम ।' 
बौद्धों के सहायान का प्रभाय 
बौद्धो की महायान शाखा का भी प्रभाव कबीर पर. पड़ा है। जीवन की 


क्षण-भुंगुरता, मध्यम मार्ग, शरीर कष्ट का विरोध आई बातें कब्रीर में महायान के 
-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छा? शाओािका कशलिशराशीश्रशाभनभार८ बाण 432 ज#--_ ॑ांऑआआाााआओ आाााााारमणणा+ अं 





६ कबीर ग्रन्थावली सटीक 


प्रभाव से ही श्राईं। क्षणिकवाद का उदाहरण देखिए री ८ 
“पानी केरा बुदबुदा, अस मानस को जात। [६ 
देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात 
शरीरकष्ट का विरोध जैसा महायान में है, वेसा कबीर में भी कहीं-कहीं. 
मिलता है । यद्यपि योगसाधना में कुण्डलिनी साधना, त्राटक के फाटक खोलना, 
इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का समन्वय इन सब बातों में काया-कष्ट है ही किन्तु फिर भी 
“मुद्दे भगति न ' कीजे, अपनी माला लीजे'' 
जेसी विरल उक्तियाँ तो मिल ही जाती हैं । 
खिद्धों ओर नाथपन्थो योगियों का प्रभाव 
कबीर पर वौद्ध-मत के ग्रन्तिम दिनों में प्रचलित वज्रयान अ्रौर सहजयान 
शाखाशों के सिद्धों का भी बहुत प्रभाव पड़ा । सिद्धों की ही सुसंस्कृत परम्परा नाथों 
की है । 
१. योग-साधना--डॉ० रामकुमार वर्मा ज़ी का कथन है-- | 
“सिद्ध साहित्य, नाथ पंथ र संतमत एक ही विचारधारा की तीन परि- 
स्थितियाँ हैं ।'' 
इन दोन का अत्यधिक प्रभाव कबीर पर पड़ा है। कबीर ने जिस योगसाधना, 
, षट्च इडा, पिंगला, सुषुम्णा आदि का वर्णन साधना का रूप बताया है वह सिद्धो 


_झौर नाथों द्वारा अनुमोदित है । यह दूसरी बात है कि कबीर तक झाते-आते साधना 


के कुछ पारिभाषिक राब्द दूसरे रूप में ग्रहण किये गये । कबीर के निम्नस्थ पद द्वारा 


. ह देख सक्ते हैं कि कबीर ने योगसाधना को वही रूप दिया है जो सिद्धों और 


नाथों ने दिया है-- 
; 'हिडोलना तहाँ भूले श्रातम राम । 

रेम भगति हिडोलना, सब संतनि कौ बिश्राम | 
चंद सूर दोइ तहा खंभवा, बंकनालि की डोर । 
झूल पच पियारिया, तहाँ भूले जिय मोर॥ 

ह्ादस गम के ग्रतरा, तहां अमृत का ग्रास।. 
जिनि यहु भ्रमृत चाषिया, सो ठाकुर हस दास ॥ 

सहज सुनि को नेहरो, गगन मण्डल सिरमौर । 

दोऊ फुल हम आगरी, जो हम भूले हिडोल ॥ 

अरपे-उरध फी. गंगा जमुना, सुल कबल कौ घाट । 

पट्च की गागरी, त्रिवेणी संगम बाट ॥। 

नाद व्यद की नावरी, राम नाम कनिहार । 


कहै कबीर गुण गाइले, गरं 
इस पद में सिद्धों और नाथों से यदि त शा 


को : 
जिस प्रर वैष्णव मरहालातत०उक्तिक्द। किया कान हैमो उगम, 


भ्रालोचना भाग ७ 


२. गुरु-महत्ता--गुरुमहत्ता भी कबीर को सिद्धों और योगियों से प्राप्त हुई । 
इन्होंने साधना में गुरु को वैसा ही महत्व दिया, जैसा सिद्धों मौर योगियों ने । साधक 
जव साधनावस्था की जटिलता से निराश होता है तो माग-दर्शंन के लिए गुरु के पास 
ही जाता है । सिद्धों ने कहा है--- 

“लुइ सणई गुरु पुच्छेउ जाण ।' 
किन्तु कबीर ने केवल गुरु को पूछा ही नहीं, अपितु गुरु के बिना साधना को ही श्रपूर्ण 
माना, गुरु को ब्रह्म से भी उच्च स्थान प्रदान किया-- 

“गुरु गोविन्द .दोनों खड़े, काके लागू पाय । 

बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविद दियो बताय। ' 
2५ 44 X 

“गुरु पारस को अतरो, जानत हैं सब संत । 

चह लोहा कंचन कर, ये कर लेइ महंत ।' 

३. बाह्याङम्बरों का विरोध--कबीर ने बाह्याङम्बर, जाति-पांति आदि का 
जो खण्डन अपनी करारी उक्तियों में किया, वह सिद्धों और नाथों की ही देन है । 
अपनी ताकिक शैली में समाज के बाह्याचारों पर जो” कदु-पहार कबीर ने किये हैं, 
इनका सूत्रपात सिद्धों और योगियों के ही समय हो चुका था । सिद्धों ने कहा-- 

“झावणगमण णां तेन विषण्यो, 

तो बि निणज्ज भणईं हऊ पंडिश्नो । ' 

कबीर ने कहा था "जो तू बाहन वाहाती जाया, ` 
झान बाठ हूं क्यों नहीं a Rep 
र प्रभाव से उन्होंने मुल्ला की बाँग और हिन्दुओं को पीतल न 
जा वाली उक्तियाँ कही हैं, चुटकियाँ ले-लेकर व्यंग्य कसे हैं। इन्ही 
उक्तियों के माध्यम से उन्होंने धमं के मूलतत्व को पहचान ढोंग के ढोल की पोल 
श “मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहिरा है ? 
चिउेंटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। 
पंडित होय के आसन मारे, लम्बी माला जपता है।।' र 
¥, रहस्यवाद-विद्वानों का विचार है कि कबीर के रहस्यवाद, Se 
: और प्रतीकों का भी मूल यही हैं। कहीं-कदीं तो कबीर ने इनकी उलटत्रांसी, रूपक 
गादि को साक्षी रूप में उद्धृत कर दिया है-- का 

“बलद बियाबल गविया बांस 

2५ xX x 
“बरसे कम्बल भोगे पानी।' 
xX xX X 
(नाव बिच नदिया ड्बी जाय ।' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- कबीर ग्रन्थावली सटीक 


ये सब उलटबांसियाँ सिद्धों भौर कबीर में समान रूप से प्राप्त हैं । 
५. भाषा--इस प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी इन परम्पराश्रों ने कबीर काव्य 
को प्रभावित किया । इन उलटबांसियों में विभावना, विरोधाभास आदि भ्रलंकार भी 
व्यवहत हैं-- | 
a ls अदभुत नेरे गुर कथ्या, में रह्मा उमेष। 
ससा हसती सों लड़, कोई बिरला पेषं ॥ 
मुसा पेठा बांबि में, लार सापणि धाई। 
उलटि मूसे सापणि गिली, बहु भ्रचिरज भाई ॥ 
चोटी परवत ऊषण्यां, ले राख्यौ चोड़ । 
मुरगा मिनकीं यू' लड़ कल पाँणी दौड़ ॥ 
सुरही चूष बछ तलि, बछा दूघ उतारे। 
ऐसा नबल गुणी भया, सारदूलहि मारे॥ 
भोल लुक्या बन वोझ में, ससा सर मारे । 
कहै कबीर ताहि गुर करों, जो या पदहि विचारं ।।' 
६. साधनामूलक पारिभाविक शब्द इसके साथ सिद्धों और योगियों से 
कबीर ने साघनामूलक पारिभाषिक शब्दों को यथावत्‌ ग्रहण कर लिया है। षट्चक्र 
भनहदनाद, निरंजन, इंगला, पिंगला, सुपम्ना, वज्रा, गंगा, यमुना योगिनी, कैलाश 


. सूयं, राः गौमांसमक्षणा, वारुणीप्रान, सोमरस आदि शब्द कबीर ने यहीं से ग्रहण 
। यथा-— 


“अबबू गगन मण्डल घर कीजे । 
प्रमृत झरे सदा सुख उपजे बंकनालि रस पीजै । 
. मूल बांधि सर गगुन समाना, सुषमन यो तन लागी । 
काम-क्रःध दोऊ भया पलीता, तहां जोगिणी जागी ॥” 


हाँ ! पारिभाषिक शब्दों -क्ाव्य में 
गया है, जैसे दाः का अथ कवीर-काव्य में आ्राकर परिवर्तित हो 


स्थानों 'भारवाही गदभ? 
कबीर ने अनेक स्थानों पर पुस्तकं ज्ञान की खिल्ली उड़ाई है-. गदभ' कंहा है । 


“पोयी पडपड जग मुझा, पंडित भया न कोय । 
एक मार भम का, पढ़ें सो ' पंडित होय॥” 


क्‍ x ` 
CC-0. नीर ५पक्िता॥ बूजि०्करि, पोधी देच हीच 7°" 
वायन ग्रावर सोध कर, ररे स्त चित लाय ।। 


जालोचना भाग है 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्ध ओर नाथ-सम्प्रदाय ने पर्याप्त मात्रा में 
कबीर को प्रभावित किया है। हम कह सकते हूँ किं कवीर ने सिद्धों और नाथों की 
परम्परा को सुसंस्कृत कर उसका विकास किया । डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या का भी 
कथन है--- 

“महात्मा कबीर तो नाम छोड़ श्रौर सय दृष्टियों से एक हिन्दू कवि ही थे जो 
उत्तर भारत के मध्ययुगीन हिन्दू धर्मॉपदेशकों और ग्रन्थकारो तथा गोरखनाथ की 
सीधी परम्परा के एक महान्‌ संत और भकत थे ।' 

कबीर पर सिद्ों और नाथों के इस अत्यधिक प्रभाव के दो कारण विशेष हुँ- 
प्रथम तो यह कि कबीर का जन्म ऐसी जुलाहा जाति में हुआ था जो कुछ समय पूवं हो 
युसलमान हुई थी, पहले से वह जाति नाथों को शिष्य परम्परा में थी । अतः स्वभावतः 
उसके अपने प्राचीन नाथपंथी संस्कार अवशिष्ट रह गये थे। द्वितीय कारण यह कि 
रामानन्द के समस्त दिष्यों ने जिनमें कबीर भी हैं, नायों के बड़े-बड़े अखाड़ों को 
झपने अधीन करके उनके म्रनुयायियों को अपना शिष्य बनाया था--उन लोगों के 
सम्पकं से इनमें भी कुछ न कुछ नायपंथी संस्कार अवश्य ग्रा गये । 
सूफियों का प्रभाव 

कबीर के समय में भारत में इस्लाम का अत्यधिक सुसंस्कृत संस्करण सूफी 
धर्म के खूप में ग्रा गया था । कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी साधना का किचित्‌ 
मात्र भी प्रभाव कबीर-काव्य पर नहीं पड़ा है । किन्तु कबीर जैसे सारग्राही महात्मा ने 
अवद्य ही सूफी-धमं की अच्छी बातों को ग्रहण किया हेःगा--यह अनुमान सहज है । . 
सूफी-धर्म का प्रभाव इसलिए भी कबीर पर पड़ा है क्योंकि वह भारतीय धर्म-साधना 
से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित था । गाडंड महोदय का मत है कि सूफी मत में “तीन- 
चौथाई बौद्धमत का प्रसाद है, तो एक-चौथाई यहृदियों का ।” 

श्री जे० सी० आचर का भी कथन है। 

“Greek, Persian & the Buddbist waters have joined the 
streem of the mystic curernt in Islam" 

अर्थात्‌--ग्रीक, फारसी, और वौद्धमत की धाराझओं ने मिलकर इस्लाम के 
रहस्यवादी प्रवाह को जन्म दिया । 

. १. प्रेस-पीर--कबीर की प्रेमं-पीर को बहुत से विद्वान्‌ वेष्णव देन मानते हैं, 
किन्तु वास्तव में देखा जाय तो कबीर में प्रेम-पीर की तीव्र और तीखी व्यंजना सूफी 
प्रभाव से ही है, यद्यपि कबीर को इस प्रेम की पीर में सूफियों की भाँति पल-पल में 
इल्हाम नहीं होता । डॉ० सरनामसिंह शर्मा जी का मत है-- 

“जो लोग यह कहते हैं किं कबीर ने सूफी प्रेम-साघना से कुछ नहीं लिया 
वे हाथी को देखकर भी उसमें अस्तित्व का निषेध करते हैं । ऐसी बात नहीं है कि 
कबीर ने परमात्मा के केवल प्रिय (पति) रूप को ही अंगीकार किया था, अपितु 
माता-पिता, गुर सवामी आदि तके हा में 'उसेकी! ९स्हिमि?चित्रित किया है । सूफी 


१० कयीर प्रन्थावली सटीक 
सम्प्रदाय में इन सब रूपों को स्वीकार करने की स्वतन्त्रता नहीं है। सूफियों में लिए 
परमात्मा 'माशूक' है, जीवात्मा 'ाझिक' है और कबीर के दाम्पत्य सम्बन्ध के हरि, 
'पीव' है और वे उनकी 'बहुरिया' हैं पीव ग्मौर बहुरिया के पीछे भारतीय दाम्पत्य 
जीवन को जो व्यंजना है, उसमें सूफी मान्यता का भी पुट है। यह ठीक है कि कवीर 
और हरि--जीव और परमात्मा--में जो पत्नी और पति का संबन्ध है, वह भारतीय 
भक्ति-परम्परा के अनुरूप है, किन्तु आश्रय और श्रालम्वन से सम्बन्धित आरोप भी 
स्पष्ट है । इस आरोप के लिए भारतीय भवित में क.ई स्थान नहीं है। कृष्ण-भक्ति 
में ब्रज-गोपियों का कृष्ण से पत्नी-पति सम्बन्ध आरोप के लिए कोई स्थान नहीं देता । 
इसीलिए नारदीय-भक्ति सूत्र में भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 
“सा तू परमप्रेमरूपा यथा ब्रजगोपिकानाम्‌” किन्तु सूफी प्रेम साधना का सारा महल 
ही इस ग्रारोप के ऊपर खड़ा है ।” 
| २. ब्रह्म की सौन्दर्यं भावना-प्रेम की पीर पर. सूफियों के प्रभाव के अति- 
रिक्त कबीर के ब्रह्म को सौन्दर्य भावना भी सूफीमत से प्रभावित है। यथा-- 
“पिजर प्रेम प्रकासिया, जाग्या -जोग नन्त ! 
संसा खूटा सुल भया, मिलया पियारा कं ॥।” 
X 2५ 2९ 
“लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल । i 
लाली देखन में गई में भी हो गई लाल ॥” 
किन्तु जसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कबीर पर सूफी मत का जो कुछ 
भी प्रभाव पड़ा है, वह इसलिए कि यह मत भारतीय परम्परानुकूल है। ग्रतः कबीर 
पर सूफियों की उन्हीं बातों का प्रभाव पड़ सका. है जो अद्वैत से मेल खाती हँ। 
इस भाति हम देखते हैं कि कबीर ने समस्त सारपूर्ण धार्मिक साधनाओं से . 
कुछ न कुछ तत्व ग्रहण कर अपनी भक्ति का भव्य भवन स्थापित किया था । वस्तुतः 
आचार्यप्रवर क्षितिमोहन सेन जी के ये शब्द अक्षरश: सत्य हैं-- | 
“कबीर की आध्यात्मिक क्षुधा और आकांक्षा विश्वग्रासी 
छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वह ग्रहणशील है; वर्जनशील ही है ल कुछ भी 
हिन्दू, मुसलमान, सूफी, वेष्णव, योगी प्रभृति गरो Hl 
रला है!” शत सब साधनाओं को जोर से पकड़ 
वस्तुतः कवीर ने मधुमक्खी के समान मय में र 
साघनाग्रों और निजी के योग से अपनी न हण De 
परगतोपम है. जि यार किया है, जिसका 
मधु अ्रमृतोपम है, जिसका पान कर भारतीय जन-मानस कैत-कृत्य हो उठा है। यह 
है; युगों 
मधु अक्षुण्ण है, युगों से भारतीय इसकी मधुरिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। ह्‌ 





EE I हु 
१. कबीर #ी विचारधार।?--]० १७६ । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


5२5: ' 
कबीर को भक्ति-पद्धति 


कबीर की भक्ति ने भारतीय जन-मानस को उस समय अवलम्बन प्रदान किया 
था जब वह सिद्धों और योगियों की गुह्यसाधना से ऊव रही थी। कबीरकालीन परि- 
स्थितियों में घामिक अवस्था का श्रवलोकन करते समय हम देख चुके हैं कि उस समय 
प्रचलित नाना धर्म-साधनाएँ किस प्रकार जनता को भूलभुलैया में डाल रही थीं । 
इस महान्‌ सन्त ने अपनी प्रेमाभक्ति का ऐसा सवल ग्रौर हृढ़ अवलम्बन घर्म-प्राण 
जनता को प्रदान किया कि वह राम-रस में भाव-विह्लल हो डब उठी । यद्यपि कबीर 
से पूर्व रामानन्द ने भी भक्ति की ऐसी ही भावपूर्ण धारा बहाई थी किन्तु उसका 
प्रसार सीमित क्षेत्र तक ही रहा । रामानन्द को 
“सक्ति द्राविण ऊपजी, लापे रामानन्द ।' 
का श्रेय तो अवद्य प्राप्त है, किन्तु उसका व्यापक प्रसार और प्रचार कबीर के द्वारा 
ही हुआ । उसे 'सप्त द्वीप नवखण्ड' में कबीर ने ही प्रकट किया था । 
भक्ति का स्वरूप 
| कबीर की भक्ति पर वेष्णव-विचारधारा का आंशिक प्रभाव पड़ा है। कबीर 
पर पड़ने वाले आध्यात्मिक प्रभावों में इसका विश्लेषण किया जा चुका है। कबीर 
की भक्ति के विवेचन से पूर्व. यह आवश्यक हो जाता हैं कि हम यह देखें कि भारतीय 
भक्ति का स्वरूप किस प्रकार वणित हैं। ग्ाचायों ने इनकी व्याख्या भिन्न-भिन्न 
प्रकार से की है । रामानुजाचार्य जी ने 'ब्रह्मसूत्र' का भाप्य प्रस्तुत करते हुए भक्ति 
की व्याख्या में कहा है— 
ध्रवानुस्मृतिरेव भक्तिरान्देनाभिघीयते ।'? 
परमात्मा के निरन्तर स्मरण को ही भक्ति कहते हैं । 
व्यास ने इसकी व्याख्या में कहा है कि प्रणिधान वह भक्ति है, जिसके द्वारा 
परमेश्वर उस योगी पर कृपा दृष्टि करते हैं तथा उसकी इच्छाओं की पुति निमित्तं 
उसे वरदान देते हैं-- 
“प्रामिधानाद्‌ भक्तिबिशेषादावजित ईइवरस्तमनु गह्वात्यामेध्यानमात्रण ` - -।” 
--पातञ्जल दर्शन, प्रथम अध्याय, व्यासभाष्य | 
पतञ्जलि के इसी 'ईकवरप्रणिधानाद्वा' सूत्र की व्याख्या में भोज ने भक्ति का 
स्वरूप. समभाया है, बह अउन्सकके"हिकावस एंशा।के।आत्काता!न्छिकठ दै३ठठलका कथन 





श्र कबीर ग्रन्थावली सटीक 


इन्द्रिय-भोगादिक सम्पूर्ण फलाकांक्षाओं का त्याग 
करके सब कर्म उस परम गुरु परमात्मा को समर्पित कर दिए जाते हुँ 
“प्राणिधानं तत्र भक्ति-विशेषों विशिष्ठमुपासन सर्वक्रियाणामपि । ` 
दिषयसुखादिकं फलमनिच्छन्‌ सर्वाः क्रियास्तस्मिन्‌ गुरावर्पयति ॥* 


¢ 


__पातञ्जल दर्शन, प्रथम अध्याय, भोजद्धत्ति । 
भक्ति की अत्यन्त सुन्दर व्याख्या भक्तराज प्रह्लीद ने की है। उनका कथन 
है कि जैसी तीत्रासक्ति ग्रविवेकी पुरुष को इन्द्रिय-विपयों में होती है, उसी प्रकार 
झासबित आपका (प्रभु का) स्मरण करते समय मेरे हृदय से निकल न जाए-- 
“या प्रीतिरविवेकाना विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हुदयान्मापसपंठु ॥ ` 
| ` विष्णुपुराण, १, २०, : १९ । 
नारद भक्ति सृत्रान्तगंत भक्ति की महिमा बताते हुए कहा है-- 
“सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा । ` 
वह (भक्ति) ईश्वर के प्रति प्रेमरूप है एवं साथ ही-- 
“झसृतस्वरूपा च । | 
वह अमृत-स्वरूप भी है। उसका स्वरूप-विध्लेषण नारद ने इस प्रकार 
किया है-- E 
“तद्पिताखिलाचारिता तद्वस्मरणे परमव्याकुलतेति । ` 
पाराशर, ते उसको. विधि-विहित कर्मों में सीमित करते हुए भी अनुरागपूर्ण 
माना है-- [ 
"पुजादिष्वनुरागः । ' 
शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र में उसे परा कोटि की मानते हुए ईश्वर के प्रति परम 
ग्रनुरागरूप, माना. है--- 


“सा परानुरक्तिरीइवरे ।” 
सक्ति के भेद ॒ | 


नारद ने भक्ति के दो रूप माने हैं-- 
१. प्रंमरूपा, २. गौणी । 
प्रेमरूपा भक्ति के उन्होंने दो भेद किये हैं। प्रथम “कामरूपा'--जिसमें एक 
ही भाव की ग्रधानता रहती है जैसी गोपियों की कृष्ण में । द्वितीय 'सम्बन्धरूपा” जिसमें 
दसय, सब्य, वात्सल्य, रात्मनिवेदनादि भाव शाते हैं। क़बीर की भक्ति में यद्यपि 
प्रधानता 'कामरूपा' की ही है, किन्तु सम्बन्धरूपा के भी उदाहरण प्राप्त हो 
जाते हैं-- | 
“कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाउ । 

CC-0. ५००यािऽाकी लेतड़ी;० जित. 'लित्र ६९ ६ 
--दास्यासवित ' 


आलोचना भाग १३ 
X X X 
“मोरे घर आये राम भरतार । 


तन रति कर मैं मन रति करिहों, पांचों तत्व बरातो । 
रामदेव मोहे व्याहन प्राये, में जोवत मदमाती॥' ` 


--कांतासक्ति । 
2५ 2५ 2५ 
“हरि जननी में बालक तोरा। 
काहि न अ्वगुन बकसहु सोरा । 
--वात्सल्यासक्ति । 


इसी भाँति अन्य आसक्तियों के भी उदाहरण कबीर में प्राप्त होते हैं । 

प्रेमरूपा भक्ति को तीन वर्गों में रखा गया है-- । 

१. गौण--जो सांसारिकता के समीप है । 

२. मुख्य--प्रेम-प्रमुख पर जगत्‌ के प्रति उदासीन नहीं । ४ 

३. अनन्य--स्पृहारहित, ज्ञान, कर्म आदि से ऊपर आ राध्य में लीन रहना । 

कबीर की भव्ति इस वर्ग विभाग में "अनन्य. कोटि में आती है, क्योंकि वहाँ 
, हरि भजन' की ही भावना है । । 
ठ डक के भी 8 तीन भेद किये हैं--सात्विकी, राजसी एवं तामसी । 

सात्विकी कोटि में ग्राती है । 
gs में भी भवित का लगभग इसी प्रकार का विभाजन किया 
गया है । उसे इस प्रकार से निर्दिष्ट किया जा सकता है । 
ठ 


पिला (लौकिक ) परा (सिद्धावस्था) 
वैधी रागानुगा 


कामरूपा सम्बन्धरूपा 

में कबीर की भक्ति 'परा--सिद्धावस्था ग्रन्तगंत झाती है । 

pana ने पनी भक्ति में जिस आराध्य का वर्णन किया है 

वह उपनिषदों की प्रती भावना के प्रभाव से प्रभावित है । कबीर की ब्रह्मभावना 
यद्यपि भ्रधिकांशतः अद्वैती है, किन्तु कहीं-कहीं अत से भिन्न है र इसका कारण यह 
है कि कबीर किसी सिद्धान्त के अनुयायी या प्रस्थापक नहीं । उन्होंने ब्रह्म का जो कुछ 
भी वर्णन. किया है वह अनुभव के आधार पर किया है। कबीर प्रथम साधक हैं, और 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र कबीर ग्रन्थावली सटीक 
वाद में कवि । अतः भनित-साधना में जिस-जिस रूप में ये ब्रह्मास्वरूप का साक्षात्कार 
करते जाते हैं, उसी-उसी रूप में उसे बताते हैं। वे कविता के माध्यम में 'निज 
ब्रह्म-विचार--'आतम साधना' को व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि कबीर के ब्रह्म 
का स्वरूप हमारे सम्मुख कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में ग्राता है। ब्रह्मा 
के स्वरूप-परिवर्त न का वास्तविक कारण यही है कि वह किसी भी दार्शनिकवाद के 
मानदण्ड से परे है, ताकिक विवाद से ऊपर है, पुस्तकीय विद्या से श्रगम्य पर प्रेम से 
प्रप्य है, भ्रनुभूति का विषय है, सहज भाव से भावित है । 

डॉ० रामकुमार वर्मा के शब्दों में-_ 

“वह ऐसा गुलाव है जो किसी बाग में नहीं लगाया जा सकता, केवल उसकी 
सुगन्ध ही पाई जा सकती है। वह ऐसी सरिता है कि हम उसे किसी प्रशरत बन में 
नहीं देख सकते, वरन्‌ उसे कलकल नाद करते हुए ही सुन शकते हैं ।” 

र ग्रनुभूति के विविध स्तरों के द्वारा ही वह कहीं शर्त है और कहीं द्वेतादवैत, 
कहीं विशिष्टाइत, किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भ्रधिकांशत: कबीर ने अद्वती 
भावनानुकूल उस ब्रह्म का वर्णन किया है । जब कबीर कहते है 

“कस्तुरी कुडलि बसे, मृग ढूढ बन साहि । 
ऐसे घट घट राम है, दुनियां देखे नाहि ॥!! 
/< > X 
मृगा पास कस्तूरी बास, श्राप न खोजे खोजे घास।” । 
तो वे ईश्वर की अदत सत्ता को स्वीकार हैं में = 
प्रतिरोम और सृप्टि के कण-कण में ह नर ह श्र 
दिखाई देता है, किन्तु जव वह प्रियतम पास में ही है तो उसे संदेश भेजने की क्या 


“प्रि यतम को पतिया. लिखू', जो कहीं होय निदेस । 
न pe में, र में, नेन में, ताको कहा संदेस ।।' 
ज मके इस भकार के संदेश-प्रषण को तो वे दिखावा-मात्र 
१/रचायक मानते हैं, बयोंकि जहाँ देख, वहीं उस ईश्वर-प्रिय की सत्ता 


"कागद लिखे सो कागदी, कि व्यवहारी जी 
| व। 
भतम हृष्टि कहा लिखे, जित देखे तित पीव ॥'” 


रुक्त किया, वे तो उस ईश्वर की सद 
न के. सव € कत डे 
उन्होंने कहा था । "कता को अनुभव करते थे। इसीलिए 


7 ee रे 5 
जल में प्रतिबिम्ब त्य' थे 

ग शी J त्य सकल रामांह जानोजे i? 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ग्रालोचता भाग १५ 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि कत्रीर की भक्ति का आलम अद्वेती भावना 
नुकूल है । निम्नस्थ प्रसिद्ध साखी तो उन्हें एकदम अद्वैती ह शर देह मक 
“जल में कुस्भ कुस्म में जल है, बाहर भीतर पानी । 
शू कुम्भ कर जलहि समाना, इहि तथ कथ्यो ग्यानी ॥” 

अद्वतवादा भावना के साथ t 

ue यह पूर्ण स्पष्ट है कि उनका ब्रह्म निगुण, 
“जाके मुह माथा नहीं, नाहीं रूप सुरूप । 
पुहुप बास ते पातरा ऐसा तत्व अनूप ॥'” 
किन्तु जब वे इस ब्रह्म को समस्त संसार को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला 
मानते हैं तो निगुण का अस्तित्व प्ररनसूचक चिह्न के साथ रखना पड़ता है 
“सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सव बनराइ । 
सब धरती कागद करू प्रभु गुण लिखा न जाइ ॥” । 
क जिस ईश्वर के गुणों का इतना विस्तार है, यह निरुपाधि, निविषय, निगुण 
व रहा ? इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो यह निरुपाधि ब्रह्म सोपाधि, सविशेष, सगुण 
एव साकार तथा वैष्णवों के समान भ्रवतारी हुआ जान पड़ता है। यथा- 
“पंडिता मन रंजिता, मगति हेति त्यां लाइ रे। 
प्रेम प्रीति गोपाल भजि नर, और कारण जाइ रे। 
दाम छे पणि काम नाही, ग्यान छै पणि धंध रे। 
श्रवण छे पणि सुरति नाहीं नैन छै पणि भ्रघ रे। 
जाके नामि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गंग तरंग । 
कहै कबीर हेरि भगति बाँछ', जगत गुर गोब्यंद रे ॥।” | 
भला निगु ण-निराकार की नाभि से ब्रह्मा और चरणों से गंगा निकलने की 
क्या संगति ? वास्तव में ऐसे कथन कबीर ने भक्ति की झोंक में ही कहे हैं और इन 
स्थलों पर उन्हें सूर-तुलसी आदि भक्तों की कोटि से अलग नहीं किया जा सकता । 
वास्तव में उनके निराकार ब्रह्म का अर्थ निविषय कदापि नहीं, इसीलिए कबीर के न 
चाहते हुए भी उसमें गुणों का आरोप स्वतः हो गया है । 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने भी स्वीकार किया है 

कबीरदास के निगुण ब्रह्म में गुण का अर्थ सत्व, रज, आदि गुण हैं, इसलिए 
निगु ण ब्रह्म का शर्थ वे निराकार, निस्सीम आदि समभते हैं, निविषय नहीं ।” 

२. साकार ब्रह्म- कबीर की निगु ण-भक्ति में 'साकार' ब्रह्मा के जो तत्व झा 
गये हैं उनके विपय में यही कहा जा सकता है कि वे कोरे तीव्र भक्तित-भाव के ही 
योतक नहीं, अपितु जन-मन में 'साकार' स्वरूप की जो उपासना प्रचलिन थी, उसका 
पूर्ण विरोध करते हुए भी कबीर स्वयं कहीं-कहीं उसके प्रभाव से बच नहीं पाये हैं । 
वास्तक़ में लोक-प्रचलित परम्परा का पूर्ण बहिष्कार सम्भव भी नहीं है। 

शुक्ल जी ने कबीर में केवल शुष्क ज्ञान ही माना है, इसीलिए उन्होंने सन्तों 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





कबीर ग्रन्यावली सटीक 
१६ 


: किन्तु वास्तविकता इस मान्यता से 
92020 हक उ क रूप से उस स्थल पर, जहाँ उनकी 
ह ः में आात्म-निवेदन करती है, भावों की सरसतम - 
झात्मा पने प्रिय से विरहिणी रूप में आत्म-निवंदत - 

यथा -- हिरा 
विधि प्राप्त होती है त (ला घन करों, कामहिली हरे । * 
(जिहि जिहि भेषां हरि मिले, सोइ सोइ भेष कराऊ ॥। 

वास्तव में रामानन्द के द्वारा उन्हें राम की ऐसी मधुरा भक्ति 5 हुई, 
जिसकी सरसता निस्संदेह विस्मय की वस्तु है। इन्हीं को पाकर कक वीर' हो 
गये - सबसे अलग, सबसे ऊपर, सबसे विलक्षण, सबसे सरस, सबसे तेज । 

३. मुक्ति--कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है, 
स्थार-स्थान पर भवित की महत्ता उन्होंने प्रतिपादित की है--._ 

“भक्ति नसेनी मुक्ति की।” _ 
2५ xX 2५ 
“क्या जप क्या तप क्‍या संजम कया ब्रत श्रोर क्या भ्रस्नान । 
जब लगि जुगत न जानिये, भाव भक्ति भगवान ॥' 
मुक्ति के साथ-साथ संसार के दुःख-शमन का भी साधन प्रभु-भव्ति ही है--- 
“आव भगति बिसवास बिन, कटे न संस सूल । 
कहै कबीर हरि भगति बिन, भुकति नहीं रे मूल ॥' 

४. सती और शुर - कबीर के भगवत्-प्रेम के दशे द. ही हैं-'सती' और 
शुर! । सती के दशं चुनने में एक तो प्रेम की अनन्यता प्रकट होती है, दूसरे 
भक्त भगवान्‌ के अधिक निकट आ जाता है। वास्तव में 'सती भाव का श्राचरण 
करने पर भक्त तो अपने गुरुतर कत्तव्य से मुकत हो जाता है और उत्तरदायित्व प्रभु 
पर झा जाता है -- ः 

“उस सम्रय का दास हों, कदे न होइ ग्रकाज । 
पतिव्रता नांगो रहे, तो उस ही पुरुष की लाज ॥” 

श्रंवीर का दश इसलिए अपनाया गया है कि वास्तव में साधना-मार्ग में 
जीवन की कठिनता, साहस और लक्ष्य के लिए दत्तचित्त होने की भ्रावश्यकता शूर के 
ही समान है, जिस भाँति शूरवीर युद्धक्षेत्र में लोहे की करारी मार के सम्मुख भी 
तिलभर भी नहीं मुझता और. प्राणोत्सर्गं कर अपने कत्तव्य की रक्षा करता है, वही 
स्थिति सच्चे भक्त के लिए आवश्यक है। शूरवीर ग्रौर सच्चे भक्त की एकमात्र 
कसौटी यही है 

“सुरा तबही परषिये, लड़ घनी के हेत । 
पुरिजा पुरिजा हूँ पड़े, तऊ न छाड खेत |! 
१. डा० इजारी प्रसाद छदा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri , 


प्रासोचना भाग १७ 


े संसार जिस मृत्यु से भय खाता है शूर रौर भक्त उसी का अभिनन्दन 
हेंसते-हेंसते अपने लक्ष्य के लिए कर लेते हूँ-- 
“जिस सरने थें जग डरे, सो मेरे परानन्द । 
कब मरह कब देलहूं, पूरन परमानन्द \ 
` ५, अनन्य भाव - ये दोनों झादशं ही कबीर की भक्ति की भ्नन्यता में 
सहायता पहुँचाते हैं । .कबीर ने भी अपने आराध्य के लिए पना सर्वस्व 'मार्जार 
शिशु-न्यइयवत्‌' कर दिया हैँ । सर्वस्व समर्पण के साथ-साथ अपने प्स्तित्व को साध्य 
में लीन करने की उत्कृष्ट भावना कबीर में परिलक्षित होती हैँ मही कारण है कि वे 
ईइवर के गुलाम बनने में भी नहीं हिंचकते-- ॒ 
“में गुलाम मोहि बेचि गुसाइ । 
तन सन घन मेरा राम जी के तांई॥' 

इससे भी आगे बढ़कर वे अपने को मानव छ डते ही नहीं, ईश्वर-सामीप्य 

आर सवदा एकमेव रहने की कामना ही उनसे यह कहलाती दै , 
: , _ प्ककद्वीर फूता राम का, सुतिया सेरा नाऊ । 
गले राम की जेवड़ी जित खंचें तित जाऊं nu 

इस पद पर भूमकर हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है-- 

“निरीह सारल्य का यह चरम दष्टान्त है, आत्मसमर्पण की यह हंद है । 
इतने पर भी मन को प्रतीति नहीं होती कि यह प्रेम रस पर्याप्त.है । क्या जाने उस 
प्रियतम को कोन सा ढंग पसन्द हो, कोन सी वेशभूषा रुचिकर हो । हाय उस अजब 
मस्ताने प्रिय का समागम कंसा होता होगा ? 

६. विरह-विरह भी कबीर की भक्ति-पद्धति का प्रमुख अंग है । प्रियतम के 
विषय में वे कहते हैं-- | 

“सन परतीति न प्रेम रस, ना इस तन सें ढंग । 
क्या जाणों उस पीव सू कसी रहसी रंग ॥* 

ऐसे ग्रद्भुत प्रियतम को जब आत्मा नहीं पाती तो उसके वियोग में लूब 
तड़पती है। कबीर-काव्य की यह तड़पन मीन से कम नहीं । जब से गुरु ने उस 
परमात्मा का ज्ञान कराया तब ही से भक्त उसके जिए आकुल-च्याकुल है-- 

“गूगा हुआ. बावला, बहरा हुआ कान । 
पाऊ थे पंगुल भया, सतगुरं मारा बान u” 
उस प्रिय के वियोग में प्रियतम का हदय ग्रहनिश छटपटाता रहता है-- 
“तलफ बिन बालम सोर जिवा । 

दिन नहीं चेन, रात नहीं निदिया, तलफ तलफ क भोर किया ॥'” 
कबीर को भक्तात्मा ने इस विरह का जो वर्णन किया है, वह इतना 
स्वाभाविक और मामिक है कि लगता है कि कबीर का कबीरत्व, पौरुषत्व यहाँ 
समाप्त हो गया है. मर उक आतमा में सती )हपटनें “प्रियतप्त-बे।। लिए ये शब्द कहे 





१७ | कब २ ग्रन्यावली सटीक 


'हैं। जिय से संदेश पाने के लिए गात्मा इस भाँति छटपटाती है मानो यदि उसे अ्रभीष्ट 
प्राप्ति हुई तो न जाने क्या होगा-- Te 
“बिरहनि ऊभी पंथ सिरि, पंथी बक धाइ । 
एक सबद कह पीव का कबर मिलेंगे राइ ॥” 
वह केवल मात्र :भेंट की इच्छुक है । भक्तात्मा का ्रभु-दर्शन के श्रतिरिक्त 
और कुछ प्रयोजन ही नहीं, इसलिए वह यह न पूछकर कि प्रिय कुशल हैं अथवा 
महीं, मुझे भी याद करते हैं या नहीं-केवल यही कहती है-- 
'एक सबद कह पीव का, कबर मिलेंगे आइ ।' 
जो यह भी ध्वनित करती है कि और काम को तो छोड़ पथिक, पहले यही 
बता कि वे कब आयेंगे: किन्तु शीघ्र ही भक्त इस कल्पना-जगत्‌ से नीचे उतर इस 
वास्तविकता पर ग्राता है-- FE | 
“राइ न सको तुझ पै, सक्‌ न तुज्क बुलाइ । 
जियरा याही लेहुगे, बिरह तपाइ तपाइ ॥” 
इस दूरी के व्यवधान को दूर करना तो भक्त की सामथ्यं से बाहर है, किन्तु 
प्रिय से मिलना फिर भी चाहता है । इसीलिए कहता है-- 
“यहु तन जारों मसि करों, लिखों राम का नाउें। 
लेखणि करूं करंक की, लिखि लिखि राम पठाडे ॥” 
. किन्तु बेचारा भक्त इस 'विरहारिनि में भी कहाँ तक जले, जब उसका दुःख 
सहन शक्ति की सीमा सें बाहर हो उठता है, जब भक्त का हृदय प्रिय वियोग में 
[ क हुआ जाता है तब विवद हो उसे ईश्वर को आक्रोश-पू्णे यह ताना देना 
पड़ता है 


“के बिरहणि क्‌' मीच दे, के ्रापा दिखलाय । 

आठ पह्र का दाझणा, मो पै सहा न जाय ॥” 
` वास्तव में यह प्रेम का चरमोत्कर्ष है जो प्रभु-प्रियतम के अभाव में भी 
23. समात्मा, भक्त-भगवान्‌ के अटूट प्रेम की उद्घोषणा कर रहा है। उनकी इस 
मम-भावना का विवेचन करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है-_ 222 कर 


७. निष्काम भाव-- यदि कवीर को प्रभु की प्राप्ति ४ 
कोई कामना सिद्धि की बात नहीं सोचते । के भी हो कफ तो उससे वे 
। “चनन का nT | «पुजी 0 पले १०० 

“पलिकने ल्‍ ः ८; i | चिक डारिके, पिय क्‌ लेऊं रिभाय ॥ १9 


आलोचना भाग १९ 


या दूसरी कामना है -- 
“नेना ग्रतरि आव तू, ज्यू हों नेन भपेउ । 
नामें देख रौर क, ना तुम देखन देऊ ॥” 
भक्ति में कामना के तो कबीर घोर विरोधी थे, तभी तो उन्होंने कहा था--- 
“जब लगि भगति सकामता तब लगि निष्फल सेव ।” 
इसलिए अन्त समय तक उस प्रभु की भक्ति करने, .नाम जपने का उपदेश 
उन्होने दिया था -- 
“कबीर मिरभं राम जपि, जब लग दीवे वाति। 
तेल घट्या ` बाती बुकी, सोवंगा दिन राति॥” 
कवीर की इस भक्ति में ज्ञान--पुस्तकीय ज्ञान--का कोई महत्व नहीं क्योंकि 
उनका विश्वास है कि ईद्वर में अहूट लय ही मुक्ति के लिए पर्याप्त है, ज्ञान तो 
संसार की गुत्थी में उलभा देता है। भक्त के लिए इतना ही ज्ञान पर्याप्त है कि वह 
विषय-वासनाग्रों से मुक्त हो ईश्वर-भजन करे-- 
“पोथी पढ़-पढ़ जग सुझा, पंडित भया न कोय । 
| एक ग्राखर प्रेस का, पढ़े सो पंडित होय ७४ 
इसी भाति 
“कबीर . कर, पोंयी देय | ८ 
बावन पर तीज कर रसे ममैं चित लाप हे े | 
८. साधन--कबीर ने भक्ति के द्वार प्रत्येक के लिए खोलकेर सबको उसका 
झधिकारी बताया । वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भ्रादि में किसी भी भाँति का 
भेदभाव नहीं, क्योंकि सबकी रचना उन्हीं पाँच तत्वों से हुई है, सबका .ख़ष्टा पिता 
परमात्मा एक हो है _. | 
“जाँति पाँति पूछे नाह कोई। | 
. -हरि को मजे सो हरि का होई ॥ 
इस भक्ति के द्वार खुले हुए तो सबके लिए हैं, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति भक्ति 
की प्राप्ति नहीं कर सकता, इसका कारण साधना-भक्ति का मार्ग 'खाँडे की 
घार पर चलना ही है ।' साधना की इस विषमता का वणन कबीर ने स्थान-स्थान 
परक्याहै ` `. | 
“गुर भक्ति अति कठिन है, ज्यों सांडे को धार । 
बिना सांच . पहुँचे नहीं, महाकठिन . ब्योहार ७” 
इस भक्ति-साधना के लिए तो साधक को जीवन न्यौछावर करने के लिए शीश 
उतारकर हथेली पर रखना पड़ता न द , हे 
दानत वेल हच रा [नि जाई दाहन का डर है। 
सब बु वेज़ों कोई, न MARLON ion धूरि सिरि कहत, भबीरा । 
त तहां: सरवर न तहां पाणी, न तहां सतगुर साधु वाणो । 
न तहां कोकिल न तहाँ सुवा, ऊचे चढ़ि चढ़ि हंसा भूवा । 


२० कबीर ग्रम्थादली सटीक 


देस मालवा गहर गंभीर, डग-ड़ग रोटी पग-पग नीर। 

कहै 'कबीर' घर ही मनमाना, गूगे का गुड़ गुंगे जाना। . 

भक्तिमार्ग में आने वाली जिन वाधाश्रों का वर्णन कबीर ने किया है उनमें 
'कनक' और 'वामिनी' प्रमुख हैं । इन्हें तो कबीर 'दुगेम घाटी दोय बताते हैं। इनके 
ग्तिरिक्त कुल, कुसंग, लोभ, मान, कपट, ्राशा और तृष्णा झादि । वस्तुतः यह 
सब मन द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं क्योंकि यह सब मायाजाल मनःसृष्टि के अतिरिक्त 
कुछ नहीं । इसलिए कबीर ने मनःसाधना पर बड़ा बल दिया है— 

“काया कसू' कमाण ज्यू, पचतत्त करि बाण । 
मारों तो मन मृग को, नहीं तो मिथ्या जाण ॥' 
कबीर ने अपनी भक्ति के ३ प्रमुख सहायक साधन बताये हैँ-- 
१. मानव शरीर, २. गुरु, ३. सत्संग । 

८४ लक्ष योनियों में मानव शरीर ही एकमात्र एसा है जिसमें प्रभु-भक्ति का 
अवसर है । यदि इसे भी विषयानन्द में गंवा दिया तो फिर पश्चात्ताप के अतिरिक्त 
रौर कुछ हाथ नहीं लगता-- 

“कबीरा हरि की भक्ति करु, तजि विषया रस चोज । 

बार-बार न पाइं है, मानुस जन्म की मोज॥' 

भक्ति-मार्ग पेर तो एकमात्र मागदशक गुरु ही हैं , गुरु के बिना तो भक्ति 
सम्भव नहीं--- 

“सतगुरु को महिमा अनत, गनत किया उपकार । 
लोचन भ्रनत उघाडिया, भ्रनत दिखाबन हार॥ 

साधु-संगति की महिमा अपार है। भक्ति का तो वह आवश्यक श्रंग है । इसे 
कबीर ने स्वगे से भी अधिक महत्व प्रदान किया है-- 

“राम-बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय । 
जो सुख साधु-संग में, सो बैकुठ न होय ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कवीर की भक्ति पीयूष-सलिला भागीरथी के 


समान पावन है जिसके पुनीत कूलों पर न जाने कितनों के भटकते मन-कुरंगों को 
विश्रान्ति मिली है। ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


/ 


० है ० 
हि € 
कबीर-काव्य का साहित्यिक सीन्ड्य 

कविता कबीर कां लक्ष्य नहीं था, अपितु साधन था । वे अपने विचारों को 
नेसगिक अभिव्यक्ति दिया करते थे जिससे वे जनग्राह्म हो सके । उन्होंने अपने मन में 
उदित होने वाले भावों को वाणी का विषय बनाया जिसे उनके शिष्यों ने कागज पर 
अंकित कर दिया । आज हम उसी आत्मानुभूत वाणी को काव्य की सर्वोत्तम निधि 
मानते हैं---- | 

“बहु जनि जानो गीत है, यह. निज ब्रह्म विचार, 
केवल कहि 'समभाइया, झातम साधन रे॥।” : 
मध्य-युग के इस महान फक्कड़ संत को कभी यह भ्रावश्यकता ही प्रतीत नहीं 
हुई कि वे अपनी विचारावली को पहले साज-सँवार लें, तव अभिव्यक्ति दें । उन्हें 
तो केवल अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी थी और जितने प्रभावशाली खूप में उन्हें 
अपनी इस लक्ष्य-पू्ति में सहायता मिली है, वस्तुतः 'मसि कागद' से अपरिचित व्यक्ति 
के लिए वह ग्राइचयं की वस्तु है । कबीर-काव्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि उसकी 
प्रेषणीयता है । इस सम्प्रेषणीयता के लिए उन्होंने शब्दों को तोला-सँवारा नहीं, अपितु 
ढपली पर जो शब्द जिस रूप में निकल गया ठीक था । 

१. स्वतः स्फुटित--कवीर-काव्य का सौंदर्य उस वन्य-सरिता के समान है 
जिसका. मार्ग पहले से बनाया हुआ नहीं होता, अपितु वह तो गिरिराज की गोद से 
निकल कल-कल छल-छल करती जिघर उचित समकती है, वह चलती है और उसका 
वही मागं सर्वाधिक मत्रोरम एवं उपयुक्त होता है । किसी बंधी-बंधाई लीक पर चलना 
इस सरिता के लिए असम्भव और स्वभाव विरुद्ध होता है । मनुष्य इस नाना रूपात्मक 
सृष्टि में विविध क्रियाएं-प्रति क्रियाएं देखता है । इस निरीक्षण से उसके मन पर जो 
प्रभाव पड़ते हैं, जो अनुभव उसे होता है उसे सर्वसुलभ बनाने के लिए जो अभिव्यक्ति 
` दी जाती है वह काव्य है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाना रूपात्मंक सृष्टि 
के विविध अनुभवों को जब कवि-श्रत्मा व्यक्ति की सीमा से निकालकर समष्टि तक 
पहुंचाना चाहती है तभी काव्य की सृष्टि होती है। कीर का काव्य भी इसी प्रकृत 
भावना का सहज परिणाम है, किंन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर-काब्य 
. का सर्वाधिक विदिष्टता / र झन्नुठाप्न उसकी सहजता भ्रौर स्वाभाविता में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२ कबोर ग्रन्यावली सटीक 


है । झपने चतुदिक वातावरण में झ्रात्मा की प्रकृत पुकार से उद्भूत यह काव्य इसी 
' प्रकार से फूटा है जैसे पर्वत के हृदय से नजाने ही रसख्रोत निर्भर फूट पड़ते हैं । कबीर 
का काव्य भी आत्मा की श्रन्तःप्रेरणा से फूटा है, किसी बाहरी दवाव से नहीं । 
कबीर की कवित्व-प्रेरणा किसी स्थल विशेष पर नहीं, पितु सृष्टि के कण- 

कण में विद्यमान थी । बाह्य जगत्‌ ने कबीर-क्ाव्य को मुख्यतः दो धाराएँ प्रदान कीं 

में समस्त कबीर साहित्य की परिधि में परिव्याप्त हैं। प्रथम समाज की 
करी तिरंगे और आडम्बरों पर तीव्र प्रहार द्वारा सत्य तत्व का उद्घाटन एवं द्वितीय वही 
जिसकी खोज में सृष्टि का कण-कण आाकुल-व्याकुल है 

“महानील इस परम व्योम में, अन्तरिक्ष में . ज्योतिर्मान । 

ग्रह, नक्षत्र ओर विद्युत्कण किसका करते से संधान ॥ 

यहाँ यह तात्पर्य कदापि नहीं कि कबीर की रहस्य-भावना, परम तत्व के 
लिए व्याकुल प्रकृति प्रसूत है, अपितु हमारा मन्तव्य यही है कि सृष्टि के भ्रन्य तत्वों 
की भाँति कबीर की आत्मा भी प्रियतम के वियोग में विरहिणी तुल्य आत्म-क्रन्दन के 
साथ छटपटायी है । वे 'कुरंग' की बन-वन भटकने पर भी श्रभीष्ट प्राप्ति को निष्फलता 
से. परिचित हो उसे स्वयं की ही परिधि में खोजते हूँ. । खण्डन-मण्डन द्वारा सत्य 
दत्वोद्घाटन एवं प्रिय की खोज - यही दो भावनाएं कबीर-काव्य के इस छोर से लेकर 
अच छोर तक फली दिखाई देती हैं । 

२. रहस्यमयी भाव कबीर के रहस्यवादी पदों में तो काव्य की उच्चतम 
निधि प्राप्त होती है । विरहिणी के विकल प्राणों की पुकार उसकी अन्तर-व्यथा की 
मर्मभेदी हुक, भावनाओं का वह आवेशा-प्रवेश सव-कुछ बड़ा मनोहारी बन पड़ा है-- 

नेनि की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाय । 

पलकनु को चिक डारिके, पिय को लेऊ रिक्ाय ॥ ' 

प्राणाधिक प्रियतम के लिए इससे सुन्दर आवास. दूसरा हो ही नहीं सकता, 

झाधुनिक शीतवातानुकुल भवन भी इस व्यवस्था के आगे तुच्छ हैं । यहाँ प्रिय की 
प्रतीक्षा करते-करते विरहिणी की भावना जितनी मामिक हो गई है उसकी अभिव्यक्ति 
के लिए कल्पना उतनी ही भ्रबिक सजीली । अपनी अ्रसह्य वेदना का वणांन करते 
हुए कबीर ने लिखा है-- 

“गॉल डया राई पड़ी, पंथ निहारि निहारि। 

जीभड़िया छाला पड्म; राम पुकारि-पुकारि |” 

क्या “निसदिन बरसत नेन हमारे, संदा रहत पावस ऋतु हम पर जबत 
स्याम सिधारे ।” में वंदना की इतनी तीब्रानुभूति है ? यहाँ तोः प्रतीक्षा की अवधि 
आँखों में आई पड़ने एवं जीम में झले पड़ने से भ्रनन्त दिखाई देती है । साथ ही इस 
साखी से यह भी ध्वनित है कि श्राशों को कोई कार्य था तो प्रिय का पंथ निहारना और . 
जिह्वा को कोई कार्य था तो रद का नाम रटना । प्रिय पर तन, मन, घन, सर्वस्व 
्र्पेण करने की और प्रीति की एकतानता की इससे सुन्दर अभिव्यकित नहीं हो सकती। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शालोचना भाग २३ ` 


` प्रेमदीवानी मीरा में जो प्रेम की कसक, प्रेम-पीर से आहत जायसी में जो 


प्रेम की चीत्कार है वह सव कबीर की व्यथा, तह्लीनता, वेचैनी, कसक, पीड़ा के सामने 
तुच्छ जान पड़ता है। उनमें ऐसी व्यग्रता कहाँ--- 
“बिरहनि ऊमी पंथ. सिर, पंथी बुरे घाय । 
एक सबद कह पीव का, कबर मिलेंगे प्राय ॥” 
इस विरहिणी की व्यथा का उपचारक कोई नहीं - 
“कबिरा बैद बुलाइया, पकरि कं देखी बाँहि। 
बेद न चेदन जानई, करक कलेजे मांहि॥'” 
क्या मीरा में उसकी भ्रनुकृति होने पर भी ऐसी 'करक' है ? महादेवी चाहे 
शत-सहस्न बार प्राणों में पीड़ा को .पालं, किन्तु इस रामदीवाने की तुलना नहीं कर 
सकी । प्रिय-दर्शन के लिए व्याकुल कबीर की गात्मा जो-जो उपक्रम करने को प्रस्तुत 
है, वे भी दर्शनीय हैं--- 
“फाड़ि पुटोला घज करों, फहौ तो कामणियाँ पहराउ । 
जिहि-जिहि मेषा हरि मिल, सोई सोई मेष घराउ ॥'' 
यहाँ समाज के मिथ्याचारों पर निश्‍शंक होकर करारी चोट करने वाले सन्त . 
का अ्रखक्ड़ और फक्कड़ व्यक्तित्व नारी से भी अधिक कोमलता धारण कर प्रिय की 
प्रेम भावना. पर सर्वस्व न्यौछावर करने:को ग्रातुर है । उनका विरह-काव्य हिन्दी के 
सर्वश्रेष्ठ विरही कवियों--सूर, मीरा, घनानन्द, 'प्रसाद' आदि-_की कोटि में निस्सं- 
कोच भाव से रखा जा सकता है। 

३. मिलन चित्र अपने आध्यात्मिक मिलन के जो चित्र कबीर ने प्रस्तुत 
किए हैं, वे भी अनुपम हैं । ब्रह्म-दर्शन के अनुभव को अभिव्यक्ति .नहीं दी जा सकती 
क्योंकि वह अपरूप साधना में एकाथ क्षण के लिए अपनी ऐसी अलोकिक छटा दिखाता 
है कि साधक उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता । तभी तो ईश्वर को अनिवंचनीय,. 


' और 'गूँग केरी शकरा' के स्वाद के समान माना गया है। ऋषियों ने भी उसे 'मूको- 


स्वादनवत्‌ कहकर' छोड़ दिया; किन्तु कबीर विविध प्रतीकों द्वारा उसी अ्रवर्णनीय 
तत्व की सत्ता को अभिव्यक्ति देने का प्रयास करते हैं 
“एक कहं तो है नहीं, दो कहें तो गारी। 
हे जेसा तैसा रहे, कहै कबीर बिचारी॥! 
EC Te 2 a 
“हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई। 
बूद समानी ससुद्र में, सो कत हेरी जाई ॥. 
बया आज का प्रयोगवादी कवि अवचेतन मन के उलमे भावखण्डों को व्यक्त 
करने में इतना सफल हो पाया है ? 
प्रिय के साक्षात्कार-पूवं की मनःस्थिति का भी अद्भुत वर्णन कबीर ने प्रथम 
समागम से भयभीत नायिका के समान किया ह | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४ - र * फबीर ग्रन्यावली सटीक 


'रेनि गई मति दिन भी जाइ, भेवर उड़े बग बेठे आइ । 
` काँचें करब रहेन पानी, हंस उड्या काया फुमिलानी । 
थरहर थरहर काँपं जीय, नां जानू का. करिहे पोब 
कोवा उड़ावत मेरी बहियाँ प्रानीं, 
कहे कबीर मेरी कथा सिरानी ॥ 
रेखांकित अंश की प्रथम पंक्ति में जहां शरीर के सात्विक अनुभावो की संयुक्त 
ग्रभिव्यक्ति द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति हुई है, वहाँ . दूसरी पंक्ति में स्त्री-सुलभ 
शकुन-विइबास द्वारा प्रियागम की मंगल आशा भी प्राप्त होती है। कहीं-कहीं 
'बासकसज्जा' के हृदय की आतुरता के दर्शन भी कबीर में प्राप्त होते हैं-- 
| -«धद्वे दिन कब झावंगे माइ । 
जा कारनि हम देह घरी है, मिलिवौ अग लगाइ ॥। 
हों जानू' जे हिल.मल सेलू, तन मन प्रान समाइ । 
या कामना करो परिपुरन, समरथ हों राम राइ ॥ 
माँहि उदासी माघो चाहे, चितवत रेनि बिहाइ । 
सेज हमारी स्यंघ भई है,. जब सोऊ तब खाइ ॥ 
यहु भरदास दास की सुनिये, तन की तपन बुकाइ । _ 
कहै कबीर मिले जे साँई, मिलि करि मंगल गाइ-॥ 
झशरीरी आध्यात्मिक . प्रियतम के लिए ऐसी मनोरम कल्पन एए काव्य की 
उच्चतम निधि हैं। | 
४. काव्यगुण --१-बीर के काव्य में झोज, माधुय, प्रसाद तीनों गुणों की सुन्दर 
'समन्विति प्राप्त होती है भ्रपनी डाट-फटकार में कबीर ने इतनी झोजपूणं तिलमिला 
देने वाली उवितयाँ क.) हैं कि जिसके लिए वे उक्तियां कही गई हैं वह तिलमिला 
उठता है भौर साथ ही कबीर द्वारा निदिष्ट पथ पर श्रागे-आगे हो लेता है-- 
“झरे इन दोऊ राह न पाई ” 
2५ % X 
“मीया तुम्हसौ बोल्या बणि नहि झाबे॥” 


x xX x 
“हिदू तुरक कहाँ ते ग्राये कित रूह राह चलाई । 
दिल सहि सोच विचार भवादे मिस्त दोजक किंन पाई ॥।” 
माधुय गुण के अध्यात्मिक मिलन प्रसंगों से प्राप्त होते हैं-- 
“सोरे घर ग्राये राजा राम भरतार । , 
तन रति करि में मन रति करिहाँ, पांचों तत्त बराती । 
राम देव सोहे व्याहन झाये, में जोवन मदमाती ॥ . 
'प्रसाद' गुण से तो समस्त कबीर-काव्य ओत-प्रोत है । इसी प्रसाद गुण के 


कारण आज बहु जन-मानस पर अपना एकाधिकार किये हुए है । यथा 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized b इ 


जालोजना भाग | | २५ 


“कबीर कहता जात हूँ, सुणता है सब हर रे 
राम कहै भला होइगा, नहीं तर भला न हइ 0 
बात को her इंग से कबीर ने यहाँ रखा है। प्रसाद गुण के 
गपवादं कबीर कें कुछ साधारण रूपक, प्रतीक गौर उलटबासियाँ हैं। इनके विषय 
` जे यही कहा जा सकता है कि यह भाषा आज के समाज की पहुंच से ही दूर है । जिस 
समय कबीर ने उस काव्य की रचना की थी उस समय समस्त यागपरक पारिभाषिक 
शब्द जिनसे आज हम अपरिचित हैं जनता को ज्ञात थे । सिद्धों, नाथों शादि i 
अपने प्रचार से योगसाधना को साधकों के लिए द म wa 
श आदि से अपरिचित नहीं * 
सामान्य जनता भी उसकी ब्दावली आा ही 
जिसका माध्यम उलटबांसी थी) बात we 
भना ः । कबीर ने भी उस परम तत्व का वर्णन कुछ स्थानों पर इन्हीं 
झ््पकों और. प्रतीकों द्वारा किया था, किन्तु ये समस्त स्थल अपवाद स्वरूप हैं अन्यथा 
द में प्रसाद गुण विद्यमान है । , र 
से कब एज आर बत्पर तीनों गुणों के साथ ही कबीर-काव्य में 
ना भौर कल्पना तीनों तत्वों का सुन्दर सम्मिश्रण प्राप्त होता है । बाबा 
के पवार एदी पदों में ज्ञान की उच्च से उच्च वस्तु और निगृढ़ तत्व विद्यमान हैं । 
श्रद्वैतवाद के आधार पर खड़े उनके भक्ति-भवन में ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा ड 
` संसार, माया, श्रादि के सम्बन्ध में ऐसी सत्याश्चित बात प्रांप्त होतीं हैं कि ग 
Sy । यथा--- 
पार इना 3 र कुभ में जल है बाह्र भीतर पानी । 


भाँति + छ 
ल “लाली सेरे लाल की, जित न लाल | 
देखन मैं गई, में भो हो गई लाल ॥ . र 
उनकी a की मधुरता पर प्रकारा डालते हुए भावनाओं की उत्कृ- ` 
gS किये जा चुके हैं । कल्पना तत्व भी कबीर के रूपकों, प्रतीको 
आदि ज प्रकट हुआ है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर की कल्पना 
हे आग लोम लहरि, काम ऋोध नीरा । “ 
सद मच्छर कछ मछ हरषि सोक तीरा । 
कामती श्रं कनक भंवर बोये बहु बीरा । 
तवका हरि खेबट गुरु कीरा हि । 
लो त ps से उनका काव्य प्रत्येक कोटि के पाठक 
ज्ञान ] र 
मानसिक परितुष्ट तषां को शान्त करता है। 
गे महाकवि Ma काव्य के जो तीन गुण--९. सादगी २. श्रस- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६ कबौर ग्रन्थावली सटीक 


लियत ३. जोश निर्धारित किये हैं, वे हमें कबीर-काव्य में प्राप्त ह.ते हैं । चार्य 
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है-- 


असलियत नहीं ।” 
किन्तु हम देखते हैं कि आचाय द्विवेदी जी के इस कधन का अपवाद कबीर. 
साहित्य है । सादगी, असलियत, जोश--कबीर में इन तीनों गुणों की प्रस्थापना के . 
विरोध में कोई तक॑ नहीं रखा जा सकता | सादगी का निम्नलिखित उदाहरण . तो: ` 
दर्शनीय है-- - | | 
“आऊँगा न जाऊ गा, मरूंगा न जीऊ गा । 
.गुरु के सबद में में, रमि रमि रहूंगा ॥” 
इन तीनों गुणों ने ही 'कबीर-काव्य को अद्भुत सम्प्रेषणीयता प्रदान कर 
[So 
६. कवि समय--कविता करना यद्यपि कबीर का लक्ष नहीं था, किन्तु काव्य 
की समृद्ध परम्पराओं का दाय उनको मिला था । अपनी एक वार्ता में डॉ० गुलाब- 
राय जी ने उदाहरण द्वारा इस बात को भली-भांति समझाया है। वे एक सिद्ध कवि 
की भाँति काव्य परम्पराओ्ों, कवि-समयों आदि से परिचित थे। साहित्य की परम्परा- 
गत भाव-सम्पत्ति का दाय उनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ था, तभी तो उनमें सूर, 
तुलसी आदि महाकवियों के साथ भाव-साम्य के दर्शन होते हैं । हंस के नीर-क्षीर 
विवेक की बात को कबीर और तुलसी ने समान रूप से अपनाया है--- _ 
“हंसा बक. एक रंग लखि,चरें एक ही ताल । 
छीर नीर वे जानिए बक उघरे तेहि काल ॥” 
तुलसीदास जी ने भी इस कबि-समय का उपयोग. करते हुए लिखा है : 
. “चरन चोंच लोचन रंगौ चलौ मराली चाल । 
_ क्षीर नीर विवरन समय बक उघरत तेहि काल ॥” 
चातक के प्रेम अनन्यता के भी कवीर और तुलसी दोनों 
/त्तराधिकारी प्रतीत.होते हैं । कबीरदास जी ने कहा है-- A 
“चातक सुतहि पढ़ावही ग्रान नोर मत लेह । 
न के कक ब द स्वाति बूद चित देह ॥” 
शसादास जी अपनी कल्पना के विस्तार से चात में 
जल से प्रेम दिखाते हैं, सुनिए-_ . ल मी लत 
` चातक सुतहि देत सिख बार ही बार । 
तात न तपेन ता बिना वारिचर बार ॥” 
मर शा कूल संसार की निस्सारता का प्रतीक माना गया कवि- _ 
प्रशस्ति का कब्रीर प्रौर मुर दोनों ने बड़ी मामिकता से उपभोग किया | कब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


झालोचना भाग 


जी कहते हैं : 


२७ 


सेमर सुवना सेइया दुई ढेढ़ी की ग्रास । 
ढेढ़ी फूटी चटाँक दे सुवना चला निरास ४ 
कवीरदास जी इस उदाहरण की व्यंजना पाठक पर छोड़ देते हैं; किन्तु 
सूरदास जी उस व्यंजना को स्पष्ट करके गाते हैं--- 
. ४२े मन छाड़ विषय को रचिवो । । 
तू कत सुवा होत सेमर को झन्तहि कपट न बधिवों ॥' 
- वे एक जगह और भी कहते हैं : 
“रसमय जानि सुवा सेमर कौ चोंच छालि पछताणै ॥ 

रात को चकवे-चकई के रैन-वियोग का वर्णन हमारे कवियों को बहुत श्रिय 
है । इस कवि-समय को ग्रन्योक्ति के रूप में कबीर और सूर ने समान रूप से अपनाया 
है-_“चल चकई वा सर विषे जहाँ न रैन वियोग । तुलसी के साथ तो बहुत सी बातों 
में कबीर का भाव-साम्य है । जनता की भेड़ियाघसान दत्ति का दोनों ने ही उल्लेख 
किया है । कबीर कहते हैं--'ऐसी गत संसार की ज्यों गाडर की ठार' इसी से मिलता- 
जुलता तुलसीदास जी का पद है--“तुलसी भेड़ी की घसान जड़ जनता ससान ।' “भय 
बिनु होय न प्रीति का भाव द;नों में समान है। 

७. संस्कृत विचार-परम्परा--कबीर ने संस्कृत विचार-परम्परा को बहुत कुछ 
अपनाया है--'भू ग ज्यों कीट को पलटि भूग कियो' में वेदान्तियो के 'कदु-भृ ग न्याय' 
की झलक है और 'है साधु संसार में कमला जल माहीं' में 'पद्मपत्रमिवाम्भसि की 
छाया है । 'सब बन चन्दन नाँहि, सूरों का दल नाहि' में उलटफेर दिखाई पड़ता है। 
ऐसी ही उलट-पलट नीचे के दोहे में हैं : 

“बुच्छ कबहूँ नाहि फल भले नदी न संचे नीर । 
परमारथ के कारने, साधुन धरा. शरीर ४ 

इसका संस्कृत का बिम्ब रूप देखिए-- 

'#पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः । 

नादन्ति स्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सतां विभूतयः 0 

“सित गिरि-समं स्यात्‌ कज्जलं सिस्धु पात्रे, 

लेखनी पत्रमुर्वी । 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्ब-कालमस, 

तदपि तब गुणानामीश पारं न याति ।' 

महिम्तस्तोत्र की इस उक्ति को सूर और तुलसी द्वारा अपनाये जाने पर कबीर 
ने इस प्रकार अपनाया था । सुनिये 
“सब चरती कागद करूँ, लेखन संब बनराय । 

सात समुद की मसि करूं, गुरु गुण लिखा न जाय ॥ ` 


सा rrr » 
१६ कबीर एक विश्लेषणः--आकाशवाणी, दिएली ५० ३३-३४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शेप | कबीर ग्रन्थावली सटीक 


इन उदाहुरणों के अतिरिक्त तुलसी के 'धूएं' के धरोहर देखि तू न भूलि रे” 
जेसा ही--- 

“यहु संसार इसो रे प्राणी, जेसे घूं वरि मेह । 

इसी भाति 'नलनी के सवटा' का हष्टांत तो सुर, तुलसी, कबीर तीनों में 
प्राप्त होता है । भक्तराज प्रह्लाद द्वारा की गई भवित की व्याख्या का भाव-साम्य भी 
कबीर में प्राप्त होता है-- [ 

“या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हुदयान्मापसपंतु ॥।'” 
कबीर ने इसे यों कहा है -- | 
“ज्यू कामी को काम पियारा, ज्यु' प्यासे कू' नौर रे। 
है कोई ऐसा पर उपगारी, हरि सूक है सुनाई रे।” 

८. भाषा--जव कबीर-काव्य की भाषा पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता हैं 
कि ये जनभाषा के प्रथम निर्भय कवि थे | कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं और 
बोलियों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। उनकी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव भोजपुरी, 
पंजाबी व राजस्थानी का है | इसीलिए आलोंचकों ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी नाम 
दिया f । डॉ० रामकुमार वर्मा प्रभृति विद्वानों ने इसकी अक्ृत्रि मता के ही कारण यह 
कहा ्‌-- [ 

“भाषा बहुत श्रपरिष्कृत है उसमें कोई विशेष सौन्दर्य नहीं है।” 

किन्तु इस प्रकार की भ्रामक बातें कहना कबीर-काव्य की आत्मा को दबोच 
देना है । वास्तविकता इन कथनों से बहुत दूर है। कबीर की भाषा की अकृत्रि मता 
में ही उसका सहज-सोन्दर्यं है । उनकी भाषा में विभिन्‍न भाषाम्रों के रूपों के 
सम्मिश्रण का प्रथम कारण तो यह है कि उस समय लोक-भाषाझों के रूप बन रहे थे, 
अतः निर्माण ब इस प्रारम्भिक अवस्था में एक दूसरी भाषा से इतना अधिक 
बा विदा ठ भाषा व प्रदेश वाले को समक न आए | डॉ० सरनामसिहं 

“उस समय के रवैये को देखकर यही. कहा जा सकता ४ 
अपना दायित्व | लोक-भाषामओरों को सौंप दिया था जिनमें से किसी अपने हे 
रूप और स्वतन्त्रं व्यक्तित्व की झलक नहीं मिलती । जिस प्रकार गुजराती और राज- 
स्थानी में उस समय बहुत साम्य था, उसी प्रकार राजस्थानी, ब्रजभाषा या गुजराती 
में भी बहुत साम्य था । यद्यपि लोकभाषाओं की प्रद्धत्ति विकसित होने लगी थी किन्तु 
उनके बीच में कोई विभाजक रेखा खींचना संभवे नहीं था । इस साम्य के कारण एक 
भाषा ह ह समा की भाषा सरलता से बोल सकता था ।” क 

रिकी भाषा में इस साधुपन का दूसरा कारण 
रत्ति है। वे जहाँ-जहा गये वहाँ की भाषा के शब्द a 
गये क्योंकि उन्हें तो श्रपनी बात वहाँ के लोगों की भाषा में या उस भाषा के सर्वाधिकं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


झालोचता भाग . २६ 


निकट रूप के माध्यम द्वारा समानी थी । तीसरा कारण यह है कि कबीर के शिष्य 
जो उनके लिपिकार भी थे, विभिन्न प्रदेशों के निवासी थे । उन्होंने अपनी भाषा के 
' अनुकूल शब्दों को रूप दे दिया । यद्यपि सद्गुरु की पवित्र वाणी में जान-वुझकर 
उन्होंने हेर-फेर नहीं किया किन्तु अल्पशिक्षित शिष्य अपनी भाषा के प्रभाव से कवीर 
वाणी को भक्त न रख सके। | 

डॉ० हजारीभ्रसाद द्विवेदी जी आपकी भाषा को सधुवकड़ी न मानकर सिद्धों 
आर नाथों की संघ्या भाषा की परम्परा में बताते हैं । किन्तु इसका प्रत्युत्तर देते हुए 
डॉ० सरनाभसिंह शर्मा जी ने उचित ही कहा है 

“कबीर की भाषा को संध्या भाषा से सम्बधित कदापि नहीं किया जा सकता 
क्यों कि संध्या भाषा के प्रवर्तकों का जो लक्ष्य था, उससे कबीर का लक्ष्य सवथा भिन्त 
था । जबकि पहले लोग भोली जनता को भ्रांति में डालना चाहते थे, कबीर उसे शांति 
के पथ पर ले जाना चाहते थे। सिद्धों की भाषा गुमराह करने वाली थी ।” 

इस भांति हम देखते हैं कि कबीर ने अपनी काव्य-भाषा को चाहे जो रूप 
दिया हो वह उस समय की जनता से लिए सवंग्राह्म थी । सर्वाधक प्रमुख बात यह है 
कि भाषा में कबीर का व्यक्तित्व इतना प्रखर और सुन्दर रूप में अभिव्यक्त : हुआ 
है कि वह कबीर-काव्य को सर्वथा विलक्षण आज और कांति प्रदान करता है। डॉ० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने आपके काव्य का उचित ही मूल्यांकन करते हुए 
लिखा है— ३५३३० 

“भाषा पर कबीर का .जबदेस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे । 
जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से 
कहलवा दिया है--बन गया है तो सीधे-सीघे नहीं तो दरेरा देकर । भाषा कुछ कबीर 
से सामने लाचार सी नजर. आती है । उसमें मानों ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस 
लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को. नाही कर सकें । और अकथ कहानी को 
रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसी बहुत कम 
लेखकों में पायी जाती है । | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि कबीर का लक्ष्य कविता नहीं था, किन्तु 
फिर भी उनके काव्य में उच्चतम कविता के गुण प्राप्त होते हैं, रस उनके काव्य की 
रस-गगरी से छलका पड़ता है । 


।' CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


:9: 
कबीर के प्रतीक भीर उलटबां सि्ां 


यद्यपि कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था, किन्तु उनकी वाणी में काव्य 
की उच्चतम भूमि प्राप्त होती है। मस्ती की मौज में ऊँचा उठकर कबीर ने अपने 
आत्मपरक अध्यात्म चिन्तन से जिस अ्रलौकिक, भ्रगम्य, निराकार, ज्योति-स्वरूप ब्रह्म 
` के दशन किये हैं, उसे वे सामान्य भाषा में व्यक्त करने में असमर्थ हैं। वहाँ वाणी 
मूक और शैली अपनी मर्मद्योतक छवियाँ खो बैठती: है; 'गु गे केरी शर्करा' का वर्णन 
करें तो केसे करें ? किन्तु कबीर ब्रह्मानन्द रस के झानन्द को अपनी परिगि में 
समेटकर नहीं रख सकते, उनकी वाणी अटपटे प्रतीकों रूपकों झोर उलटबांसियों का 
ग्राश्रय ले उस परम सत्य को अभिव्यक्त करती है । पे 


. प्रतीक-योजना 





| डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत ने प्रतीक पद्धति का इतिहास प्रस्तुत करते हुए 
लिखा है— 
. “आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति में वैदिक ऋषियों ने भी इसका आश्रय 
लिया था । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में ब्रह्म-वर्णन सूर्य, चन्द्र रादि के प्रतीकों से किया 
गया है। वेदों में वशित कुछ विद्वान्‌ सोमरस को निष्कलंक जानकर प्रतीक मानते 
। भारत में प्रतीक पद्धति के विकास को सूफी की प्रतीक पद्धति से प्रेरणा मिलती 
ए” । | 
किन्तु कबीर के प्रतीक सूफी परम्परा से प्रभावित नहीं, वे तो व॑ष्णवों के 
. भाधार पर लिये गये हैं। यद्यपि सूफियों में भी दाम्पत्य प्रेम-प्रतीक का पर्याप्त वर्णन : 
हुआ है, किन्तु कबीर में प्रयुक्त दाम्पत्य भावना ईश्वर को पति रूप में मानने पर 
शुद्ध वष्णवी है । एक पाइचात्य विद्वान्‌ का कथन है -- . | 
४ “Vashnawism is 600 worship God doniestically’’ 
कबीर ने श्रपनी भक्ति-के दाम्पत्य प्रतीक के साथ-साथ वात्सल्यात्मक प्रतीकों 
का भी आश्रय लिया है । यह भावना भी शुद्ध वेष्णवीः है । कबीर ने दाम्पत्य भावना 
के प्रतीकों द्वारा अपने प्रेम को बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति दी है । यथा 
“मेरे घर श्राये राजा राम भरतार । . i 
"तने रकतिकरे'में सेन रति करा वी तसे बी 
रामदेव मोहे ब्याहन भ्राये, में जोवन मदमाती।॥” 


ध्रालोचना भाग ३१ 
इस आध्यात्मिक विवाह के परचात्‌ दाम्पत्य प्रतीक के ही माध्यम से महा- 
मिलन के सुख का वर्णन किया गया है-- 
“कियो सियार मिलन की ताइ, हरि न मिले जगजीवन गुसाईं। 
हरि मेरा पीव में हरि की बहुरिया, राम बड़े में छुटक लहुरिया। 
घनि पिय एकं संग बसेरा, सेज एक पे मिलन दुहेरा। 
घनन सेह।गिन जी पिय भावे, र कह कबीर फिरि जन मन पावै ।” 
महामिलन के अनुपम सुख को ही नहीं, अपितु विरह की विदर्ध-वेदना को 
भी दाम्पत्य प्रतीक के ही माध्यम से कवीर ने व्यक्त किया है--- 
“विरहूनि ऊभी पंथ सिरि, पंथी दूरे घाई । 
एक सबद कर पीच का, कबरे मिलेंगे गाई ॥'” 
इस आत्मा-परम।त्मा के सम्बन्ध को कबीर ने पुत्र-पिता के प्रतीक द्वारा भी 
व्यक्त किया है-- 
. पिता हमारो बहु गुसाइ 
किन्तु पिता-पुत्र प्रतीक कबीर द्वारा इतना प्रयुक्त नहीं हुआ जितना माता- 
पुत्र प्रतीक । यह स्वाभाविक भी है । वालक का माता से जितना तादात्म्य होता है; 
माता से जो अपरिमित स्नेह उसे प्राप्त होता है बह पिता से नहीं-- ॒ 
' “हरि जननी मं बालक तोरा, काहे न गुन बकसहु मोरा ॥ 
सुत श्रपराध करे दिन केते, जननी के चित रहें न तेते। 
कर गहि केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता।. 
कहै कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुली महतारी ॥” 
दास्य-भावना की अभिव्यवित के लिए कबीर भावाकुल हो कृत्ते तक के प्रतीक 
पर उतर आते हैं . 
“कबीरा कूता राम का, 'सुतिया मेरा नाउं। 
गले राम की जेवड़ो, जित खीचे तित जाउं ॥” 
त्रिगुणायत जी ने कबीर के प्रतीकों का विभाजन निम्नस्थ चार वर्गों में किया 
है इन्हीं शीषंकों के अन्तगंत उनके प्रतीकों का भ्रध्ययन यहाँ प्रस्तुत है | 
१. सांकेतिक प्रतीक । २. पारिभाषिक प्रतीक । ३. संख्यामूलक प्रतीक । 
४. रूपात्मक प्रतीक । 
सांकेतिक प्रतीक ' 
इन प्रतीकों में कबीर ने संकेत द्वारा साघना--हठयोगी साधना के विभिन्न 
सोपानों का वर्णन किया है । सिद्धों भौर नाथों की परम्परा» से प्राप्त इनः प्रतीकों की 
कबीर-काव्य में प्रचुरता है । 
ke 80008, 0] ताते नषि 
ताका पाणि को हंसा पीव, बिरला राद ॥ | 
किन्तु इन प्रतीकों में, जैसा कि कहा जा चुका है, कोई मौलिकता नहीं है। ' 


३२ Ee | कबीर ग्रन्यावली सटीक 


परिभाषिक प्रतीक 
वस्तुतः पारिभाषिक और सांकेतिक प्रतीको में कोई विशिष्ट अन्तर नहीं, 


क्योंकि सांकेतिक प्रतीक और पारिभाषिक प्रतीक दोनों ही साघनामूलक स्थान प्रौर 
क्रियाओं का बोध कराते हैं । अतः इनका वर्णेन कबीर ने नाथों आदि के भ्रनुकरण 
पर यथावत्‌ किया है। श्रतः सांकेतिक प्रतीक और पारिभाषिक प्रतीक दोनों को एक 
वर्ग 'साधनापरक प्रतीक' में अ्रन्तभूंत किया जा सकता है । कबीर ने जिन पारि- 
भाषिक प्रतीकों का वर्णन किया है उनमें सूर्ये, न्द्र, गंगा, यमुना, कुण्डलिनी -श्रादि 
प्रमुख हुँ 
“सन सागा उनमन्न सों, यनन पहुँचा जाइ। 
देख्या चन्द मिहुँणां चांदिणां, तहां लख निरन्जन राइ । प्र 
x x x 
गगन गरजि झभृत चबे कन्दली कवल प्रकास । 
तहां कबीरा बंदिगी, के फोई निज दास॥' 
संस्यापूलक प्रतीक 
संख्यामूलक प्रतीको द्वारा भी कबीर ने साधनात्मक स्थितियों भ्रादि का वर्णेन 
किया है | 
“नो पौरी पर दसवं टुवारा, तापर ज्ञान जोति उजियारा।' 
-X 2५ x 
“चौसठ दीया जोय फे चोदह चन्दा मांहि। 
तेहि घर किसका चानड़ो, जेहि घर गोविद नाहि॥” 
रूपात्मक प्रतीक 
कबीर ने अपनी रूपक योजना में भी प्रतीक प्रयुक्त किये हैं । यथा-- 
“काहे री नलिनी तू कुमिलानी । तेरे ही नाल सरोवर पानी । 
जल उत्पत्ति जल में वास। जल में नलिनी तोर निवास । 
ना तलि तपति न ऊपर झागे । तोर हेत कहु कासनि लागी । 
कहै कबीर जे उदिक समान । ते नहीं मृए हमारे जान” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने भ्रपने प्रतीकों द्वारा रहस्यमयी अनुभूति,' 
साधना की गोप्यतम बातों को सरल रूप में हमारे सम्मुख रखा है। यद्यपि झाज ये 
प्रतीक हमें कुछ दुरूह भी प्रतीत होते हैं, किन्तु उस समय “ये स्वेसाधारण में 
प्रचलित थे । [ 
उलटबांसियां [ 
| कबीर की उंलटंबांसियों पर विचार करने से पूर्व उसके ब्रर्थ झौर परम्परा 
पर भी विताएका लेता पम्तीजीज होगा). 7 ्तहलांती हुमा सामान्यतः उलटा 
र्थं लिया जाना है, किन्तु यह अर्थ प्रोर परिभाषा कुछ भ्रम में डाल देने वाली है। 


ग्ालोचना भाग | | ३३ 


इसके दो ग्रथं लगाये जा सकते हैं प्रथम तो “जंसा की मर्थ वास्तव में प्रकट है उससे 
उलटा लगाया जाय” दूसरे “जो प्रतिपा का वास्तविक ग्र्थ है, उससे उलटा सममा 
जाय ।” श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने इस शब्द का अर्थ दो प्रकार से किया है । एक 
स्थान पर उन्होंने इस शब्द में 'उल्टा' और 'ग्रंश' पाब्द की सन्धि मानी है । एक अन्य 
प्रकार से दूसरी व्याख्या करते हुए वे कहते हैँ-“उलटवांसी शब्द के इस अर्थ का 
समर्थनं उसे 'उलटा' एवं 'वाँस शब्दों द्वारा निमित मानकर भी किया जा सकता है, 
जिस दिशा में उनका ठीक-ठीक 'शब्दार्थ वेसी रचना के अनुसार होगा जिसका बाँस 
(पादवेभाग अथवा झंग) उल्टा या विपरीत ढंग से पाया जाये ।' | 

किन्तु चतुर्वेदी से अधिक सन्तोषजनक परिभाषा और ग्रर्थ के स्पष्टीकरण का 
प्रयत्न डॉ० सरनामसिह जी के द्वारा हुआ है। उनका कथन है--“मेरी समक में इस . 
शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ हो सकती हैं--एक तो 'उलटवांसी' संयुक्त शब्द से और 
दूसरी 'उलटवां' से सम्बन्धित । पहले शब्द 'उलटवां' का ग्रर्थं उलटी हुई है झौर 'सी' 
का अर्थ समान हैं, तएव 'उलटबाँसी' का अ्रभिप्राय हुआ 'उलटी हुई प्रतीत होने 
वाली उक्ति' | उलटबाँसियों में उलटी बातें कही गई हैं, इसलिए यह ग्रथ उचित भी 
प्रतीत होता है । गोरखनाथ का 'उलटी चर्चा' झौर कबीर का 'उलटा वेद' ्रादिक 
प्रयोग भी इस अर्थ का समर्थन करते हैं। : ; ह 
' . . “दूसरी व्युत्पत्ति कुछ विशेष ध्यान देने योग्य है और वह है 'उलटबाँस' 
इन्द से। 'परमपद' या आध्यात्मिक-लोक में रहने वाला निवासस्थान वास्तव में 
“उ..टबांस' है । इससे सम्बन्धित वाणी. 'उलटबांसी' वाणी कहला प है। 
` झ्राध्यात्मिक अनुभूतियाँ लोक-विपरीत अनुभूतियाँ होती हैं ओर उन | को 
व्यक्त करने वाली वाणी लोकद्ृष्टि से उलटी प्रतीत होती है, वास्तव में वह 
उलटी होती है । इस शब्द में 'बाँ' के ऊपर जो सानुनासिकता दिखाई पड़ती है वह 
ग्रकारण है। , हल हि : 

वस्तुतः शर्मा जी ने जो दोनों परिभाषाएं या. व्याख्या दी द वे अत्यन्त संगत 
हैं.। वीर-काव्य लोक़-काव्य के अधिक निकट ग्रथवा दूसरे शब्दों में यह कहें कि वह 
सुसंस्कृत लोक साहित्य है । डॉ० साहब की व्याख्याएं भी लोक-काव्य-प्रदत्ति के 
7 र वर परम्परा पर टक्यात करें तो विद्वानों ने वेदों में भी उलटबाँसी 
` शैली को अवस्थिति मानी है। ऋग्वेद प्रस्तुत करते हुए विद्वानों ने मुख्यतया निम्त- 
लिखित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं - 

| .  “भपादेति A पद्नीनां कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत ' 

(“बिना पैरों वाली पैरों वाली से पहले आ जाती है, मित्रावरुण इस रहस्य 

को नहीं जानते ।” ऋग्वेद २-१-१२--३) 2 हक) 
के “चत्वारि श्र गा त्रयोऽस्य पावा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो भ्रस्य । जिषाबडो 


वृषभो रोरषी ति. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





३४ | | कबर ग्रन्याचली सटीक 


(इस बैल के चार सींग, तीन चरणा, दो सिर और सात हाथ हैं, यह तीन 
. प्रकार से बघा हुआ उच्च शब्द करता है। ऋग्वेद ३-४-५८--३) 

“इदं बपुनिवचनं जनासश्चरान्त यन्नयस्तस्थुरापः' 

(हे मनुष्यो ! यह वपु निवंचन है क्योंकि इसमें जल स्थिर है और नदियाँ 
बहती हैं ।-—ऋग्वंद ४-५-४-७-५) [ 

वेदों से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए डॉ० त्रिगुणायत जी ने निम्नस्थ उदाहरण 
प्रस्तुत किया है- | oe 

कं इमं वो नृप्य भ्रचिकेत, वत्सो मातृर्जनयति सुधाभि ।” 

. “ऋग्वेद १-१-७-५ मंत्र ९५. 

झथवंवेद रादि में भी इसी प्रकार के उदाहरण खोजे गये हैं । 

वेदों के पश्चात्‌ उपनिषदों द्वारा इस शैली का और भी अधिक विकास हुआ । 
उपनिषदों ने, ब्रह्म के विलक्षण स्वरूप कथन में उसे विसद्धघर्मी बताया है । बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌, ईशोपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌ श्रादि में ऐसे उदाहरण पर्याप्त हैं । 

उपनिषदों से विचित्र कथन की यह. प्रणाली सिद्धों, नाथों आदि में झाई। 
सिद्धों भ्रौर नाथों ने भ्रपनी साधना की विचित्रता और ग्रुह्मता प्रकट करने के लिए 
ऐसी उक्तियों का खूब प्रयोग किया। वास्तव में सिद्ध और नाथ सम्प्रदाय बौद्ध-धर्म 
की विकृतावस्था से विकसित हुए थे और बौद्ध-घमं के ग्रंथों भी में उलटबाँसी शैली के 
प्रयोग प्राप्त होते हैं । अतः उसी धमं से निकलने वाले सिद्धों में स्वाभाविक रूप से ये 
विचित्र उक्तियाँ भ्रा गई हैं। कबीर ने कहीं-कहीं तो सिद्धों और नाथों की उक्तियों 
को यथावत्‌ रख दिया है। यया "`! - ` 

“बेल बियाश्रल गचिया यारे!” 


X ०4 X 
“बरसे कम्बल भीग॑ पानी ।” 
X X X 


"नाव विच नदिया डबी जाय।” 
ये उवितयाँ कवीर श्रौर सिद्धों आदि में समान रूप से प्राप्त होती हैं । 
कदाचित्‌ इसका कारण इन उक्तियों का साधारण जनता में भ्रत्यधिक प्रचलन था; 
झज भी ग्राम्य समाज में (ग्राम्य से यहाँ असभ्य समाज का तात्पर्य किचित्‌ भी नहीं 
है) “गप्प सुनो भई गप्प, नाव विच नदिया डूबी जाय” जैसी उक्तियां सुनने को 
मिली जाती हैं | कुछ लोकोक्तियों में भी इन उलटबांसियों को छाया शेष रह गई 
कया हा न कलम] 
“जो बेल व्याहै नाय तो, बूढ़ी ना होय ।” 
कहने का तात्पर्यं यह है कि कबीर के समय तक इस प्रकार उक्तियों का 
पर्याप्त प्रचलन हो गया था, किन्तु ग्ाइचयं की बात है कि इतने प्राचीन समय से 
प्रयुक्त इस विचित्र, उलटी शैली का नाप कबीर से पूर्व कहीं भी प्राप्त नहीं. होता । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoti ° 


चना भाग... . 
शालोचना भाग | ३ 


डॉ० सरनामसिह जी का कथन है-- 

“इस शब्द को हम कबीर से पहले का नहीं मान सकते । यह कबीर से पहले 
का नहीं हे' सकता क्योंकि पहले का होने पर कबीर की वाणी में कहीं न कहीं इसका : 
उपयोग होता झ्थवा अन्यत्र यह शब्द मिलता । जब शाब्द का प्रयोग कबीर बाणी में 
नहीं मिलता तो अवश्य इसका जन्म कबीर के बाद में हुआ है और वह भी किसी 
ऐसे व्यक्ति को वाणी में जिसने इसका ग्रभिप्राय समझा हो । बहुत सम्भव है कि यह 
शब्द बहुत प्राचीन न हो क्योंकि बाद में संतों में भी इसका प्रयोग मिलता है।” 

हम डॉ० सरनामसिह जी के इस मत से सहमत नहीं कि 'कबीर की उलट- 
बाँसियाँ सिद्धों को परम्परा की उलटबाँसियाँ नहीं हैं ।” क्योंकि ऊपर उदाहरण देकर 
दिखाया जा चुका है कि कुछ उक्तियाँ सिद्धों ग्रौर कबीर में यथावत्‌ मिलती हैं। दूसरे 
हठयोगी साधना को सिद्धों ौर नाथों की परम्परा से लेने वाले कबीर पर उनकी 
उलटबाँसी शेली का प्रभाव अवदय ही पड़ा होगा । 

विद्वानों ने कबीर की उलटबासियों के प्रायः ३ वर्ग किये है-- 

१. अलंकारप्रघान, २. भ्रद्भुतप्रधान, ३. प्रतीकप्रघान । 
ग्रलंकारप्रधान 

जैसा की पहले कहा जा चुका है, इन उलटबाँमियों में ग्रधिकांशतः विरोधी 
बातें ही रहती है । अतः इनमें प्रयुक्त भ्रलंकार भी बिरोघमूलक हैं जो किसी न किसी 
, रूप में ाएचयं की सृष्टि करते हैं। इन झलंकारो में विराघाभास, भ्रसंभव, विभावना, 
असंगति, विषम आदि का प्राधान्य रहता है । विरोघाभास का उदाहरण देखिए-- 

“झवधू ऐसा ऱपान विचार। 

भेरे चढ़े सु अधधर इये, निराधार भये पार। 
ऊघट खले सु नगरि पहुँचे बाट चले ते छुटे। 
एक जेबड़ी सब लपटाने फे बाघे के छूटे। 
सन्विर पेसि चहुँदिस भोगे, बाहर रहे तो सूका। 
सीर भारे ते सदा सुखारे, अतमारे ते दूषा। 
बिन नैन न के सब जन देखें, सोचन प्रते भ्रघा। 
कहे कबीर कछ समर परी है, यह जग देख्या घंघा । 

अदूभुतप्रघान उलटबांसी 

रदुतप्रधान उलटबाँसियों में भ्रद्भुत रस की ही विशेष प्रतिष्ठा कवि के 
. कथन में हुई है। यद्यपि श्रलंकार और प्रतीकं की भी स्थिति ऐसे कथनों में स्वाभाविक 
रूप से रही है, किन्तु प्रमुखता अद्भुत रस की ही रहती है 

“डाल गह्या थं सूल न सुरे, सूल गह्या फल पावा । 
बंबई उलटि झर मों लावी, धरणि महारस खावा । 
बेठि गुफा में सब जग देख्या, बाहर कछ, न सूरू ! 


झचरज कोई बूर्भ । 
तठे घनकि पारधी, मामो, यह Digitized by 6 





x ' कसीर ग्रन्थावली सटीक 


>, xX ५ 
झबर बरसे धरती भीजे, यह जाणें सब कोई। 
चरती बरसे अमबर भीजें, दे बिरला कोई॥' 
प्रतीकप्रधान उलटबांसी 
प्रतीकात्मक उलटबांसियों में कबीर ने साधना के निगूढ़ रहस्यों को प्रायः 
झूपक आदि के द्वारा कहा है । इन रूपकों में किसी स्थान पर खूपकप्रधान है और 
कहीं रूपकप्रधान न होकर प्रतीकप्रधान । निम्नस्थ उदाहरण में रूपकप्रधान है-- 
[ ` “तरवर एक भ्रनन्त मुरति, सुरतां लेहु पिछाणीं। 
साखा पेड़ फूल फल नाहीं, ताकी अमत वाणी । 
पुहुप बास एक भंवरा राता, बारा ले उर घरिया॥ 
सोलह मंभ पवन कोरे, आकासे फल फलिया ॥ 
सहज समाधि बिरष यहु सींच्या, धरती जल हर सोष्या ॥ . 
कहै कबीर तास में चेला, जिनि यहु तरवर पेष्या ॥' 
झब "क उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे कि कबीर की उवितयों में कहीं-कहीं 
प्रतीक ही प्र घान है, ऐसे स्थानों पर रूपक-योजना गौण हो जाती है। यथा-- 
“हे कोई जगत गुर ऱ्यानीं, उलटि बेद बूभे.। 
पाणी में भ्रानि जरे, झधरे कों सुरे ॥ 
एकनि दादुर खाये पंच सबंगा। 
गाइ - नाहर खायो, हरनि. खायो चीता। 
गर फंदिया, बटेर बाज जीता। 
भुसं मजार खायौ, स्यालि खायौ स्वाना। 
झादि को ग्ादेश करत, कहै कबीर रयाना ।। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीरदास जी के प्रतीक और उलटबांसियों में प्रेम के 
ग्रद्भुत रहस्य और ज्ञान का ग्रपरिमित कोष भरा पड़ा है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


:५: 
कबीर का रहस्यवाद 


मानव में जबसे ज्ञान--बुद्धि--नामक . तत्व की स्थिति हुई तभी से उसकी 
चिन्तनःप्रक्रिया में सृष्टि के उद्गम और अपने मूल के सम्बन्ध में जिज्ञासा रही है । 
उसने जब इस सृष्टि नियन्ता के स्परूप की गुत्थी को ज्ञान का ग्ाश्रय लेकर सुलभाने 
का प्रयास किया तब यह दरशन का विषय बन गया, किन्तु जब इसे कवि ने समझने 
का प्रयास कर अपने अनुभवों को वाणी की विशेष पद्धति में अभिव्यक्त किया तब 
इसे 'रहस्यवाद' कहा गया । संसार का लगभग प्रत्येक श्रेष्ठ कवि किसी न किसी म्रंश 
में रहस्यवादी होता है क्योंकि जन-मानव की भावनाएं कवि के द्वारा भ्रभिव्यक्ति पाती 
हैं । श्रमेरिकन प्रो० प्रॉट (?£०£. ९7४०) का कथन उचित ही है-- 
“Ryery poet hes at least & touch of mysticism’ 
रहस्यवाद की परिभाषा | 
विद्वानों ने रहस्यवाद की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। भाचायप्रवर 
रामचन्द्रः जी का कथन है 
त के क्षेत्र में जिसें प्रहतवाद कहते हैं, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद 
कहलाता | । | . 
भ डॉ० सरनामसिंह शर्मा जी का मत इससे भिन्त है। शुक्ल जी के कथंन 
की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है-- 
“यह कहना का विशेष समीचीन नहीं दीख पड़ता कि 'जो दण क्षेत्र में . 
` भरद्गैतवाद कहलाता है, वही भावना के क्षेत्र में 'रहस्यवाद' कहलाता है क्योंकि भावना 
के अतिरिक्त रहस्यवाद का सम्बन्ध प्रभिव्यक्ति के एक विशेष रूप से भी तो है जिसमें 
, शब्द का अपना अर्थ और अपना कारा हर कहे हैं 
रहस्यवाद की झपनी परिभाषा की | 
; म झनुभूति की प्रतीकाश्चित अभिव्यक्ति साहित्य में "रहस्यवाद नाम 
पाती है । रहस्यवाद कोई दार्शनिकवाद न होकर वस्तुतः pv है, जिसका 
लक्षण है प्रेमाश्रयी भ्रद्वैतानुभूति एवं ्रतीकाश्नयी सांकेतिक ामि्यान्त । 
डॉ० (रामकुमार वर्मा जी के भनुसार-- 


angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





३ेष [ कीर ग्रन्यावली सटीक 


“रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तरनिहित प्रदृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह 
दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और ' निरछल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है, 
झौर यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ता जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता । 
जीवात्मा की सारी शक्तियाँ इसी शक्ति के अनन्त वेभव और प्रभाव से ओत-प्रोत हो 
जाती हैं । जोबन में केवल उसी दिव्य शक्ति का तेज अन्तनिहित हो जाता है और 
जीवात्मा अपने अस्तित्व को इस प्रकार से भुल सा जाती अपने अस्तित्व को इस प्रकार से भूल सा जाती है । एक भावना, एक वासना 
हृदय में प्रभुत्व प्राप्त कर लेती हैं अर यह भावना सदेव जीवन के श्रंग-प्रत्यंगों में 
प्रकाशित होती रहती है। वही दिव्य संयोग है।' 

यहाँ हम डॉ० वर्मा की अन्य सब बातों से तो सहमत हैं किन्तु रेखांकित बात 
से नहीं, क्योंकि यदि आत्मा अपने पृथक्‌ अस्तित्व को भूल जाय तो वहाँ रहस्यवाद का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी उससे पृथक्‌ है और वह 
पार्थक्य बोघ ही उसे प्राप्त करने का या रहस्यवाद अनुभूति का मूल है। मैं 'अज्ञेय' 
जी के इस कथन से पूण सहमत हुं ॒ 

“दरतत्व की सत्ता न हो तो प्रेम कया जीता रहेगा ? ” ॒ 

हाँ ! यह अवश्य मानना होगा कि आत्मा और परमात्मा का यह द्वैतत्व 
क्षरिक है और रहस्यवाद की चरम परिणति, चरम उपलब्धि, अन्तिम सोपान मिलन | 
ही हैं । अत: जीवात्मा रहस्यवाद के ग्रन्तिम सोपान पर ही पहुंच अपने अस्तित्व को 
भूलती है, वहाँ पार्थक्य नहीं रहता । यहाँ 'अहम्‌' और 'इदम्‌' की सीमाझ्रों का क्रमशः 
लोप होता है। 7” 

` ` श्री परशुराम चतुर्वेदी जी का कथन है-- 
“रहस्यवाद शब्द काव्य की एक घारा विशेष को सूचित करता है। वह | 
भ्रषानतः उसमें लक्षित होने वाली उस अभिव्यक्ति की ओर संकेत करता है, जो 
विषवाभक्त सत्ता की प्रत्यक्ष, गम्भीर एवं तीव्रानुभूति के साथ सम्बन्ध रखती है। इस. 
अनुभूति का वास्तविक आधार अन्तह् दय हुआ करता है जो वैयक्तिक चेतना का मूल 
स्रोत है भौर इसमें 'प्रहम्‌ एवं 'इदम्‌' की भावना का क्रमश: लोप हो जाता है।” . 
जयशकर प्रसाद के अ्नुसार-- 
क काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक मूल भनुभूति की मुख्य धारा रहस्य- . 
एक लेखक का कथन है. | 
“रहस्यवाद वैराग्य मिश्चित अनुराग है,वैराग्य सृष्टि से से और अनुराग ब्रह्म से।” 
किन्तु यह परिभाषा भक्ति और रहस्यवाद के अन्तर का Cl 


हुए कहे न है - ू 


“बुद्धि के सहारे आध्यात्मिक सत्य का निरूपण 


करना ज्ञान है। भावना और 
प्रेम के सहारे ब्रह्म के ग्ाधिदे की उपासना 
ह CE-0.3a आधिदविक स्वरूप की उपासना, मुम्ति, है} रहस्यवाद इन 


भागं | 
झालोचना सा § 


दोनों से भिन्न है। जब साधक भावना के सहारे आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यमयी 
झनुभूतियों को वाणी के द्वारा शब्दमय चित्रों में सजाकर रखने लगता है, तभी 
साहित्य में रहस्यवाद की सृष्टि होती है ।” 
वस्तुतः रहस्यवाद साहित्यकार की ईश्वरविषयक प्रेममय ग्मनुभूतियों दी 
ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका निरूपण साधारण भाषा की क्षमता से परे है। अतः 
उस अभिव्यंजना को स्वभावतः ही प्रतीकात्मकता का आश्रय लेना पड़ता है। 'गूगे 
केरी सकरा' का वर्णन तो प्रतीकों के इंगितों में ही हो सकता है। : 
रहस्यवाद का विकास 
भारतीय परम्परा में रहस्यवाद की सर्वप्रथम झलक यद्यपि कुछ लोग वेदों में 
मानते हैं, किन्तु वेदिक मन्त्रों एवं प्रार्थनाप्रों में विशुद्ध रहस्यवाद जैसी वस्तु नहीं 
मिलती । वहाँ तो देवताओं से भ्रपने कल्याण की प्रार्थना और विनय ही प्रमुख है। 
हाँ, कहीं-कहों ईश्वर से पिता आदि के सम्बन्ध भी जोड़े गये हैं, किन्तु फिर भी श्रात्मा 
का परमात्मा से वह उत्कट प्रेम व्यंजित नहीं होता जो रहस्यवाद की प्रमुख प्रद्वत्ति 
है । वेद-मन्त्रों में स्थापित सम्बन्धो में रक्षा और कल्याण की भावना का ही प्राधान्य 
है। उपनिषदों में आकर अद्वेतवाद के प्रतिपादन से रहस्यवादी परम्परा का 
प्रारम्भ होता है, किन्तु वहाँ भावनात्मक माधुयं के दशन न होकर दर्शन की 
शुष्क ज्ञानात्मक गुत्थी ही अधिकांशतः सुलकायी गयी है। कहीं-कहीं उनमें विशुद्ध 
रहस्यवादी प्रद्धत्ति के अनुकूल भावोन्मेष भी है । सर्वप्रथम गीता के दशम अ्रध्याय में 
भावात्मक प्रणाली पर सवंवाद का निख्पण हुआ है, जो रहस्यवाद का ही एक 
अंश है-- [ 5 | 
“महर्षः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
सद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ 
एतां वित योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ 
सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतंते। 
इति मत्वा भजन्ते, मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च सां नित्यं तुष्यम्ति च रमन्ति च॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, । 
ददामि बुढिश्ञोगं तं देन माधुपयान्ति ते।` 
तदनन्तर सिद्धो और योगियों की वाणी में भी रहस्य भावना के दशन होते 
हैं, किन्तु वहाँ भावना से प्रमुश्ष साबना हैं! सूफियों और (स्तों में) कबीर के 
द्वारा ही' सर्वप्रथम रहस्यवाद में प्रेम की मधुर भावना प्राप्त होती ह है । 
अक्ति युग के पश्चात्‌ रहस्यवाद के दरशन झराधुनिक युग में घायावादी कवियों में 


हो होते हैं । कि चायीवीदी किकी) यहे्यबादी'छलिक परेयो रहस्यवादी 


2 | कबीर ग्रन्थावली सटीक 


रचनापरों से कुछ भिन्न है। यहां कल्पना का झाधिक्य है जब कि मध्यकालीन 
रहस्यवाद में साघनात्मफ अनुभूति का। उन मध्यकालीन रहस्यवादी कवियों की 
साधना प्रेम-साधना और योगिक साधना--दोनों ही प्रकार की है । 
कबीर का रहस्यवाद | 
कबीर के रहस्यवाद में श्रद्वैती ग्रौर सूफीमत की , गंगा-जमुनी धारा प्रवाहित 
है, यद्यपि उसमें प्रमुख म्रद्वैती गंगा-धारा ही है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी जैसे 
विद्वान्‌ उस पर किचित्‌ भी सूफी प्रभाव नहीं मानते, किन्तु जैसा कि कवौर पर पड़ने 
वाले प्रभावों पर विचार करते समय देखा जा चुका है, प्रेम पीर की व्यंजना में 
सूफियों का प्रभाव कबीर पर अवश्य परिलक्षित होता है। कबीर में कहीं भी तक- 
जाल आश्रित ब्रह्म का वर्णन नहीं-इसका कारण यही है कि कबीर ने अपनी 
झनुभूति को ही वाणी का रूपाक,र दिया था । श्रनुभवेकगम्यता के कारण उसमें 
विचित्रता आना स्वाभाविक था । इसलिए वह ब्रह्म इन्द्रियातीत अगम्य होते हुए 
भी गम्य है। बह प्रे मसे प्राप्य है.। उन्होने उस परमात्मा के विरह में बड़ी सुन्दर- 
सुन्दर मनोभावनाग्ों की भ्रभिव्यवित की है। उनकी आत्मा ने प्रियतमा के समान 
ही प्रिय के लिए प्रतीक्षा की हे-- 
“बहुत दिनन को जोवती, बाट तुम्हारी राम। 
जिव तरसं तु मिलंन क्‌, मनि नहीं विश्वाप्त ॥'” 
कबीर की विरह-वेदना इतनी बढ़ गई है कि वह अवर्णनीय हो गई है। अतः 
उसे तो केवल दो ही जान सकते हैं, एक तो बह जिसके वियोग में यह व्यथा भोगनी 
पड़ रही है और दूसरा वह (गात्मा) जो इज व्यथा को सह रहा है--- 
“चोट सतांणी बिरह की, सब तन जर-जर होइ । 
| सारणहारा जांणि है, के जिहि लागी सोइ।' 

' अपने शरीर को, जो विरह-व्यथा से जर्जर है, विरहिणी (आत्मा ) प्रिय 
(परमात्मा) के लिए न जाने कौन-कौन से कष्ट देने के लिए तत्पर है। वह अपने 
समस्त शरीर को दीपक कर अपने प्राणों की वतिका बना श्रौर दरीर का रक्त ही . 
उसमें तेल के रूप में डाल प्रियतम का मुख देखने के लिए आतुर है-- 

_ “इस तन का दीबा करों, बाती मेल्यू जीव । 
लोही सींचों तेल ज्यू, कब मुख देखों पीव” . 
इस प्रेमी की मन:स्थिति बड़ी विचित्र है क्योंकि यह मूर्ख संसार तो उसे 
पागल रामकता है। यदि भ्ियरJवयांग में 'ग्हनिश रोले-रोते उसके नेत्र लाल हो गये हैं 
तो लोग उसे आँख दुखने की वीमारी से श्रधिक कुछ नहीं समकते- 
“आंयणियां प्रेम कसाइयां लोक जाणें दुखणियां। 
साई अपने कारणें, रोइ रोइ रातणियां॥” 
किन्तु विर्‌हिणी रोवे भी कहाँ तक, ग्राखिर उसकी भी.तो शक्ति की सीमा है, 


- प्रंतः यदि वह मौन प्रथवा प्रसन्न रहे तो प्रियतम समभेंगे कि म्रब्र तो इसकी इत्ति 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


्रालोचना भाग ४१ 
संसार में उलभ गई और यह व्यभिचारिणी हो गई। अतः ऐसी स्थिति में मन ह 
मन घुन के समान पिसने के अतिरित्त चारा ही कया है? 
“जो रोऊं तौ बल घटे, हंसों तो राम रिसाइ। 
मन हो मांहि बिसुरणां, ज्यु' घुण काठ है खाइ ।'” 
विरहिणी यह भी जानती है कि हँस-हंसकर कोई भी प्रिय को नहीं पा सका; 
जो कोई भी पाता है रंकर ही -- | 
“हंसि हँसि कन्त न पाइया, जिन पाइया तिनि रोइ । 
जे हांसे ही हरि मिले, तो नहीं दुहागिनि कोइ॥' 
यदि कोई प्रिय के लिए संदेश-प्रेण का प्रश्‍न उठाता है तो विरहिणी कितना 
सुन्दर उत्तर देती है--- 
“प्रियतम कू पतियां लिखू, जो कहीं होय विदेस । 
तन में, मन में, नैन में, ताको कहा संदेस॥' | 
और फिर विरहिणी प्रिय-दर्शन के .लिए प्रत्येक सम्भव-प्रसम्भव कार्य करने को 
प्रस्तुत है । संसार की कोई भी बावा उसके सम्मुख खड़ी नहीं रह सकती । दूसरे शब्दों 
में, वहाँ तो प्रिय के अतिरिक्त प्रेमी का कुछ सूता ही नहीं, अतः संसार-सत्ता उसके 
लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए वह कहती है--- | 
“फाड़ि पुटोला घज करौं, कामड़िलो पहिराउ । ८ 
हि जिहि भेषां हरि मिले, सोइ सोइ भेष कराउं ॥ 
प्रिय-मिलन की इस झाकुलता और प्रेम की चरम परिणति से विरहिणी को 
प्रिय-दर्शन से पूर्व उसको पाते ही विरहिणी की विचित्र मन:स्थिति होती है । उसका 
भी कबीर ने वर्णनः किया है-- ! 
“बरहर थरहर कंपे जीव, ना जाए का फरिहै पीव । 
कोवा उड़ावत मेरी बहिया पिरानी, कहै कबीर मेरी कथा fr | न न 
झात्मा-परमात्मा के साक्षात्कार--मिलन-_के चित्र भी कबीर ने बड़े 
अं रे i तेज प्रनंत का, मानो ऊगी सुरज सेणि हा 
पति संग जागी सुस्वरो, कौतिग दीठा तेणि॥ ME 
वास्तव में उस प्रिय का तेज इतना अलौकिक आम) देतो फिर तो 
` असम्भव है। साक्षात्कार की उस अनुभूति को यदि क मिलन की अनुभूति का 
एक प्रकार से सब ही उस झानन्द को प्राप्त के जाती है और वह उस 
वर्णन करने का जब कवि प्रयास करता है तो रा लडइुखड़ा 
ल'सीमाएं, परिधियां ही छू पाता है 
सुख की केव Jp के तेज का, कैसे है उनमान। * 
कहिबे कू सीमा नहीं, देख्या ही परवान ॥ 
आल अंश-अंशी, र 


Collection. Digitized by eGangotri 





४२ | कबीर ग्रन्थावली सटीक 


हो मया । 'अहम्‌' ने 'इदम्‌' में पर्यवसान पा लिया . 
“जब में था तब हरि नहीं, ग्ब हरि हैं में नाह। 
सब प्रंधियारा मिटि गया, जब दीपक दीस्या मांहि॥'' 
श्रौर श्रव तो सर्ववाद की स्थिति झा गई है। प्रेयसी जिधर भी i 


न / 


है, उधर ही परमात्मा है te 
: “तु तू करता तु भया मुझ में रही न हूँ। i, 
बारी फेरी बलि गई जित देखों तित तू ॥” 
अपने चतुदिक प्रियतम की ही सत्ता पाकर भी गात्मा को सन्तोष कहाँ, उसे 


~ 


मिलन से तृप्ति नहीं । ग्रतः वह्‌ प्रिय पर पूर्णं एवं सदैव अधिकार चाहती है, इसलिए . - 


कहते हैं- 
“ग्ब तोहि जान न देहूं राम पियारे । 
ज्यू सावे त्य होउ हमारे ॥” 
“बहुत दिनन के बिछरे प्रियतम पाये, भाग बड़े घर बैठे झाये । 
चरननि लागि करों बरियाई, प्रेम प्रीत राखौं उरभाई। 
इत मन मन्दिर रहो नित चोखे, कहै कबीर परहु मत धोखे ॥” 
इस भाँति कबीर अपनी उस अभिलाषा को, जिसमें उसके अतिरिक्त गे 
और कोई न देख सके, पूर्ण करते हैं-- 3 पक 
“नैननि प्रन्तर श्राव तु, त्यू' ही नैन भपेऊ । 
ना में देख' और क्‌'.ना तुरू देखन देऊ ।' 
वस्तुतः यह भ्रममूलक रहस्यवाद कबीर-काव्य की सर्वोत्तम सृष्टि है । 
म क प्रकार भ रहस्यवाद वहाँ प्राप्त है, जहाँ वे उस प्रिय को विविध 
प्राप्त करने का उपक्रम करते 
क्‍ के विनर सादा i हैं। यहाँ भावना की मधुरता 
“अष्ट दल कंवल निवासिया, चहु कौं फेरि सिलाइ रे । 
a अ ci तहां काल न पासं ब्राइ रे। 
कि दल मातरा, तहाँ औरंग केलि कराइ रे । 
सतगुरु मिल तो पाइये, नाह तो जन्म भ्रकारथ जाइ रे। 
कदली कुसुम दल भीतरां, तहाँ दस आंगुल का बीच रे । 
तहां बुबादस लोजि ले, जनम होत नहीं भीच रे। 
क नालि के झन्तरं, पच्छिम दिसा की बाट । 
र ऋर रस ल तहाँ भंवर गुफा के घाट रे। 
x x 
तह कबीरा रमि रहा, सहज समाधि सोइ रे॥” 
इस प्रकार के साधनात्मक रहस्यवादी स्थल कबीर ह 
सनतोर्यीरत नि पककर ह र्‌ काव्य विरल नहीं हैं । 
णेन : सिद्धों और योगियों की परम्परा में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGang 


झालोचना भागं. ४३ 


किया है— | 
तृतीय प्रकार का रहस्यवाद कबीर में पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से प्राप्त 
होता है । ये पारिभाषिक शब्द भी प्रायः बही हूँ, जो हठयोग साधना में मान्य हैं। 
यथा--- 
“इला . प्यंगुला भाठी कीन्ही, ब्रह्म श्रगंनि परजारी । 
ससिहर सुर द्वार दस मू दे, लागी जोग जुग तारी । 
सन मतिवाला पीबे राम रस, दूजा कछ न सुहाई । 
उलटी गंग नोर ब्रहि भाया, अमृत धार चुवाई। 
पंच जते सो संग कर लीन्हें, चलत खुमारी लागी । 
प्रेम पियालं पौवन लागे, सोवत नागिनी जागी। 
सहज सुनि में जिनि रस चाष्या, सतगुर थं सुधि पाई। - 
दास कबीर इहि रस माता, कहें उछकि न जाई ॥' 
इस साधनात्मक पारिभाषिक शब्दों से युक्त रहस्यवाद का प्रेमभूक रहस्यः 
वाद के समान ही मिलनावस्था तक पूर्ण विकास प्राप्त होता हैं। मिलन का वर्णन 
भी कबीर ने साधनात्मक प्रतीकों द्वारा ही किया है । | 
“सुरति समाणीं निरत में, ग्रजपा मांहै जाप। 
लोक समाणां म्रलेख में, यु प्रापा माहे श्राप ॥ 
% 2५ २ 
“पानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि। 
मुक्ताहल मुगता चुगें, अब उड़ि अनत न जाहि ॥ . 
एक अन्य प्रकार का रहस्यवाद जो केवल झभिव्यक्ति-जनित हैं, कबीर में 
और प्राप्त होता है । यह भी सिद्धों,.योगियों की संध्या भाषा के अनुकरण पर उलट- 
बांसियों में लिखा गया है । इसमें झाज के समाज के लिए तो दुरूहता ही. है चाहे 
कबीर के समय अभिव्यक्ति को यह शैली कितनी भी लोकग्राह्म क्यों न रही हो। एक्‌ 
उदाहरण देखिए ' [ , 
“ऐसा श्रद्मुत मेरे गुरि कभ्या, में रह्या उभेषें। 
सूसा हसती सौं लड़, कोई विरला पेषे ॥ 
सूसा. पंठा बांबि में, लार सापणि घाई। 
उलटि मूसे सापणि गिली यहु अचरज भाई ॥ 
उपयुक्त विवेचन से सुस्पष्ट है कि कबीर के चारों प्रकार के रहस्यधाद में 
सर्वश्रेष्ठ प्रेममूलक कौटि का ही रहस्यवाद है। शेष तीन रूपों में तो परम्परा का 
आग्रह है जबकि उस प्रेमात्मक रहस्यवाद में कबीर की मौलिक उद्भावनाएं मन मोह 
लेती हैं। चाहे कुछ भी हो, कबीर हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि उहरते हूं, . 
एकस्वर से सबने यह स्वीकार किया है। भ्रमेरिकन महिला प्रण्डरहिल ने उन्हें 
“भारतीय रहस्य कै, इतिहास हें सर्वाधिक रोचक, व्यक्ति, उचित ही ला हैः 


४४ कबीर ग्रन्याबली सटीक 


“The most interesting personality of the history of Indian 
Mysticism’ | 
कबीर झौर जायसी का रहस्यवाद FISTS 

कबीर और जायसी में. रहस्यवाद के क्षेत्र में पर्याप्त साम्य है। इसका प्रमुख 
कारण सूफीमत की आधारशिला अद्वंतवाद का होना है, जो कबीर के रहस्यवाद का 
भी मूलाधार है। अद्वेत से प्रभावित दाशंनिक प्रद्धत्ति दोनों कवियों के रहस्यवाद 
में मिलती है। कबीर ने कहा है--- | 

“जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी। 
फूटा कुम्भ जल जर्लाह समाना, इहि तथ कथ्यौ ग्यानी ॥'' 
इसी भांति जायसी ने भी कहा है -- 
“धरती सरग मिले हुत दोऊ, केहि निनाद केई दीन बिछोह ।” 

कवीर के समान जायसी का भी पूर्ण विश्वास है कि वियुक्त प्रिय और प्रेमी 

` का मिलन अवश्य होगा-- 
“बू द समुद्र जेस होइ मेरा, हिराई, ग्रस मिले न हेरा ॥” 
कबीर ने जिस प्रकार प्रतिबिम्बवाद के माध्यम से उसे देखा है -- 
“ज्यू' जल में प्रतिबिम्ब त्यु. सकल रामहि जानिजे।” 
उसी भाँति जायसी ने भी प्रतिबिम्ब के माध्यम से उस खुदा का 'नूर' 
देखा है--- 
_ “बगरी सहस पचास, जो कोउ पानी भरि घरं । 
सुरज दिपे झकास, मुहम्मद सब में देखिए।'” 
जिस प्रकार संवाद की सत्ता कबीर ने स्वीकार कर कहा था-- 
“लाली मेरे लाल को जित देख तित लाल । 
र लाली I आ गई में भी हो गई लाल ॥” 
प्रकार जायसी / ब्रह्माण्ड में 
नः ह्याण्ड और उसके कण-कण में उसी परम 
“सातों दीप नव खण्ड, झाठों दिसा जो आहि । 
र जो कः सो पिड है, हेरत : रंत न जाह ॥” 

दोनों कवियों में समान रूप से प्रेम की मधुरता .एवं विरह की कातरता प्राप्त 
होती है। यह दूसरी बात है कि एक प्रेम-पीर का आधार अधिकांशत: वैष्णव भावना 
ह तो-कूसरे की भी अ्धिकांशत: सूफीमत; जिसमें प्रेम-पीर में कहीं-कहीं मांस आदि 
के वर्णन से वीभत्सता भी झा गई है, चाहे ये सूक्ष्म भरन्त श्रभिव्यक्ति शैलियों में 
जाकर हो. गये हों, किन्तु फिर भी प्रेम की मधुरता और विरह की आतंता दोनों 
कवियों में समान है । कबीर की विरह-भावना का पर्याप्त वर्णन उसके रहस्यवाद पर 
विचार करते हुए किया जा चुका है, जायसी का उदाहरण देखिये-- 

“प्रीति बेलि संग विरह अपारा, बिरह पतार जरे तेहि झारा ॥” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


झालोचना भाग ४५ 
साधनात्मक रहस्यवाद के रूप दोनों कवियों में प्राप्त होते हैं ।- यदि, कबीर 
` ज्ञे घटचक्र, नौ द्वार, पंच चोर, इडा, पिंगला, सुषुम्णा, कुण्डलिनी, सहस्रार आदि के 
वर्णन किये हैं तो जायसी ने भी नफस, रूह, कल्व, अम्ल, साधक की चार अवस्थाएं 
__«“शरीअत, तरीकत, मारफत, आदि के वर्णन किये हैं-- 

"कही सरीभ्रत चिस्ती पीरू। उधिरत झसरफ ग्रो जहांगीरू । 

राह 'हकोकतो' परे न चूकी। पेठि 'मारफत' भार बुडकी ॥” 

जिस प्रकार कबीर ने अपने रहु«यवाद की अभिव्यक्ति बिभिन्न प्रतीकों, रूपकों 
और उलटबाँसी आदि के माध्यम से की है, उसी भाँति जायसी ने भी अपने रहस्यवादी 
भावों को अन्योक्ति और समासोक्ति के माध्यम से प्रकट किया है । k 

जायसी के रहस्यवाद के चार रूप प्राप्त होते हैं-आध्यात्मिक, योगमूलक 
प्रेममूलक एवं प्रकृतिमूलक । कबीर में प्रथम तीन रूप तो प्रचुरता से प्राप्त हैं, किन्तु 


` प्रकृतिमूलक, रहस्यवाद के उदाहरण विरल हैं-- 
“काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, RE 
जल उपजी जल ही सो नेहा, रटत पियास पियास ॥' 


वेषस्य ॒ [ 
यह साम्य होते भी दोनों कवियों के रहस्यवादी रूप में कुछ न कुछ अन्तर 
झवद्य है । सर्वप्रथम अन्तर दोनों की उपास्य भावना का है । "कबीर में झद्देत के व्यष्टि- 
मूलक स्वरूप की प्रधानता हे— . 

“तेरा साई तुज्क में ज्यू, पुहुपन में बास | 

PEE >< x 

“मृगा पास कस्तूरो बास, झाप न खोजे खोज घास ।” 

` दूसरी ओर जायसी का इष्ट भत्यन्त व्यापक सृष्टि में ही अधिक रमा है, वहाँ 
सर्ववाद की प्रधानता है-- 

“गा झंघियार रैनि मसि छूटी, भा मिनसार किरन रबि फूटी ।' 


2५ 





८: x 
“रि ससि नखत दिपहि ओहि जोती । ` 
कीर के रहस्यवाद का प्राणतत्व भ्रद्वेत ही है, जबकि जायसी के रहस्यवाद 
का सर्वस्व सूफी प्रेम विरह-भावना । प्रेम-भावना कबीर में भी है, किन्तु वह विशुद्ध 
वैष्णवी है जबकि यह सूफी-- 
| «सुनि धनि प्रेम सुरा के पिये, जियन मरन डर रहे नहीं हिय | 
कबीर ते अद्वैत के 'अहं ब्रह्मास्मि को अपने प्रिय-साक्षात्कार का माध्यम | 
बनाया था जबकि जायसी का मुलख्याधार है “सवं लु इदं ब्रह्म” । कबीर ते तो 
रहस्यवादी साघना में सृष्टि--प्रकृति और माया--को बाधक माना है जबकि जायसी | 
ने समस्त सृष्टि, प्रकृति भी जिसका एक अंग है, में खुदा का नूर प्रतिबिम्ब देखा है । 


साधतात्मक्‌ रहस्यवाद के प्र्तगंत एक ने हठपोगी साधना का प्राश्नय लिया है तो 
-0.-Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= 


४६ कबीर ग्रन्थावली .सरीक 


दूसरे ने सूफी-साधना का । सूफी-साघना और भारतीय परम्परा के प्रभाव भेद से ही 
एक परमात्मा को पत्नी और आत्मा को पति मानता है तो दूसरा आात्मा को पत्नी 
झौर परमात्मा को पति। 

र श्रभिव्यक्ति के माध्यम पर विचार कर देखें तो कबीर ने सर्वत्र अपनी भाव 
झो की भ्रभिव्यक्ति मुक्तक रूप में प्रतीक, रूपक, उलटबाँसी भ्रादि के द्वारा की. है 
जबफि जायसी ने अधिकांदातः ही कथा के द्वारा अपने विचारों को अन्योवित और 
समासोक्ति प्रणाली में प्रकट किया है । [ 

दोनों के रहस्यवाद में कौन श्रेष्ठ है इस विषय में विभिन्न विचारकों के भिन्न- 

भिन्न विचार हैं--- 
“कबीर का रहस्यवाद प्राय: शुष्क और नीरस है, पर जायसी झादि का ऐसा 
नहीं । र . --चन्द्रबली पाण्डेय 
'कवीर आदि सन्तों का रहस्यवाद ज्ञानजन्य है। अत: वह उतना काव्योपयोगी 
नहीं, जितना जायसी म्रादि सूफियों का ।' “"!डा ० इयामसुन्दरदास 
“कविता की दृष्टि से कबीर का रहस्यवाद सरल न होने के कारण उतना 
उत्कृष्ट नहीं है, जितना सूफियों का ।” | | -जैयामसुन्दरदास 
“एक का रहस्यवाद भारतीय भक्तिमार्गं, श्र्‌ तिग्रंथ, सिद्धमत ग्रौर नाथ सम्प्र- 
दाय से प्रभावित होने के कारण आध्यात्मिक, ऐकान्तिक, व्युष्टिमूलक, सजीव श्रौर 
वर्णनात्मक है। दूसरे का सुफी साधना भर भावना से श्रनुप्राणित होने से अत्यन्त 
सरस, संकेतात्मक और समष्टिमूलक है। वह प्रेमाल्यान के सहारे भ्रभिव्यक्त होने के 
कारण मधुर और ल भी है।” -5डा० गोविन्द त्रिगुणायत 
र वास्तव में सूर्य ग्रौर चन्द्र की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना अधिक युवितिसंगत 
al क्योंकि दोनों का भ्रपना महत्व है । हाँ, कबीर के रहस्यवाद को केवल आध्या- 
, ऐकान्तिक, व्यष्टिमूलक, सजीव और वर्णनात्मक मानना अनुचित है । उसमें 

अभिव्यक्ति प्रेम भ्रत्यन्त सरस, मार्मिक और उच्चकोटि का है । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


NR - 
सुधारक कबीर 

महापुरुष अपने समय की देन होते हैं । महात्मा कबीर मध्यकाल के तिमि- 
राच्छन्न वातावरण में भ्रपना ज्ञानदीप लेकर झवतरित होते हैं, जिससे भूली-भटकी . 
जनता उचित पथ और सम्बल पाती है। कबीर का समय, जैसाकि कबीरकालीन, 
परिस्थितियों में देखा जा चुका है, ऐसे विघर्मी शासकों का युग है, जिनकी तलवार 
की लपलपायी जिह्वा सदैव हिन्दुओं के रकत की प्यासी रहती थी । वह भारतीय 
संस्कृति जिसने प्रारम्भ से ही न न जाने कितने झाक्रमकों को पना बनाकर वहाँ की 
मिट्टी को उनके लिए जननी जन्मभूमि की पावनता में परिवर्तित कर दिया था । 
इस्लाम के प्रचारक इन क्रूर आक्रमणकारियों को आत्मसात न कर सकी । इसलिए 
तत्कालिक समाज में भ्ाचार-विचार, संस्कृति, भाषा, धर्म रादि को लेकर खाई बढ़ती . 
ज़ा रही थी । साथ ही विधियों झ इस भ्राधात को सहन करने के लिए .हिन्दू-घर्म के 
तथाकथित ठेकेदार बाह्याचार की कर्मकांडी प्रदत्तियों द्वारा अपने घमं की व्यवस्था को 
कठोर से कठोतर बनाते जा रहे थे । इससे जहां एक ओर दूसरे घम से हिन्दुओं की 
रक्षा हुई दूसरी, ओर हिन्दू समाज का एक बर्गं--निम्न वर्ग उससे पृथक्‌ सा होता जा 
रहा था। ब्राह्मण वर्ग ने प्रत्येक क्षेत्र में सामन्ती व्यवस्था सी बना दी थी। उनका समाज 
के धर्म, कर्म एवं जीवन के प्रत्येक क्रिया-कलाप पर अधिकार सा था । यद्यपि समाज में 
समानता स्थापित करने के प्रयत्न कबीर से पूर्व रामानन्द भ्रादि के द्वारा भी किये गये, 
'किन्तु वे उतने सफल न हो पाये । सर्वप्रथम कबीर ने इन बाह्याचारों ग्रोर ब्राह्मणवादी 
प्रद्धत्ति के जड़ोन्मूलन का बीड़ा उठाया । । 


यद्यपि सुधार करना या नेतागीरी की प्रति फक्कड़ मस्तमौला सन्त कबीर 
में नहीं थी, किन्तु वे समाज के कूड़ा-ककंट या कुरूप को निकाल फेंकना चाहते थे । 
झपनी इसी प्रदत्ति के कारण वे स्वतः सुधारक बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते 
हैं कि सुधारक न बनना चाहते हुए भी राम-दीवाने कबीर को सुधारक का पद 
प्राप्त हो ही जाता है। वास्तव में वे तो मानव के दुःख से उत्पीडित हो उसकी सहा- 
` यता के लिए चले । जनता के दुःख-ददं मौर उसकी वेदना से फूटकर ही उनके 


' . CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
` 





४ कवीर' ग्रन्थावली सटीक 


काव्य की सररवती वही थी ।? मिथ्याउम्बः। के प्रति प्रतिक्रिया कबीर का जन्मजात 
गुण थी । वे वही कहते थे जिसे उनबी आत्मा सत्य तत्व की कसौटी पर परख कर 
उचित समझे । किन्तु इसका तात्र्ये यह कदापि नहीं कि वे हटवादी थे । वास्तव में 
“सहज सत्य को सहज ढंग के वर्णन करने में कबीर अ्रपना प्रतिद्वंद्वी नहीं जानते ।” 

समाज की श्रप्रिय रीति को देखकर उस पर उन्होंने इतने तीखे प्रहार किये 
हैं कि ढोंग और ढपोलशंखों की धज्जियां उड़ गईं । इसलिए कबीर की वाणी में 
इतना तीब्र, तीखा, तिक्त ग्रौर ग्रभीप्ट-सिद्धि करने वाला अचूक व्यंग्य है कि व्यंग्य 
के क्षेत्र में उनकी तुलना हिन्दी का क.ई भी लेखक नहीं कर सकता । उनका व्यंग्य 
तर्कोश्रित नहीं अपितु विशुद्धि बौद्धिकता पर आधारित है | तर्काश्रयी हठवादियों को 
तोः उन्होंने मूखं, मोटी बुद्धि वाला बताया है-- 

“कह कबीर तरक जिनि साध, तिनकी मति है मोटी ® , : 

‘उनके इन तीव्र प्रहारों में विद्रोह मात्र श्रथवा हीनता-ग्रंथि नहीं । उन्होंने जो 
व्यंग्य किये हैं वे स्वयं शुद्ध होकर । इसी प्रकार उनकी कटुतम उक्तियों में भी 
बेमनस्य, द्वेष की गंध नहीं और न उनकी गर्वोकितियों में आत्मरलाधा है । बह संत, 
आत्मान्वेषी महात्मा दूसरे को मिट्टी बताने से पूर्व स्वयं कंचन वना था । इससिए 
' उनकी गर्वोक्तियों में भी आत्मारलाघा नहीं, अपितु अपने चरित्र-वल का दृढ़ विश्वास .. 
है । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने आपके व्यंग्यों को सिद्धो भ्रौर योगियों के व्यंग्यों 
से पृथक्‌ करते हुए लिखा है-- 

“कबीर के पूर्ववर्ती सिद्ध श्रौर योगी लोगों की आक्रमणात्मक उकितयों में एक 
प्रकार की हीनभावना की ग्रन्थि या 'इनफीरियारिटी कम्प्लेकस' पायी जाती है । वे 
मानो लोमड़ी के खट्टे अंगूरों की प्रतिध्वनि हैं, मान! चिलम न पा सकने वालों के 
्राक्राश हैं । उनमें तकं है पर लागरवाहो नहीं है, आक्रोश है पर मस्ती नहीं है, तीब्रता 
है पर मृदुता नहीं है । कबीरदास के राक्रमणों में भी एक रस है, एक जीवन है, क्योंकि 
वे शराकरन्त के वैभव से परिचित नहीं थे और भ्रपने को समस्त ग्राक्रमण-योग्य दुगु णों 
से मुक्त समझते थे। इस तरह जहां उन्हें लापरवाही का कवच मिला था वहाँ गरखण्ड 
झात्मविश्वास का कृपाण भी ।” ' [ 

इसीलिये कवीर स्थान-रथान पर बड़े निम्संवोजपूर्वक यह कह जाते हैं-- 

“सो चादर सुर नर मुनि रोढ़ी, ओड के मंलो कोनी चदरिया । 

दास फवीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर वीनी चदरिया ।” 

'सुर नर मुनि' सबको अपनी चारित्रिक श्रेप्ठना को उद्घं.षणा से पीछे छोड़ 
जाने वाला यह आत्मविश्वास घन्य है ! क्‍ 

असाव त्र में फंलने वाले मिथ्याचारों की कबीर ने धब्जियां उड़ा दीं । इस 

ती्रालोचना में उन्होंने हिनदू-मुसलमान किसी को न वरुशा । उनके समय में कबीर- 
१. ओ प्रकारा भुत--आक!शवाणी वार्ता? | 
२. श्री डा० इजारीभ्रस.द दिप्रेदी । 

CC-0. Jangamwadi Est Digitized by eGangotri 


श्रालोचना भाग ः | 88 


दास के अतिरिक्त समस्त समाज कुपथगामी हो रहा बाः 
“एक न भुला दोइ न सूला, झूला सब संसारा । 
नो एक न भूला दास कबीरा, जाक राम श्रधारा ॥” 
राह ने जन्म के आधार पर ही, चाहे आचरण कितना ही निम्न क्यों न 
हो, ्रपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित कर रखी थी। एक बिन्दु से निर्मित पंचतत्त्वयुक्त 
ns सवका निर्माता एक ही ब्रह्मा रूपी कुम्भकार, सबकी जन्मदात्रियाँ एक 
, तो फिर जन्म के आधार पर यह भेद कंसा ? उन्होंने 
Ld ह्‌ न इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को 
“जो तू बाम्हन बाम्हनी जाया। 
आन बाट द्व॑ क्यों नहीं श्राया ॥” 
कबीर ने उस वर्ग को जो पूर्णरूपेण इन पंडितों के प्रपंच से पिस रहा था, 
मुक्त किया । एक स्थान पर उन्होंने पंडितों के प्रपंच से खुलकर पूछा है कि उनमें 
शूद्रों से कौन सी श्रेष्ठता है 
` “काहे को कीजे पांडे छोति विचारा । 
छोतहि ते उपजा संसारा । 
हमारे कसे लोह तुम्हारे कंसे बूध। 
तुम्ह कंसे ब्राह्मण पांडे हम कंसे सुद। 
छोति छोति करत तुम्हही जाए। 
i ग्रमवास काहे को झाए।॥।” 
इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों की सामन्ती प्रद्त्ति का समूलोन्मूलन कर दिया 
इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान्‌ एम० कंबर का कथन है-- ee ett 
je to deny Bratamanical authority and all Hindu 


ब्राह्मण और शूद्र की ही नहीं इन्होंने मुसलमानों और हिन्दुओं 
वैमनस्य, भेदभाव की खाई को भी पाटने का बड़ा स्तुत्य प्रयास किया । द! के हि 
वलम्बी एक-दूसरे के मत की.छीछालेदा री करने में लगे रहते थे और स्वयं अपनी 
ओर करके नहीं देखते थे। कबीर ने इन्ही कुप्रदत्तियों की श्रोर इंगित कर दोनों 
जातियों में सुहृदयता स्थापित करने का प्रयास किया । उन्होंने किसी एक जाति 
विशेष का पक्ष नहीं लिया अपितु दोनों के दोषों को निस्संकोच कह दिया है। 


,यथा--.. 
is तेरा साहिब कंसा है। 
ससजिद भीतर मुल्ला पुकारे, कया साहिब ? 
चिउंटी के पग नेवर बाजे, सो र न है \ 
पंडित होय के शासन मारे, लम्बी माला जपता है। | 
भ्रन्दर तेरे कपट कतरनी, सो. भी साहब लखता है॥” 
१. “The Hindu Religion” पृष् ३१४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





भर i | कबीर ग्रन्यावली सटीक 


दोनों मतों के दोष प्रकट करने में कबीर ने पूर्ण निष्पक्षता से काम लिया है । 
यदि उन्होंने हिन्दुओं की पत्थर पूजा की खिल्ली उड़ाई है-- 
“टट भी पाहन पुजते, होते ` बन के रोज । 
सतगुरु की किरपा भयी, डार्‍या सिर थे बोझ । \'” 
८ [ >< X 
पत्थर पूजे हरि मिलै तो में पुजू पहाड़ । 
तो दूसरी ओर मुसलमानों की अजान आदि पर भी व्यंग्य किया है । 
'।क्ंकड़ पत्थर जोड़ के मसजिद लई बनाय । 
तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुश्रा खुदाय । (5 
जातीय विभेद को दूर करने के ग्रतिरिक्त कबीर ने समाज की श्राचरण- 
भ्रष्टता को दूर किया । तत्कालीन समाज के लिए यह बहुत बड़ा उपकार था । 
“कबीर की बाणी ने समज-्षेत्र में एक और बहुत बड़ा कार्य किया था । वह है 
सात्विकता और ग्राकरण-प्रवणता का भ्रचार । कबीर के युग में वासना. अपना भयंकर 
रूप घारण करती जा रही थी । कबीर को उसका डटकर सामना करना पड़ा था। 
77००: उन्होंने समाज में सात्विक इत्तियों के प्रचार के लिए बड़ा तप किया था । 
स्त्री-निंदा करते हुए उनका मुख्य उददे इय साधक और समाज के सामान्य व्यक्तियों 
को चरित्र-भ्रष्टता से बचाना था, इसीलिए उन्होंने कहा था-- 
“कासाणि काली नागणी, तीन्यू लोक मंझारि । 
रामसनेही ऊबरे, विषई खाये रारि Tk 
इतना ही नहीं, कबीर अपने समय में प्रचलित . व््रभिचार, परस्त्रीगमन से 
परिचित नहीं थे । इसलिए जहाँ उन्होने सामान्य रूप से नारी-निन्दा की है वहाँ 
पर-तारीगमन पर भी विरोध प्रकट किया है-- 
पर नारी राता फिरे, चोरी बिढ़ता खांहि। 
दिवस चारि सरसा रहे, प्रति समूला जांहि ॥ 
मन को भी नियन्त्रित रखने के लिए कबीर ने बहुत बल दिया है । कवीर 
जानते थे कि समस्त इन्द्रियों का संचालक, पापकारण, विषयजन्य झाकर्षणों में रमने _ 
बाला मन ही है. इसलिए यदि इसे वंश में कर लिया जाय तो सब हो 
जाय-- 
“कबीर सारं मन कू, टूक टूक हवं जाइ । / 
(ष की झारी ड्ोइ करि, चुणत महा पछिताइ ॥” 
इसी 3235 आचरण-सम्बन्धी अन्य बातों पर बहुत बल दिया है। 
दर्शन ौरः घमं के क्षेत्र में भी कबीर ने बड़ा कार्य .किया । जैसा कि बताया 
ज़ा चुका है कबीर के समय में जनता नाना धर्म-साधनाओं की बाह्याडम्बरता के पंकिल 


९० ‘कबीर्‌ की; विचाए १,९ RRR Collection. Digitized by CE) 


भालोचना भाग | ५१ 


गतं में डूबी जा रही थी । इन विभिन्न धमं-साधनाझओं का परिचय स्वयं कबीर ने भी 
दिया है— 
“झरु भूले षट दरसन भाई । पाखंड भेष रहे लपटाई ॥। 
जैन बोध और साकत सैना। चारवाक चतुरंग विहना ॥ 
जैन जीव की सुधि न जाने । पाती तोरी देहुरे ग्राने॥' . 
कबीरदास ने मधुमक्षिका के समान समस्त साधनाझों, समस्त घर्म का सार 
लेकर जनता को धमं का एसा रूप दिखाया जो सर्वग्राह्म एवं सर्वेसुखकारी था । 
धर्म के इस सवंजन-सुलभ स्वरूप को प्रस्तुत करने में कबीर को पूर्व प्रस्थापित धार्मिक 
विचारधाराद्रों के आडम्बरों का खण्डन करना पड़ा था । इस धामिक दोष-दशन में 
कबीर पूर्ण निष्पक्ष रहे । उन्होने हिन्दू-मुसलमान दोनों घमो के ठेकेदारों को बुरी तरह 
फटकारा है— 
“जो रे खुदाय मसीत असतु है, अवर मुलुक किह केरा । 
हिंदू मूरति नाम निवासी, दुहमति तत्तु न हेरा। 
इसी भाँति यद्यपि वैष्णवों से कबीर का बहुत लगाव है, क्योंकि उन्हीं के राम 
रसायन से वे झानन्दमत्त हैं, किन्तु उनके दोष-दशंन में भी उन्होंने पैर पीछे नहीं 
हटाया है--- 
“बेस्नों भय तो क्या सया, बूका नहीं विवेक । 
छापा तिलक बनाइ कर, दरष्या लोक भ्रनेक ॥ 
पूजा, तीथं, ब्रतादि का भी उन्होंने खूब खुलकर विरोध किया है-- 
“धवजा सेवा, नेम, व्रत, गुड़ियन का सा खेल । 
जब लग पिउ परसे नहीं, तब लग संसय मेल ॥। 
योगियों आदि की हठयोगी साधना में भी कबीर्‌ ने सुधार कर कुछ शब्दों की 
्र्थ-ञ्रांति को दूर कर साघकों को नवीन मागं प्रशास्त किया था 
“सहज सहज सब ही कहँ, सहज न चीन्हैं कोय । 
जो कबीर विषया तजे, सहज कहोजे सोय ।' 
इस भाँति हम देखते हैं कि कबीर ने समाज के विभिन्‍न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार 
* को दूर कर व्यवस्था स्थापित की थी । त्रिगुणायत जी ने उचित ही लिखा है- 
“उन्होंने देश में, धमे में, समाज में, दर्शन में, साधना में, सभी क्षेत्रों में क्रान्ति 
की जो धारा बहाई थी, उससे निश्चय ही उन क्षेत्रों के कालुष्य बह गये थे ।' 
वास्तव में कबीर ने मध्यकाल में पने इन भ्रमृतोपम वचनों से सज्ञानांधकार 
में भटकती जनता का बड़ा उपकार किया । इस कलि-मल-हरन पावन वचनावली से 
वह मनुष्य भी कुछ प्रकाश रेखाएं प्राप्त कर सकता है, जो आज की इस वैज्ञानिक 


Ge WARADAA 
gADGURU VIS 
आ SIMHASAN WNANAMANDIR 


CC-0 “FE ] Main cided ORE 
& [ 000 No. wrt कसम 





®: ः 
कबीर का दुशन । 

कबीर का लक्ष्य जिस प्रकार कविता करना नहीं था, उसी भाँति दशन की 
गुत्थी को सुलझाना भी उन्हें भ्रभीष्ट नहीं था ; किन्तु भक्ति में प्रेम की विविध 
भावव्यंजनाग्नों के साथ-साथ कबीर की ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया भ्रादि से सम्बन्धित 
विचारधारा भी सम्मुख आई है। इन विचारों के भ्राधार पर ही हम उनकी विभिन्न 
धारणाम्नों का पता लगा सकते हैं। 

यद्यपि कविता एवं दर्शन दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ क्षेत्र हैं किन्तु फिर भी हम देखते 
हैं कि कवि भी दार्शनिक होता है ; यह दूसरी बात है कि वह इस रूप में नहीं, जिस 
रूप में दर्शन का विद्वान्‌ । इस सम्बन्ध में महादेवी जी के शब्द द्रष्टव्य हैं-- 

। कृवि में दार्शनिक को खोजना बहुत साधारण हो गया है। जहाँ तक सत्य 
के मूल रूप का सम्बन्ध है वे दोनों एक-दूसरे के अधिक निकट हैं अवश्य, पर साधन 
झौर प्रयोग की दृष्टि से उनका एक होना सहज नहीं । बुद्धि के निम्न स्तर से श्रपनी 
खोज भ्रारम्भ करके उसे सूक्ष्म बिन्दु तक पहुँचाकर दाशंनिक सन्तुप्ट हो जाता है। 
उसकी सफलता यही है कि सूक्ष्म सत्य के उस रूप तक पहुँचने के लिए वही बौद्धिक 
दशा सम्भव रहे । अन्तजंगत्‌ का सारा वैभव परखकर सत्य का मूल आंकने का उसे 
झवकाश नहीं, भाव की गहराई में डूबकर जीवन की थाह लेने का उसे अधिकार 
नहीं । वह तो चिन्तन-जगत्‌ का अधिकारी है । बुद्धि अन्तर का बोध कराकर एकता 
का निर्देश करती है भ्रौर हृदय एकता की अनुभूति देकर झन्तर की योर संकेत है । 
परिणामतः चिन्तन की विभिन्‍न रेखाओं का समानान्तर रहना अनिवार्य हो जाता है। 
सांख्य जिस रेखा पर बढ़कर सत्य की प्राप्ति करता है, वह वेदान्त को अंगीकृत न 


होगी और वेदान्त जिस क्रम सें चलकर सत्य तक पहुंचता है, उसे योग स्त्रीकार न 
कर सकेगा ।” :. 


“काब्य में बुद्धि हृदय से अनुशासित रहकर ही सक्रियता पाती है, इसी से 
उसका दशन न बौद्धिक तकं-प्रणाली है रौर न सूक्ष्म बिन्दु तक पहुँचने वाली विशेष 
विचार-पद्धति । वह तो जीवन को, चेतना भ्रनुभूति के समस्त वैभव के साथ स्वीकार 
: करता है। ग्रतः कवि का दर्शन, जीवन के प्रति उसकी भ्रास्था का दूसरा नाम है ।”' 

` १, महादेवी <मो--'दीपशिखा” पृ० २०-२ १ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भालोचना भाग ४ * ५३ 


# 


रामरसायन से उन्मत्त कबीर जीवन--सांसारिक जीवन--से विरक्त हो 
स्थितप्रज्ञ या जीवनमुक्त की दशा में झा गये थे। इसी अनोखे प्रेम जगत्‌, भावलोक से, 
जो उनका वास्तविक जीवन रह गया था, कबीर ने जो ग्रास्थाए, विचार प्रकट किये 
हैं, उनसे हमें उनकी विचारधारा, चिन्तन-परिणामों का ज्ञान होता है। 
ब्रह्म 
कबीर का ब्रह्म उपनिषदों के अह्वत से ही भ्रधिक प्रभावित है। कबीर की 
ब्रह्म-भावना भ्रादि से भ्रन्त तक अद्वेतपरक है, किन्तु उस श्रद्वंत की प्राप्ति का प्रारम्भ 
या प्रयत्न जब कबीर करते हैं, प्रिय परमात्मा से वियुक्त हृदय की मनोभावनाओं की 
जिस समय अभिव्यक्ति करते हैं, उस समय वे द्वैत भावना से प्रस्थान करते हैं, किन्तु 
यह द्वैत भ्रमवश है, यही अ्ज्ञान है। इस दत भावना से कबीर की श्रद्दती भावना पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वे सर्वत्र उसका निरूपणा उपनिषदों के समान अद्वेती भावना 
से उत्प्रेरित होकर ही करते हैं-- 
“कस्तुरी कुण्डल बसे, भृग ठू ढे बन माहि। 
ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाहि।' 
जिस भाँति ब्रह्म को कबीर ने हृदस्थ मानकर पत्रिका आदि लिखने का 
विरोध किया है, उसी प्रकार प्रतिविम्बवाद के आश्रय पर उसे सर्वत्र भी माना है-- 
“ज्यू' जल में प्रतिबिम्ब, त्यु सकल रार्माह जानिजे।” 
अद्वतियों के ही समान कबीर का विशवास है कि ब्रह्म से ही समस्त सृष्टि का 
निर्माण होता है और उसी के द्वारा उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है-- 
“वानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाय। 
कबीरा जो था सो भया, भ्रब कुछ कही न जाय ॥।” 
सृष्टि-निर्माता होने के साथ-साथ यह ब्रह्म पूणं निराकार, रूपविहीन, निर्लिप्त 
है, समस्त सृष्टि के अणु-प्रति-ञ्नणु में व्याप्त होकर भी प्रत्येक घट में भी वास 
करता है— : 
“शरीर सरोबर भीतर, झाछे कमल अनूप | 
परम ज्योति पुरुसोत्तम, -जाले रेख न रूप ॥” 
उसे शरीर, स्थित ज्योतिस्वरूप निराकार मानकर भी कबीर ने श्रद्वैती- 
भावनानुरूप अखण्ड, एकरस माना है-- 
` “झादि मध्य श्रौ अन्त लो अविहड़ सदा अभंग । 
कबीर उस कर्ता की सेवक तजेन संग ॥” 
समस्त सृष्टिव्यापी होने के साथ-साथ उस ब्रह्म की महिमा अपार है । 
' वह इतना सामर्यंवान्‌ है कि . बिन! इन्द्रियों के, स्वरूप के भी समस्त कार्य कर 
द सा “बित सुख खाइ चरत बिन चाले, बिन जिम्म्रा गुण गावे। 
अध्जी रहे" कोर" हों छाड?! वदसू दिघिहींफिंरिः्धितवेए श! 





पर कबीर ग्रन्यावली सटीक 


बिनहीं तालां ताल बजावे, बिन मंदल पर .ताला । 
बिनहीं सबद अनाहद बाजे, तहाँ निरतत है. गोपाला n | 
वास्तव में इनकी शक्ति का वर्णन करना सम्भव ही नहीं, वह तो अनुभव की 
ही वस्तु है-- न [ 
“पारब्रह्म के तेज का, कंसा है उन्मान । 
कहिबे कूं शोभा नहीं, देखा ही परवान । (oir 
कबीर ने इस ब्रह्म को राम, हरि, मुरारि, गोपाल, विष्णु आदि नामों का 
सम्बोधन देकर भी निर्गूण-निराकार माना है । दैष्णवों के अवतारी नाम देकर भी वे 
ब्रह्म को उनके समान झवतारधारी नहीं मातते-- 
भना जसरय घरि ग्रौतरो ग्रावा, ना लंका का राव सतावा । 
देवै कूखि न भ्रोतरि आवा, मां जसबे ले गोद खिलावा । 
ना चो सालन के संग फिरिया, गोबरधन लें न कर धरिया । 
बावन होइ नहीं बलि छलिया, धरनी वेद ले न उधरिया ॥'” 
| उनकी उक्तिया सगुण भक्त कवियों के समान ही प्राप्त होती हैं । उन स्थलों 
पर प्रेमातिरेक ने कबीर को सगुण भक्तों की भावभूमि पर ही पहुँचा दिया है 
“म्राधो सैं ऐसा अपराधी, तेरी मगति होत नहीं साधी । ` 
_ कारनि कवन आइ जग जनम्यां, जनमि कवन सचु पाया । 
भौ जल तिरण चरण च्यंतामणि, ता चित घड़ी न लाया । 
तुम्ह कृपाल दयाल दमोदर, भगत बछल भौ हारी । 
कहै कबीर घोर मति राखहु, सासति .करो हारी ॥' ' 
ग्रतः यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्म को निगूँण मानकर भी कबीर उसके सगुण 
स्वरूप से प्रहुते नहीं रहे हैं, इसकी यस्किचित्‌ स्वीकृति उनके निम्न कथन में भी प्राप्त 
“संतो घोखा का सों कहिये । 
गुण सें गिगुण निगुण में गुण है, बाट छांडि क्या बहिए ७ 
ग्रतः हम कह सकते हैं कि कबीर का ब्रह्म अधिकांशत: अद्वेतीस्वरूप का 
निगुंण, निराकार, निरुपाधि है, किन्तु कहीं-कहीं उसमें सगुण भावनाओं के लिए 
भी स्थान है । इसका कारण कबीर की प्रेमाभक्ति म्रौर उपनिषदों का ब्रह्म को विर 
धर्माश्रयी चित्रित करना है, जिसका प्रभाव इन पर पड़ा है । 
साया ; 


` कबीर ने माया का वर्णन म्रद्तियों के ही समान मिथ्या मानकर किया हैं। 
कबीर की माया धर्म और स्वभाव से सांख्यंवादियों की. प्रकृति से बहुत मिलती- 


ह । सांख्यानुरूप ही कबीर ने इसे ब्रह्म से सम्बद्ध प्रौर त्रिगुणात्मक प्रकृतियुक्त 
माचा ह-- 
CC-0. Ja ११२यअ6तरा्षिि सी लिंग तोन्यः 'पसिव तेरी जलाया ः 


झालोचना भाग ड | ५५ 


माया ने ममस्त संसार को अपने वश में कर चरिब्रश्रप्ट कर रखा है। 
इसीलिए कबीर ने इसे व्यभिचारिणी तक कह डाला है . 
“तु साया रघुनाथ की, खेलड़ चढ़ी शहेड़े। 
चतुर चिकारे चुणि-चुणि मारे, कोइ द छोड्या नेड़ं ॥ ` 
मुनियर पीर डिगंबर मारे, जतन करता जोगी । 
जंगत महि के जंगम मारे, तूरे फिर बलिवंतो ॥ 
चेद पढ़न्ता ब्राह्मण मारा, सेवा करता स्वासी। 
झरथ करता मिसर पछाडया, तु रे फिर मंमंती ॥ 
x x xX 
दास कबीर राम कं सरने, ज्यू. लागी त्यू' तोरी ॥ 
केवल प्रभु के दास ही इससे मुक्त हैं, अन्यथा और सब तो इसके बन्धन में 
आबड हैं। यदि कोई माया से वचकर रहता है तो भी -यह उसे अपने फदे में फंसा 
सेती है--इससे त्राण का एकमात्र उपाय प्रभु-भक्ति है। इसी भक्ति के सम्बल से 
कबीर ने इसे विजित किया है 
“कबीर माया. पापणीं, फंघ ले बेठी हाटि। \ 25% 
सब जग तो फंघे पड्या, गया कबीरा काटि” - । 
इससे त्राण का एक और भी उपाय कवीर ने. बताया है, वह यह कि एक 
बार यदि भक्त इसके मिथ्यात्व को हृदय में समझ ले और इसे मिथ्या मान इससे 
दूर रहने का उपाय करे तो फिर यह दासी की नाई चारों शोर लगी-लगी 
फिरती है-- | 
“कबीर साया मोहनी, मांगी मिले न हाथि। 
मनह उतारी भूठ करि, तब लागी डोले साथि।” 
इसी विकर्षण से ग्ाकर्षण वाली बात को कबीर ने दूसरे प्रकार से कहा है-- 


“जो काटो तो डहडही सोचो तो कुम्हलाय। 
इस गुणवन्ती बेल का, कुछ गुण कहा न जाय ॥' 
इसी सिड्ान्त को अपनाकर सन्त लोग, हंसात्माएँ माया को .दासी बनाकर 
रखती हैं, जिसका वर्णन कबीर ने इन शब्दों में किया है-- 
“साया दासो संत की, ऊंची देइ म्रसीस। 
बिलसी भ्रु लातों छड़ी, सुमरि सुमरि जगदीस ॥* 
संसार 
कबीर ने अद्वैतियों के ही समान 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या के रिद्धान्त को 
अपनाकर संसार का वर्णन किया है। वे सवंत्र संसार की सत्ता मिथ्या मानते हैं और 
ग्रदैतियों के ही समान उसके मिथ्या भाव को प्रकट करने के लिए सेसल फूल, 
ग्राकाश-नीलिमा, घुआँ-धौरहर प्रादि के उपमान प्रयुक्त करते हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५६ कसीर ग्रन्यावली सरीक 


“दिन दहूं चहू क॑ कारणें, जेसे संबल फूल । 
झूठी सू' प्रीति लगाइ करि, साचे कू भूले ॥।'” 


९ x 2५ 
दिनां चारि के सुरंग फूल, तिन हु देखि कहा रह्यो है भूल । 
या बनासपति में लागंगी आगि, तब तू जहो कहां भागि ॥।” 
ईश्वर स्मरण के. बिना यह मिथ्या संसार, जिसकी क्षणिक स्थिति है, और भी 
अधिक दुखदायी है, क्योंकि सवंदा कच्चे धागे में लटकी तलवार की भाँति काल सिर 
पर खड़ा रहता है- 
“रामां विनां संसारधंध कुहेरा, 
सिरि प्रगटया जंस का फेरा ।” 
इस संसार का नाश सर्वथा निश्चित है, इसकी उत्पत्ति और प्रलय में कुछ 
समय नहीं लगता, वह भी पूणं अनिश्चित है--- 
“नर जाणे अमर भेरी काया, घर घर बात दुपहरी छाया ॥ 
सारग छांडि कुमारग जोव, झआापण मरं घ्रौर क्‌' रोब ॥ 
कछु एक किया कछु एक करणां, मुगघ न चेते निहचे मरणा ॥ 
ज्यू जल बूद तसा संसारा, उपजत बिनसत लग न वारा।।” 
कवीर का विश्वास है कि इस दु:ख-सुखमय संसार से तब तक छुटकारा नहीं 
हो सकता, जब हमारा मन निष्कलुप न हो-- ' 
' “जब लग मर्नाह विकारा, तब सागि नहीं छूटे संसारा । 
जब मन निर्मल करि जाना, तब निर्मल माहि समाना ।।' 
कवीर का विश्वास है कि इस संसार में जो जीवन मिला है, वह हमारे पिछले 
कुछ पुण्या का फल है, अन्यथा ८४ लाख योनियों में से किसी भी एक में हो सकते 
थे । इसलिए मनुष्य जन्म पा सत्क्मो का व्यापार करना यहाँ ग्रत्यन्त श्रावश्यक है-- 
“चोलो बनज व्यौपार करीजे, 
द ग्राइने दिसावरि रे राम जपि लाहो लीजे 
अब कबीर तो इस व्यापार को करने में पूर्ण दक्ष ता और उन्होंने 


सत्कर्मों की पूजी सं ङ | 
जी संचित कर ली है, इसीलिए काल रूपी दलाल का भी उन्हें भय 







इस संसार में प्राप्त मानव जीवन को निष्कलंक 
se बाद कलक रख सत्क्मो का बनिज करना चाहिए । 


जहाँ तक आत्मा का संम्बन्ध 'है, | 
नव है, कबीर ने सदव उसे द , 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized “समात्मा e SHORT अर माना 


\ 


झालोचना भाग न 


हैं । जिस प्रकार अद्व तवादियों ने उपनिषदों का आधार लेकर ब्रह्म और ग्रात्मा की 
एकता को प्रस्थापित किया, उसी भाति कबीर ने भी अंश-भ्रंशी भाव की भ्रवस्थिति 
सर्वत्र मानी है। अपने रहस्यवाद में स्त्र उन्होंने श्रात्मा और परमात्मा का ऐक्य 
प्रस्थापित किया है ै 
“प्रीतम कू पतियां लिखू, जो कहीं हय निदेस । 
तन में मन में नेन में, ताको कहा संदेस ॥” 
इसी अद्वतवाद के आधार पर ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए आत्मा विकल है । 
यह विरह--वियुक्तावस्था--क्षणिक है, इसी भाव को वे इस प्रकार व्यक्त करते हैं--- 
“सेई तुम्ह सेई हम एक कहियत, जब श्रापा पर नहीं जाना । 
ज्यू जल में पसि न निकसे, कहै कबीर मन माना॥” 
आत्मा और परमात्मा का यह पृथक्त्व माया के कारण है, माया का आवरण 
हटते ही आत्मा और परमात्मा पुनः एक हैं । यह उसी भांति है, जिस प्रकार जल में 
तँरते हुए कुम्भ में भी लहर वाला जल है, किन्तु दोनों एक जैसे होते हुए भी भ्रलग- 
अलग हूँ । दोनों का मिलन तभी सम्भव है, जब कुम्भ (शरीर--माया--) की सत्ता 
समाप्त हो जाब-- : 
“जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी । 
फ्‌टा भ जलहि समाना, इहि तथ कथ्यो ग्यानी ॥ ” 
इसीलिए जब आत्मा परमात्मा की खोज में चली तो उसे सर्वत्र परमात्मा 
दृष्टिगत हुआ--- 
| “लाली मेरे लाल को, जित देखू तित लाल । 
लाली देखन में गयी, में भी हो गयी लाल 0 
इस प्रकार श्रन्ततः झात्मा और परमात्मा एक ही है। 
जहाँ तक शरीर का सम्बन्ध है, कबीर का भाव है कि जो कुछ समरत 
दिम्ब-त्रह्माण्ड में है, उस सबकी सत्ता शरीर में है, शरीर में ब्रह्मांड का ही लघु 
संस्करण है-- 
“'ब््मण्ड सो प्यण्डे जानि ।” 
किन्तु इस शरीर की स्थिति बड़ी क्षणिक है- 
“पानी केरा बुदवुदा, अस मानस की जात । 
देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परमात ।” 
अन्यत्र भी उसकी क्षणिकता का प्रतिपादन बड़े सुन्दर एवं नवीन” उपमानों 
द्वारा कवि ने किया है। शरीर के लिए सर्वाधिक सुन्दर उपमा अंजलि के जल से दा 
है । प्रंजलि में रोका हुआ जल प्रतिपल रिसता रहता है, साथ ही किसी भी समय 
अंजलि खुल जाने पर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है [ 
“तन घन जौवन प्रंजुली को पानी, जात न लागे बार ।” 


DS A 
“जल अंजुरी , जीवत तिता निए 





भू कबीर ग्रन्यावलो सटीक 
- 


का यह भी विश्वास है कि शरीर-पू्ति के लिए नाना पाप-कमं 
करने से कोई 8202] क्योकि यह मिथ्या है। दूसरे हम जिनके लिए पाप-बोझ 
ढोते हैं, मृत्यु हो जाने पर, पंच तत्वमय शरीर की सत्ता समाप्त हो जाने पर, किसी 
राग नहीं रह जाता ह 
50 शक महिला र एक कठिया, संगि काहू कं न जाइ । 
देहली लग तेरी मिहरी सगी रे, फलसा लगी सग साइ 
मड़हट लु सब लोग कुटुम्बी, हंस अकेला जाइ ॥ | 
इस संसार में शरीर का नार--मृत्यु--उतनी ही निर्चित है जितना स्वयं 
निश्चित शब्द-- 
“जो ऊप्या सो आथव, फूल्या सो कुमिलाइ । 
जो चिणियां सो ढहि पड़, जो झाया सो जाइ ॥* : 
` आपको इस मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं । जो झाज दूसर की इमशान- 
यात्रा कर शोकाकुल हो रहे हैं, वे भी निश्चित रूप से इसी भाँति इमशान के दशन 
8" “रोवणहारे भी मुए, भुए जलांव्रणहार । 
हा हा करते ते मुए, कासनि करों पुकार ।(* 
इस शरीर को घारण करने में बारम्बार मातृगर्भ में रह अमित वेदना सहनी 
पड़ती है, इसका एक ही उपाय है-मोक्ष । यह मोक्ष या. मृत्यु व्यक्ति को अपने 
सत्‌-कायों एवं ग्ननन्य तथा दृढ़, ईश्वर-भवित से प्राप्त होती है। मुर्वित-प्राप्त कर भक्त 
भगवान्‌, अंश-अंशी, आत्मा-परमात्मा एक हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रह 
जाता है। | 
उपयु क्त विश्लेषण के प्राधार पर कहा जा सकता हूँ कि कबीर के दानिक 
विचार वेदान्ती हैं । दर्शनःक्षेत्र में निश्चित रूप से उन पर शुद्ध भारतीय प्रभाव हं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri । 


~ 
कबीर को भाषा 


भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। यदि भाव साध्य है तो भाषां 
साधन है । साध्य की उपयुक्तता तभी संभव है, जब साधन भी उसके अनुरूप हो। 
इसी प्रकार भावों की गरिमा तभी प्रकट हो सकती है, जब उस गरिमा को वहन करने 
की पूर्ण शक्ति भाषा में हो । अन्यया भाव चाहे जितने उदात्त हों, यदि उनके अनुरूप 
भाषा का प्रयोग नहीं है तो भावों के दात्य को अत्यधिक क्षति पहुंचती है, वरन्‌ 
यह कहना भी अनुचित न होगा कि वह दात्य नष्टप्राय हो जाता है। इसीलिए 
भावों के अनुरूप ही भाषा-प्रयोग नितांत अनिवाये है । 

कबीर की भाषा के विषय में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद हैं। इन विद्वानों 
में डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० सरनार्मासह आदि के मत 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । [ 

डॉ०'हजारीभ्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को भावानुरूपिणी माना है जो 
भाषा का सर्वोत्तम गुण होता है। इनका मत है - 

“भाषा परं कवीर का जबरदस्त अधिकार था । वे वाणी के डिक्टेटर थे। 
जिस बात को उन्होने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से 
कहलवा लिंया-हैँ--बन गया है तो सीधे-सीधे नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर 
के सामने लाचार-सी नंजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस 
लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाही कर सके और अकथ कहानी को रूप 
देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम 
लेखकों में पाई जाती है ।' | 

इसके विपरीत, डॉ० रामकुमार वर्मा को कबीर की भाषा में कोई विशेषता 
नहीं दिखाई देती-- 

'कबीर की भाषा बहुत अपरिष्कृत है, उसमें कोई विशेष सौन्दर्यं नहीं है।' 

डॉ० सरनामसिह का मत है-- 

“उस समय के रवेये को देखकर यही कहा जा सकता है कि पञ्ज श ने अपना 
दायित्व लोक-)गपाग्रों को सौंप दिया था, जिनमें से किसी में भी अपने शुद्ध रूप गौर 
स्वतन्त्र व्य््तिश्व कोछआलक7 नहे मि्ति०॥०"ज़िस कार) बुळ्सङ्री/प्रौर राजस्थानी में 





८ | ` कबीर ग्रन्थावली सटीक 


उस समय बहुत साम्य था, उसी प्रकार राजस्थानी, ब्रजभाषा या गुजराती में भी बहुत 
साम्य था । यद्यपि लोक-भावनाश्रों की प्रदृत्ति विकसित होने लगी थी, किन्तु उनके 
वीच में कोई विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं था । इस साम्य के कारण एक भापा- 
भाषी दूसरेःस्थानों की भाषा सरलता से बोल सकता था ।' 

इसीलिए इन्होंने कबीर की भाषा को 'राह दिखाने वाली” माना है-- 

'कवीर की भाषा को संध्या भाषा से सम्बन्धित कदापि नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि संघ्या भाषा के प्रवर्तकों का जो लक्ष्य था, उससे कवीर का लक्ष्य सर्वथा भिन्न 
था"। जबकि पहले लोग भोली जनता को भ्रांति में डालना चाहते थे, कबीर उमे शांति 
के पथ पर ले जाना चाहते थे । सिद्धों की भाषा गुमराह करने वाली थी और कबीर 
की भाषा राह दिखाने वाली थी ।' | | 

उपयु बत मतों में डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी और डॉ० सरनामसिह कबीर की 
भाषा को सक्षम मानते हैं और डॉ० रामकुमार वर्मा क्षम । अतः देखना यह है कि 
इन मतों में कौन-सा मत ठीक है, अर्थात्‌ कबीर की भाषा भाषा-गुणों से सम्पन्न है 
अयवा विहीन । कबीर की भाषा का सम्यक्‌ अ्रघ्ययन करने के लिए इस अध्ययन को 
निम्नलिखित शीर्षको में विभाजिन किया जा सकता है-- 

१. भाव और भाषा, २. भाषा का स्वरूप । 
भाव प्रोर भाषा 


` कबीर के काव्य के भावपक्ष अथवा व्यं विषय के दो रूप हैं--रहस्यवादी 
, भावनाओं की भ्रभिव्यक्ति और सामाजिक ्राङम्बरों का विरोध । 
रहस्यवाद भारतीय दर्शन की प्रमुखतम विशेषता है ।. रहस्यवाद का जितना 
सूक्ष्म और व्यापक विश्लेषण भारत में हुआ है, उतना अन्य किसी देश में नहीं हुआ । 
कबीर के रहस्यवाद के निम्नलिखित तत्व हैं--- | 
१ ब्रह्म का स्वरूप, २. आत्मा का स्वरूप, ३. माया का स्वरूप, ४. संसार का 
` स्वरूप, ५. जीवन का स्वरूप । 

१- ब्रह्म का स्वरूप--यद्यपि भारतीय दर्शन में ब्रह्म के स्वरूप का अत्यन्त 
. गभीरता एवं व्यापकता से विइलेषण किया गया है, किन्तु दर्शनकारों को, अन्त में 
 श्रपने विश्लेषण से पूर्ण परितोष प्राप्त नहीं ही सका । इसीलिए उसके स्वरूप का 

बहुमुखी विश्लेषण करने के पश्चात्‌ भी उसे 'नेति नेति' कहना पड़ा । कबीर में झपने 
विश्लेषण के प्रति ऐसा गहन भ्रविद्वास कहीं भी प्रकट नहीं होता, बल्कि दार्शनिक 


शब्दावली को गृढ़ताओं को छोड़कर उन्होंने बहुत ही सीधे-साथे मौ सुबोध शब्दों में 
ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण कर दिया है। ब्रह्म के निराकारत्व की अभिव्यक्ति कबीर 
इन शब्दों में करते है 


“जाके मुह माथा नहीं, नाहीं रूप क रूप । 
उप बास थ पतला, ऐसा तत झनुष।।” 


नट्‌ बहुः ऐता सुपने जिसकेशन, मुह है> षविः 'हैऔर न कोई जिसका 


भ्रालोचना भाग | । ३१ 


रूप है। जो पुप्प-गंध से भी पतला है यह निरूपण अत्यंत सुबोध है। इसी प्रकार 
ब्रह्म को सर्वेव्यापकता और एकत्व का वर्णन . कबीर इन हाब्दों में करते हैं-- 

“रहै निराला मांड यं, सकल मांड ता मांहि । 

कवीर सेवं तास क्‌ दूजा कोई नांहि॥” 

अर्थात्‌ समस्त संरार उस प्रभु में समाया हुआ है तो भी वह सांसारिक 
माया-मोह से सवथा निलंप रहता है । कबीर ऐसे ही अनुपम रूप की भक्ति करता है 
वे ही उसके एकमात्र आश्रय हैं । 

२. आत्मा का स्वरूप--भारतीय दर्शनों में आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण दो 
टप्टियों से किया गया है--ह्2तवादी दृष्टिकोण से और म्द्वेतवादी दृष्टिकोण से । 
ईतवादी दृष्टिकोण .के अनुसार आत्मा और परमात्मा दो भिन्न-भिन्न सत्ताएं हैं और - 
अद्वतवादी दृष्टिकोण से ग्रात्मा ग्रौर परमात्मा ग्रभिन्न हैं, केवल काया के आवरण के 
कारण हो ये भिन्न भासित होते हैं । जब यह काया का आवरण नष्ट हो जाता है तो 
आत्मा फिर अपने उसी स्वरूप में जा मिलती है, जिसका वह एक अंश हैं । इस बाद के 
अनुसार झात्मा और परमात्मा में अंशांशी सम्बन्ध है। कबीर गढेतवादी हैं, अत 
आत्मा का विवेचन उन्होंने इन शब्दों में किया है--- 

जल में कुम्भ कुम्म में जल है, 
बाहरि भीतरि पानो। 
फूद्यौ कुम्भ जल जरलाह समाना, 
यह तत कथ्यो गियानी ॥” 

इन पंक्तियों में कबीर ने बताया है.कि जिस प्रकार जल से परिपूणं घड़ा पानी 
के भीतर रहता है, वेसी ही स्थिति काया के आवरण से वद्ध आत्मा की भी है और 
जिस प्रकार घड़े के फुट जाने पर घड़े की सीमाओं से श्राबद्ध पानी फिर बाहर के 
पानी (सागर) में मिलकर एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार काया का आवरण हट 
जाने पर आत्मा पुनः परम ब्रह्म में लीन होकर तादात्म्य हो जाती है । दर्शनशास्त्र के 
इतने गूढ़ सिद्धांत की इतनी सरल अभिव्यक्ति कबीर की भाषा की वस्तुतः विलक्षण 
विशेषता है । 

३. साया का स्वरूप--आत्मा और परमात्मा के बीच व्यवधान डालने वाले 
जो तत्व हैं, उन्हें माया कहते हैं। इसीलिए दर्शन में ब्रह्म को सत्य और माया को 
मिथ्या बताया गया है । कबीर ने माया के मिथ्यात्व की अनेक प्रकार से व्यंजना की 
है । यथा-- 

“कबीर साया पापणी, हरि स्‌ कर हराम। 
मुखि कड़ियाली कुमति को, कहण न देई राम ॥” 

माया के मिथ्यात्व और बाधकत्व को अत्यंत सबल शब्दों में व्यक्त किया गया 
है। 'हरि सू करं हराम' शब्दों में जो प्रभावोत्पादक व्यंजना है, वह 'हरि से विमुख 
करने में' कदापि नहीं है । इसी प्रकार माया की अनंतता इन शब्दों में प्रकट की है--- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





बा 


क्‍ | न्थावलं 
६२ | कबीर ग्रन्थाव Fi स्‌ 
| “साया सुई न मन मुवा, मरि मरि गया शरीर । 


झासा तिष्णां नां मुई, यों कहिंगया कबीर ।।'' 
इस प्रकार कबीर ने माया के विविध रूपों का झत्यंत सरल भापा में ग्रत्यंत 
प्रभावशाली रीति से वणन किया है । | 

४. संसार का स्वरूप--संसार नइवर है, क्षणमंगुर है, इस वात का सभी 
दर्शकों ने स्वीकार किया है । कबीर ने भ्रनेक स्थलों पर संसार को नइवरता का वर्णन 
किया है । यथा-- - 
“सातों सबद जहाँ बाजते, होत छतीसों राग । 
ते मंदिर खाली पड़, बंसण लागे काग।” 

इस दोहे में संसार की नश्वरता का जो वर्णन है, वह एकदम मर्मस्पर्शी है ' 
गौर इसे जनसाधारण बहुत भ्रच्छी तरह समझ सकता है, क्योंकि उन्हीं की भाषा में 
यह बात बताई गई है । 'बैसण लागे काग' तो इस दोहे के भाव का चरम बिन्दु ही 
समझना चाहिए और-.- 

“यहु ऐसा संसार है, जो सेमर का फूल । 
दिन दस के ब्यौहार में, झूठे रंग न झूल ॥' 

सेमल के फूल का ज्ञान सभी साधारण जनों को होता है, विशेषतः जो 
ग्रामीण वातावरण में प्रकृति की गोद में रहते हैं। ये ही लोग कबीर के श्रोता' थे । 
अतः सेमल के फुल द्वारा ' कबीर आसानी से सभी श्रोताश्रों के दिलों पर संसार की 
निस्सारता अंकित कर देते हैं । 

५. जीवन का स्वरूप--संसार की भाँति दार्शनिकों ने जीवन को भी निस्सार 
और क्षणभंगुर माना है। कबीर ने जीवन की निस्सारता ग्रौर क्षणभंगुरता का 
वर्णन उन्हीं वस्तुओं के माध्यम से किया है जो सर्व-साधारण से ग्राह्य हैं। यथा-- 

| “पानो केरा बुदबुदा, स मानस को जाति। 
देखत ही छिप जायेगा, ज्यों तारा प्रभाति ॥” 

पानी के बुलबुले और तारे सभी व्यक्तियों को ज्ञात हैं । इन्हीं दो प्रतीकों के 
द्वारा कवीर ने जीवन की नश्वरतां एवं क्षणमंगुरता अत्यंत प्रभावक रीति से एवं 


सुबोध ढंग से व्यक्त की है इसी प्रकार माली और कलियों के द्वारा यह वर्णन भी 
सुबोध ग्रौरः प्रभावोत्पादक है. 


“साली आवत दे'ख क (र, कलियन करी पुकार । | 

फूले फूले चुन लिये, काल्हि हमारी बार ।।” 
उपयु क्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि कबीर की भाषा में रहस्यवादी मतों 
को भी म्रत्यन्त सुबोध और प्रभावशाली रीति से व्यक्त करने की क्षमता है। यह 
क्षमता उसी कवि के काव्य में हो सकती है, जिसे भावों और शब्द-प्रयोगों पर पूणां 
अधिकार प्राप्त हो | अतः यह कहने में हमें तनिक भी रांकोच नहीं है कि कबीर-काव्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आलोचना भाग ६३ 
में भाव और भाषा का अद्भुत सम्मिश्रण है; अर्थात्‌ कबीर की भाषा सवंत्र भावों 
को पूर्णतया व्यक्त करने में सफल रही है । 

जिस प्रकार कबीर रहस्यवादी मतों को सुबोध ग्ौर प्रभावशाली रीति से 
व्यवत करने में सफल हुए हैं, उसी प्रकार समाज के गाडम्बरों का विरोध करने में भी 
सफल रहे हैं । मथा-- 
“कर सें तो माला फिरे, जीभ फिर मुख मांहि । १ 

मनुवा तो चहुदिशि फिरे, यह तो सुमिरन नॉहि।। 
इसी प्रकार का एक और उदाहरण प्रस्तुत है-- 
“काकर पाथर जोरि के, मसजिद लई बनाय । 
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, क्या बह्रो सयो खुदाय ॥” 

भाषा का स्वरूप | 

भाषा केवल छब्दों का ही समूह नहीं है, वरन्‌ इसमें प्रभाव उत्पन्न करने 
वाली दूसरी और भी अनेक शक्तियाँ हैं, जेसे--शब्द, अलंकार, छंद, गुण, मुहावरे 
झादि। फलतः कबीर के भाषा के स्वरूप के ग्रघ्ययन को निम्नलिखित शीषकों में 
विभाजित किया सकता है--- 
द १. शब्द-प्रयोग २. अलंकार-योजना ३. छंद-योजना ४. भाषा के गुण ५. मुहा- 
वरे और लोकोक्तियाँ ६. कवि-समय । 

१. शाब्द-प्रयोग -यद्यपि भाषा दाब्दों से बनती है, किन्तु शब्द की वास्तविक 
महत्ता उसके अर्थ पर निर्मर है, अतः किसी कंवि का शब्द-प्रयोग जितना भअ्रच्छा 
होगा, उसकी भाषा में उननी ही श्रधिक झभिव्यंजना-शक्ति होगी, मौर उतना ही 
अधिक प्रभाव होगा । 

शब्द चार प्रकार के होते हैँ-तत्सम, तद्भव, i देशज भ्रौर विदेशी । 
संस्कृत के शब्दों को, हिन्दी में ज्यों का त्यों जिनका प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्द 
कहते हैं, जैसे अग्नि, दुग्च रादि । तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जिनका रूप बिगड़ जाता 
के, जैसे आग, दूध भादि । वोलचाल की भाषा में प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों को 
देशज कहते हैं, जैसे माटी, रूंदना झादि । हिन्दी-साहित्य में भारतीय भाषायों को 
छोड़कर अन्य सब भाषाएं फारसी, भरबी झादि--विदेशी मानी गई हैं । 

कबीर-काव्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से मिलता है, यद्यपि कबीर 
का इन शब्दों का प्रयोग की झोर विशेष आग्रह नहीं था, क्योंकि वे साहित्य के कवि 
नहीं, जनसाधारण के कवि थे । तत्सम शब्दों से युक्त कबीर-काव्य के कुछ उदाहरण 


' प्रस्तुत हुँ: 


की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार । 
" सोच झनंत ऊघाड़िया, भ्रनंत दिलावणहार ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६४ ु कयीर ग्रन्यादली सरीक 


इन दोनों में महिमा, अनंत, लोचन, गगन, अमृत, कदली, निज शब्द 
तत्सम है । | 
तद्भव शब्दों का प्रयोग कवीर-काव्य में अपेक्षाकृत अधिक हुआ है । इसका 
कारण एक तो यह है कि कबीर स्वयं उन व्यवितयों में से हैं, जिन्हें कभी भी मसि और 
कागद छूने का अवसर नहीं मिला। दूसरा कारण यह है कि कबीर का श्रोता 
साधारण वर्ग का था । अतः स्वाभाविक रूप से भी ओर लक्ष्य की दृष्टि से भी कबीर 
काव्य में तद्भव शब्दों के प्रयोग की अधिकता होना स्वाभाविक ही है । यथा-- 
१. नांव न जांणों गांव का, मारगि लागा जांउं । 
काल्हि जु काटां भाजिसी, पहिली क्यू न खड़ांउं ॥ 
२. कबीर यहु जग अंधला, जेसी झंघी गाइ । 
बछा था सो. मार गया, ऊभी चाम चटाइ ॥ 
इन दोनों में पांव, गांव, मारगि, ग्रंगला, गा&, बछा, चाम शाब्द तद्भव हैं । 

. कहीं-कहीं कबीर ने शब्दों को इतना विकृत कर दिया है कि उनके मूल रूप 
तक पहुंचना आसान नहीं रह जाता । जसे वेसास, इसका मूल रूप विश्वास है । 

: ३. देशज--क्वीर की भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग भी वहुलता से 
मिलता है। इसके दो कारण है: पहला कारण है कबीर का पर्यटनशील स्वभाव 
झौर दूसरा है साधारण जनता को उपदेश देना । अतः उन्हें देशज शब्दों का ग्रहण 
पर्याप्त संख्या में करना पड़ा है। यथा--- 

“माटी कहै कुम्हार सू, त क्यों रूंदे मोय। 
| इक दिन ऐसा सोयेगो। न झंदूगी तोय ॥ 
इस दोहे में माटी, सू, रूदे, मोय, ग्रापण, तेय देशज शब्द है। इस प्रकार 
' के शब्दों के अतिरिक्त कजीर-काव्य में भारत के श्रन्य प्रान्तों के विशेषत: राजस्थान 
झौर पंज।ब के शब्द भी मिलते हैं । यया 
“चोट सतांणी बिरह की, सब तन जर जर होय । 
मारणहारा जानि है, क जिहि लागी सोय ॥” 
इस दोहे में कबीर की वाणी पर पंजाबीपन की छाप स्पप्ट है ; कही-कहीं 
3) ' उन्होंने पंजाबी मुहावरों का भी प्रयोग किया है | यथां - 
पर “मन लागा उनमन सों; उनमन सर्नाह बिलग । 
| लूण बिलाग पाणियाँ, पाणी लुण बिलगग॥” | 
| ४. विदेशी - कवीर-काव्य में तत्कालीन साम्राजिक परिस्थितियों से कारण 
फारसी और भ्ररबी शब्दों का प्रयोग भी काफी हुआ है। कहीं-कहीं तो पूरी की पूरी 
शब्दावली फारसी श्रौर अरवी शब्दों से बनी हुई है यथा- हक 
“खलिक हरि कहो दरहाल। 
पंजर असि करद चुसमन, मुरद करि पैमाल ॥ 
भिस्त हुस्कों दोजगां, . दु दर दराज दिवालं। 
` पहनाय परदा ईत श्रातस, जहर जंगयः जाल ॥” 


_CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


+ 





पालोचना भाग | क 


इन विभिन्न प्रंकार के दाब्द-प्रयोगों से कबीर को भाषा को चाहे 'खिचड़ी 
भाषा' कह लिया जाये, किन्तु इसकी अ्भिव्यंजना-शक्ति को इन दाब्द-प्रयोगों से बहुत 
शक्ति मिली है, इसमें बिल्कुल सन्देह नहीं है । 

२. ग्रलंकार-योजना--संस्कृत में 'प्रलंकार' दब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से 
की गई है--'प्रलंकारोतीति अलंकारः' भ्रौर 'ग्रलंक्रितेऽनेनेति अलंकार: अर्थात्‌ जो 
अलंकृत करे अथवा जिससे अलंकृत किया जाये, उसे ग्रलंकार कहते हैं । काव्य में 
_झलंकार का स्थान निर्धारित करने में इन व्युत्पत्तियों में चाहे जो भ्रन्तर हो, किन्तु 
अलंकार का कर्म झलंकृत करना है, यह दोनों ही व्युत्पत्तियाँ स्वीकार करती हैं । 
काव्य में अलंऋारों का प्रयोग केवल अलंकृत करने के लिए ही नहीं किया जाता, वरन्‌ 
भावों को और अधिक सुस्पष्ट और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए भी किया जाता है। 

अलंकारों को मुख्यतया तीन वर्गो में विभाजित किया गया है-- 

` दाब्दालंकार, भ्र्थालंकार और मिश्रित अलंकार । जहां ्रलकारत्व शब्द पर 
निर्भर रहता है, वहाँ शब्दालंकार श्रौर जहां अर्थ पर निर्भर रहता है, वहाँ अर्थालंकार 
होता है। जहाँ बह शब्द और अर्थ दोनों पर भाषारित रहता है; अर्थात्‌ जहाँ एक 
ही स्थान पर शब्दालंकार और भ्र्थालंकारों का प्रयोग होता है, और बहा उन दोनों 
की स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं, वहाँ मिश्रित अलंकार होता है । 

'कवीर-काव्य में तीनों प्रकार के ही भ्रलंकार होरा है । 

“सतगुर सर्वान को सगा, सोघो सई न दाति । 
हरि जो सवान को हितू, हरिजन सई न जाति।' 
इस दोहे में अनुप्रास और यमक शब्दालंकारों का प्रयोग है। भौर-- 
“वानी केरा बुदबुदा, अस भानस को जाति । 
देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभाति ॥ 

इस दोहे में उपमा म्रौर दृष्टांत झर्थालकारों का प्रयोग है । 

इस प्रकार कबीर-काव्य से अ्रसंख्य उदाहरण उदड,त किये जा सकते हैं । 
वस्तुतः कबीर ने श्रलंकारों का प्रयोग जान-बुककर नहीं किया है । वे तो उनकी वाणी 
के झावेग से स्वतः ही इस प्रकार बिखर गये हैं जिस प्रकार सागर-तरंगों की थिरकनों 
से रत्न राशि बिखर जाती है। इसीलिए कबीर के झलंकार सर्वत्र उनकी मभिव्यंजना 
को सबल, सुस्पष्ट प्रौर प्रभावोत्पादक बना देने वाले हैं । | 

३. छंद--कबीर ने दोहा छंद का प्रयोग प्धिकांशत: किया है और इस छंद 
के प्रयोग में इतने सफल हुए हैं कि जो बात, गागर में सागर भरने की, बिहारी के 
विषय में कही जाती है, वही यदि कबीर के विषय में कही जाये तो दा अनुचित न 
होगा । कबीर का एक-एक दोहा अपने में भाव-सागर को समाहित किये हुए है। 
यथा | र 

| “चंदन को कुटको सली, नां बंबूर को भबराउ। 
00-0. ५०्ों "कीं छपरी--मस्री> नाउ तशा बड़गांउ,।। 


६६ कबीर ग्रम्थावलो सटीक 
इस दोहे में अनेक भावों का सम्मिश्रण है । 
दोहा छंद के भ्रतिरिक्त कबीर ने भ्रपने पदों में गोड़ी, रामकली, झासावरी, 
कदारौ, कास, टौड़ी, भैस, विलावल, ललित, बसंत, कल्याण, सारंग, मलार और. 
घनाश्री श्रादि रागों का प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया है । 
` ४. भाषा के गुण-- भाषा के तीन गुण माने गये हैं-माधुर्य, ओज और 
प्रसाद | कबीर की भाषा में झोज-गुण की अपेक्षाकृत कमी है, किन्तु माधुर्य और 
प्रसाद का बाहुल्य मिलता हैं । | 
जिन रचनाओं में कबीर ने उपदेशात्मक प्रवृत्ति को प्रधानता दी है, या 
जिनमें सुधारात्मक पक्ष प्रधान है, उनमें प्रसाद गुण की अधिकता है । क 
सम्पन्न रचनाएं अत्यन्त सुबोध, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक हैं यथा-- हः 
- “यह तन काचा कुम्म है, लिया फिर था साथि । 
डबका लागि फूट गया, कछू न ग्ाया हाथि॥।' 
यहाँ पर सांगरूपक भ्रलंकार है। इसमें कच्चे घड़े और शरीर में ग्रभेद अरोप 
का श्रारोपण किया गया है। यहाँ प्रसाद गुण है ।: | 
कबीर के रहस्यवादी, संयोग और वियोग के वर्णनों में मुख्यतया माधुर्य गुण | 
का प्रयोग पाया जाता है। यथया- | 
“बहुत दिनन को जोवती, बाट तिहारी राम । 
जिय तरसे तु मिलन को, मनि नाही विश्राम ॥” 
यहाँ पर माघुर्यं गुण है । [ 
५. मुहावरे झर लोकोबितयां- मुहावरे और लोकोवितयों के प्रयोग से भाषा 
में अपूर्व शक्ति श्राती है, इसलिए कोई भी कवि मुहावरे और लोकोवितयों के प्रयोग 


से बच नहीं सकता । कबीर ने भी यथावसर मुहावरे भ्रौर लोकोक्तियों 
CC मु र लोः का समुचित 


र ह कुल्हाड़ी मारिया, सुरख झ्पने हाथ ।' 
पर भ हाथ से अ्रपने पैर पर कुल्हाड़ी प्रभावो- 
सारक रीति से युत हुआ है। और कुल्हाड़ी मारने का मुहावरा प्रभावो 
' “आधे दिन पाछे गये, हरि से किन हेत । 
अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत॥” 
oS इसमें द्वितीय पंवित में प्रयुक्त लोकिक्त तो बहुत ही प्रसिद्ध है । 





उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर की भाषा में वे सभी 
गुण मिलते हैं जो एक सबल और समृद्ध भाषा के लिए भ्रपेक्षित हैं । भ्रत: केवल इस 
आधार पर कि कबीर अशिक्षित थे, उनकी भाषा की अवहेलना करना, उसे प्रसंस्कृत 
और भ्रपरिष्कृत तथा खिचड़ी बताना उचित नहीं है । वस्तुत: कबीर की भाषा किसी | 
भी समर्थ और महाकवि की. भाषा का मुकाबला कर सकती है। इसलिए यह कहना 
कि 'कवीर वाणी के डिक्टेटर थे' अनुचित नहीं है। | 
CC-0. Jangamwadi Ma Jou igitized by eGangotri 


व्यारूथा-भ।ग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





साखी-भाग 
. १. गुरुदेव को अंग 

अंग-परिचय--भारतीय सन्त-परम्परा में मौर विशेषतः निगु ण सन्तों की 
परम्परा में गुरु को अत्यन्त महत्त्व दिया गया गया है। इस अंग में कबीर ने भी हर 
की महत्ता का वर्णन किया है । उन्होंने बताया है कि इस संसार में गुरु के समान कोई 
हितैषी और भ्रपता सगा नहीं है, इसलिए मैं अपना तन-मन झर सर्वस्व गुरु के प्रति 
समर्पण करता हूँ जो क्षणभर में ही अपनी इपा से मनुष्य को देवता बनाने में समथ 
हैं । गुरु की महिमा अनंत है भर इसे वही समक सकता है जिसके ज्ञान-चक्ष, खुल 
गये हों । गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर श है, कलियुग का प्रभाव भी उसका 
कुछ नहीं बिगाड़ सकता; अर्थात्‌ उस पर पापों और दुष्कर्मो का कोई प्रभाव नहीं हो 
सकता । गुरु ही अपने शिष्य के अन्तर की ज्योति द को प्रज्वलित करने में समथं है, 
वही सच्चा शुरवीर है गुरु का उपदेश कानों में पड़ते ही शिष्य समस्त प्रकार के 
सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा गुर भगवान्‌ की कृपा से ही प्राप्त 
होता है। किन्तु दुर्भाग्यवशात्‌ जिस व्यक्ति को विद्वान्‌ गुरु प्राप्त नहीं होता, उस 
` शिष्य की कभी मुक्ति नहीं हो सकती, बल्कि वह्‌ तो अपने साथ अपने i शिष्य को भी 
लेकर डूब जाता है। गुर की वाणी ही उस संशय को नप्ट करने में समर्थ है, जो 
समस्त संसार को भ्रपने कठोर पाश में आवद्ध किये हुए है । किन्तु केवल गुरु का 
मिलना ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिष्य के शुद्ध अन्तःकरण की भी 
उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि यदि शिष्य के हृदय में किसी प्रकार का विकार, है, 
तो गुरु की कृपा से उसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा । अपनी इसी महत्ता के कारण 
शुरु का स्थान भगवान के स्थान के समान है; अर्थात्‌ गुरु और गोविन्द दोनों एक 
हैं । जित लोगों को-गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तो चाहे. जितनी तप और साधना ह 
किन्तु उनका कोई फल नहीं हाता । सवं प्रकार से समरं गुरु से ही परिचय हो ह 
पर समस्त सांसारिक झोर मानसिक दुख नष्ट हो जाते हैं भौरः आत्मा निः 
होकर प्रभु-भक्ति में तल्लीन हो जाती है। ग्रतः गुर की महिमा अनेंत आर 
वर्णनीय है. । ( 

ड ड सतगुर सर्वांन को सगा, सोधि सई न दाति। 
हरिजी सर्बांनं को हित, हरिजन सई न जाति ॥१॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७० | _ कसीर ग्रन्यावलो सटीक 


झम्दाथ--सवाँन=समान, सोधी =तत्वशोधक अर्थात्‌ साधु । सईं-- समान | 
दाति=दाता-। हरिजन-प्रभु-भक्त । 

(इस संसार में). सद्गुरु के समान अपना कोई निकट सम्बन्धी नहीं है। 
तत्वशोधन वा प्रभु की खोज करने वाले साघु के समान कोई दाता नहीं क्योंकि वह 
अपना समस्त ज्ञानाणंव शिष्य में उंडेल देता है । दयालु प्रभु तुल्य अपना कोई हितैषी 
नहीं है झर प्रभुभक्तों के समान कोई जाति नहीं है। अर्थात्‌ प्रभु-भक्त सब मनुष्यों में 
श्रेष्ठ हैं । 

विश्ेष--भ्रनन्वयोपमा, श्रनुप्रास एवं यमक अलंकार । 

बलिहारी गुरु श्रापणें, दों हाड़ी कै बार। 

| जिनि मानिष तें देवता, करत न लागी बार ॥२॥ 

शब्दा्थं--भापण = अपने, हाड़ी =शरीर (भ्रस्थिचर्ममय) । 

मैं शरीर को अपने गुरु के ऊपर वार न्यौछावर करू, मैं उनकी बलि-बलि 
जाता हूँ, जिन्होंने अत्यन्त भ्रल्प रामय में मुझे मनुष्य से देवता बना दिया अर्थात्‌ मेरी 
मानवीय दुर्बेलताश्रों को नष्ट कर मुझे दिव्यगुण युक्त कर दिया । 

सतगुर की महिमा अनत, भ्रनंत किया उपगार । 
लोचन अनंत उधाड़िया, ग्रनंत दिखावणहार ॥३॥ 
: दाब्दार्थं--अनंत “= अनन्त । लोचन श्रनेत= ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा-चक्ष, । 
झनेत = ब्रह्म । 
सद्गुरु की महिमा ग्परम्पार है, उन्होंने मेरे साथ महान्‌ उपकार किया है। 
उन्होंने मेरे (चर्मेचक्षम्रों के स्थान पर) शान-चक्ष, खोल दिये, दिव्य-दृष्टि प्रदान कर 
दी, जिसके द्वारा उस अनन्त ब्रह्म के दर्शन हो गये । 

विशेष--यमक अलंकार । | 

राम नाम ले पटंतरे, देवे को कुछ नांहि। 

. कयाले गुर संतोषिए, हास रही मन सांहि ॥४॥ 
शब्वाय--पटतर = बदले में । संतोषिए = संतुष्ट करू । टौंस == प्रबल 
झभिलाषा । 

गर ने राम-नाम का जो अमूल्य मन्त्र दिया है उसके बदले में देने के लिये मेरे 
त कुछ ks है, के 28८ राम-नाम के सम्मुख समस्त वस्तुएँ तुच्छ और हेय हैं, 
भला मैं कया देकर को सन्तुष्ट करूँ. मे 
(न्न गू न्तुष्ट करू यही प्रबल भनिलाषा मेरे मन में 
| अं अर का दिल भ्रपणीं का साछ। 
Ce स्पू लडि पड़ या, 

राछ आ सुहकम भेरा बाछ ॥५।। 

SD सरर पर प्राणपण से न्योछावर हूँ एवं अपने हृदय को साक्षी करके कहता 
हैं कि कलिकाल ग्रर्थात्‌ विविध मायामोह के प्रपंच मुझसे जु रहे हैं, पापों का ग्रौर. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मन का संघषं चल रहा है, किन्तु शक्तिसम्पन्न गुरुवर मेरे रक्षक हैं, श्रतः पाप-पुज मुझे 
परास्त नहीं कर सकते । 5 
सतगुरु लई कमांण करि, बाँहण लागा तीर। 
एक जु बाह्या प्रीति सू, भीतरि रह्मा सरीर ६॥ 
शब्दाथ--कमाँण=धनुष । बांहण लागा = बरसाने लगा । 
सद्गुरु ने हाथ में धनुष घारण कर लिया एवं तीरों की वर्षा करने लगे अर्थात्‌ 
अध्यवसायपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक शिष्य को उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। इन उपदेश 
_ बाणों में एक बाण इस प्रकार प्रेमपूर्वक चलाया जिसने अन्तर को बेधकर हृदय में घर 
कर लिया । हृदय तक बाण को पहुँचने के लिये मध्य के समस्त अन्धावरण बेघने पड़े 
हैं, इसीलिए वह हृदय में जाकर रह गया । यह बाण था प्रेम का । | 
सतगुर सांचा सुरिवां, सवद जु टाह्या एक। 
लागत ही में मिल गया, पड़या कलेजे छेक ॥७॥ 
झब्दार्थ-सूरिवां =सूरमा, वीर । बाह्या=मारा । मैं = अहंकार, श्रात्मज्ञान । 
सद्गुरु सच्चे शूरवीर हैं। जिस प्रकार रणभूमि में सूर अपने विरोधी-पक्ष को 
-बाण-वर्षा से परास्त कर देता है, उसी प्रकार उस सद्गुरु रूपी शुर ने 'शब्द' (उपदेश) 
का बाण चलाया । उनके लगते ही मेरा 'मैं' अर्थात्‌ अहं नष्ट हो गया अथवा उसके 
लगते ही मेरा आत्म-ज्ञान से साक्षात्कार हो गया । उस बाण के लगते ही हृदय में प्रेम 
की टेक का छिद्र हो गया । तात्पर्ये यह है कि यह प्रेम उस सद्गुरु के उपदेश रूपी बाण 
का ही परिणाम है! ॒ 
विज्ञेष--सांगरूपक लकार । AE 
सतगुर मार्या बाण भरि, धरि करि सुधी मूठि। 
झंगि उघाडे लागिया, गई दवा सू फूटि॥८ी . 
शब्दार्थ--मार्या--मारा । भरि==पूर्ण शक्ति से । दवा =दावारि्नि । 
सद्गुरु ने साधक के ऊपर यह उपदेश-बाण पूर्ण शक्ति से खींचकर एवं 
मूठ को लक्ष्योन्मुख करके सीधा कर मारा जिससे दावाग्नि सी फूट पड़ी । समस्त 
वासना, माया आदि जल-जल कर क्षार : होने लगे एवं साधक शरीर के वस्त्र, 
माया आदि आवरण, उतार कर फेंकने लगा श्र्थात्‌ उसका वस्तुस्थिति ` से साक्षात्कार 
हो गया । 
विशेष--उपमा एवं सांगरूपक अलकार । 
हेस न बोले उनमनी, चंचल मेल्ह्या मारि! 
कहे कबीर भीतरि मिद्या, सतगुर क॑ हथियार ॥६॥. 
शब्दार्थ--उनसनीं =योग की उत्पन्न दशा । मेल्ह्या= ढृत्तियां। भिद्या == 
बेघ दिया । 
योग की उन्मन दशा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मन की 
चंचल वत्तियों को समाप्त कर सद्गुरु के उप उपदेश के (प्रम फे) बाग ने हृदय को 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७२ फबोर प्रन्वायली ससीक 


बेध दिया । परिणामस्वरूप शिष्य न हेसता है श्रौर न॑ बोलता है प्र्थात्‌ सांसारिक हास- 
. विलास तथा राग विराग से सम्पृक्त हो गया है। 
गूगा हुवा बाबला, बहरा हुआ कान। 
पाऊं थं पंगुल भया, सतग्रर मार्या बाण ॥१०॥ 
_ शब्दार्थ --पाऊं थें = पेरों से । पंगुल == पंगु, लेगड़ा । 

सद्गुरु के उपदेश-बाण के लगते ही शिष्य गू गा, पागल, कानों से बहरा भर 
परों से लेगड़ा हो गया । भाव यह है कि शिष्य वाणी का दुरुपयोग व्यर्थ के वाद-विवाद 
में नहीं करता एवं उसके कान भी प्रेम-भक्ति चर्चा के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिए 
बहरे हैं एवं सांसारिक प्रयत्न से विरत होने के कारण लंगड़ा हो गया । इस विशेष 
स्थिति के कारण ही उसे पांगल बताया गया है । 

पीछे लाया जाइ था, लोक बेद के साथि। 
झागें थं सतगुर सिल्या, दीपक दीया हाथि ॥११॥ 
कि) शोक हा की ज्योति । | 
दिष्य) लोक एवं वेद मार्ग का अंधानुकरण करता जा 

गे आगे पथ में गुरुदेव मिल गये और उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दे दिया 
जिसमें मैं अपना पंथ स्वयं खोजकर लक्ष्य (ब्रह्म-प्राप्ति) तक पहुँच सक । 

विशेष--सांगरूपक एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार । 

वीपक दोया तेल भरि, याती दई अघट्ट ।- 

22 द र बिसाहुणां, बहुरि न. भ्राँवों हृद ॥१२॥ 

ह ट्=क घटने न वाली । बिसाहुणां = क्रय विक्रय । हट्ट = 


२. कबीर के पुनर्जन्म मे होता 
न प्रासा गुर मिलया, सो कि बा दों है 
an तब गर मिलिया झाइ ॥१३॥ 
देव से भेंट होने पर हृदय हें. 
गरर से विमुख नहीं होना ता में ज्ञान का प्रकाश हो गया । ऐसे ज्ञान स्वरूप 
गये । है भभु इपा का ही फल है कि गुरुवर मुझे मिल 


के उस की प्राप्ति के लिए कबीर भगवत्कुपा को आवश्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. ग्रभीष्सित 


७३ 


कबीर गुर गरवा मिल्या, रलि गया झाट लु ण। 
जाति पांति कुल सब मिटे, नांव धरोगे क्‌ण ॥१४॥ 
इान्दाथ--गुर=गुरु । गरवा--गौरवमय | . लूण=नमक। नांव= नाम | 
कूण = कौन-सा | 
कबीर कहते हैं कि. मुझे गौरवमय गुरुदेव के दर्शन हुए, उन्होंने ग्रपने ज्ञान- 
स्वरूप में मुझे इसी प्रकार एक कर लिया, अपने में मिला लिया, जेसे आटे में नमक 
मिल जाता है। अर्थात्‌ गुरुदेव से इस प्रकार एक हो जाने पर मेरा स्वतन्त्र अस्तित्व 
न रह गया और मेरे स्वतन्त्र व्यक्तित्व के बोघक जाति-पांति, कुल आदि सब नष्ट 
हो गये, अब तुम (संसार) मुझे गुरु से प्रथक्‌ मानने के लिए किस नाम से 
पुकारोगे ? भाव यह है कि अब मेरा गुरु के ज्ञानस्वरूप के साथ ऐक्य स्थापित हो 
गया है। | 
जाका गुरु भी गंघला, चेला खरा निरंघ । 
गंधे रंधा ,ठेलिया, दन्य कूप पड्न्त॥१५॥ 
शब्दार्थ--अंधला--अंधा, मूर्ख । खरा= पूर्णरूप से निरंघ==ग्रंध, मूखं । 
=कुग्रा। - 
के 828, कबीरदास जी गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिस 
शिष्य का गुरु भी ्रन्धा है, अज्ञानी है एवं शिप्य भी पूरा रूपेण अन्बा, मूढ़ है, वें दोनों 
लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकेंगे । अन्धा गन्धे को, अञ्ञानी ्राज्ञनी को बिना देखे ही 
ठेल-ठालकर मार्ग पर बढ़ायेगा तो परिणाम यह होगा कि दोनों ही पतन के कुएं में 
गिर पड़ेंगे । MR 
विशेष--यहाँ शब्दों की अभिव्यंजना शक्ति दशनीय है । 
नां गुर मिलया न सिष भया, लालच खेल्या दाव । 
न्यू बूड़े धार में, चढ़ि पायर को नाव ॥१६॥ 
दाब्दार्थ--सिष = शिष्य । वूडे=इूब गये । पाथर=पत्थर, अज्ञात । ड 
न तो ज्ञानी सद्गुरु ही मिला श्रौर न शिष्य वास्तविक परिभाषा में शिष्य 
्र्थात ज्ञानाभिलाषी ही था। दोनों ज्ञान के नाम पर लालच का दाँव खेलते रहे, एक- 
दूसरे को घोखे में डालने का प्रयास करते रहे झौर इस प्रकार दोनों मँभघार में ही 
ड्ब गये, तट--लक्ष्य-तक नहीं पहुँच पाये; हि: कोई पत्थर की नाव का आश्रय हु 
` जञेकर सागर तरने का प्रयास करे तो बीच ही में इब जाय । 
उपमा अलंकार । ॒ 
र चौसठि दीवा जोइ करि, चौदह चंदा मांहि। 
तिहि घरि किसको चानिणों, जिहि घरि गोविद नांहि॥१७॥ 
जञब्दार्थ--जोइ करि= जलाकर, प्रकाशित करके । चानिणों == चहेता।, 


। 
यदि कोई अपने हृदय-मन्दिर में चौसठ कलाझों की ज्योति प्रकाशित कर ले 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





फबोर प्रन्यादलौ सटीक 


` . और चन्द्रमा की चौदह कलाओं के समान प्रकाशपूर्ण चौदहविद्याओं का उज्ज्वल प्रकाश 
बिकीरं कर ले अर्थात्‌ पूणं ज्ञानी हो जाय, किन्तु यदि वह मन्दिर प्रभु भक्ति के अभाव 
में झन्धकारपूर्ण है तो वह किसी का अभीप्सित नहीं हो सकता । भाव यह है कि जीवन 
की सार्थकता भगवत्प्राप्ति में है । 
विशेष--१. कबीर यहाँ ज्ञान और भक्ति के सम्बन्ध के पोषक हैं, और भक्ति 
को ज्ञान के ऊपर मानते हैं । | 
२. चन्द्रमा की चौदह कलाएं कहने से कबीर पर इस्लामी संस्कृति का प्रभाव 
परिलक्षित होता है । 
निस श्रंधियारी कारणें, चौरासी लख चंद ! 
अगि भ्रातुर ऊदे किया तऊ दिष्टि नाहि मंद ॥१८॥ 
शब्दार्थ--निसि=निशि, रात, श्रज्ञान। ऊदै किया= उदित किया, प्राप्त 
किया । मंद= मूख । | 
अपनी भ्रज्ञान की अन्धतमसा के कारण - तुझे चौरासी लाख योनियों में भटक 
कर उनकी यातना सहनी पड़ी और तब बड़े कष्ट से मानव योनि में आया, मूर्ख फिर 
भी मेरी आँखें नहीं खुलतीं, तू फिर भी कुमार्ग की ओर ही बढ़ रहा है। 
विशेष--कबीर पर वैष्णव प्रभाव देखा जा सकता है । 
भली भई जु गुर मिलया, नहीं तर होतो हांणि । 
नी दीपक दिष्टि पतंग ज्यू, पड़ता पुरी जांणि॥१६॥ 
 शब्दाथ-नहीं तर=ग्नन्यथा । पूरी जांणि= स्वस्व समझकर । 
 साधककहता है कि झच्छा ही हुआ कि गुरुदेव मिल,गये, ग्रन्यथा बड़ी 
भारी हानि होती । जिस प्रकार शलभ दीप-शिखा को सर्वस्व जान उस पर जल 
मरता है उसी प्रकार मैं भी सांसारिक माया के ग्राकर्षेणों को सर्वस्व समझकर पतंगे 
| कीड़े के समान जलकर नष्ट हो जाता । 
साया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवें पडंत । 
| ` कहैकबीर गुर ग्यान थे, एक श्राध उबरंत ॥२०॥। 
शब्दाथ--भ्रमि-भ्रमि -- मेंडरा-मेंडरा कर । इवे=उसी पर । 
माया रूपी दीपक है और मानव पतंगा है जो मंडरा-मॅडराकर, श्राकर्षित 
होकर, उसी दीपशिखा पर गिरकर विनष्ट होता है। और | 
माया-दीप के ग्राकर्षण से कोई २३ तनाः कदत 
ई एकाध बिरले ही गुरु से ज्ञान प्राप्त कर बच : 


पाते हैं । 
सतपुर बपुरा क्या. करे, जे सिषही मांहै चक । 
. भष त्ष प्रमोधि ले, ज्यू बसि बजाई फक ॥ २१॥ 
शन्दाय--वपुरा=वेचारा । चूक =कमी । र 
यदि शिष्य में ही त्रुटि है तो बेचारा. ज्ञानी गुर भी क्या कर सकता है । 


चाहे उसे किसी प्रकार से समझा दो किन्तु सब यों ही क्षण में बाहर निकल जाता है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्यास्या-भाग ७५ 
जैसे वंशी में फूक क्षण भर रह कर बाहर निकल जाती है भौर वह बांसुरी फिर 
काष्ठ अर्थात्‌ निर्जीव (शिष्य पक्ष में मूढ) रह जाती है। 
विशेष--दृष्टान्त अलंकार । 
संस खाया सकल जुगु, संसा किनहें न खद्ध । 
जे बंधे गुर श्रष्षिरां, तिनि संसा चुणि चुणि खद्ध ॥२२॥ 
शब्दाथ--संसँ =संशय, भ्रम । भ्ष्षिरां=श्रक्षर ज्ञान । 
माया के भ्रम ने समस्त जगत को विनष्ट किया है किन्तु इस भ्रम को 'कोई 
नहीं नष्ट. कर पाया । गुरु-ज्ञान की वाणी से प्रभावित जो लोग थे उन्होंने इस माया- 
भ्रम को चुन-चुनकर नष्ट कर दिया । 
चेतनि चौकी बेसि करि, सतगुर दीन्हां घोर । 
निरम होइ निसंक भजि, केवल कहे कबीर ॥२३॥ 
दाव्दाथं-_चेतनि = ज्ञान निरभे होइ=निर्भय होकर । 
कबीर कहते हैं कि सद्‌गुरु ने ज्ञान की चौकी पर बंठकर शिष्य को प्रबोध 
देकर घैय॑ प्रदान कर कहा कि तुम निर्मल चित्त हो, सांसारिक त्रासों से भयरहित 
होकर केवल ईइवर का ही भजन करो । 
' सतगुर मिल्या त का सया, जे मन पाड़ी भोल । 
पासि बिनंठा कप्पड़ा, क्या करे बिचारो चोण ॥२४॥ 
शब्दा्थ--पाड़ी = पड़ी हुई है। भोल= भूल, भ्रम । बिनंठा=नष्ट हो गया। 
चोल =मजीठ । 
जिन लोगों के चित्त भ्रम युक्त हैं, उन्हें यदि सद्गुरु मिल भी गये तो क्या 
लाभ होगा ? वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते । यदि वस्त्र को रंगने से पूर्वं पुट देने में 
ही वह नष्ट हो जाय तो सुन्दर रंग देने में समर्थ मजीठ बिचारा क्या कर सकता हैं, 
फटे हुए वस्त्र को किस प्रकार सुन्दर रंग दे । त्रुटिपूर्ण शिष्य के साथ. यही अवस्था 
गुरु की है । 


बूड़े थे परि ऊबरे, गुर की लहरि चमंकि। 
भेरा देख्या जरजरा, (तब) ऊतरि पड़े फरंकि ।।२५॥ 
दाब्दार्थ--परि--पर, परन्तु। भेड़ा=वेड़ा। जरजरा=जीणं-शीणं । 
फरंकि = तुरन्त, तत्क्षण । 
हम तो इस भवसागर में डूबने को ही थे कि गुरुकृपा की एक लहर ने हमें 
पार लगा दिया । उस गुरु कृपा के द्वारा ही हमने देखा कि जिस वेदशास्त्र आदि के 
बेड़े से हम संसार-सागर पार करना चाहते थे, वह तो जीणं-शीणं है, श्रत: हम उससे 
तत्क्षण कूद पड़े और प्रु-भक्ति का सम्बल ग्रहण किया। भाव यहु है कि केवल. 
गुरुकृपा से ही भवसागर पोर-किया जा सकता है । ॒ 
गुर गोबिद तो एक हैं, दूजा यहु श्राकार । 
झापा मेट जीवत मरे, तो पावे 'करतार ॥२६॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७६ कबीर ग्रन्थावली सटीक 


गुरु और गोविन्द (ब्रह्म) तो एक ही है, उनमें कोई अन्तर नहीं है। यह 
झपना मायाजनित शरीर ही इस भासित द्वैत का कारण है। यदि हम इस झहंत्व, 
` 'भ्रयं निजः परो वा' की भावना को समाप्त कर जीवन्मुक्त हो जायें तो प्रभु 
ब्रह्म-को प्राप्ति हो सकती है। 
कबीर सतगुर नां मिल्या, रही ग्रधुरी सीष। 
स्वांग जती का पहरि करि, घरि घरि माँग भीष ।। २७॥ 
शब्दाथ-सरल है। 
कबीरदास जी कहते हैं कि यदि शिष्य को सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती तो 
उसकी शिक्षा अपूर्ण रह जाती है। तपस्वी वेश धारण करके द्वार-द्वार पर भिक्षा 
मांगने वाले सद्गुरु नहीं हो सकते. 
सतगुर सांचा सुरिवाँ, तातं लोहि लुहार। 
. कसणो दे कंचन किया, ताइ लिया ततसार ॥२८॥ 
शब्दाथं-तातं=तप्त। लोहि=लोहा। लुहार=लोहे का कार्य करने 
वाला । 
सद्गुरु सच्चा शुरवीर है जो शिष्य को अपने प्रयत्नों से उसी प्रकार योग्य 
बना देता है जिस प्रकार लुहार तप्त लोहे को पीट-पीट कर सुघड़ और सुडौल 
आकार देता है । कबीर कहते हैं कि सद्गुरु शिष्य को परीक्षा की अग्नि में तपा-तपा 
कर स्वर्णकार की भाँति उसे इस योग्य बना देते हैं कि वह शुद्ध कंचन की कसौटी 
पर खरा उतर कर ब्रह्म (तत्व) को प्राप्त कर ले । ह 
थापणि पाई थिति मई, सतग्र दीन्हीं घीर । 
कबीर हीरा बणजिया, मानसरोवर तीर ॥२६॥ 
शब्दाथ--थापणि=शिष्य रूप में पनी स्थापना । बणजिया= वाणिज्य, 
व्यापार । 

. सद्गुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर, उनका दिष्यत्व ग्रहण कर, मेरा 
चंचल मन स्थिर हो गया और उन्होने मुझे घैये प्रदान किया । इस मन की एकाग्रता 
से मैं मनरूपी सरोवर पर (हंसों की भांति ) मुक्ता चुग रहा हूं । 

विशेष- मनःसाधना की महत्ता प्रकट की गई है । 

निहचल निषि मिलाइ तत, सतगर सास धीर । 
, निपजी में सांझी घणां, बाटे नहीं कबीर ॥३०॥ 

शब्दाय -निहचल निषि= ब्रह्मा । तत--आत्मा । घणां =बहुत से । 

सद्गुर के साहस गौर घैयं ने ्रात्मा को ब्रह्म से मिला दिया । इस महामिलन 
से जो सुख उत्पन्न हुआ उसका भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति व्याकुल हैं 
किन्तु कवीर उसे बांटने के लिए प्रस्तुत नहीं, क्योंकि कसर 
के ही ए स्तुत नही, क्योंकि वह परमतत्व का आनन्द दूसरे 

द्वारा आप्त नहीं किया जा सकता। ग्रतः उस आनन्द को प्राप्त करने के लिए 

स्वयं की आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार भ्रावश्यक है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यास्या-भाग ७७ 
चोपड़ि मांडी चोहट, भ्रध उरघ बाजार। 
कहै कबीरा राम जन, खेलौ संत विचार ॥३१॥ 
शब्दार्थ--चौपड़ि--चौपड़ का खेल । माँड़ी=विछी है। 
शरीर के चौराहे पर चौपड बिछी है.। उसके नीचे एवं ऊपर दोनों ्रोर चक्रों 
का बाजार लगा हुआ है (योगियों ने शरीर के भ्रंतगंत षट्चक्रों की स्थिति मानी है 
जो मूलाधार से प्रारम्भ होकर शीषं में ब्रह्मरन्ध्र तक बिछे हुए हैं। इन षट्चक्रों का 
भेदन करके ही कुण्डलिनी ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचती है जहाँ श्रश्त निस्सुत होता है) । 
कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु-भक्त- सन्त गण इस खेल को विचारपूर्वक खेलते हूं 
अर्थात्‌ योगसाधना में प्रवृत्त होते हैं। 
पासा पकड़ या प्रेम का, सारी किया शरीर । 
सतगुर दाव बताइया, खैलें दास कबीर ।।३२॥ 
प्रेम के पांसे से शरीर रूपी चौपड़ भक्त कबीर ने खेल प्रारम्भ कर दिया है 
और सद्गुरु दाव बनाते जा रहे हैं। भाव यह है कि साधक ने प्रेम का आश्रय लेकर 
गुरु के निर्देशन में योगसाधना प्रारम्भ कर दी है। 
सतगुर हम सू रोमि करि, एक कह्या प्रसंग । 
वरस्या बादल प्रेम का, भीजि गया सब अंग ।।३३॥ 
हाब्दार्थ--रीकि कर==प्रसन्न होकर । 
सद्गुरु ने हम से प्रसन्न होकर प्रभु-भक्ति की ऐसी मनोरम चर्चा छेड़ी कि प्रेम 
का बादल बरस गया जिससे शरीर का अंग-प्रत्यंग उस प्रेम-जल से सिक्त हो गया। 
` - कबीर बादल प्रेम का, हम पर बरष्या आइ । 
अंतरि भीगी आत्मां, हरी सई बनराइ ॥३४॥ 
शब्दार्थ --बनराय = वन-प्रदेश । 
प्रभु-प्रेम क! बादल बरसा; जिससे प्रन्तरात्मा उस प्रभु-प्रेम जल से भीग गई 
और उसी के आनन्द में शरीर रूपी वनःप्रदेश में भी हरियाली, उत्फुल्लता छा गई। 
` विशेष--असंगति अलंकार । 
प्रे सू परचा भया, सब दुख मेल्या दूरि । 
निर्मल किन्हीं ्ात्मां, ताथं सदा हजूरि ॥३५॥ 
बब्दार्थ--परचा -- परिचय । मेल्या दूरि=दूर कर दिये । तातें--इसी 
कारण से । ः 
सर्वसमर्थ पूर्ण गुरु से मेरा परिचय हो गया, उन्होंने समस्त दुःख दूर कर 
दिये । उत दुःखों के भ्रभाव में श्रात्मा निर्मल होकर स्वेदा प्रभु-भक्ति में संलग्न 


रहती है । 
, २. सुमिरण को अग 
C-0. JangamwadiaMa स्ट Ey "भक्ति igjti | ब्ध्य 
झंग-परिचय तिगे ण सन्तो की भविति पद्ष्ति में” 55 ला तात 


७ कबीर ग्रन्यावलो सटीक 


को बहुत महत्व दिया है । प्रस्तुत अंग में कबीर ने नाम-स्मरण की महिमा बताते 
हुए कहा है कि केवल नाम-स्मरण ही एक ऐसा श्राधार है, जिसके द्वारा मनुष्य मुक्ति 
लाभ कर सकता है । सारे वेदों और शास्त्रों का सार भी यही है। राम का नाम ही 
संसारः में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ग्राह्य वस्तु है। संसार अनेक प्रकार के दुखों से भरा 
हुआ है, राम का स्मरण ही इसका एकमात्र उपचार है, श्रर्थात्‌ राम का स्मरण सार- 
तत्व है, इसके अतिरिक्त झौर सब बातें संकटपूर्णं और जी के जंजाल हैं। इसीलिए : 
मनुष्य को राम के नाम का ही चिन्तन करना चाहिए । इसको छोड़कर अन्य बातों का 
चिन्तन मनुष्य को सांसारिक दलदल में फंसा देता है, जहाँ पर मृत्यु आसानी से उसे 
कठोर पाश में क्‍झ्रावद्ध कर लेती है। यदि पाँचों इन्द्रियों झौर छठे मून अर्थात्‌ इन्द्रियों 
और मन से राम का स्मरण किया जाये तो फिर राम को प्राप्त कर लेना अत्यन्त 
सुलम हो जाता है। 
नाम-स्मरण में ही वह जादू है जो व्यक्ति के ग्रहं का जड़ से नाश कर देता 
है । जब मनुष्य का भ्रहं नष्ट हो जाता है तो फिर उसे प्रभु के सान्निध्य में कठिनाई 
` नहीं राती, अर्थात्‌ वह तुरन्त उसके रूप में मिलकर तदाकार हो जाता है। फिर उसे 
संत्र भगवान्‌ का साक्षात्कार होने लगता है, वह चारों ओर अपने लाल की ही लाली 
देखता तथा भ्रलोकिक आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए कबीर ने मनुष्य को चेतावनी 
देते हुए कहा है कि हे मनुष्य ! जब तक तू जीवित है, तब तक मनोयोगपूर्वक राम के 
नाम का स्मरण करता रह्‌। यदि तू इस झज्ञानावस्था में पड़कर राम के नाम को 
` विस्मृत कर देगा तो न्त समय तुमे पछताना पड़ेगा । अतः इस भ्रज्ञानावस्था में पड़े 
रहना ठीक नहीं है क्योंकि जब तक मन में ग्रज्ञान का वास है, तव तक उसमें प्रभु की 
प्रीति उत्पन्न नहीं हो सकती और जिस हृदय में प्रभु-प्रीति का आविर्भाव नहीं हुआ, 
जिस मनुष्य ने अपनी जिह्वा से कभी राम का स्मरण नहीं किया, उसका इस संसार 
में राना एकदम वेकार है। वह तो उस अतिथि की भाँति हैं जो किसी शून्य गृह में 
राता है गौर फिर निराश होकर लौट जाता है । 
भगवान्‌ ग्रत्यंत दयालु हैं । वे पने भक्तों के भ्रसंख्य पापों को उसी .क्षण नष्ट 
.कर देते जब वे उसकी शरण में श्रा जाते हैं। हरि के विविध रूप हैं। जो उसको 
जिस दृष्टि से देखता है, उसे उसी प्रकार का उसका रूप दिखाई देता है और उसी से . 
वह लाभान्वित होता है। जो मनुष्य राम को छोड़कर अन्य सांसारिक बंधनों में बेंध 
जाता है, उसकी स्थिति वेश्या-पुत्न के समान होतौ है जो किसी को भी अपना बाप 
तर का अधिकारी नहीं होता । इसीलिए व्यक्ति स्वयं भी राम का स्मरण करे और 
दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करै ॥ यदि मनुष्य श्रपने मन को इसी प्रकार 
Sr र ले, भकार उसका मन माया के श्राकषंणों में लीन रहता है, 
तो वह ूर्य-मंडल को सेदकर तुरन्त -रह्मलोक में निवास करने का अधिकारी बन जाता 
है । किन जे 0७:50. JOINER 6 भड के >स भी न कै! "जो सांसारिक 
भा इए मन की अग्नि को बुकाकर उसे शाएवत शांति प्रदान 


व्याख्या-माग ७९ 


करता है । 
कबीर कहता जात हूँ, सुणता है सब कोइ। 
राम कहें भला होइगा, नाह तर भला न होइ ॥१॥ 
शन्दाथ--सरल है। 
कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह निरन्तर प्रस्थापित करता आ रहा हूँ कि 
राम-नाम जपने से ही कल्याण होगा अन्यथा झाचरण में कल्याण सिद्ध नहीं होगा; 
इस बात को सुनते तो सब हैं, किन्तु आचरण नहीं करते । | 
कबीर कहै में कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेस । 
राम नांब ततसार है, सब काहू उपदेस ॥२॥ 
दाब्दा्थं---कथि गया =कह गया । महेस= शिव । नाँव==नाम । ततसार = 
तत्व का सार । [ 
कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह कह चुका हूँ कि राम नाम (भगवान्‌ नाम) 
ही समस्त तत्वों का सार है, यही सवका उपदेश है। इसी तथ्य का कथन ब्रह्मा एवं 
शिव ने किया है । 
तत तिलक तिहें लोक में, राम नांव निज सार । 
जन कबीर मस्तक दिया, सोभा अधिक अपार ॥३॥। 
शब्दार्थ--सरलं है । 
सार-तत्व राम-नाम तीनों लोकों में सवंश्रेष्ठ है। उसी को दास कबीर ने 
अपने मस्तक पर धारण किया है अर्यात्‌ उसे शिरसा स्वीकार किया है। भाव यह है 
कि कबीर चन्दनादि का तिलक धारण करना नहीं चाहते, अपितु राम नाम ही उनकें 
लिए तिलक है, सर्वोपरि तत्व है । 
भजन हरि नाँव है, दूजा दुक्ख अपार । 
मनसा बाचा कर्मनां, कबीर सुमिरण सार ॥४॥ 
शब्दार्थ--मनसा==मन से । बाचा==वाणी से । कर्मनां=कमं से । 
प्रभु भक्ति और भजन जो कुछ भी है वह उनका नाम स्मरण ही है, इसके 
लिए जो अन्य साधन बताये गये हैं वे भ्रमित दुःखों से परिपूर्ण हैँ । कबीर कहते हैं कि 
मन, वाणी और कमं सें सर्वात्मना प्रभु नाम स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है। 
कबीर सुमिरण सार है, और सकल जंजाल । 
ग्रादि ग्रति सब सोषिया, दूजा देखों काल ॥५॥ 
शब्दाथ--सरल है । 
कबीर कहते हैं कि एकमात्र प्रभु नाम स्मरण ही समरत तत्वों का सार है और 
इसके अतिरिक्त हरि भक्ति के अन्य सांसारिक साधन जाल हैं जिनमें से निकलने का 
प्रयत्न करने पर मनुष्य और फेस जाता है। मैंने सांसारिक साधनों का आदि और 


अवसान भ्रथवा अभसे इति,तः वह देख लिया, ने काल स्वृरूप विनाश- 
कारक है । 





६ ह कवर ग्रस्थाचली सडीक 


गलंकार--रूपक ।- | 
च्यंता तो हरि नांव की, और न चिता दास । 
जे कुछ चितवें राम बिन, सोइ काल की हास ॥३॥। 
शब्दार्थ -च्यंता ==चिन्ता । नाँव = नाम । चितवें=चिन्तन करना । 
भक्त को यदि कुछ चिन्ता रहती है तो केवल हरिनाम स्मरण की, अन्य कोई 
चिन्ता नहीं । राम नाम के अतिरिक्त व्यक्ति जो कुछ, चिन्तन करता है, वह मृत्यु के 
फन्दे के समान है, अर्थात्‌ उसके नाश का कारण है। ' 
पंच संगी पिव पिव करं, छठा जु सुमिरे मंन । 
गाई सूति कबीर को,' पाया राम रसन ॥७॥ 
शब्दार्थ--पंच संगी ==पाँचों इन्दियां । सूति=साधनावस्था । 
कबीरदास की पांचों ज्ञानेन्द्रियों एवं छठे मन ने प्रभु के प्रिय नाम की रट 
` (चातक के समान, क्योंकि 'पीव शाब्द है) लगा रखी है और ऐसी स्थिति में कबीर 
झपनी समाधि अवस्था में पहुंच गये हैं, जहाँ उन्हें राम के अतिरिक्त और कोई नहीं 
सूता । ग्रतः वे कहते हैं कि मैंने राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। 
मेरा मन सुमिरे राम क्‌, मेरा मन रार्माह आहि । 
झब मन रार्माह ह्रं रह्मा, सीस नवायों काहि ॥८॥ 
शब्दाथं--सरल है। द 
कबीर कहते है कि राम-नाम का रमरण करते-करते मेरा मन स्वयं ही राम में 
ही रम गया है और इससे भी आगे झब वह स्वयं राममय हो गया है, जब स्वयं मन 
ही राममय हो गया तो सीस किसे नवाया जाय; ग्रर्थात्‌ भक्त और भगवान्‌ ही नाम 
स्मरण से एक हो गये हैं। ' द 
विशेष--यह भक्ति की चरम उपलब्धि है जब भक्त श्रौर भगवान्‌ एकाकार 
हो जाते हैं । यहीं शंकर के गहनं त की ग्रहं ब्रह्मास्मि की भावना आ जाती. है ! 
तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ । 
बरो फेरी बलि गई, जित देखौं तित तू ॥६॥ 
So = अ्रहं-भावना । 
रभु मैं तेरा नाम स्मरण करते-करते तेरे स्वरूप में ही विलीन हो गया 
ह 
. "बार क्योंकि जिषर 
देखता हूं, उधर तू ही ष्टिगत होता है। 5030 
बिज्ञेष--'सवं खल्विदं ब्रह्म' की भावुना से साम्य है। | 
क तिरभ राम जपि, जब लग दीदे बाति । 
कबीर कहते हे है गण पर हे लटक ही ही हे जीवन रूपी 
व ok at sctign. Digitize toot कम 
वति हैं ते तार अमो एव. चिला ए 


व्यार्या-माग ८१ 


स्मरण कर । व्यर्थ आलस्य---सुषुप्ति--में भ्रपना जीवन मत गंवा, क्योंकि जब श्वास 
. रूपी तेल समाप्त हो जाने पर जीवन-वतिका बुझ जायेगी तब अहनिश चिरनिद्रा 
` (मृत्यु) में ही सोवेगा; अर्थात्‌ प्रभु भक्ति के लिए ही तुके यह जीवन मिला है। 
कबीर सूता षया करें, काहे न देखे जागि। : 
जाका संग तें बीछुड्या, ताही ले संग लागि॥११॥ 
दाब्दाथं--सूता=सोता हुआ, अज्ञानावस्था में पड़ा हुआ । | 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू सोता हुआ क्या कर रहा है, अज्ञान में क्यों 
पड़ा हुआ है, ज्ञान की चेतना प्राप्त कर भ्रपनी वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं 
. देखता । तू जिस अंशी का अंश है उसी का साक्षात्कार कर अपनी प्रकृत अवस्था को 
प्राप्त कर । ए 
कबीर सुता क्या करे, जागि न जपे मुरारि । 
एक दिनां भी सोबणां, लंबे पांव पसारि॥१२॥ 
शन्दाथ--सूता == सोता हुआ, अज्ञान-लिप्त । 
कबीरदास झी कहते हैं कि हे मनुष्य तू अज्ञान-निद्रा में पड़ा क्या कर रहा है, 
जागकर--ज्ञानयुक्त होकर, प्रभु का भजन क्यों नहीं करता । यह विश्राम तो फिर 
भी हो सकता है, क्योंकि अन्ततः एक न एक दिन झवदय ही चिरनिद्रा में लीन होना 
है । म्र्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त करना. है 
कबीर सूता फ्या फरे, उठि न रोवे दुब्ल । _ 
जाका वासा गोर मैं, सो क्यू सोव सुष्ख ॥१३॥ 
शब्दाथं--गोर= मृत्यु । ` 
. कबीर कहते हैं-हे मनुष्य तू अज्ञानावस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अपने 
उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं करता ? जिससे जागने पर (दूसरा जन्म लेने पर) तुभे 
अपने दुःखों के लिए रोना न पड़े। भला जिसका मृत्यु के मुख में सवथा निवास 
रहता है उस मनुष्य को सुख की निद्रा कँसे भ्रा सकती है--म्रतः तू प्रभु-भजन कर, 
ज्ञान सम्पन्न हो अपना जन्म सुधार ले । 
कबीर सूता कया करे, गुण गोबिन्द फे गाइ । 
तेरे सिर परि जम खड़ा, खरच कदे का खाइ ॥१४॥ 
हाब्दार्थ--जम==यम, मृत्यु । :/ 
कबीर कहते है कि हे मनुष्य तू अज्ञानावस्था में क्यों पड़ा छुपा है, (और 
गुणों का गान कर । यह थोड़ी सी ही तेरी झायु है फिर यह काये नुत करने 
. क्योंकि यमराज तेरे सिर पर किसी श्रेष्ठी साहुकार के समान खड़ाएलाने का आग्रह 
रहा है। F | 
द कबीर सूता श्या करे, सता होइ भक): 
ल्ह्या काः सणा मिस छु काल बे गजब ६४॥ जा 


प्र pe E फबीर 'ग्रन्थावली-सरीक 


शब्दाथं--भ्रकाज -- हानि । खिस्या=खिसक गया । काल= शृत्यु । गाज= 
गरज । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू सोता हुआ, अज्ञानवास्था में क्या कर रहा 
है ! इस अज्ञान रे तो तेरी हानि ही हो रही है, क्योंकि गयु अल्प है और कालचक्र 
किसी को भी नहीं छोड़ता, उसकी गति के भय से ब्रह्मा का आसन भी खिसक गया 
है--मनुष्यों की तो बात ही क्या । 
केसौ कहि कहि फूकिये, नां सोइये ग्रसरार । 
रात दिवस कं कूकणें, (मत) कबं लगे पुकार ॥। १६॥ 
शब्दाथं-केसौ = केशव, राम । अ्सरार = झसार, अज्ञान । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू भ्रहनिश प्रभु का. नाम ही लिया कर एवं . 
रज्ञान में लिप्त होकर चैतन्य हीन मत हो । रात-दिवस की इस नाम-स्म्॒ति की ध्वनि 
न जाने कब प्रभु के कान में पड़ जाय और वे तु पर कृपा करें । 
जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम । 
दे नर इस संसार में, उपजि घये वेकाम ॥ १७॥ 
शब्दां--घटि = हृदय । फुनि=पुनः । रसना== जिह्वा । षये = नष्ट हो गये । 
बेकाम = व्यथं । | 
जिनके हृदय में न तो प्रेम ही है और न प्रेमानन्द रौर न जिनकी वाणी राम 
. पाम का उच्चारण करती है, वे. मनुष्य इस संसार में झाकर व्यर्थ ही नष्ट हो गये । 
उन्होंने अपने जीवनो देश्य को पूर्ण नहीं किया । हि 
कबीर प्रेम न चषिया, चवि न लोया साब । jo 
_ सुनें घर का पाहुणां, ज्यू" भ्राया त्यू जाब॥१८॥  - 
शब्दार्थ--साव--स्वाद । पाहुणां --झतिथि । FRET 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तूने प्रेम--भक्ति--का अनुभव किया ही नही 
शौर उसके श्रनुभव से बंचित होने पर तू उसका आनन्द भी नहीं उठा सका । इस - 
भकार तूने अपना जीवन व्यर्थ ही इस प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार सुने गृह में . 
भतिथि अनाहत ही लौट जाता है--उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। क 
ॐ  विशेष--जगत की भुन्य गृह से उपमा देकर कबीर उसको मिथ्या ही बताते 


ज्ञान ह 
ड विचार शंकर के ' oe . 
देखता ६,. जगन्मिथ्या आकाश-नैल्यवत्‌” से पर्याप्त साम्य रखता है । 


विशे | पहली | बुरी कमाइ करि, [ बांधी विष की पोट | 
“कोटि करम फिल पलक मैं, (जब) ग्राया हरि फो गोट १९॥ 


` 
» 


[e 


तेल =समाप्त, नष्ट । ओट-- शरण | ! 
कबीर कहते हैंने ई जन्म में संचित ह की विष की पोटली बाँध रखी 
वर्तिका है, तव लक सू अनाविलं र पन भ i प्रभु की शरण ` 

[ माप्त हो गये। ` Ng । 


ब्यास्या-भाग द Fi हे ८३ 


कोटि क्रम पेले पलक में, जे रंचक वं नाउ । 
अनेक जुग जे पुन्ति करे, नहीं राम बिन ठाउें ॥२०॥ 
` शब्दार्थ--क्रम = क॑र्म, कुकर्म । मेलै=नष्ट करना । रंचक=थोड़ा-सा भी । 
यदि तनिक भी प्रभु का नाम स्मरण किया जाय तो मनुष्य के करोड़ों कुकर्म-- 
पाप--क्षण भर में विनष्ट हो जाते हैं। यदि कोई अनेक युगों से पुण्य करके बिना 
राम नाम के अपना उद्धार चाहे तो भ्रसम्भव है क्योंकि नाम के गश्रय बिना शांति 
कहीं भी नहीं मिलती । 
जिहि हरि जैसा जाणियां, तिन क तसा लाभ। 
ग्रोसों प्यास न भाजई, जब लग घसं न भ्राभ।।२१॥ 
शब्दाथं--भाजई=नष्ट होना । ग्राभ = पानी ॥ 
जिन्होंने प्रभु को जिस रूप में जाना है, उन्हें वैसे ही प्राप्ति होती है। केवल 
मात्र ओस चाटने से तुषित की तृषा शान्त नहीं होगी, उसका शमन तो जल में पैठकर 
ही सम्भव है । भाव यह है कि हरिभक्ति के अन्य साधन ग्रोस सहश हैं जिसमें जल के 
कुछ ही कण हैं । मनुष्य को पूणां परितुप्ति हरिशरण के भ्रगाघ जल के आश्रय से ही 
प्राप्त हो सकती है । 
राम पियारा छांड़ि करि, करे ग्रान का जाप । 
बेस्वां केरा पूत ज्यू. कहैं कोन सू बाप॥२२॥ 
दब्दार्थं--बेस्वाँ केरा = वेश्या का । पूत==पुत्र । 
॒ जो मनुष्य परम प्रिय राम के म्रतिरिकत अन्य अनेक देवताओं का -भजन 
करतां है उसकी स्थिति वेश्यापुत्र के समान है जो किसी एक को अपना पिता (पालक) 
` नहीं कह सकता । 
. ` ` विशेष--यहाँ कबीर ने दिखाया है कि आमा का सनातन सम्बन्ध केवलमात्र 
' ब्रह्म से ही है, उसे प्रन्य देवताओं की पूजा में प्रदत्त करना व्यभिचार है । इस प्रकार 
“ बे बहुदेववाद के विरोधी हैं । 
; कबीर आपण राम कहि, ओरां राम कहाइ। 
जिहि सुखि राम न ऊचरे, तिहि भुस फरि कहाइ ॥२३॥ 
_ झब्दा्थ--ग्रोरां=ग्रौरों से, दूसरों से । ऊचरे = उच्चारण करना । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू स्वयं भी राम नाम का उच्चारणकरञ्रौर . 
श्रत्यों से भी राम नाम कहलाने का प्रयत्न कर । यदि उनमें से कुछ तेरे निर्देश करने « 
पर भी राम नाम का उच्चारण न करें तो उनसे पुनः पुनः 'राम' कहलाने का ग्ाग्रह ,८ 
कर । इससे वह राम नाम स्मरण में प्रदत्त हो सकेगा। | ; की 


(ता) सासो कहल वहामि / ‘a 
इाब्दारथ-केसो ==केशव, राम। ` RD 


= se Nd 





दई [ | कबीर ग्रन्यावली सटीक 


जिस भाव से मन माया के विविध आकषंणों में ासक्त होता है उसी उत्क- 
टता भ्रौर तीब्रता के साथ वह प्रभु में रम जाये तो साधक तारामण्डल--इस 
सृष्टि--के परे जहाँ राम का निवास है वहीं पहुँच जाये अर्थात्‌ ब्रह्म में लीन हो जाये 
लुटि सकं तौ लूटियो, राम नाम है लुटि । 
पीछें ही पछिताहुगे, यहु तन ज॑हे छूटि ॥२५॥ 
राम नाम (ज॑से सुकृत) की लूट हो रही है, यथाशक्ति जितनी प्राप्त कर 
सकते हो कर लो, क्योंकि यह राम-नाम का स्मरण इसी मानव जन्म में सम्भव है। 
नहीं तो फिर शरीर छूट जाने पर परचात्ताप ही शेष रह जाऐगा कि काश ! हम भी 
राम नामं जपः पाते। ट 
लूटि सकं तों लूटियो, राम नाम भंडार । 
काल कंठ तें गहैगा, रूंषे दसू' दुवार ॥२६॥ 
शब्दार्थ--काल = मृत्यु । रूधे --रूँघना । दसू दुवार=दसों इन्द्रियाँ, शरीर । 
हे मनुष्य ! यदि तू राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न को लूटना चाहता है तो लूट 
ले, भ्रन्यथा फिर यह भ्रवसर प्राप्त नहीं होगा । फिर तो मृत्यु कण्ठ पकड़ कर तेरे दसों 
द्वारों को बन्द कर तुझे चेतनाविहीन, जीवनरहित कर देगी । 
विशेष --शरीर.के दस द्वार हैं। दो झ्ाँख, दो नासिका विवर, दो कर्ण, एक 
मुख, एक ब्रह्मरन्ध, गुदामागे और मूत्र मागं । | 
लंबा मारग दूरि घर, बिकट पंथ बहु मार । 
कहो संतो क्यू” पाइये, बुलंस हरि-दीदार ॥२७॥ 
शब्दा्य-मार =डाकू, काम वासना । दीदार =. दर्शन । 

आ . कबीर कहते हैं कि हे सन्त जनो ! हरि दर्शन ग्रत्यन्त कठिन है क्योंकि उनका 
“आन बहुत दूर है, साधना का पथ भी बड़ा जटिल है जिसमें काम झादि 
डाबुओों के बहुत से भय हैं । | 

विशेष---'दूरि घर' से ब्रह्म की अगम्यता एवं अगोचरता, 'विकट' पंथ' से 
साघना की कठिन स्यली एवं 'बहु मार' से सांसारिक भयों की और इ गित है। 
गुण गाये गुण नाम कटे, रटे न राम वियोग। | 
„ भह निसि हरि ध्यावे नहीँ, क्यू" पावे बुलभ जोग ॥२८॥। 
अज्दाच--गुणनाम =सांसारिक बंधन म्रह निसि=दिन-रात । दुलभ = दुलंभ। 


. सूली ऊपरि नट विद्या, विख त नाहीं ठाम ॥२६॥ 
शब्वाय-खरी=भारी । त==तो | ठाम=स्थान । 


कबीर, कहते, "हन्ट जमरण अयात्‌ः०वितिस्तिर्थमा में कठिनाइयाँ 


7०5. ` 





व्याज्या-माग ध 


भारी हैं । यह नट की उसी कुशलता के समान है जो मृत्यु की शूली पर चढ़कर अपने 
आंगिक कौशल दिखाता है। यदि वह वहाँ से गिर जाये तो उंसके बचने का कोई 
उपाय नहीं। इसी प्रकार भक्ति-साधना से पथश्रष्ट भक्त का भी कोई रक्षक नहीं, 
क्योंकि उसके लोक एवं परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं । 
कबीर राम घ्याइ ले, जिम्या सां करि मंत। 
हरि सागर जिनि बीसरे, छीलर देखि भ्रनंत।।३०॥ 
शब्दा्थ--जिनि=मत । छीलर = छिछला, उथला । 
कबीर कहते हैं कि जिह्वा का सहयोग प्राप्त कर राम नाम का स्मरण कर 
भक्ति के ग्न्य साधन रूपी पोखरों को देखकर लोभवश हरि रूपी सागर को विस्मृत 
मत करो । े 
कबीर राम रिभराइ ले, मुख पअंमगृत गुण गाइ । 
फूटा नग ज्यू जोडि मन, संघे सधि मिलाइ ॥३१॥ 
शब्दाथं---रिभाइ ले=प्रसन्न कर ले । नग = रत्न । संपे=जोडकर । 
कबीर कहते हैं कि तू अपने मुख से राम के अमृतमय गुणों का गान कर उन्हें 
प्रसन्न कर ले और इसी प्रकार उनसे अपना मन मिला जिस प्रकार फूटे नग को नग 
से जोड़ पर मिला कर दोनों को एक कर दिया जाता है| 
बिशेष-अंश-अंशी भाव का प्रतिपादन है । 
[ कबीर चित चमंकिया, चहूं दिसि लागी लाइ । 
हरि सुमिरण हाथ्‌ घडा, बेगे लेह बुझाइ ॥३२॥। 
हान्दाथं --लाइ--अग्नि । 
कबीर कहते हैं कि हृदयरूपी चकमक पत्थर के कारण चारों ओर माया के 
ग्ाकर्षणों की अग्नि लग गई है। इस झग्नि को बुझाने के लिये हरि स्मरण-रूपी 
घट हमारे साथ विद्यमान है, अतः इससे इस वासना की अग्नि को शीघ्र बुझा डालो । 
भाव यह है कि संसार जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय हरि-स्मरण ही है। 
३. बिरह को अंग 
. _भ्रंग-परिचय--ग्रेम की परिपूर्णता एवं परिपक्वता के लिए विरह झावश्यक 
माना गया है। विरह के द्वारा ही आत्मा परमात्मा की ओर और भी इढ़ता के 
साथ उन्मुख होती है । इसीलिए प्रत्येक शाखा. के भक्ति-काव्य में, चाहे वह सगुणा का 
उपासक हो चाहे निगु ण का, विरह का विधांन किया गया है। प्रस्तुत अंग में कबीर 
ने भी परमात्मा के प्रभाव में और उसके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा में आत्मा के 
विरह का वणन किया है। कबीर कहते हैं कि उनको गात्मा क्रोंच पक्षी की भांति 
प्रियतम से मिलने के लिए चीत्कार कर रही है। क्रोंच पक्षी'का विरह तो केवल कुछ 
ही समय का होता है, क्योंकि प्रातःकाल होते ही वें दोनों फिर परस्पर मिल जाते हैं, 
किन्तु परमात्मा का बिरे सो अनंत _हैं जो जम॑०रांम से? चुक जाते छैं'बेउष्हें कभी 


द्‌ `, कबीर ग्रन्यावली सटीक | 


भी प्राप्त नहीं कर पाते विरह की इसी भ्नंतता के कारण आत्मा इतनी दुःखी हो 
जांती है कि उसे तो दिन को सुख मिलता है और न रात का, बल्कि स्वप्न में भी 
उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती । ै 

उ विरहिणी आत्मा भ्रपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए बहुत ही आतुर 
है । वह रात-दिन उसके पथ पर खड़ी हुई उसकी प्रतीक्षा करती रहती है और | 
प्रत्येक पथिक से उनके श्राने. का समाचार पूछती रहती है.। बिना प्रियतम के मिले 
उसे पलभर के लिए भी चैन नहीं मिलता । विरह के कारण वह इतनी दुर्बल हो 


'. गई है कि यदि राम के दर्शन की इच्छा से वह ऊपर उठती भी है तो उससे खड़ा नहीं 


रहा जाता भ्रौर शारीरिक दुर्बलता के आधिक्य के कारण उठते ही फिर गिर पड़ती 
है । उसकी अंवस्था मृतप्राय हो गई है और मरने के परचात्‌ स यदि प्रभु की प्राप्ति 
होगी तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि लं.हे के टुकई के Bt होने के 
पक्चात्‌ यदि पारस पत्थर की प्राप्ति हो तो उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता । 
विरह का दुःख बड़ा ही अनोखा एवं विलक्षण है, क्योंकि इसमें न तो 


विरहिणी ही प्रियतम तक जा पाती है झौर न प्रियतम ही उससे मिलने आता है। 


इस प्रकार विरहिणी का मन विरह की तीक् ज्वाला में जल-जल कर भस्म होता 
रहता है । इस अ्रवस्था में विरहिणी के पास केवल एक ही उपचार रह जाता है कि 
वह अपने शरीर को विरहाग्नि में जला कर भस्म कर दे भोर अपने धु ए को स्वग 


तक पहुंचा दे । हो सकता है, उस घु'ए को देखकर ही दयालु प्रितम के मन में कुछ 


करुणा का उद्रेक हो । , | 
विरह की यह पीड़ा बड़ी ही अद्भुत होती है । इसका चाहे जो उपचार किया 
जाये, किन्तु इसकी वेदना कम नहीं होती इसकी वेदना का झनुभव केवल दोही 
व्यक्ति कर सकते हैँ-एक तो वह जिसे वेदना हो रही है रौर दूसरा वह जिसने 
बेदना दी है । यह विरह उस सपं के समान है जिसके विष को किसी प्रकार का भी 
मंत्र नहीं उतार सकता । वस्तुस्थिति तो यह है कि राम का . वियोगी जीवित ही नहीं 
रह सकता और यदि रह भी जाये तो वह पागल हो जाता है। इस विरह सर्प के 
दर्शन का घीरता से सहन करना चाहिए, क्योंकि यदि मन में अर्धेयं का भाव झा गया ' 
तो प्रेम को क्षति पहुंचेगी और फिर प्रियतम. का मिलन असम्भव हो जाएगा । वस्तुतः 
प्रेम-क्षेत्र के प्रनुभव को कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है । 3, 
इतना पीड़ादायक होने पर भी इस विरह को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि « 


जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता, वह तो श्मशान के समान शूल्य. और “ 


भयानक है। अत: कबीर भपने विरह की तीब्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 
प्रितम का पथ देखते-देखते मेरे नेत्र की ज्योति मंद हो गई है, उसका नाम रटते 


` रटते जीभ में छाले पड़ गये हैं। मैं इस शरीर का दीपक बनाकर झौर उसमें प्राणों 


की बाती डाल कर जला रही हूं, क्योंकि न जाने मेरी दयनीय अवस्था देखकर 
प्रियतम को कुछ दया म्रा जाये और वह आकर मुझे दर्शन दे दें। मेरे नेत्रों से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri © 


ध्वास्या-भोर्ग ८७ 


निरन्तर पानी का झरना बहता रहता है और मैं अहनिश पपीहे की भाँति प्रियतम 
का नाम रटती रहती हूं । प्रेम की कसौटी पर रब्ख्ी जाने के कारण मेरी आँखे 
लाल हो गई हैं; जिनके कारण संसार के लोग इन्हें दुखिया समते हैं, किन्तु आँखों 
की लाली या आँसु देखकर सच्चे प्रेम की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि भासू 
तो दुर्जन और सज्जन दोनों की आँखों से समान रूप से निकलते हैं । उ सच्चा प्रेमी 
और, सच्चा विरही तो वही व्यक्ति माना जाता सकता है जिसकी आँखों से झराँसुओों 
के स्थान पर रक्‍त निकले । 
विरह सें ही प्रियतम की प्राप्ति .हो सकती है, अतः जो प्रियतम को प्राप्त | 
करना चाहते हैं, उन्हें हसना छोड़ कर रोने से ही हेत. लगाना चाहिए, किन्तु यह्‌ 
झवस्था भी बड़ी कठिन है, क्योंकि रोने से बल घटता है और हेंसने से प्रियतम 
प्रसन्न होता है। अतः विरही न तो रो सकता है झौर न हँस सकता है, बल्कि 
वह अपने अन्दर ही अन्दर इस प्रकार क्षीण होता रहता है, जिस प्रकार लकड़ी को 
घुन लग जाता है। हँसी तो प्रेम में सवेथा वर्जनीय है, क्योंकि जिसने भी श्रपना 
प्रियतम प्राप्त किया है, वह रो-रोकर ही किया है। यदि हंसी से ही प्रियतम की 
प्राप्ति होने लगे तो फिर इस संसार में विरही अथवा विरहिणी कोई भी नहीं रहे | 
विरह-वेदना इतनी कष्टप्रद होती है कि इसमें बिहहिणी की केवल दो ही भ्रभिलाषाए 
रह जाती हैं-या तो विरहिंगी मर जाये अथवा उसे उसका प्रियतम मिल जाये । 
चाहै जो हो विरहिणी हर प्रकार से भ्रपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध 
हो जाती है, चाहे उसके नेत्र प्रियतम का मागे देखते-देखते ज्योति-विहीन हो जायें, 
चाहे विरह की झाग में जल-जलकर उसका - शरीर भस्म हो जाये । अतः प्रियतम से 
मिलने का और प्रेम को परिपक्व करने का केवल एक ही मार्ग है-प्रियतम के विरह 
में अहनिश जलते रहता । ns 
रात्यू. खंती बिरहनों, ज्यू बंचौ कू कुज । 
कबीर अंतर प्रजल्या, प्रगदया बिरहा पुज ॥१॥ 
शब्दार्थ--रात्यू--रात भर । अंतर हृदय । पु ज--समूह । 
परम तत्व की विरहिणी आत्मा रात्रि भर इस प्रकार रोती रही, जिस भ्रकार 
वियुक्त क्रॉंच पक्षी करुण चीत्कार करता रहता है। कबीर जी कहते हैं कि विरह 
समूह के प्रकट होने से हृदय वियोग-ज्वाला में दग्ध हो रहा है। 
॒ झंबर कु'जां कुरलियां, गरजि भरे सब ताल । 
जिनि यं गोबिद बीछुटे, तिनके कोण हवाल ॥२॥ 
शब्दाथ--अंबर = पराकाश । हवाल = रक्षक । , 
आकाश ने क्रोंच एषं कुररि पक्षियों की विरहानुभूति पर करुणाद्रं हो बरस 
कर समस्त तांल जल से परिपूर्ण कर दिये इन विरहिणयों की पुकार तो बांदल ने 
. “सुन भी ली किन्तु जो प्रभु से वियुक्त हैं, उनका रक्षक तो (प्रभु के अतिरिक्त) और 
कोई नहीं है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पद “ कबौर ग्रन्यावलौ सटौफ 


चकवी बिछुटी रेणि की, आइ मिली परमाति। 
जे जन बिछुटे राम सु, ते दिन मिले न राति ॥६॥। 
रात्रि की बिछुड़ी हुई चकवी अपने चकवे से प्रभात के आगमन पर मिल जाती 
है, किन्तु जो राम से वियुक्त हैं वे तो दिन या रात कभी भी उनसे नहीं मिल पाते । 
` विशेष-- १. एक प्रकार से कबीर के इस वियोग का उद्दीपन विभाव-वर्णेन 
है जिसमें विरहिणी ग्रात्मा को एक वियुकतयुग्म का मिलन देखकर अ्रपना मिलना 
` खटकता है। ट 
२. यह विएवास है कि चकवा गौर चकवी दिन छिपते ही अलग-अलग हो 
कर एक-दूसरे के विरह में तड़पते हैं ग्रौर प्रभात में मिल जाते हैं। 
| वासुरि सुख, नां रंणि सुख, नां सुख सुपिने माहि। 
कबीर बिछुट्या राम सू, नां सुख घृष न छाँह ॥४॥ 
इाब्दाथ--वासुरि=दिन । 
कबीर जी कहते हैं कि रामवियोगी को न दिन में और न रात में सुख है 
और न स्वप्न में-उसे प्रिय की वियोग-व्यथा ही व्यथित किये रहती है। धुप या 
छांह - कहीं भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता । 
बिरहनि ऊभी पंथ सिरि, पंथी बरू. घाइ। 
एक सबद कहि पीव का, कबर मिलेंगे श्राइ ॥॥५॥ 
शब्दार्थ--ऊभी =खड़ी हुई। पंथ सिरि=मार्ग के किनारे । कबर==कब । 
विरहिणी मार्ग में प्रिय की प्रतीक्षा में खड़ी श्ाते-जाते पथिक से जिस प्रकार 
उत्कण्ठा सहित प्रिय आगमन का समाचार पूछती है उसी प्रकारः साधक की ब्रह्म 
वियुक्त ग्रात्मा गुरु से प्रिय (ब्रह्म की) चर्चा सुनती हुई यह जानना चाहती है कि 
प्रभु से कब भेंट होगी । 
बहुत दिनन की जोयती, बट तुम्हारी राम । 
_ जिव तरसं तुझ मिलन झू , मनि. नाहीं विश्राम ॥६। . * 
हरम | में (बिरहिणी ) 
राम ! राहणा आत्मा) तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत समय से कर 
है । मेरे प्राण तुम्हारे दर्शन के लिये तृषित हैं मौर मन बिना दर्शन व्याकुल है । र 
विरहिन ऊठं भी, पड़े दरसन कारनि राम.। 
ˆ ` सूयां पीछे देहुगे, सो-दरसन किहि काम ॥७॥ 
ठ न र त = सुदशेन । 
राम ! यदि म्न नों की उत्सुकता में 
क्षीणकाय होने के कारण गिर'गिर पड़ती है, अर्थात्‌ bata आ बर म 
कृशकाय हो गई है उससे मरंणोपरान्त यदि झापने रोग निवारक सुदर्शन चुण--अ्रपना 
सौन्दर्यमय स्वरूप दशन दिया तो वह किस प्रयोजन का ? 
विशेष--“का वर्षा जब कृषी सुखाने” से तुलना कीजिए 


जिए । 
. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यास्या-भागे | दहै. 


सवां पीछें जिनि मिले, कहै कबीरा राम । 
पाथर घाटा लोह सब, (तब). पारस कोणें काम ।।८।। 
शब्दार्य -- मू वा==मृत्यु। जिनि=यदि । 
कबीर जी कहते हैं कि हे प्रभु ! यदि आपका दशन मृत्यु के पश्चात्‌, हुआ तो 
वह किस प्रयोजन का ? वह तो उसी प्रकार निरर्थक है जिस भ्रकार कोई पारस 
पत्थर की प्राप्ति के लिए लोहे को प्रत्येक पत्थर से धिस कर समाप्त कर दे और तब 
उसे पारस पत्थर को प्राप्ति हो । ; 
अ्ंदेसड़ा न भाजिसी, संदेसौ फहियां। 
कै हरि भयां भाजिसी, के हरि ही पास गयां ॥8॥ 
दाब्दार्थ--म्रंदेसड़ा = भ्राशंका, अदेशा । भाजिसी = नष्ट होता है । 
विरहिणी आत्मा किसी दूत से कहती है कि मेरी प्रिय मिलन में असफलता 
की आशंका नष्ट नहीं होती । अतः तुम प्रभु से कहना कि यातो वे स्वयं भागकर 
शीघ्र मेरे पास झा जायें, अथवा फिर मुझे ही उनके पास आना पड़ेगा । 
झाइ न सकों तुज पें, सक्‌ न तुझे बुलाइ । 
जियरा याही लेहुगेश बिरह तपाइ तपाइ ॥१०॥ 
दाब्दाथं---जियरा = जीव, प्राण । लेहुगे=लोगे । 
कबीर की वियोगिनी आत्मा कहती है कि मैं तेरे पास भी नहीं आ .सकती 
क्योंकि मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ । (भाव यह है कि मैं अभी माया में संलिप्त हूँ) ग्रोर 
तुमे अपने पास नहीं बुला सकती क्योंकि मैं अभी सर्वात्म-समपण नहीं कर सकी, जो 
तु आक्ृष्ट कर मेरे पास तक ले आये । तः यही दिखाई देता है कि तुंम हमारे 
प्राणों को इसी प्रकार विरह में तपाते-तपाते समाप्त कर दोगे । 
| यहु तन जालां मसि करूं, ज्यू' घूवां जाइ सररिंग । . 
मति वे राम दया करं, बरसि बुराब अग्गि॥११॥ 
' शब्दार्थ--मसि=क्षार, राख । सरम्ि=स्वगं । मति=संभव है। अ्ररिनि= 
गाग । विरह "दुःख । , 
विरह की इस झसहनीय अवस्था में यह इच्छा होती है कि मैं अपना यह 
शरीर भस्म कर क्षार कर दू, जिससे मेरी भ्रस्थियों का जो धुश्नाँ आकाश में फंलेगा, 
तो संभव है, वे दयानिमि राम दयाद्रें होकर म्पनी कृपा-हष्टि के वारि से उस भरिन 
को बुभावें । 
यहु तन जालौं मसि करों, लिखों राम का नाउँ । 
ले्साण करूं करंक को, लिखि लिखि राम पठाउँ ॥१२॥ 
दाब्दार्थ--करंक = भ्रस्थि, पंजर । पठाऊ = भेजू । 
विरहिणी कहती है कि यह इच्छा होती है कि इस शरीर को जलाकर स्याही 
बना लू और भ्रस्थियों की लेखनी, इससे राम का नाम लिखू और लिख-लिखकर 


भेजू , कदाचित इस कृत्य से प्रसन्न होकर वे दशन दें । 
अपने मशु रामू को भेज, कदाच Math Collection. Digitized by eGangotr 


j 


६ ` कयौर ग्रन्यावलो सटोफ 


कबीर पीर पिरावनों, पंजर पीड़ न जाइ। 
एक ज पौड़ परीति की, रही कलेजा छाइ ॥१३॥ 
शब्दाथं--पीर= वेदना । पिरावनी =कसकपूर्णं । पंजर = शरीर । परीति= 
प्रीति, प्रेम । | 
कबीर कहते हैं कि पीड़ा बड़ी वेदनापूर्ण होती है, शरीर की पीड़ा ही इतनी 
कसकमय होती है कि उपचार करने पर भी नहीं जाती, फिर प्रेम की जो पीड़ा है वह 
तो सर्गथा ही उपचार से बाहर है, वही असह्य पीड़ा मेरे हृदय में समा गई है। 
चोट सतांणों बिरह को, सब तन जर जर होइ। | 
मारणहारा जांणिहे, कं जिहि लागी .सोइ॥॥१४॥ 
आाब्दार्य--सतांणीं=व्यथित करती है । जर-जर = जीणं, कृश । | 
विरह की चोट बड़ी व्यथित करती है, इसकी वेदना से शरीर कृशकाय हो 
जाता है। इस पीड़ा का अनुभव केवल दो को हीं होता है--एक तो उसको जो उसे 
भोग रहा है तथा दूसरे उसको जो इस पीड़ा को प्रदान करता है । 
कर कमाण सर सांधि करि, खेंचि जु मार्या मांहि । 
भीतरि भिद्या सुमार द्वं, जीवे कि जीवे नांहि ॥१५॥ 
दाब्दाथं---सांधि करि=साधकर। सुमार = गहरी चोट। 
भगवान्‌ रूपी प्रियतम ने हाथ में धनुष घारण कर खींच कर ऐसा प्रेमबाण 
चलायां है कि वह हृदय के आरपार हो गया । हृदय प्रेममय ही हो गया । उसके प्रेम- . 
तीर की यह चोट इतनी गहरी लगी. है कि जीवन जन्म और मरण के मध्य झूल रहा. 
है, अर्थात्‌ प्रभु प्रेम उसे भ्रपनी ओर खींचता है और सांसारिक आकर्षण अपनी झर |. 
जबहुं मारया खेंचि करि, तब में पाई जांणि। 
. लागो चोट सरम्म की, गई कलेजा छांणि ॥१६॥ 
शब्दाय--जांणि= जान, ज्ञान । मरम्म=मर्मान्तक । छांणि--बींवना। . 
जब गुरुवर ने पूर्ण शक्ति के साथ खींच कर उपदेश द्वारा प्रेम रूपी बाण 
चलाया तभी मुझे ज्ञात हुआ कि इस प्रेम-वाण की मर्मान्तक चोट मेरे हृदय के पार 
हो गई। भाव यह है कि प्रेम से तन-मन बिध गया । 
जिहि सरि मारी काल्हि, सो सर मेरे मन ब : 
, तिहि सरि अजह मारि, सर बिन सच पाऊ नही | १७॥ 

' शब्दाथ--सरि=बाण । सच = सुख, शान्ति । ड | 

हे गुरुदेव जिस प्रेम बाण से आपने मुझ पर चोट की, वह मेरे मन में बस 
गया है। वह बाण स्वर--वाणी का श्र्थात्‌ . प्रेमोपदेश का था। उसी (वाणी के) 
बाण को की भ्राज भी मार, क्योंकि उसके बिना मुफ्रे शान्ति नहों। 

विशेष--कंसा विरोधाभास है जो बाण शरीर को बींघता है, च 
'रहा है, यह कबीर जसे प्रेमी के लिए ही संभव है । को बींघता है, वही प्रिय लग: 
ne 'बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लात [ 
राम बियोगी ना जिव, जिवै तो बोरा i , १८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri [ 


उ्वोल्या-्भागं ९१ 
शाब्दाथं- भुवंगम = सांप । बौरा--पागल । | 
विरह रूपी सर्पं शरीर की बांबी में घुसा बेठा है, उसे कोई भी मंत्र (साधक) 
बाहर निकालने में समर्थ नहीं हो सकता । प्रभु का वियोगी तो जीवित ही त रह 
सकता, वह जीवन-मुक्त हो जाता है झौर यदि जीवित रहता है तो सांसारिक कर्तव्यों 
झ्रादि से पूणं भ्रसम्पृक्त हो जाता है जिसे लोग पागल कहने लगते हैं । 
विधेष--१. प्रथम चरण में सर्प को पकड़ने की क्रिया से विरह की तुलना है, 
बांबी में से सपं को मन्त्र बल से निकाल कर वशीकृत किया जाता है । 
२. रूपक अलंकार । ड 
बिरह मुवंगम पसि करि, किया कलेज घाव । 
साधू. झंग न मोड़ही, ज्यू भाव त्यू खाब॥१६॥ द 
दाव्दार्थ-पैसि कर= पैठ कर, प्रवेश कर। अंग न मोड़ही =विचलित नहीं 


|| ; 
विरह म में मे लिया है, किन्तु इस 
विरह रूपी सपं ने शरीर में प्रवेश कर हृदय में घाव कर ई 
वेदना से साधुजन विचलित नहीं होते । जैसे उसकी इच्छा होती है, उस Eh में उसे 
अपने को खाने देते हैं ।. भाव यह हैँ कि साधक विरह की कठोर यातनाझं से .पथ- 
विचलित नहीं होते । ; 
ह सब रंग तंतर बाबत्रन, विरह ज 8 अर 
गौर न कोई सुणि सके, के साई के चित्त ॥२०॥ ५ 
। शब्दार्थ--रंग = रग, शिराएँ। तंतर= पशु चर्म निमित तति जो तन्त्री में 
प्रयुक्त होती है। बाव = इकतारे के समान तन्त्री जिसे जोगी बजाते फिरा करते हैं । 
शरीर रूपी तन्त्री पर शिराश्रों रूपी तांतों को विरह नित्य बजाता है। विरह 
` वदना से शिरोपरशिरायें भंकृत रहती हैं। इससे निस्सृत संगीत को कोई तीसरा नहीं 
सुन सकता । या तो उसे प्रियतम ही सुन सकते हूं आऔर या मेरा हृदय ही प्रेम-क्षेत्र के 
अनुभव जिन्हें भुक्‍त-भोगी ही जान सकते हं । 
ges बिरहा बुरहा जिनि कहौ, बिरहा है सुलितान । 
जिस घटि बिरह न संचरे, सो घट सदा मसान ॥२१॥ 
झा्दाथं-वुरहा==वुरा । जिनि=मत। सुलितान >> राजा । मसान = 
हे मनुष्यो ! बिरह को बुरा मत बताझो, वह तो राजा के समान सवोर्पार है— 
_ संयोग से भी ऊपर है। जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता वह संदा इमशान 
"भांति | शून्य. निर्जीव है 5: रा | 
र 5. कद झंषडियां काई पड़ी, पंथ निहारि निहारि । 
जीमड़ियां छाला पड़ या, रम पुकारि पुकारि ॥२२७ 
` ज्ञब्दारथ-अंषणिया==नेत्र । झाई = मन्द । 
भ्रिय-प्रागम का मांगे तकते-तकते मेरी नेत्र-ज्योति मन्द पड़ गई है एवं राम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


8३ कबौर ग्रन्यावलौ ससीक 


को पुकारते-पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। प्रियतम ! मैं कब से तुम्हारी बाट 
जोह रही हूँ । 
इस तन का दीवा करों, वाती मेल्यू जीव । 
लोही सींचो तेल ज्यू, कब मुख देखो पीव ॥२३॥। 
शब्दायं- दीवा = दीपक । मेल्यू' = डालू' । जीव = प्राण । लोही = रक्त । 
में अपने शरीर रूपी दीपक में प्राणों की वर्तिका डाल कर और उसका लो हू- 
रूपी तेल स्नेह से अभिधिचन कर न जाने कब से प्रिय आगमन का मार्ग देख रही हूँ, न 
जाने कब उनका मुख निहार सकृ गी । 
ननां नोर लाइया, रहट बहे निस जाम। 
पपीहा ज्यू' पिव पिव करों, कबर मिलहुगे राम ॥२४॥ 
शब्दार्थ-ननां =नेत्रों से। नीझर= निर्भर । जाम= याम, प्रहर (दिन के) 
मेरे नेत्रों से ग्रहनिश ग्भ -प्रवाह रहट की भाँति अवान्तर गति से चलता 
' रहता है और मैं सवंदा पपीहे की भाँति प्रिय-नाम रटती रहती हुँ । प्रियतम राम ! 
तुम कब मिलोगे ? 
| ग्रषडयां प्रेम कसाइयां, लोग जाणें दुखड़िया । 
साई ग्रपणें कारणें, रोइ रोइ रंतड्या ॥२५।। 
ee शब्दार्थ--प्रेम कसाइयां=प्रेम की कसौटी पर कसी गई । साई = स्वामी, 
य्‌। 
मेरी आँखें प्रेम की कसौटी पर लाल हो गई हैं। वे प्रिय-वियोग में निरन्तर 
रोने र का लाल हो गई हैं भर संसार यह भ्अनुमान लगा रहा है कि ये दुखनी 
आरा गई हैं। . 
सोई आंसू सजणा, सोई लोक बिड़ांहि। 
जे लोइण लोही चुं, तो जाणों हेत हियांहि॥ २६॥। 
शम्दाथ-सोई=वे ही सजणां--सज्जनों के । लोक बिड़ांहि=लोक-बाह्य 
भ्र्थात्‌ दुर्जनों के । लोइण नेत्र । लोही = रक्त । चुवौ --गिरता है । 5 
केवल मात्र अश्र्‌ देखकर सच्चे प्रेम की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि 
भांसू तो सज्जन और दुन दोनों के समान खूप से गिरते हैं, किन्तु जिन नेत्रों से रकत 
के आंसू गिरें, वही सच्चे प्रेम की भ्रवस्थिति जानो । 
कबीर हसणां दूरि करि, कति रोवण सौं चित्त । | 
बिन रोयां क्यू” पाइए, प्रेम पियारा मित्त ॥२७॥ 
शब्दार्थ--मित्त = मित्र, प्रियतम । | 
कबीर कहते हैं कि हे मित्र ! हँसना छोड़ दे; प्र्थात्‌ सुखमय जीवत को त्याग. 
दै एव रुदन अर्थात्‌ प्रिय-वियोग की गेदना को ही अपना । बिना विरह की अनुभूति 
J प्रेम-पात्र को त कैसे प्राप्त कर ङ्गे Collection. Digitized by eGangotri 


व्यास्या-साग ९३ 
जो रोॐ तो बल घटे, हंसों तौ राम रिसाइ । 
मनही मांहि बिसुरणां, ज्यु. घुण काठहि खाइ ॥२८॥ 
राब्दाथं-बिसूरणां=क्रंदन । घुण = घुन । काठहि= काष्ठ को । 
यदि मैं विरह में रोता हूँ तो मेरी शक्ति क्षीण होती है, हसता हूँ तो राम को 
प्रिय नहीं है, क्योंकि बिना मिलन उल्लास क्यों और कँसे ? अ्रब मेरी आत्मा मन ही 
सन ऋंदन कर मुझे वासे ही क्षीण करती रहती है जैसे घुन भीतर ही भीतर काष्ठ 
को काट कर खोखला बना देता है। भाव यह है कि विरह भीतर ही भीतर सालता 
रहता है | ह 
हँस हसि कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोइ । 
. जे हाँसेही हरि मिले, तो नहीं दुहागनि कोइ ॥२९।। 
दाब्दार्थ--दुहागनि == दुर्भागिनी । 
हँस-हँस कर, सांसारिक आनन्द उड़ाते हुए, किसी ने प्रभु को नहीं पाया है। 
जिसने भी उनकी प्राप्ति की है उसने उनके विरहं की मर्मानुभूति की है। जो इस 
प्रकार भोगविलास द्वारा ब्रह्म, स्वामी, की सुहागिन बन जायें, तो कोई अभागिन रहे 
ही नहीं । 
हाँसी खेलौं हरि मिले, तौ कोण सहै षरसान । 
काम क्रोघ त्रिष्णां तजे, ताहि मिले भगवान ॥३०॥ 
इब्दार्थ--षरसान -- तलवार । [ 
` यदि प्रभु सुख-गैभव की विविध कीड़ाओं में प्राप्त हो जायें तो तलवार की 
घार के समान तीक्ष्ण विरह-गेदना का अनुभव करने के लिए कौन प्रस्तुत होगा। जो 
काम, क्रेध एवं तुष्णा का परित्याग कर देगा उसे ही भगवत्‌-प्राप्ति हे। सकती है । 
विशेष---तुलना कीजिए-- 
गति तीक्षण प्रेम कौ पंथ महा, तलवार की घार पे घावनो है ।' 
पूत पियारो पिता कों, गोहनि लागा घाइ । 
लोभ मिठाई हायि दे, श्रापण गया मुलाइ ॥३१॥ 
शब्दाथ ८ पूत = पुत्र । गौहनि =साथ । आपण--अपनापन । 
आत्मा रूपी पुत्र प्रभु रूपी पिता के प्रेम के कारण उसके साथ के लिए दौड़ पड़ा, 
किन्तु वह पिता लोभ की मिठाई पुत्र के हाथ में देकर स्वयं को छिया गया। 
न भाव यह है कि गात्मा तो स्वाभाविक प्रेम के कारण परमात्मा से मिलना 
चाहती है किन्तु प्रभु लोभ का व्यवधान डालकर छिप जाते हैं--साधक की दृष्टि से. 
झोभल हो जते हैं । | 
डारी सांड पटकि करि, अंतरि रोस उपाइ । 
रोवत रोवत मिलि गया, पिता पियारे आइ ।।३२॥ 
शब्दार्थ-अंतरि= द में । रोस=क्रोध । 


कि वाकी इ के! सिहता भव असि "पी पुत्रने देखी तो, 


९४ `| | र 5 25% 8 कबीर प्रन्थावलो सदीक . 


उसने उसे उठा कर फेंक दिया, लोभ का परित्याग कर दिया, मौर उसे श्रपने कृत्य पर. :. 


आक्रोश हुआ कि यह तूने क्या किया ? इस तुच्छ मिठाई के' कारण पिता को छोड़ 
दिया | इस विथोग में वह पुत्र (आत्मा) वेदना का श्रनुभव कर रोने लगा और रोता- 
रोता श्रपने प्रिय पिता (प्रभु) तक जा पहुंचा । | 
नैनां झंतरि श्राचरू, निस दिन निरषों तोंहि। 
कब हरि दरसन देहुगे, सो दिन आवे मोंहि।२३॥ 
दब्दा्थं--नैना अंतरि -आंखों में । आचरू = आँजकर, लगाकर । 
हे प्रभु! न जाने वह दिवस कव आयेगा जब मैं आपको नेत्रों के भीतर काजल 
के समान भ्रांजकर अहनिश आपका-दर्शन लाभ प्राप्त करूंगी । न जाने प्रभु आप कब 
'दर्शन देकर तेरे लिए इस सौभाग्यशाली दिवस को बुलाग्रोगे । 
भाव यह है कि मुझे किस दिन यह सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा । 
॒ कबीर देखत दिन गया, निस भी देखत जाइ । 
बिरहणि पिव ' प्रावं नहीं, जियरा तलप माइ ॥३४॥ 
. इब्दाथ्‌-निस=रात। जियरा= प्राण । तलप =_तड़पना । 


कबीर कहते हैं कि विरहिणी आत्मा दूसरी आत्मा को सम्बोधित कर कहती है कि | 


हे सखि प्रिय की प्रतीक्षा में समस्त दिवस बीत गया गौर रात्रि भी यू' ही रीती बीती .. 
जा रही है.। विरहिणी को प्रिय की प्राप्ति नहीं, होती इससे उसका हृदय ` वेदना में 


तड़पता है । 
क बिरहणि क्‌ मीच दे, क आपा दिखलाइ । 
झाठ पहर का दाझणां, मोपें सह्या न जाइ ॥३५॥ 
दब्दाथं--मीच = मृत्यु । दाभणाँ =दग्ध होना । 
` हे प्रभु विरहिणी की या तो जीवन लीला ही समाप्त कर दो या अपना स्वरूप- 
दर्शन दो । श्रव दिन-रात.यह वेदना मुझ से सहन नहीं हो पाती । . 
बिरहणि यी तो क्यू रहीं, जली न पीव की नालि । 
रह रहु सुगधा गहेलड़ी, प्रेम न लाज' मारि ।।३३॥ 
बाब्दाथ--नालि=साथ। रहु-रहु = बस-बस । मूगधा = मुग्धा ।  गहेलड़ी = 
देरी करने वाली । 


यदि तू वास्तविक भरथो में वियोगिनी थी तो जीवित क्यों रह गयी ? प्रिय के 


साथ चिता में ही क्यों न भस्म हो गई ? अपनी लज्जा के कारण प्रिय-मिलन में भ्रस- 


. फलता प्राप्त करा देने वाली मुग्धा ? तू अधिक बात मत बना बसं कर, क्यों व्यर्थ . 


प्रेम को > लज्जित करती है। 
हाँ बिरह की लाकड़ी, समभि समि घु .घाऊं । 
छूटि पड़ों या बिरहु तें, जे सारी ही जलि जाऊं ॥३७॥ 
शब्दाय मिक्ा6िछकत्सणाहुलाहn। Digitized by eGangotri 


मैं बिरह की उस लकड़ी के समान हूँ जो शनेः-शनैः सुलग कर जल रही है । 


है 


उठता है। 


`. `. कम्बल। 


.. च्याख्या-मांग ` .... . : ME § ` ३५ 


„ इससे तो अच्छा है कि प्रिय दशेन दे दें श्रौर मैं इस विरह से मुक्त हो सकू: झथवा मैं . 


जल कर सवथा क्षार हो जाऊ । यह विरहावस्था भ्रसहनीय है । . 
| कबीर तन मन लों जल्या, बिरह गनि सृ' लागि । 
मृतक पीड न .जांगई, ' जांणोंगी यहु श्रागि॥३८। 
झब्दाथ सरल है। | 
कबीर कहते हैं, विरह-अग्नि से मेरा शरीर और हंदय इस प्रकार भस्म हो गये 
कि वे चतन्य रहित हैं । जिस प्रकार मृतक पीड़ा से संथा ्रसम्पुक्त रहता है, उसी 
प्रकार विरहिणी भी । यदि कुछ वेदना की जलन का अनुभव और ज्ञान होगा तो इस 
विरहाग्नि को ही होगा । 
बिरह जलाई में जसों, जलती:: जल हरि. जाऊं । 
मो देख्यां जल हरि जले, संतो कहां. बुभाऊँ ।।३९॥। 
शब्दया--सरल है। 
मैं विरहाग्नि में जली जा रही हूँ। इस असझ्य ग्रवस्था के शमन के लिए यदि `. 
में गुरु रूपी तालाब के पास जाती हूँ तो मुझको उस प्रेमारिन में जलता देखकर गुरु ' 


. भी श्रौर अधिक उस आग से जलने लगे। संतजन, मैं इस .विचित्र स्थिति का कया 
` वणन करू। -' 


भाव यह है कि शिष्य का यह अपार प्रेम देखकर गुरु में भी प्रेम उद्दीप्त हो 


परवति परबति में फिर्या, नेन गंवाये रोइ । 
सो बूटी पाँऊ नहीं, जातें जीवनि होइ ।॥४०॥ 
शब्दाथ--परबति=पर्वत । बुटी =भ्रौषधि । 
मैने पर्वत-पर्वेत छान डाला और नेत्र प्रिय वियोग में रोते-रोते नष्ट कर बैठा 
किन्तु मैं कहीं भी वह संजीवनी बुटी अर्थात्‌ ब्रह्म--स्वामी, नहीं प्राप्त कर सका जिससे 


जीवन सफल हो सके । 


रे व्रिशेष--कबीर के ध्यान में इस समय लक्ष्य-शक्ति प्रसंग अवस्य घूम रहा 
गारा कः 

57 फाड़ि पुटोला धज करों, कासड़ली पहिराउं। 
जिहि.जिहि भेषां हरि मिलै, सोइ सोई भेष कराउं।४१॥ 
शब्दार्थ-पुटोला = रेशमी वस्त्र । धज=हूक-टूक, घज्जियां। कामडली = 


यदि प्रिय को मेरा यह सौन्दर्येपूणे वेश रुचिकर नहीं तो भ्रपने रेशमी बस्त्रों : 


_. _ को'फाइकर' घज्जियां कर साधुओं के समान कम्बल धारण कर लू'। जिस-जिस 
. वेश (आचरण ) के द्वारा प्रभु-मिलन की सम्भावना है, मैं वही वेश धारण कर 
` सकंती हूँ। 


CC-0. नन हमारे di जाल h Collection. Digitized by eGangotri 
, ह्म र ॥ 


ना तू मिले नां में सुखी, ऐसी बेदन मुझ ॥४२॥ 





. 8६ कबीर ग्रभ्थावली सटीक 


जब्दर्थ--लोडँ==प्रतीक्षा में देखना । सुखी = प्रसन्न । ` | 
सेरे नेत्र क्षण-क्षण में तेरी प्रतीक्षा में बाट जोहते-जोहते नष्ट हो गये । मुझे 
ऐसी वेदना है कि तेरे मिलन बिना आनन्द नहीं । 
न भेला पाया ख़म सों, भोसागर के मांह । 
जै छांड़ों तौ ड्बिहाँ; गहों त डसिये बांह॥४३॥ 
शब्दार्थ--भेला -- वेड़ा भौसागर-भवंसागर । 
इस भवसागर के मध्य डूबते हुए को तरने के लिए बड़े परिश्रम से प्रेम का 
बेड़ा मिला है किन्तु इस पर विरह रूपी सर्प बैठा हुआ है । , जो इसे छोड़ता हूँ तो | 
डूबने का भय है और यदि इसका आश्रय लेता हूँ -तो आशंका है कि यह विरह-भुजंगम 
मुझे डस न ले। 
भाव यह है कि संसार से मुक्त होने के लिए प्रेम एकमात्र साधन है, किन्तु 
इसके साथ विरह भ्रवश्य भोगना पड़ता है। 
रणा दूर बिछोहिया, रहु रे संघम भूरि । 
देवलि देवलि धाहड़ी, देसी ऊंगे सूर ॥४४॥ 
दाब्दार्थ --संघम -- चक्रवाक । फूरि=बिसूर=बिसूर कर। धाहड़ी =उच्चः 
स्वर में । 
चक्रवाक पक्ष में-हे चक्रवाक ! रात्रि ने तेरे प्रिय को तुझसे वियुक्त कर दिया 
है, अब तू बिलख-बिलख कर उच्च वाणी में मन्दिर-मन्दिर अथवा घर-घर पर उसके 
लिए पुकार लगा रहा है, किंन्तु उससे मिलन सूर्य ही करायेगा । 
मनुष्य पक्ष में -- ज्ञान रात्रि में तुभसे प्रभु वियुक्त हो गये हूँ। अब तू चक 
वाक की भांति मन्दिर-मन्दिर में उसके लिए पुकार लगा रहा है, किंन्तु उसकी प्राप्ति 
ज्ञान-सूय उदय हं,ने पर ही हं.गी । | 
विशेष---अन्योक्ति से पुष्ट सांगरूपक अलंकार । 
सुखिया सब संसार है, खाये ध्रु सवे । 
दुखिया दास कबीर है, जागे ग्रह रोवे।४५॥ 
कबीर कहते हैं कि समस्त संसार सुखी है जो भोग-विलास का जीवन व्यतीत 
कर झज्ञान रात्रि में सोता है। दुखी तो केवल एक कबीर है जो ज्ञान-प्राप्ति के 
लिए जग भी रहा है और प्रभुःमिलन के लिए रो भी रहा है । 


४. ग्यान बिरह को अंग 
“प्रंग-प.रचय--निगुं ण सन्तों में ज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया गया 
है । उनकी मान्यता है कि जब तक जीव श्ज्ञान के अंधकार में पड़ा रहेगा, तब तक 
वह प्रभु से साक्षात्कार नहीं कर सकता । इसलिए इस अंग में कबीर ने ज्ञान भौर 
विरह के समन्वय का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मैने जीवात्मा रूपी दीपद 
मे ज्ञान-ज्यो लिट ऋतु” को उसे अहा एफेल7०ढाज़ ०जिप्त॒०है । इस प्रकार की 


व्यास्या-भाग ६७ 


ज्योति ही विपय-बासनाओं के पतंगों को जलाने में समर्थ होती है ; अर्थात्‌ मन के ` 


. विकार तभी दूर हो सकते हैं, जब ज्ञान भौर विरह का समुचित समन्वय हो । 


मनुष्य की मृत्यु के लिए हिसात्मक शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार 
की मृत्यु से व्यक्ति को कुछ भी ध्राप्त नहीं होता । यदि वह प्रेमास्त्रों से मरता है 
तो निस्संदेह उसे भगवत की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम की आग बड़ी विलक्षण 
होती है, वयोंकि इससे धुआँ नहीं निकलता, किन्तु यह अन्दर ही भ्रन्दर हृदय को 


` जलाती रहती है। इसकी वेदना को वही, व्यक्ति जान सकता है, जो इस आग में 


पल रहा हो, केवल दूसरों के कहने से इसका वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता ।. 
योगाग्ति के प्रज्वलित होने पर शरीर की झोली जलकर क्षार हो जाती है, 
खोपड़ी का खप्पर हूट-टूट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाता है मरौर जब काया का बन्धन 
हो जाता है, तब ब्रह्म की प्राप्त हो जाना बहुत ही गासान होता है। यही अग्नि 
माया जन्य विषय विकारों को नष्ट करने में समर्थ होती है र जब विषय-वासनाएं 
नष्ट हो जाती हैं तब मन में नेक प्रकार के उदात्त पावन वेराग्य, विवेक, करुणा 
आदि भ्राविभूत हो जाते हैं। यही अग्नि तभी प्रज्वलित होती है, जब शिष्य पर 
गुरु की कृपा होती है। इस आग में जलकर ही मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करके उसके 
साथ तदाकार हो जाता है ; अर्थात्‌ वह जीवन्मुक्त हो जाता है। 
दीपक पाबक झांणिया, तेल भी श्रांण्या संग । 
तीन्यू' मिलि करि जोइया, (तब) उड़ि उड़ पड़ें पतंग ॥१॥॥ 
शब्दार्थ--दीपक==जीवात्मा । पावक-ज्ञान ज्योति । तेल=स्नेह । 
श्राण्यां-- डालकर । जाइया==जलाया, प्रदीप्त किया । पतंग= विषय वासना के 
उपादान रूपी पतंगे । 
जीवात्मा रूपी दीपक में ज्ञान-ज्योति प्रज्वलित कर तथा उसमें स्नेह (तेल) 
डालकर प्रदीप्त किया । इस प्रकार जब तीनों ग्रात्मा, ज्ञान एवं स्नेह मिलकर एकत्रित 
हो प्रदीप्त हुए तव उसकी अग्नि शिक्षा में विषय वासना रूपी पतंगे गिर-गिरकर 
नष्ट होने लगे । । ६ 
मार्या है जे मरेगा, बिन सर थोथी भालि। 
पड़ या पुकारे ब्रिछ तरि, झाज मरे के काल्हि।२॥ 
दाल्दार्य--बिन सर्‌=बिना फलक के । योथी=खाली । दछ=रक्ष, 
सार-हक्ष । 
जो मारा गया है वह तो बिना फलक के छंछे भाले से ही मर सकता है । 
भाव यह है कि मरण के लिए हिसापूणं शंस्त्रों की आवश्यकता नहीं, अपितु जीवन्मुक्त 
होते के लिए प्रेम का बाण ही पर्याप्त है। उस बाण के लगते ही वह वेदनाकुल होकर 
संसार--टक्ष के नीचे पड़ा कराह रहा है, पीड़ा का अनुभव कर इस प्रतीक्षा में है कि 
वह आज जीवन्मुक्त होगा या कल । भ्रथवा यह संसार दकष के नीचे पड़ा वेदनाकुल है 
ग्राज या कर्स में ही प्रीति शी रही उसेः'भ्रिय कीएबाडिवा०डोः व्येति 


ध ` कबीर ग्रस्यावलो सटीक 


हिरदा भोतरि दों बले, धुवां न प्रगट होइ। 
जाकं लागी सौ ललं, कं जिहि लाई सोइ ॥३।। 
` शब्दार्थ-- हिरदा= हृदय । दौं = अग्नि । बलै = जले । लाई = लगाकर 
हृदय के भीतर प्रेम की दावाग्नि घघक रही है किन्तु उसका धुआँ प्रकट नहीं 
होता, वह तो भीतर ही भीतर जलती रहती है। इस अग्नि का अनुभव तो दोही 
कर सकते हैं, या तो वह जिसके हृदय में यह भ्रग्नि धधकती है और या फिर वह जो 
इस भ्रग्नि को लगान वाला है। शेष संसार इस श्रग्नि का घुआ अर्थात कुछ भी 
चिह्न नहीं देख पाता। | 
| झल ऊठी झोली, जली, खपरा फूटिम फूटि । 
जोगी था सो रमि गया, भ्रासणि रही विभृति ॥४॥ 
शब्दाथ--भल=अ्गिनि । झोली =रारीर । खपरा = खोपड़ी । विभूति = 
राख, क्षार | | ब 
योगाग्नि प्रज्वलित होने पर शरीर की कोली तो जलकर भस्म हो गई और 
खोपड़ी रूपी खप्पर टूट-फूट गया । योगी की रातमा तो परम तत्व से मिल गईं, उसके 
. समाधि स्थान पर तो केवल शरीर की राख ही भ्रवशिष्ट रह पाई । 
ce का के रा में योगी को वेशादि बाह्य उपकरणों 
गनि ज॒लागी नीर में, कदू जलिया भारि। 
क ह दषिण के पंडिता, रहे विचारि विचारि ॥॥ 
-कदू=पंक, पाप पंडिता = 
fs । उत्तर दक्षिण के =उत्तर दक्षिण के 
माया रूपी जाल में ज्ञानागिनि लग जाने से विषय-वाससा का पंक जल कर 
स हो गया । इस ब्रद्भुत कृत्य को देख (कि पानी में ग्राग कंसे लग गई) उत्तर 
कर दक्षिण तक के ज्ञानी विचार-विचार कर रह गये, किन्तु यह ग 
समझ में न गाया । 240 20 पक लक 
दों लागी साइर जल्या, पंषी बेठे झ्राइ। 
क ज देह न पालवे, सतगुर गया लगाय ॥६॥ 
द--अग्नि, ज्ञानाग्नि। साइर = सागर । पालव -- पल्लवित होता । 
ज्ञानार्नि के लगने से वासना का सागर अस्म हो गया कौर नवीन सृष्टि में 


(ज्ञानयुक्त होने पर) वैराग्य, विवेक करुणा प्रादि गुणों 
» करुणा भ्रादि चहुचहाने 
लगे । इस दग्ध वासना-शरीर को मैं पुनः पल्लवित नहीं ई क्योंकि ने 
ज्ञान-भरगिनि लगा दी है। & के 


गुर दाधा चेला जल्या, बिरहा लागी झागि । 


तिणका ऊबर्या | 
शब्दाय --दाधा= Se । 2 गसि पूर के लागि गि ७ 
CC-0. Jangamwadi Math colect डा बेचारा .4.. — (गल) साथ । 


व्यास्या-भाग ६६ 


पूर=पूणं ब्रह्म । 
गुरु ने प्रेमाग्नि को प्रज्वलित किया, उसमें चेला जल गया ; अर्थात्‌ प्रभु-प्रेम 
में मग्न हो गया, किन्तु इसकी विरहानुभूति से वह तभी मुक्त हुआ जब तृण तुल्य 
स्वतन्त्र भ्रस्तित्वहीन आत्मा पूर्ण ब्रह्म में लीन हो गई । 
भाव यह है कि प्रभु मिलन से ही मुक्ति हो सकती है । 
अहेड़ी दों साइवा, मृग पुकारे रोइ। 
जा बन में फ्रीला करी, दाभत है बन सोइ ।।८॥ 
शब्दार्थ--अहेड़ी --आखेटक--गुरु । लाइया= लगा दी । मृग= जीव-- 
मनुष्य । क्रीला = क्रीड़ा । दाकत= जलता है । बन = विषय-वासना से पूर्ण माया का 
संसार । 
सद्गुरु रूपी आखेटक ने माया के विषय-वासनायुवत वन में ज्ञान की भ्रग्नि 
लगा दी । जीव रूपी मृग यह पुकार कर रो उठे कि जिस बन में हमने क्रीडायें कर 
सुख भोग प्राप्त किया वही जल रहा है। 
विशेष--शगों को पकड़ने या मारने के लिए झालेटक सम्पूर्ण बंन में आग 
लगा. देते हैं । वन में आग लगती देख मृग सम्मुख आ जाते हैं भ्रौर आखेटक उन्हे 
झपने वाणों का लक्ष्य बना लेता है। यही रूपक कबीर ने यहाँ.प्रयुक्त किया है। 
पाणी मांह. प्रजलो, भई अप्रबल आगि। . 
बहती सलिता रह गई, मंछ रहे जल त्यागि ॥९॥ 
शब्दार्थ - पानी = विषय वासना या माया । अअप्रबल =क्रत्यन्त तीन्र। मछ= 
मच्छ, जीव.। जल=संसार । 
विषय-वासना रूपी जल में ज्ञान की अराग लगकर तीव्र वेग से फेल गई । ज्ञान 
ने सम्पूर्ण माया बन्धन को नष्ट-अष्ट कर दिया ।. माया की सरिता का प्रवाह रुक 
जाने से जीवों ने जल--संसार--का परित्याग कर दिया ; अर्थात्‌ वे जीवन्मुक्त . 
हो गये । क्‍ 
समंदर लागी झागि, नदियां जसि कोयला भई । 
देखि कबीरा जागि, संछो रूषां चढ़े गई।।१०॥ 
शाब्दार्थ--समंदरन्=संसार सागर । नदियाँ= विषय वासनाएं। कोयला= 
शुष्क, क्षार से तात्पयं है । मंछी=मछली, मनुष्य । रूषां = ब्रह्म । 
संसार समुद्र में ज्ञान की अग्नि लग गई जिससे विषय-वासना झौर सांसारिक 
गराकर्षणों की सरितायें जल कर कोयले के समान शुष्क हो गईं, किन्तु कितनी ही 
मछलियाँ रूपी झात्माएँ इस विनाश चक्र में न पड़ीं। वे तो भ्रपनी साधना द्वारा 
ब्रह्मलीन हो गई (रूषां चढ़ि गई) भ्रतः हे कबीर ! तू इस स्थिति को देखकर जाग 
झौर साधना द्वारा तू भी ब्रह्म को प्राप्त कर। 
CC-0. Janganणa(०्घ रख को अग-८० 0५ eGangolr 
झंग-परिचय--परचा का शुद्ध रूप है परिचय। प्रस्तुत अंग में कवीरने 





१०० | ट | कबीर प्रम्यावली सरीक 


आत्मा और परमात्मा के महामिलन का परिचय देते हुए ब्रह्म के स्वरूप का परिचय 
दिया है। उन्होंने बताया है कि परमात्मा अनंत तेज से युक्त है। वह तेज ऐसा प्रतीत 
होता है मानो असंख्य सूर्यो की सेना ही एक स्थान पर एकत्र हो गई हो । उस तेज का 
वर्णन करना श्रत्यन्त कठिन है, कोई उसकी महत्ता का ग्रनुमान भी नहीं लगा 
सकता । ब्रह्म भ्रगम्य भौर अभ्रगोचर है. भर जहाँ पर उसका महातेज विदीणं : 
होता है, वह स्थान भो भ्रगम्य है । ऐसे तेजस्वी ब्रह्म के वरूप का वणान करना शब्दों 
के सीमित साधन की शक्ति से बाहर है। 

कबीर ने फिर बताया है कि वह ब्रह्म कमल के समान है- ऐसां कमल जो 
बिना पानी के ही फूलता-फलता है भ्ौर मेरा मन--ब्रात्मा भोरे के समान है। जिस 
प्रकार भ्रमर का कमल के प्रति अनंत अनुराग हे.ता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा भी 
गुरु के अनुराग में तल्लीन है. मेरे हृदय में कमल खिल रहा है जिसमें ब्रह्म का निवास 
है। जहाँ सागर, सीप एवं स्वाति नक्षत्र की बूंद से मोती उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शून्य 
शिखर पर प्रभु के दशेनानन्द रूपी. मोती की प्राप्त होती है। ब्रह्म की प्राप्ति का 
मागे योग-पंथ है जिसका ज्ञान गुरु की कृपा से ही होता है। जिन लोगों पर गुरु की 
कृपा नहीं होती, वे मागंभ्रष्ट हो जाते हैं भौर जिन लोगों पर गुरु को कृपा होती है 
वे सत्पथ पर चलकर मुक्ति प्राप्ति कर लेते हैं। सांसारिक बन्धन ब्रह्म प्राप्ति में 
बावक हैं जब आत्मा इन बन्धनों को छोड़कर निस्सीम प्रदेश में प्रवेश कर लेती है, 
तभी उसे शून्य प्रदेश में झमृत के समान ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है। जब आत्मा 
भौर परमात्मा का मिलन हो जांता है तो हृदय के सारे भज्ञानों का समूह एकदम 
तिरोहित हो जाता है। अतः कबीर कहते हैं कि मेरा चित्त सांसारिक विषयों से 
उदासीन होकर उन्मत्त भ्रवस्था को प्राप्त हो गया है । पहले जो मन माया के चवकर 
में प्राकर इघर-उघर भटकता रहता.था, वह अब सवथा निइचल और शांत होकर 
ब्रह्म से इस प्रकार मिल गया है जिस प्रकार नमक पानी में मिलकर तदाकार हो जाता 
है ॥ वस्तुतः आत्मा परमात्मा से मिली भी. तो नहीं है, बल्कि उसी का एक खूप है। 
) जिस प्रकार बफ़ की उत्पत्ति पानी से होती है भ्रौर फिर वह पिघलकर पुनः पानी 
बन जाता है, इसी अ्रकार ग्रात्मा परमात्मा का ही रूप है जो कुछ दिनों तक काया 
का आवरण पहने रहने के कारण भिन्‍न-रूप में 


जिस प्रकार दलाल क्रय-विक्रय करके दूसरे भोले लोगों को श्पने चंगुल में फंसाता 

रहता है, उसी प्रकार ये गाकर्षण भी श्रात्मा को कर्मों के बंधन में बाँघते रहते हैं । . 

जब तक कर्मों का बंधन है तव तक ब्रह्म की भाप्ति भ्रसम्भव है। और ये बंधन गुर 

की कृपा से ही नष्ट होते हैं। कबीर कहते हैं किसी भाग्य से मुझ पर गुरु की कृपा 

हुई भ्रौर पक्षी-रूपिणी मेरी आत्मा शून्यः प्रदेश रूपी गगन में उड़ गई। वन्य प्रदेश में 

इच कर इस पक्षी ने बिना चोंच के ही सहलदल से श्रवित अमृत का पान किया । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 6 oul 


rr i rd वि 


UID _ 
Jangamawadi RO 
ध्याख्या-भाग AGS, No. कक ६९७४४ ६ imomasesern १ 9 १ 


यह पान इतना मधुर था कि इसके सामने संसार के सारे आनन्द निस्सार और तुच्छ 
दिखाई देने लगे । कहने का भाव यह है कि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, पाणिपूरक, अनहद, विशुद्ध और आज्ञाचक्र इन छः चत्रों का 
भेदन करना होता है और जब इड़ा पिगला से मिल जाती है भ्रब पिंगला मूलाघार से 
अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखती, अर्थात्‌ मूलाधार चक्र का भेदन कर देती है, तभी 
प्रभु की प्राप्ति होती है, क्योंकि तब कुण्डलिनी के लिए ब्रह्म नाड़ी का मार्ग खुल 
जायेगा भौर वह ब्रह्मरंध्र में पहुँच जायगी, जहाँ पर शिव का--परम शक्ति का-- 
निवास है और जहाँ पर अलौकिक आनन्द की सवंदा वर्षा होती रहती है । र 
इस नाना रूपात्मक संसार में मनुष्य जन्म लेकर प्रायः इसके ही झाकषणों 
में फंस कर ब्रह्म को भूल जाता है भौर फिर नाना प्रकार के कष्टों की असह्य” 
वेदना सहता रहता है । कुछ विरले लोग ही ऐसे होते हैं इन आाकषंणों से वियुक्त 
होकर ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और भरन्त में अपने प्रयत्न में सफल 
भी हो जाते हैं। जब मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी सारी वेदनाएं | 
शान्त हो जाती हैं भ्ौर परम ब्रह्म से तदाकार होते ही उसके सारे पाप इस प्रकार 
नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार गंगा में मिल जाने पर गंदा नाला भी पवित्र और पावन 
हो जाता है। यह संसार और इसके आकषण में सब नश्वर और क्षणभंगुर हैं । 
पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और झग्नि इन पाँच तत्वों से बनी हुई | सृष्टि भी नरवर 
है । अनदवर तो केवल ब्रह्म और उसके दास हैं, क्योंकि जब यह मांया के बन्धनों से . 
परिपूर्ण संसार नहीं था, यहाँ पर क्रय-विक्रय का व्यापार नहीं ` चलता था, तब भी 
यहाँ पर प्रभु के दास थे जो संथा उसके प्रेम के अलौकिक झआानंद में ड्व रहते थे । 
ब्रह्म को प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भवत पर माया का जादू नहीं चलता । तब 
उसकी इत्तियाँ अन्तमुं खी हो जाती हैं भ्ौर वह ब्रह्म को छोड़कर गौर किसी पदार्थ की 
ओर उन्मुख ही नहीं होता । किन्तु ब्रह्म तभी प्राप्त हो सकता है, जब मनुष्य का मन 
सच्चे रूप में शुद्ध और निर्मल हो । आइउम्बरों का स्वांग भरने से ब्रह्म के दशन नहीं 
हो सकते । ब्रह्म का मिलन जिस स्वाद को प्रदान करता है, वह विलक्षण और 
अलौकिक हैं । वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । उसके स्वाद को तो 
बही व्यक्ति जान सकता है जिसने उस स्वाद का भरारवादन किया हो । उस स्वाद को 
चकर हृदय अमित आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है, ग्रन्तःकरण का सारा शभज्ञान 
तिरोहित हो जाता है भौर आत्मा प्रभु से - तादात्म्य स्थापित कर लेती है। इस 
तादात्म्य को प्राप्त करके ही: मनुष्य पूर्णता को प्राप्त होता है और जीवन का परम 
लक्ष्य भी यही है । इस लक्ष्य को प्राप्त करके मनुष्य फिर अपने अस्तित्व को विस्मृत 
कर देता है; उसका भह नष्ट हो जाता है और सब प्रकार का अज्ञान मिट जाता है । 


. इन श्रवस्थाओं को प्राप्त करके मनुष्य के हृदय का मानसरोवर भक्ति-जल से सम्पूर्ण 


हो जाता है, जिसमें हंस रूपी आत्माएँ सुक्ति रूपी मोतियों कों चुनते रहते हैं, 
झनहदनाद रूपी बादल गरज-गरज कर अशृत की वर्षा करते हैं, मेरुदण्ड रूपी बदली 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri है 


१०२ कबीर प्न्थावलौ सटीक 


के ऊपर सहस्रदल विकसित हो जाता है । 
' कबीर तेज नंत का, मानो ऊगी सुरज सेणि। 
पति संगि जागी सुन्दरी, कोतिग दीठा तेणि ॥ १॥ 
शब्दाथं---अनन्त = परमात्मा । सेणि--श्रेणी अथवा सेना । पति = स्वामी 
ब्रह्म । जागी =ज्ञान प्राप्त । सुन्दरी = पत्नी अर्थात्‌ आत्मा दीठा = दृष्टिगत हुआ । | 
कबीर कहते हैं कि उस परमात्मा के सौन्दर्य का. तेज ऐसा भासमान है मानो ` 
नेक सूर्यो की श्रेणी अथवा सेना उदित हुई हो । पति अर्थात्‌ स्वामी (क्योंकि ग्रात्मा 
राम को बहुरिया' है) ब्रह्म के साथ (अ्रज्ञानरात्रि से) जागकर उसने यह सौन्दयंमय 
झ्राइचयंपूर्ण दृश्य देखा । 
| विशेष अ्रज्ञानरात्रि से केवल आत्मा ही जागती और तब प्रिय-परमात्मा-- 
का संयोग पा वह आनन्दमय दृश्यावलोकन करती है । 
कोतिग दौठा देह बिन, रवि ससि बिना उजास । 
§ साहिब लेवा मांहि है, बेपरवांही दास ॥२॥ 
शब्दाथ्‌--कोतिग = कौतुक, आश्चयं । उजास= उजाला, प्रकाश । 
र जिस स्वामी “ ब्रह्म-का सौन्दर्यं देखा गया वह भ्रशरीरी था, निराकार के 
न्दं का ही वह दर्शन था। यह उसी के समान था जैसे कोई सूर्यं और चन्द्र न 
देखकर केवल मात्र उनके प्रकाश का दर्शन करे। (सत्य तो यह है कि) प्रभु जन-सेवा 
से हान है, उसमें भक्त भी निश्चिन्त हो जाता है। 
--(१) “साहिब सेवा मांहि” --से तात्पर्यं जनः 
जन-सेवा ही वस्तुतः नारायण सेवा है, मनुष्य उसी का तो न अ 


अंशी की ही सेवा है। कबीर का यह दृष्टिकोण झर सम 
की भावना से ग्रोत-प्रोत है । ण अत्यन्त सामाजिक झोर लोकमंगल 


(२) विभावना अलंकार । | 
पारब्रह्म के तेज का, कैसा है उनमान। | 
_ कहिवे कू' सोभा नहीं, देख्या ही परवान ॥३॥ 
ह अनुमान । परवान = प्रमाण । 
उस प्रभु के तेजयुक्त सौन्दर्यं को वाणी द्वारा नहीं मे 
र हीं कहा जा सकता, कहने में : 
उस अनुपम रस की शोभा ही नहीं । उस सौन्दर्यं का अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता 
वह तो एकमात्र दर्शन का ही विषय है । | 
र र नहीं, तहां जगमग जोति। 
ee ' बाद, (तहां) पाप पुन्य नहीं छोति ॥४॥ 
[थे अगम = अगम्य । अगोचर =जो दिखाई न दे। गमि नहीं = जिस 
तक गति (पहुंच) नहीं है । छोति-- छूत-छात, भेद-भाव । 
वह परम-तत्व श्रगम्य और अगोचर है (साधारण गो 
है रण व्यक्तियों के लिए, साधना 
से तो उसकी प्राप्ति हो ही जाती है) । इसलिए जहाँ उस परमात्मा की ट अपना 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रकाश विकीणे करती है वह स्थान भी भ्रगम्य और अगोचर है। कबीर जिस ब्रह्म 
सम्मुख शिरसा श्रद्धावनत है, वह पाप-पुण्य झौर छुझाछात सबकी परिधि से परे है 
अर्थात्‌ सब उसका भजन कर सकते हैं । | 
हदे छाडि बेहदि गया, हुआ निरंतर वास। 
कंबल ज फूल्या फूल बिन, को निरषे निज दास ॥५॥ 
दाब्दार्थ--हदे ==सीमा, सम्बन्ध । निरषँ देखनां। ब 
जब मैं संसार से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर निस्सीम की साधना में प्रत 
हुआ, तो मैं उसकी सीमा में ही निरन्तर रहने लगा अर्थात्‌ आत्मा और परमात्मा का 
मिलन हो गया । वंहाँ पहुँच कर मैंने देखा कि एक कमल बिना मृणाल da भी वहाँ 
प्रफुल्ल विकास पा रहा है (संसार माया से असम्पृक्त ईरवर का सौन्दर्य मृणाल के 
कमल का विकास है, जीवात्मा के सन्दर्भ में भी यह्‌ अर्थ लगाया जा सकता है कि. 
इस संसार में माया-जनित आकर्षणों में ही वह आनंद पाता था, किन्तु निस्सीम की 
सीमा में पहेँचकर बिना इस माया से जुड़े भी वह पानंद पा रहा है) । इसको प्रभु 
भवत के अतिरिक्त न्य कोई नहीं देख सकता । 
विश्ेष--“फूल्या फूल बिन” में फूल से तात्पर्य उस कमल मृणाल से हो है, 
जिसके द्वारा वह भ्रपना जीवन रस ग्रहण करता है । यदि 'फूल का अर्थ 'फल ही 
लगाया जाय तो कमल के खिलने की बात की कोई तुक महीं बेठती । 
कबीर मन मधकर भया रह्या निरंतर बास। 
कबल ज फूल्या जलह बिन, को देख निज दास ।६॥' 
शब्दाथं--जलह=जल। 

- कबीर कहते हैं कि मैंने ऐसा कमल (परमात्मा) देखा है जो बिना जल 
(माया) के भी विकसित हो रहा है (अनन्द उठा रहा है) । ऐसा अनुपम केवल बही 
है, न्य कोई नहीं । मेरा मन उस कमल का प्रेमी भ्रमर हो गया एवं उसके सम्पुट में 
ही निरन्तर निवास करने लगा अर्थात्‌ उसी में लीन हो गया । 

गंतरि कवल प्रकासिया, ब्रह्म वास तहां होइ । 
मन भवरा तहां लुबधिया, जांणंगा जन कोइ ।।७।। 
शब्दार्थ--अंतरि- हृदय -। लुबधिया = लुब्धक, लोभी । जन ==भक्त। 
मेरे हृदय के भीतर कमल खिल रहा है अथवा मेरे शरीर के भीतर कमल 
विकसित हो रहा है । जिसमें ब्रह्म का निवास है मेरा मन रूपी अमर उस कमल रस 
के पान करने के लिए लालयित हो गया है, इस रहस्य को बिरले भकत ही जान सकते 
हैं (इसका साक्षात्कार कुछ बिरलों को ही होतां है) । 
विदेष--योग पंथ में शीश में सह्रदल कमल की स्थिति मानी गई है । 


. योगपंथियों की मान्यता है कि यहीं ब्रह्म का निवास है, जहाँ से निरन्तर अ्रमृत 


स्नवित होता हैं । इस कमल की स्थिति हृदय में भी मानकर सन्तों ने वर्णन किया है । 
अन्तर का भ्र्थ हृदय लिया जाय अथवा 'शरीर के भीतर प्रत्येक दशा में कबीर का 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१०४ कबीर प्रन्यावली सटीक 


तात्पर्यं सहस्रदल कमल से ही है । 
सायर नाहीं सीप बिन, स्वांति बूंद भी नांहि। 
कबीर मोती नीपजे, सुन्मि सिषर गढ़ मांहि॥८॥ 
शब्दार्थ--सायर =सागर । नीपजे==उत्पन्न होना । सुन्नि = शून्य । 
कवीरदास कहते हैं जहाँ सागर, सीप एवं स्वाति नक्षत्र की बूं द--मोती की 
उत्पत्ति का एक भी उपादान नहीं है, ऐसे शून्य शिखर (सहस्रदल कमल के पास ही 
या उसके भीतर शून्य की स्थिति) पर "भु के दशंनानन्द के मोती उत्पन्न होते हैं । 
[ घट मांहैँ श्रौघट लह्या, श्रोघट मांहैँ घाट । 
कहि कबीर परचा भया, गुरू दिखाई बाट॥।६॥ 
शब्दाथ---घट-- हृदय । ौषट= श्रटपटा, विचित्र । ओघट = 
निषिद्ध पन्थ । घाट -- किनारा, तट । परचा==मिलन । बाट = मा eb 
र कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु ने जो मार्ग दिखाया उसी के द्वारा अपने हृदय 
में र आ हो गये । गुरु द्वारा प्रशस्त यह पन्थ योग-पन्थ ही है। इसी के 
द्वारा मूख लोगों द्वारा) कुमार्ग (दुर्गम ह मैं 
Ce ) कुमागं (दुर्गम साधना) कहा जाता हू मैंने अपना लक्ष्य 
सूर समांणां चंद में, दहं किया घर एक । 
क so कख प्रबला लेख ॥।१०॥। 
र=।पगला नाडी । चन्द == =-सुषु च्यंता 
Rd व जम की नाड़ी । घर एक == सुषुम्ना । च्यंता 
साधक कबीर कहते हैं कि पिंगला नाड़ी इडा में गई और दोनों ने 
नाडी को ही ्रपना घर-माग बना लिया । इन दोनों हरित होकर सुनना बारे 
स ही कुण्डलिनी ऊपर ब्र ह्ाएड--सहस्नदल---की ओर उन्मुख हुई और सहस्रदल तक 
हुवे कर अमृत का पान करने लगी। यह मेरा मन चाहा हुआ, जो किसी पूर्वजन्म के 
मुकृत्यों का ही फल है । कि ये अर ° सा 


कबीर कहते हैं कि । क्‍ 
< कि जब मैं इस मायाजनित पभ्रममय समीप संसार का परित्याग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्याख्या-भाग | १०५ 


कर निस्सीम ब्रह्म की साधना में प्रदत्त हुआ तो मैं शून्य प्रदेश में करते झमत से नहा 
गया, पूर्णतया उस ब्रह्म-रस से सराबं।र हो गया । बड़े-बड़े मुनिगण जिस शून्य प्रदेश 
के निवास के लिए तरसते हैं, उसका मायं नहीं पा सकते, वहाँ मेरा स्थायी वास हो 
गया है। अर्थात्‌ जो ब्रह्म मुनियों को दुलंभ है, उसे मैंने प्राप्त कर लिया है। 
देखौ कर्म कबीर का, कछू पुरब जनम का खेल। 
जाका महल न मुनि लहैँ, सो दोसत किया अलेख ॥१२॥ 
शब्दाथं दोसत=दोस्त, मित्र, परिचित । 
हे सांसारिक मनुष्यो ! कबीर के कुकर्मों एवं पूर्वजन्म के संचित पुण्यों का फल 
तो देखो कि जिस शून्य महल का मागे मुनिगण भी नहीं पाते वहाँ पहुँच कर कबीर ने 
निराकार (ब्रह्म) से मित्रता स्थापित कर ली है, उसी में लय हो गया है (क्योंकि 
मित्रता का लक्षण है 'दो प्राण एक तन ) । 
पिजर प्रेम प्रकासिया, जाग्या जोग अनंत । 
संसा खटा सुख भया, मित्या पियारा कंत ॥ १३॥ 
झाब्दाथ--पिजर = पिजड़ा, अस्थि पिजड़ा भ्रर्थात्‌ शरीर जो पाँच तत्वों का 
पिजड़ा है। खूटा = समाप्त हुआ । 
हृदय में प्रेम के प्रकाशित होने पर आत्मा और परमात्मा का जो प्रिय गौर 
प्रेमी का सनातन सम्बन्ध है, वह जाग उठा । इस प्रेम भावना के जगने से अज्ञानवश 
जो भ्रम थे वे नष्ट हो गये, एवं प्रिय--ब्रह्म--मिलन का अमित सुख प्राप्त हुआ । . 
` चव्यंजर प्रेम प्रकासिया, ग्रंतरि भया उजासं। 
मुख कसतुरो महमहीं, बाँणो फूटी बास ॥१४॥ 
झब्दाथ--प्यंजर= शरीर । उजास-- प्रकाश । वास=सुगंधि । 
इस दारीर में प्रभु प्रेम. के उदित होने पर हृदय उस प्रेम-ज्योति से द्योतित हो 
उठा एवं साधक का मुख प्रेम की सुगन्ध से परिपूर्ण हो गया, जिससे उससे निस्सुत 
वाणी भी प्रभु-प्रेम की सुगन्ध से सुगन्धित थी । 
सन लागा उन मन्न सों, गगन पहुंचा जाइ ॥ 
देख्या चंद बिहुंणाँ चांदिणाँ, तहाँ अलख निरंजन राइ । १५।। 
शब्दार्थ---उन मन्न=उन्मना, योग की एक अवस्था जिसमें साधक संसार से 
विरक्त होकर अन्तमुं खी इत्ति वाला हो जाता है। गगनः=ब्रह्मांड, शून्य । अलख 
निरंजन =निराकार ब्रह्म । 
मायाजनित आाकर्षणों से विरक्त मन उन्मनी अवस्था में प्रदत्त होकर शूल्य 
में जा पहुँचा एवं वहाँ निराकर ब्रह्म के दर्शन किए । उस निराकार का सौंदय अद्भुत 
कान्ति विकीणं कर रहा था । वह ऐसा ही था जैसे चन्द्रमा के बिना मानों चन्द्र-ज्यत्स्ना 
छिटक रही हो । भाव यह है कि शरीरी का भी अनुपम सौंदर्यं था । 
सन लागा उन मन सों, उन मन मनहि बिलग । 
लू'ण बिलगा पाणियाँ, पांणीं लृण बिलग ।। १६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 





१०६ कबीर प्रन्थावली सटोक 


शब्दाथं-बिलग=पृयक्‌, भिन्न । लू ण--नमक । विलगा=लय हो गया 
है 
मिल गया .। 


साधक कहता है कि मेरा चित्त सांसारिक विषयों से भ्रसम्पृक्त होकर उन्म-' 


नावस्था में प्रदत्त हो गया है एवं यह मन की उन्मनावस्था पहले से सर्वथा भिन्न है, 
पहले तो मन माया के ग्राकषणों में भटकता था, अब वह उनसे सवथा उपराम हो 
ब्रह्म प्राप्ति में प्रहत हो गया एवं ब्रह्म से वह इस प्रकार एकाकार हो गया जिस प्रकार 
नमक में पानी या पानी में नमक लय हो जाते हैं । 
पांणी ही तें हिम भया, हिम ह्लं गया बिलाइ। 
जो कुछ था सोई भया, ग्ब कछू कह्या न जाइ ॥ १७॥ 
आान्दाथ-पांरि = पानी, परम रत्व ब्रह्म । हिम=वर्फ, तत्व से निर्मित पदार्थ 
या वस्तु भ्रर्थात्‌ जीव । 
कवीरदास जी आत्मा और ब्रह्म का ग्रद्वेत सम्बन्ध स्थापित करते हुए कहते 
हैं कि जिस प्रकार पानी से ही बर्फ बनती है एवं नष्ट होकर वह पुनः पानी के रूप में 
परिवर्तित हो जाती है उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का ही भ्रंश है और मृत्यु को प्राप्त 
होने पर पुनः उसी परमात्मा में लय हो जाता है । इस प्रकार तत्व या आत्मा अंततः 
अपना प्रक्कत स्वल्प ग्रहण कर लेता है। 
बिशेष--निम्नस्थ पद में भी कबीर ने यही भावना व्यक्त की है— 
` “जल में कम्भ कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी । 
फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, इहि तय कथ्यौ ग्यानी ।।” 
भली भई जु भे पड्या, गई दसा सब भूलि । 
पाला गलि पांणो अया, दुलि मिलिया उन कूलि॥ १८॥ 
शब्दाथ--भली भई= भ्रच्छा हुआ । भं =भय । ढुलि = ढुलक कर । 

Te यह बड़ा अच्छा हुआ कि सद्गुरु की कृपा ने मृत्यु भय से अवगत करा मुझे 
शा(रिक--माया जनित... शाकषंणों से सवंथा विमुख कर दिया (झौर मैं साधना 
माग पर अग्रसर हुआ) जिससे हिम गलकर पानी के यथार्थ रूप में आ निस्सीम ब्रह्म 
की सीमा में जा कर मिल गया; श्र्थात्‌ आत्मा ब्रह्म में लय हो गई । 

चोहट च्यंतामणि चढ़ी, हाडी मारत हाथि। 
. भौरां मुझसू मिहर करि, इब मिलों न काह साथि ॥ १६॥ 
शब्दाय--चोहट =चौराहे, तात्पयं संसार के बाजार से है। हाडी = माया, 
दलाल । मीरा=धाभिक श्राचायं, यहाँ गुरु से तात्पयं है । मिहर = कृपा ) 
ससार रूपी बाजार के चौराहे पर जीवात्मा रूपी चिन्तामणि विक्रय के लिए 
रखी गई | (विक्रय भौर क्रय करमो का है) माया रूपी दलाल ने तभी उस पर हाय 
वर 22 धात्‌ मायाजनित आकरषंणों में उलभाना प्रारम्भ कर दिया। 
ठ्‌ *. मुभ पर क्प र्‌ 
रतावा पद / कर इस माया श्रम से निकालेए, ग्रब मैं फिर 


hx 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्याख्या-भाग १०७ 
पंषि उड़ानीं गगन क्‌, प्यंड रह्या परदेस । 
पांणी पीया चंच बिन, भूलि गया यहु देस ॥२०॥ 
शाब्दार्थ--पंषि = पक्षी, आत्मा । प्यंड=पिण्ड, शरीर । परदेश==संसार, 
क्योंकि आत्मा तो उस अलौकिक लोक का वासी है । पांणी=सहस्रदल कमल से 
निस्सृत अमृत । चंच = चोंच । 
` पक्षी-रूपिणी आत्मा शून्य प्रदेश रूपी गगन को उड़ गई एवं साथक का शरीर 
इसी लोक में रह गया । शून्य प्रदेश में पहुंच कर इस पक्षी ने विना चोंच (साधन, 
इन्द्रियाँ) के सहस्रदल कमल से स्नवित अमृत का पान किया । इस ग्रमृतपान के आनंद 
के सम्मुख तुच्छ सांसारिक आनन्द विस्मृत हो गये । 
पं उडानों कू, गगन उड़ी चढ़ीं असमान । 
जिहि सर मंडल मेदिया, सो सर लागा कान॥।२१।। 
शब्दाय--पंषि = कुण्डलिनी, मूलाधार चक्र के नीचे जहाँ मेरुदण्ड का 
अन्तिम भाग है, वहीं एक त्रिकोणाकृति भ्रग्निचक्र है । इसी अग्निचक्र में स्वयम्भू लिंग 
से साढ़े तीन हाथ की लम्बाई की लिपटी हुई एक सर्पाकार शक्ति रहती है, उसी को 
कुण्डलिनी कहते हैं । साधक प्राणायम द्वारा उसे जागृत करता है। कुण्डलिनी जागृत ` 
होने पर सुषुम्णा के भीतर स्थित ब्रह्म नाड़ी द्वारा पटचत्रों में होते हुए सहस्नार में 
प्रवेश करती है, इसे ही पंखी का 'गगन-उड़न' कहा गया है। कुण्डलिनी का सहस्रार 
में प्रवेश ही योग की चरमावस्था है ।) गगन==शून्य । असमान = ब्रह्माण्ड,सहस्रदल 
कमल के मध्य या उससे ऊपर माना गया है। मण्डल=गगन अर्थात्‌ शून्य एवं 
मूलाधार चक्र के बीच का स्थान जिसमें पट्चक्रों की स्थिति है। 
कुण्डलिनी रूपिणी पक्षी (ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट हो) शून्य में पहुंच गई । 
एवं उससे भी आगे बढ़ कर वह ब्रह्माण्ड में (जहां प्रभु का निवास है) जा पहुंची । 
जिस उपदेश से प्रभावित हो षट्चक्रों का भेदन किया जाता है, वह उपदेश सद्गुरु ने 
मुझे प्रदान किया है । 
सुरति समांणी निरति में, निरति रही निरघार। 
सुरति निरति परचा भया, तब खूले स्यंभ दुवार ॥२२॥ 
शब्दाथं सुरत=-प्रभु-प्रेम, इड़ा । निरति=संसार से वैराग्य अर्थात्‌ प्रश्न 
का ध्यान, पिंगला । स्यंभदुवार=शम्भु का द्वार, शिव का स्थान, ब्रह्मरन्ध्र । 
साधारण ग्रर्थ - साधक की समाधि में प्रभु के प्रेम वास हो जाने पर 
भरर्यात्‌ समाधिस्थ अवस्था में प्रभु का ही ध्यान करने से प्रभु की प्राप्ति सम्भव है । 
जब प्रभुभक्ति का साधना मे सम्बन्ध हो जाता है तो शम्भु (प्रभु) के दर्शन हो 
जाते हैं । 
साघनापरक श्रयं--जब इड़ा पिंगला से मिल जाती है और पिंगला मूलाघार 
से अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखतीं; अर्थात्‌ मूलाधार चक्र का भेदन कर देती है तब 
ही प्रभु-प्राप्ति सम्भव है, क्योंकि कुण्डलिनी के लिए ब्रह्म नाड़ी का मार्ग खुल जायेगा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०८ कबीर ग्रन्थावली सटीक 


और वह ब्रह.रूध्र में पहुंच जायेगी जहाँ दिद- पररम.३:दित- का वास है। इडा 
पिगला के इस मिलन से ही ब्रह्म प्राप्ति हो गई । ५ 
सुरति समांणीं निरति में, अजपा मांहें जाप । 
लेख समांणा श्रलेख में, यू ग्रापा माहे श्राप ॥२३॥ 
झब्दारथं अजपा = मौन ध्यान। जापऽ-प्रश्नु नाम स्मरण ¦ लेख= साकार 
ब्रह्म । ग्रलेख= निराकार ब्रह्म । ग्रापा==प्रभु, ब्रह्म, परमात्मा । ञ्ाप= अपनत्व, 
आत्मा से तात्प है। 
इड़ा पिंगला में मिल गई, जिससे नाम स्मरण की ध्वनि शान्त हो मौन ध्यान में 
परिणत हो गई। इस स्थिति में ्ाकर साकार निराकार में समा गया; अर्थात 
केवल निराकार ब्रह्म का ही ध्यान रहा इस प्रकार परमात्मा से आत्मा का मिलन 
हो गया । 
ग्राया था संसार में, देषण कों बहु रूप । 
कहे कबीरा संत हो, पड़ि गयां नजरि अनूप ॥।२४।। 
इस नानारूपात्मक जगत में विविध सांसारिक उपादानों को देखने के लिए 
ही मेरा जन्म हुआ था, किन्तु कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे इस संसार में प्राकर 
' ब्रह्म के दशंन हो गये । 
गरक भरे भरर भेटिया, मन मैं नांहीं घीर । 
कहै कवीर ते कयू' मिलें, जब लग दोइ सरीर ॥२५॥ 
शाब्दाथ--भ्रंक=गोद, आलिगन । जब लग==जव तक । 
_ मै्रियसे प्रेमविभोर हो कस-कस कर झालिगनबड़ हुझा, . फिर भी मन में 
धय नहीं । वह एक प्राण दो तन चाहता; मन तो परमात्मा में एकाकार होना 
चाहता है, किन्तु कबीरदास जी कहते हैं कि जब दो शरीर हैं तब तक एकाकार कैसे 
हो सकते हैं ? यह द्वत ही आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक है । 
सचु पाया सुख ऊपनां, अरु दिल दरिया प्रि । 
. सकल पाप सहजे गये, जब साई मिलया हजूरि ॥२६॥ 
शब्दाय सञ्ुु पाण = शान्ति प्राप्त हुई। सुख ऊपनां= सुख उत्पन्न हुआ । 
दिल =हृदय । दरिया.पूरि= प्रेम से आपूर्ण उसी प्रकार जैसे नदी जल से । 

.  कवीरदास कहते हैं कि दयालु प्रभु के मिलते ही हृदय की वेदना शान्त हुई 
एन सुख उत्पन्न हुआ । हृदय उसी प्रकार प्रेम से परिपूर्ण हो गया जिस प्रकार नदी 
कर के रल लोह 

| या भ्रम-सरिता में मेरे समस्त पाप बह गये । 
धरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया नहीं तारा । 
|. तब हरि हरिके जन होते, कहै कबीर बिचारा ॥२७।। 
et = भल । तारा=क्नग्नि पुज से तात्पर्य है। 
रदास कहते हैं कि इस संसार में सब नरवर है, भ्रनश्वर तो केवल प्रभ 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


itt id > 
न 


व्याख्या-भागं जप १०९ 
भर प्रशभ्रु-भक्त हैं । यदि पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि पंचभूतों से निमित 
यह सृष्टि विनष्टं हो जाय तो भी प्रश्चु और ' प्रभु-भकतों की स्थिति रहेगी क्योंकि 
उनकी महिमा अमर है । 

जा दिन कृतमनां हुताँ, होता हट न पट । 

हुता कबीरा राय जन, जिनि देखें भ्रौघट घट ॥२८५॥ 

शब्दाथ---कृतमनां 5- कृत्रिम | हट=हाट। पट==वस्त्र, किन्तु यहाँ तात्पर्य 

क्रय-विक्रय या सांसारिक क्रिया-व्यापार से है । श्रौघट==ब्रह्म । घट=हूदय । 

. जब यह माया बन्धनों से परिपूर्ण मिथ्या (कृत्रिम) संसार नहीं था, तब न 
तो यहाँ बाजार था और न क्रय-विक्रय व्यापार, तात्पर्यं सांसारिक क्रिया व्यापार 
(जहाँ व्यक्ति 'ज्यों-ज्यों सुरझ्यौ चहत है, त्याँ-त्यों उरझ्यौ जात') से है। तब भी 
यहाँ प्रभु भक्त थे, जो हृदय में उस ब्रह्मा के दर्शन करते हैं । 

विशेष-- (१) शंकर के अह्वत के समान संसार को 'मिथ्या' (कृत्रिम) 
कहा है । 

(२) 'हट न पद--कबीर ने क्रियां व्यापार के लिए केवल पट-वस्त्र के 
विक्रय को ही चना, उन जैसे 'मसि कागद चुन छूने वाले संत के लिए यह स्वाभाविक 
था कि अपने जुलाहे के व्यवसाय से वे शब्दावली भर प्रतीक ग्रहण करते । 

: थिति पाई मन थिर भया, सतगुर करी सहाइ। 
अनिन कथा तनि श्राचरी, हिरदै त्रिमुबन राइ ॥२९॥ 
शब्दार्थ--थिति = योग की स्थिति, ध्यानवस्था । थिर=स्थिर, शान्त ।्निन 
कथा = श्रनन्य कथा, प्रेम-कथा, । तनि = तन, शरीर । आचरी-"-आचरण किया । 
सद्गुरु की सहायता से मन योगावस्था में घ्यानावस्थित हो गया, जिससे चित्त 
शान्त हो गया । इस शारीर ने प्रेम कथा अर्थात्‌ प्रेम साधना का आचरण किया, 
जिससे हृदय में त्रिभुवन पति परमात्मा के दर्शन किये । 
हरि संगति सीतल भया, सिटी मोह की ताप। 
निस बासुरि सुख निध्य लह्या, जब ग्ंतरि प्रगट्या ्राप।३०॥ 
शब्दाथं- हरि संगति= प्रभु मिलन। मोह की ताप=व्यर्थं के ' मोहजनित 
प्राकर्षणों की दौड़ । सुखनिध्य = सुखनिषि । प = स्वयं तत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्म । 
प्रभु-मिलन से मेरा चित्त शान्त हो गया एव संस. : के मायामोह के विविध 
झाकषंणों की दौड़ समाप्त हो गई | उस ब्रह्म के हृदय में प्रकट होने से मैं रात-दिन 
आनन्द निधि का सुख प्राप्त करता हूं । 
तन भीर्तार मन मानियां, बाहरि कहा न जाइ । 
ज्वाला तें फिरि जस भया, बुझी बलंती लाइ ॥॥३१॥ 

` शब्यार्थं--बलंती--बलवान, प्रबल । लाइ= आग, विष-वासनाम्रों की 

तीव्र उत्कठा । 


हृदयस्थे भ “प्रेश्ु का? दास हो गयी हैं किन्ति "अत्यक्ष हवेस? उसकी अभिव्यक्ति 





११० ` कवीर ग्रन्थावली सटीक 


नहों की जा सकती । जलती हुई तृष्णा की ज्वाला प्रभु-भक्ति के जल में परिबर्तित 
हो गई और प्रचंड वासना-अग्नि समाप्त हो गई । 
तत पाया तन बीसर्यो, जब मन धरिया ध्यान । 
तपनि गई सीतल भया, जब सुनि किया असनान ॥३२॥॥ 
शब्दार्थ--वीसयों =बसिर गया, सुधि जाती रही । तपनि=दुःख । सुनि = 
शून्य, ब्रह्म-जल । ५ 
जब मन प्रभु-भक्ति में संलग्न हुआ तभी साधक को ब्रह्म की प्राप्ति हुई एवं 
उसे शरीर की सुधि जाती रही क्योंकि द्त्तियाँ झन्तमु खी हो गई। साधना के द्वारा 
शून्य से ख्वित अमृत में स्नान करने से समस्त दुःख नष्ट हो गये और अपार शान्ति 
प्राप्त हुई । 
जिनि पाया तिनि सू गह्या, रसनां लागी स्यादि । 
रतन निराला पाइया, जगत ढंडोल्या बादि ।।३३॥ 
शब्दायं--रसना  जीभ। ढंडौल्या =डिडोरा पीटना । बादि==व्यर्थ। ` 
कबीरदास जी ढोंगी साधुओं को जो व्यर्थ ही, अलख लख की पुकार लगाते 
हैं, लक्ष्य करके कहते हैं कि जो उस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, वे फिर उसे छोड़ते 
नहीं बल्कि प्रममय प्रभु से वे एकाकार हो जाते हैं। उस अलौकिक मिलन का स्वाद 
ही ऐसा मधुर है कि जिह्वा उस रस को छोड़ना नहीं चाहती। यह जगत व्यर्थ ही 
उसकी प्राप्ति के झानन्द का वणन करता है, उस अनुपम रत्न को तो प्राप्त करके 
ही जाना जा सकता है । 
भाव यह है कि ब्रह्म-प्राप्ति का आनन्द वाणी का विषय नहीं, उसको तो 
पाकर ही जाना जा सकता है। । 
कबीर दिल स्याबति भया, पाया फल संस्रथ्य । 
_ सायर मांहि ढढीलतां, हीरे पड़ि गया हथ्य ॥३४॥ 
अन्दाथ - स्यावति=परिपूणां । संम्रथ्य -- समृद्ध, अनुपम । सायर = सागर । 
ढंढीलता = ढूंढृते हुए । 

. _ कबीरदास कहते हैं कि उस अनुपम फल-बरह्म को पाकर हृदय आनन्द से परि- 
पूर्ण हो गया। वह श्रद्भुत रत्न इस भवसागर के मध्य की न्य वस्तुओं की खोज में 
भटकते हुए हाथ पड़ गया । | 

विशेष--कवीर मानते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति इसी जगत के बीच सम्भव है। 
. जब में था तब हरि नहीँ, भ्रव हरि हैं में नांहि। 
सब भ्.धियारा मिटि गया, जब दीपक देख्या मांहि ॥३५॥ 
दब्दाथं--सरल है। 
कबीर कहते हैं कि जब मुक में भ्रह का दभ्रं था, तब प्रभु का निवास मुभमें 
नहीं था किन्तु भ्रब रहं के नष्ट हो जाने पर वहाँ प्रभु ही प्रभु के नहीं । जब मैंने 
ज्ञान वीपक कर झाते/परतत/कश्श को'°दक्षो म? $ र्द स प्रन्धकार दर 


.व्यास्या-माग | | १११ 


हो गया । 
विशेष--तुलना कीजिए-- 
“गाप यहाँ होते हैं गोया जब दूसरा नहीं होता।' ` 
जा कारणि में हू ढता, सनमुख मिलिया आइ । 
धन मेलो पिब ऊणला, लागि न सकों पाइ ।।३६॥ 
आाब्दाथं--जा कारणि= जिस कारण को अर्थात्‌ ब्रह्म को । घन=स्त्री, 
आत्मा । पिव==प्रियतम, ब्रह्म । पाइ = पर चरण । 
जिस ब्रह्म की खोज में मैं सवंत्र भटक रहा था, वह सम्मुख झा गया किन्तु 
मैं उससे तदाकार न हो सका। पाप में मलिन जीवात्मा रूपी पत्नी प्रिय-ब्रह्म के 
उज्ज्वल स्वरूप से कंसे गात्म-साक्षात्कार करती ? इसी संकोच के कारण वह 
(आत्मा) पत्ति (न्रह्म) के चरण भी न छू सकी । 
जा कारणि में जाइ था, सोई पाई ठौर। 
सोई फिरि रापण भया, जासू कहता और ॥३७॥ 
शब्दार्थ--सरल है । 
जिस ब्रह्म की खोज में मैं झन्यत्र जा रहा था, उसे अपने ही स्थान पर पा 
गया अर्थात्‌ हृदय में ही पा गया । फिर वही परमात्मा जिसे मैं,अपने से भिन्न कोई 
और स्वरूप समझे हुए था, वही मुझे अपना लगा क्योंकि ्रात्मा मौर परमात्मा दोनों 
एकाकार हो गये । 
कबीर देख्या एक अग, महिमा कही न जाइ । 
तेज पुज पारस घणीं, ननू. रहा समाइ ।।३८॥। 
दब्दार्थ--पु ज--समूह । घणीं = समृद्ध, मुक्त । नन =ग्राँखों मे ¦ 
कबीर कहते हैं कि मैंने उस ब्रह्म को दत्तचित्त होकर देखा है, उस की सबर्थ 
महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता । वह अमित प्रकारावान एवं प\रस फे समान 
है, जो अन्य को भी अपने प्रभाव से कंचन बना देता है ! ऐसा अद्भुत ब्रह्म मेरे नेत्रों 
में समाया हुआ है। _ 
मानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि। 
सुकताहल मुकता चुगं, भ्रव उड़ि अनत न जाहि ॥३६॥ 
शब्दार्थ-मानसरोवर= (१) मानसरोवर, (२) हृदय जीव हंसा = (१) 
हंस, (२) मूत्र । मुकता=मोती । अनत = अत्यन्त । 
हृदय का मानसरोवर भक्ति जल से ग्रापू्ण है जिसमें हंस--पआ्रात्माएँ अर्थात 
प्रमीजन अथवा साधु क्रीड़ाएँ कर मुक्ति चुगती हैं। इसमें उन्हें बड़ा आनन्द झा रहा 
है, इसीलिए वे उड़कर, विमुख होकर अन्य साधनाझों को नहीं अपना सकती (क्योंकि 
'क' हंसा मोती चुगे, क भूखे मर जाँय') । | 
चब, कदली कवल प्र 


CC-0 "तेही कबीरा अविगी? ° कोई” निज रसि श! 





११२ कबीर ग्रन्थावली सहीक 


शुन्य-रूपी आकाश में भ्रनहदनाद-रूपी बादल गरज कर अमृत की वर्षा करते 
हैं एवं मेरुदण्ड रूपी बदली के ऊपर (सहस्रदल) कमल विकसित हो रहा है। ऐसे 
स्थान पर या तो कबीर ही पहुँचा है या कोई प्रभु के अनन्य भक्त । 
सभाव यह है कि साधना बड़ी दुगेम है, जिसे पार कर बिरने ही ब्रह्म से 
साक्षात्कार कर पाते हैं । 
नींब बिहुँणां देहुरा, देह बिहुँणां देव । 
कबीर तहां विलंबिया, करे ग्रलष की सेब ॥४१॥ 
वाब्दा्थ-_देहुरा == देवालय, मन्दिर । देह्‌ बिहुंणां==शरीर रहित निराकार । 
ग्रलष = ब्रह्म । | 
जहाँ विना श्राधार के ब्रह्म का मन्दिर है एवं ब्रह्म॑ भी निराकार है, ऐसे शून्य 
में कवीर की दत्ति रम गई है। भव वह निरन्तर उस अखल ब्रह्म की सेवा कर 
रहा है । । 
देवल मांह बेहुरी, तिल जेहै बिसतार। 
मांह पाती मांहि. जल, मांहें पुजणहार ॥४२॥ 
शब्दार्थ---देवल = मन्दिर । तिल जेहै=तिल के समान । 
शून्य के मन्दिर में जो ब्रह्मरन्ध्र रूपी देव प्रतिमा है, उसका विस्तार एक 
तिल के बराबर है। इनकी अर्चना के लिए बाह्य उपादानों की आावष्यकता नहीं; 
शरीर के भीतर ही अर्चना के लिए जल, सुमन आदि हैं और वहीं मन रूपी 
पुजारी है । 
कबीर कवल प्रकासिया, ऊग्या निर्मल सूर । . 
निस अ्ंधियारी मिटि गई, बागे श्रनहद नूर ।।४३॥ 
शब्दाथं--कंवल = सहस्रदल कमल । प्रकासिया=विकसित हुआ । ऊग्मा= 
उदित हुआ । सूर=सूर्यज्ञान का । निसि अंधियारी = अन्धकारपूर्ण रात्रि। बागे= 
बाजे । ग्रनहद =ब्रह्मरन्ध से कुण्डलिनी के विस्फोट समय और बाद का ्रानन्ददायी 
शब्द जिनमें रोम-रोम से ब्रह्म की सत्ता का आभास होता है । 
कबीर कहते हैं कि ज्ञान के निल सूर्योदय से सहत्नदल कमल विकसित हो 
गया। इससे जीवात्मा की अज्ञान की ग्रंबकारपूणा रात्रि नष्ट हो गई, एवं ब्रह्म-प्राप्ति 
पर श्रनहद का तूर्यनाद होने लगा । [ 
भ्रनहद बाज नीर झरे, उपजे ब्रह्म गियान। 
. श्रावयति अ्ंतरि प्रगट, लागं प्रेम घियान ।।४४।। 
शब्दार्थ--नीझर=निर्भेर । ग्राबगति =भ्रमृत । | 
प्रेम सहित प्रभु में ध्यान लगाने से भ्रगम्य ब्रह्म हृदय में प्रकट होता है। ईसं. 
रह्म ज्ञान के उत्पन्न होने पर अ्रनहद नाद के साथ ब्रह्मरन्ध्र से भ्रमृत स्रवित होने 
लगता है (जिसका, पान कर सधा. जालाः by eGangotr 


व्याख्या-साग «5११३८ 


आकासे .सुखि गौंघा कुबों, पाताले पनिहारि। 
ताका पांगी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारि ।४५॥। . 
दाब्दायं--आझाकासे == शून्य में । मुखि ऑंधा कुवां =सहल्तदल कमल या ब्रह्म- 
रन्ध्र । पाताले =मूलाबार चक्र में। | | 
शुन्य में सहक्तदल कमल अधोमुख कुएं के समान स्थित है एवं कुण्डलिनी 
पाताल अर्थात्‌ मूलाधार में स्थित है (साधना से षट्चक्रों का भेदन करते हुए कुण्डलिनी . 
को आकाश में पहुँचाकर उससे ख़वित प्रमृत का पान ही योगी का लक्ष्य है) । इस 
सह्रदल कमलरूपी अधोमुख कुएं के जले (अमृत) को कोई प्रबुद्ध भ्रात्मा ही पा 


सकती है । मैं सब मनुष्यों को देखकर ही ऐसा कहता हूँ. कि कोई बिरला 'ही इसका ', 


पान कर. सकता है (अर्थात्‌ प्रबुद्ध भात्माएँ बहुत कम हैं ।) 
सिव सकतीं दिसि कोण जुजोवे, पछिस दिसो उठे धूरि। 
जल में स्यंघ जु घर करे, मछली चढ़े खजूरि ॥४६॥ 
वाब्दार्थ--सिव=शिव। सकती=शक्ति। 'दिशि= दिशा । कौण=कौन । ` . 
स्यंघ=सिंह, मन । मछली = कुण्डलिनी । | 


हे नमाज पढ़ने वाले मुल्लाजी ! इधर पश्चिम दिशा में तो धुल उड़ती है +. . 
अर्थात्‌ कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उघर कोई नहीं देखता जहाँ शून्य में शिव और 


शक्ति के दर्शन होते हैं । प्रेम भक्ति के जल में यदि मन निवास करे. और कुण्डलिनी : 
रूपी मछली ब्रह्मनाडी के माध्यम से सहस्रदल कमल रूप खजूर (ऊंचाई के लिए कहा). . 
पर चढ़े तभी उनके दर्शन हो सकते हैं । 

गंमत बरिसे होरा निपजे, घटा पढ़े टकसाल। . 

कबीर जुलाहा भया पारषू, झनभै उत्र पार ॥४७॥ ड 

शब्दार्थ--तिपजै--उत्पन्त होना । पारषू= पारखी .। अनभै = निर्भीक 

होकर । लि 
उस प्रभु मिलन सुख का वर्णन करते हुए ही कबीर कहते हैं कि वहाँ अशत 
निर्भर निरन्तर प्रवाहित होता एवं ज्ञान के मुक्ता वहाँ उत्पन्न होते हैं तथा प्रतहदनाद 
होता रहता हैं । कबीर जुलाहा भी उस प्रभु रूपी हीरे का पारखी हो गया है भौर ' 
इस संसार सागर से निर्भीक होकर पार हो गया है; भर्थात्‌ उसने मोक्ष प्राप्त कर 
ली है । | | ५ द 
समिता मेरा क्या करे, प्रेम उधाड़ी पोलि। 

. इरसत भया दलाल का, सूल भई सुख सौड़ि ॥४८॥१७०॥ 
शब्दार्थ--ममिता--माया-मोह ॥ पौलि=पोल, रहस्य | दयाल=दयालु, 
'परमात्मा। सूल==पथ कंटक ।.सौड़िन"लिहाफ | ATR 

` जब प्रेम ने मुके प्रभुःप्राप्ति का मागं दिया तो भला सांसारिकं माया-मोह 
' कया भ्रहित कर सकते हैं ? प्रभु के दर्शन होने से पाप शूलों का बोझ (जिसको मैं _ 
ढोता था) वैसे ही सुखपूर्ण हो गया जैसे लिहाफ जाड़ों में बोझ होने पर भी/सुखदायी 
(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“pe समक 5. bh 
~ 


११४ कबीर प्रन्थावली सटीक 


लगता है। [ 
भाव यह है कि प्रभु-मिलन से पाप॑ भी पुण्य बन गये । 
६. रस को अंग 
झंग-परिचय--इस अंग में कबीर ने ब्रह्मानन्द के स्वरूप का तथा तज्जन्य 
प्रभाव का वर्णन किया है। कबीर का कहना है कि जो इस रस का पान कर लेता 
है उसके सारे सांसारिक क्लेश और दुख दूर हो जाते हैं और वह आवागमन तथा 
जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाता है। यह रस पीने में बहुत ही मधुर होता है, किन्तु 
इसका पीना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि यह सहज ही नहीं मिल जाता, इसके 
लिए पान करने वाले को अपना सर्वस्व त्याग देना पड़ता है। इसे पीने का अधिकारी 
वही मनुष्य हो सकता है जो अपना सिर उतार कर साधना की वेदी पर चढ़ा दे । 
इस रस का प्रभा« भी अपार होता है। जिसने इसे पी लिया, फिर उसका 
नशा कभी नहीं उतरता । वह भक्त भ्रहनिश नशे में मस्त होकर मदोन्मत्त हाथी की 
भांति विचरण करता रहता है। इस नशे के कारण भक्त को फिर न तो सांसारिक 
भय ही रहते हैं अर न सांसारिक श्राकषंणों के प्रति ्रनुराग। वह आशझा-निराझा, 
सुख-दुख, म्रपना-पराया झादि भावों से भी मुबत हो जाता है भौर हृदय की संकीर्णता 
भी समाप्त हो जाती है। इसे पान करने से पूव जिस हृदय रूपी सरोबर में प्रभु-प्रे 
का जल इतना थोथा था कि उसमें मन रूपी घड़ा डूबता ही नहीं था, वहाँ अथाह 
जल हो जाता है। 
. जो इस रस का झास्वादन कर लेता है, फिर उसे और कोई रस अच्छा नहीं 
' लगता | इस रस की एक बुद भी मनुष्य को मिल जाये तो उसका जीवन भ्रमर हो 
जाता है और वह कर्मो की कालिमा से छुटकर स्वगं के समान निष्कलंक और तेजस्वी 
बन जाता है। ह । 
| कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाकि। 
पाका कलस कु भार का, बहुरि न चढ़ई चाकि ॥ १॥। 
शब्दाथ--थाकि=थकान, क्लेश से तात्पर्यं है । पाका==पक्का । कलस== 
(कलश) घड़ा। कप 
कक कबीर कहते हुँ कि कि मैंने प्रभुभक्ति के रस को इतना पान किया है कि 
सांसारिक क्लेश झादि समाप्त हो गये हैं। कुम्भकार का पकाया हुझा घड़ा जिस . 
परकार पुनः चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, उसी प्रकार प्रभुभवित में पगे हुए जन पुनः 
इन संसार-चक्र में नहीं पड़ते | वे झावागमन से मुक्त हो जाते हैं । 
राम रसाइन प्रेस रस, पीवत श्रधिक रसाल । 
अ a पीवण दुलभ हैं, मांगे सीसं कलाल ।।२॥। 
— = रसायन | रसाल = 5 म 
न , ल= मधुर। कलाल=मदिरा विक्रेता 


. प्रभु-भक्ति का प्रं में 
ताक भारी Col वड़ा मधुर है... (और हु प्धुर से मधु रतम 


व्यास्या-माग ११५ 


होता जाता है) । कबीर कहते हैं कि इसका पान करना बड़ा कठिन काये है, क्योंकि 
गुर रूपी कलाल साधना के लिए सव॑ स्व त्याग चाहता है. | 
. -बिशेष-कवीर के प्रेम का सिद्धान्त ही ऐसा है जिसमें माधक को सर्वस्व 
` त्याग, शीशसमर्पण की बार-बार चेतावनी है-- -_ 
“यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि। 
सीस उतारे अ्रुई घरं, तब पठे घर माह ॥ 
कबीर भाटी फलाल फी, बहुतक बेठे झाइ । 
सिर सौंप सोई पिवे, नहीं तो पिया न जाइ ।।३॥। 
शब्या्य--भाठी ==भट्टी, जिससे मदिरा खींची जाती है । बहुतक = बहुत से । 
कबीर कहते हैं कि मदिरा विक्रेता गुरुरूपी कराल के यहाँ भट्टी पर बहुत से 
मदिरा (प्रेमरस, प्रभुभक्ति) का पान करने के लिये.ग्रा बेठे हैं, किन्तु इन मदिरा पान 
की इच्छा वालों (साधको) में बही पान कर सकता है जो म्रपना शीहा साधना की 
वेदी पर चढ़ा दे । 
भाव यह है कि प्रभु-प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग करना पड़ता है, प्रत्येक 
सम्भव कट के लिये तैयार रहना पड़ता है । | 
विदेष--सांगरूपक झलंकार। 
हुरि रस पोया जांणिये, जे कबहु न जाइ सुमार । 
मेमंता घमत रहै, नांही तन की सार।४। 
दब्दाथं--खुमार =ननशा । मैमंता = मस्त । सार=सुषि। . 
ब्रह्मानन्द की मदिरा का पान उसी ने किया समझो जिसका नशा कभी नहीं _ 
उतरता । यह रंग ही ऐसा है जिस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता (सूरदास प्रभु कारी 
कामरी चढ़ै न दूजौ रंग) । वह तो मदमस्त हाथी के समान इधर-उधर घूमता है। - 
(जिसे केवल प्रभु से प्रयोजन है) तथा उसे अपने शरीर की सुधि नहीं रहती । 
चिशेष-_प्रभू-भक्ति का रस श्रलोकिक है एव शरीर पाथिव, उसको पाकर 
भला पार्थिव का ध्यान कंसे रह सकता. है, इसीलिए कहा है “नाहीं तन की सार ।' 
मैमंता 'तिण नां खरं, साले चिता सनेह। 
वारि जु यांध्या प्रेम क॑ डारि रह्मा सिरि षह ॥५॥ 
हाग्दा्य--मैमंता=मदमस्त हाथी । तिण= तृण । 
मदमस्त हाथी तृण ग्रहण नहीं करता, उसे तो प्रेम की चिन्ता घषक कर 


व्यथित करती रहती है। यदि उसे प्रेम के द्वार पर बांध दिया जाय तो अपने शीश 


पर धूल डालता रहता है, भर्थात्‌ भ्रपने प्रहं को महत्त्वहीन या भ्रस्तित्वहीन बनाना 
चाहता है । 
विशेष--हाथी स्नान के उपरान्त अपने शरीर पर सू ड़ से घूल डालकर क्रीड़ा 
करता है। कबीर ने इसी से यह प्रथं लिया कि वह अपने शीश पर धूल डालकर हं, 
अभिमान को दूर कर रहा है । भाव यह है कि प्रेम-साघना में प्रदत्त होने पर झमिमान. 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४ 


११९ कीर प्रन्याषली सटीक 


या महं शेष नहीं रहता । 
ममता ग्रविगत रता,.ग्रकलप आसा जीति। 
राम क्‍्मलि माता रहै, जीवत भुकति प्रतीति ।६॥ 
शब्दार्थ--भ्रकलप़ = निर्भय, संकल्प-विकल्प रहित। अमलि= नशा, प्रभाव 
माता रहै=मदोन्मत्त रहना । 2: ee [ 
` प्रभुं-भक्त रस में मदमत्त साधक ब्रह्म की प्राप्ति में लीन रहता है एवं वह्‌ निर्भय 
भाव से, संकल्प रहित हो, सांसारिक आशाझ्रों (आकषंणों) को जीत लेता है। यदि 
उस पर प्रभु-भक्ति का यह रस (प्रभाव) चढ़ा ही रहे तो वहं अवश्य ही जीवन्मुक्त 
हो जाता है। [ | 
विशेष - जीवन्मुक्त साधक के लक्षण भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में बताते हुए इसी 
संकल्प-विकल्प -रहिति मनःस्थिति पर बड़ा बल दिया है--- ॒ 
जिहि सर घड़ा न डता, भ्रव मंगल मलि न्हाइ । 
देबलु बूड़ा कलस सू, पंषि तिसाई जाइ ॥७॥ 
F शाब्दाथं-सर = सरोवर, मन =हूदय। मँगल = मदमत्त हाथी, भक्त । देवल = 
मन्दिर, संसार कलस सूं =चोटी रूप में स्थित कलश तक } | 
जिस हृदय रूपी सरोवर में प्रभु-प्रेम जल इतना थोड़ा और उथला था-कि मन 
रूपी घट भी नहीं डूबता था अर्थात्‌ मन भी वहाँ ्रानन्द नहीं पाता था वही अब प्रभु- 
अक्ति जल के बढ़ जाने से प्रभु-प्रेम का मदमस्त साधक वहाँ मलमल कर स्नान करता है, 
भर्थात्‌ उस जल में स्नान करने से उज्ज्वल से उज्ज्वल होता जाता है। अ्रब तो वहाँ 
बयाह जल है जिसमें देवालय भी चोटी तक डूब गया है अर्थात्‌ संसार अपने समस्त 
बायामय भाकषणों सहित साधक की हृष्टि से तिरोहित.हो गया है, किन्तु झात्मा रूपी 
पक्षी भ्रब-भी प्रभु-प्रेम जल की ओर धिक प्राप्ति के लिए तुषित है । 
सबं रसांइण में किया, हरि सा घौर न कोह । । 
. तिल इक घट में संचरे, तो सब तन कंचन होइ ।।८।। १६८॥ 
शब्दाथ---रसाइण -- रसायन या रसास्वादन | कंचन = सोना । 
कबीर कंहते हैं कि मैंने जितने भी रस (आनन्द) हैं सबका रसास्वादन कर लिया 
किन्तु प्रभु-प्रेमरस के समान और कोई मधुर रस नहीं । यद्वि इस प्रभु-भक्ति रस का 
„ तिल-लेश-मात्र भी हृदय घट में संचरित हो जाय तो समस्त शरीर स्वरं -- भ्मर-- 
बन जाय । भ्रथवा सम्पूर्ण शरीर पापमुक्त हो कंचन के समान शुद्ध हो जाय । 
म ७. लांबि कौ अंग . 
- झोर संकेत /भग-परिचय---इस अ भंग में भ्रात्मा और परमात्मा के मध्य झाये व्यवधानु/की 
गोर संकेत करते हुए बताया गया है कि जीवन की प्यास तभी बुझ न है जब हरि 


-~ दर्शेन का आनन्द प्राप्त हो जाये, ग्रन्यथा चाहे कोई जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे 


भक्त प्राप्ति कर ले, यह तृष्णा ज्यों की त्यों बनी रहती है। हरि-दर्शन का 
हा i हरि-दशन 
उम लदी ९ बा के पति इतना पड अहु जाये कि व्यक्ति 


# 


व्याख्या-भागं | । ११७ 


स्वयं को और अपनी सीमाओं को पूर्णतया विस्मृत कर दे । इस साधना-सोपान पर पहुंच 
कर ही वह उस परमतत्व में इस प्रकार मिल गया है, जिस प्रकार कि पानी की एक 
बूंद सागर में मिलकर श्रपने अस्तित्व को ही भुलाकर तदाकार हो जाती है । 
झया .कमंडल भरि लिया, उज्ज्वल निल नीर । 
तन मन जोवन भरि पिया, प्यास न सिटी सरीर ।। १॥ 

शउ्दाथं--कया =काया, शरीर । | 

शरीर रूपी कमंडल में मैंने-ज्ञान का उज्ज्वल एवं भक्ति .का पवित्र जल भर 
लिया एवं बड़ी लगन से जीवन के सुन्दरतम समय में इसका पान किया, किन्तु फिर भी 
इस शरीर की तृषा शान्त नहीं हुई । 

मन उलट्या दरिया मिलया, लागा भलि मलि न्हांन। . 
थाहत यथाह न आवई, तू पुरा रहिमांन ॥२॥ 
. शब्दाथ-दरिया =सरितां । रहिमांन = दयालु । 

मन संसार से विसुख हुआ तो उसे प्रश्रु-भक्ति को सरिता -कलकल कलरब 
करती मिल गई, जिसमें भक्त मल-मलकर निमज्जन करने लगा। हे प्रभु! आप 
प्रत्यन्त दयालु हैं, प्रयत्न करने पर भी आपकी वास्तविक थाह नहीं मिलती है। | 

हेरत हेरत हे सखी, रह्मा कसीर हिराइ । 
खव समानी समद में, कत हेरी जाइ ॥।३॥ 

शब्दार्थ--हेरत-हेरत = देखते-देखते । हिराइ=खो जाना । समद = समुद्र । 
हेरी = पता लगाना । 

आत्मा कहती है कि हे सखि ! प्रभु को खोजते-खोजते मैं स्वयं प्रभु में खो 
गये हूँ । जो बूद समुद्र में जाकर मिल जाती है उसको देखना असम्भव है, उसी प्रकार 
परमात्ना रूपी संसार में आत्मा रूपी वूद का पता नहीं लगाया जाः सकता । [ 

भाव यह है कि प्रश्ु मिलनोपरान्त साधक को भ्रपने पथक्‌ अस्तित्व की प्रतीति 
नहीं रह जाती । 

हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिरांइ । 
समंदं समाना बूद सें, सो कत हेर्या जाइ ।४।१७२॥ 

कबीर कहते हैं कि प्रभु को खोजते-खोजते आत्मा थक गई। समुद्र बूँद में 

समा गया है अर्थात्‌ ईरुवर हृदय में बस गया है, उसे अब किस भाँति देखा जा 


सकता है ? 
६, जरणा को अंग 


-परिचय--ईएबर मनःभ्रौर बाणी से अगम्य तथा भगोचर है । उसके स्वरूप - 
का क्रिसी प्रकार भी वणन नहीं किया जा सकता, इसीलिए दशंन-शास्त्र उसके विविध . 
रूपों का सूक्ष्म विश्लेषण करने के परचात्‌ उसे 'नेति-नेति' कहने पर विवश हो जाते 
हैं । प्रस्तुत ग्रंगण्दे-कबीरएक्री' यही किवस्ति०7टफिठोलाए होती०है०१'वे कहते हैं कि 


११८ कबीर ग्रन्यायली सटौक . 


यदि मैं ब्रह्म को भारी कहूँ तो भय है. कि लोग उसे साकार ही न मान लें और यदि 
हल्का कहूँ तो यह भसत्य कथन होगा, क्योंकि ब्रह्म हल्का तो है नहीं । भ्रतः जिस ब्रह्म 
को कभी आँखों से देखा ही नहीं, उसके स्वरूप का ठीक-वर्णन किस प्रकार किया जा 
सकता है ? और यदि मैं यह कहूं कि मैने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है और उसी 
के झधार पर मैं उसके स्वरूप का निरूपण कर. रहा हूँ तो कोई भी - कष्ल इस बात 
पर विश्वास नहीं कर सकता । इसलिए इस विषय में तो यही कहा जा सकता है कि 
बंह जैसा है, वेसा ही है। 
` इसीलिए यही उचित जान पड़ता है कि ब्रह्म के स्वरूप का वास्तविक निरूपण 
करने का प्रयत्न ही न किया जाये, क्योंकि झन्तोगत्वा यह प्रयत्न निष्फल ही सिद्ध ' 
होगा । ठीक तो यही है कि इस रहस्य को रहस्य ही बना रहने दिया जाय और व्यक्ति 
अपनी ससीम सीमाघ्रों में ही उसकी झ्ाराघना करे। इसी में उसका हित है और इसी 
` से बह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। | oe 
` सौरोकहांत बहु डरों, हलका कहं तो झूठ । 
में का जांगों राम फू, नेत्र फबहुँ न दीठ॥ १॥। 
शाम्दाथं--दीठ = देखना । 
यदि मैं उस ब्रह्म को भारी कहता हूँ तो भय है कि कहीं लोग उसे साकार न मान 
लें वह तो निराकार है। निराकार होने के कारण उसे हल्का कह दू' तो यह मिथ्या है, 
वह झपने भ्रमित गुणों के कारण हल्का नहीं है। सत्य बात तो यह है कि भला मैं उस 
ब्रह्म को क्या जातू, नेत्रों ने कभीं उसके दर्शन ही नहीं किये । 
भाव, यह है कि बह्य के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता । 
विधशेष--सब प्रकार से प्रभु का स्वरूप निरूपण करने में समर्थ कबीर उसे 
नेतिनेति कहने को ही बाध्य होते हैं। | 
है दोठा है तो कंस कहूँ, कहां न को पतियाइ। + 
ट हरि जसा है तेसा रहो, तू हरिषि हरि गुण गाइ॥२॥ 
'शब्दाथ--पतियाइ -- विशवास करना । 
यदि मैंने प्रभु के दर्शन किये भी हैं तो अभिव्यक्ति कैसे करू, क्योंकि वह तो 
यूकास्वादनवत्‌ है। यदि उस दर्शन से प्राप्त ब्रह्म का वर्णन करूं तो कौन विश्वास 
करेगा, क्योंकि बह भत्यन्त प्रदुभुत है । इसलिए उनके स्वरूप-परिचय का प्रयत्न व्यर्थ 
है,। वे जैसे भी हैं वेसे ही रहें । हे मन ! तू प्रसन्न हो-होकर, उल्लास सहित, उनका 
गुणगान करता रह । Fo | 
'ऐसा अद्भुत जिति कथ, झ्रदभुत राखि लुकाइ । 
_ झेद कुरानों शसि नहीं, कहा स को पतियाइ ॥।३।। 
शब्बार्थ--जिनिव्ङमत । लुकाइ = छिपाकर । गसि->पहुँच । 
` हेदरावक यान) व ते (वोत). णित। नर्द, अइक वणेन का ब्य 
प्रयास क्यों करता है । तु उस भ्रदुभुत को रहस्य ही बना रहने दे उस तक तो वेद 


\ 


व्यासंयां-मार्ग ; ११६ 


एव' पुराणादि शास्त्रों की भी पहुंच नहीं है । वह उनकी सीमा से भी परे है। फिर 
तेरे कहें का तो विशवास ही कौन करेगा ? 
करता की गति झगम है, तू चलि अपणं उनमान। . 
धीरे घीरें पाव दे, पहुँचेगें परवान ।४॥ 
दाब्दाथं- करता = कर्त्त, ग्रम । उनमान=माग। परवान=लक्य, ब्रह्माः 
प्राप्ति । 
ब्रह्म की गति अगम्य है, वह निस्सीम ही जो ठहरा, किन्तु ओ समीम साधक ! 
तू अपनी सीमाओं को ध्यान में रखता हुआ धेयंपू्वंक साधना में प्रदत्त हो । यह निश्चित 
है कि इस विधि से हम अपने लक्ष्य--ब्रह्म को वश्य ही प्राप्त करेंगे । 
पहुंचेंगे तब कहेँगे, झमड़ेंगे उस ठांइ । 
गजट बेरा समंद में, बोलि बिगूचें कांइ ।।५।। १७७॥ 
शब्दार्थ--अमड़ेंगे -5 उमड़ेंगे, रहेंगे । बिगूचे = नष्ट करें । 
कबीरदास कहते हैं कि उस प्रभु के विषय में श्रभी क्या कहा'जा सकता. है, 
जब हम उस तक पहुंच जायेंगे तो वहाँ भरपूर श्रानन्द प्राप्त -करेंगे और तभी उसके 
विषय में कुछ कहा जा सकता है अभी तो अपनी नौका बीच समुद्र में है (साघना- 
मागे में है), तट (ब्रह्म) अभी बहुत दूर है फिर व्यर्थं के प्रलाप में हम समय क्यों 
नष्ट करं ? 
भाव यह है कि दत्तचित्त होकर साधना के द्वारा जब ब्रह्म को प्राप्त .कर लिया 
जाता है, तभी उसके स्वरूप का वर्णन करना सम्भव है। 
&. हैरान को अंग 
. अंग-्परिचय--ब्रह्म अगम्य और अगोचर है । उसके न तो स्वरूप का यथातथ्य 
वर्णन किया जा सकता है और न उसे सहज में प्राप्त ही किया जा सकता है। इसी- 
लिए यदि पंडितों से उसके स्वरूप और प्राप्ति के विषय में कुछ कहा जाये तो वे 
विश्वास नहीं करते । जब उसे भ्रगाघ गौर एक कहा जाता सभी को यह सुनकर भारी 
झादचय होता है। वह ब्रह्म सभी मनुष्यों के हूदयों में बसा हुआ है, किन्तु आश्चयं की 
बात तो यह है कि फिर भी कोई उसे ठीक प्रकार से जान नहीं पाता । इससे अधिक 
हैरानी का विषय झौर कया हो सकता है ? 
पंडित सेती कहि रहे, कह्यां न मानें कोइ । 
झो गाध एका कहें, सारो झखिरज होइ ॥१॥ 
शब्दार्थ सेती =से । 
मैं पण्डितों से उस ब्रह्म के अद्भुत स्वरूप का वणन करता हूँ तो ये उसका 
विशवास ही नहीं करते । जब मैं उस ब्रह्म को अयाह एवं एकतत्व अर्थात्‌ परम तत्व 
कहता हूँ तो इन्हें अत्यन्त झाएचयें होता है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. कबौर ग्रन्यावलौ -सटौक 


बसे प्रपंडी पंड में, ता गति लपषे ने कोइ । 
कहै कबीरा संत हो, बड़ा भ्रचंभा सोहि ॥२॥१७६॥ 
,._ शब्दार्थ--अपंडी -- निराकार । पंड = शरीर । 
* मनुष्य के शरीर--हृदय--में ही वह निराकार ब्रह्म निवास करता है, किन्तु 


"१२० ` 


. ` फिर भी कोई उसका दर्शन नहीं कर पाता । कबीर कहते हैं कि सन्तजनो ! मुझे इस 


'बात पड़ा आइचयं है कि सावना से लोग उसे प्राप्त क्यों नहीं करते ? + 
१०. ले को अंग | | 
झंग-परिचय--इस अंग में ब्रह्म-प्राप्ति के कतिपय साधनों का उल्लेख किया 
गया है। ब्रह्मलोक सहज गम्य नहीं है । वह तो उस वन के समान है जहां न तो सिह _ 
. का प्रवेश है, न कोई पक्षी उड़कर वहाँ जा सकता है, न वहाँ पर दिन होता है भ्रौर 
'न रात.। उस झगम्य ब्रह्मलोक तक पहुंचने का साधन यही है कि साधक सुषुम्णा रूपी 
ढेंकुली से सहस्रदल कमल रूपी कूप का पानी निकालकर उसका पान करे; अर्थात्‌ 
सुषुम्णा को जाग्रृत. करके भ्रपनी इत्तियों को सहस्रदल कमल पर स्थापित कर दे। 
यदि कोई तीर्थ भ्रादि का भ्रमण करके उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तो उसका यह 
प्रयतन निस्सार ही रहेगा क्योंकि समस्त तीथं इस शरीर में ही विद्यमान हैं। गंगा और 
यमुना रूपी इडा ौर पिंगला भी इसी में अवस्थित हैं सहज एवं शून्य के घाट भी इसी 
में हैं । अतः जब तक यौगिक साघनाम्रों द्वारा शरीर रूपी तीर्थराज में स्नान नहीं किया 
जायेगा, तब तक ब्रह्म की प्राप्ति श्रसम्भव ही है । 
` जिहि वन सीह न संचरे, पंषि उड़े नहीं जाइ । 
रेनि दिवस का गमि नहीं, तहां कबीर रह्या ल्यौ.लाइ ॥।१॥। 
शब्दा्ं--सीह-- सिंह । लै = लय, लगन । रैनि दिवस = सूर्य चन्द्र । 
जिस बन में सिंह का भी प्रवेश नहीं है, जहाँ पक्षी भी उड़कर नहीं जा सकता, 
जहाँ सूये भोर चन्द्र की पहुँच नहीं है, ब्रह्म के ऐसे गम्य स्थल पर कबीर ने अपनी 
लगन लगा ली है। 
भाव यह है कि अगम्य प्रभु की प्राप्ति के लिए दत्तचित्त होकर साधना में 
प्रदत्त होना वांछनीय है । HE 
सुरति ढीकुली लेज ल्यो, सन नित ढोलनहार ॥ 
. केवल बुवाँ में प्रेस रस, पीबे बारंबार ॥२॥ 
अस्दत्- डोठुसी = सिंचाई करने के लिए कुएं से पानी निकालने का एक 
. उपकरण । लेज=रस्सी, इस ढेकुली में रस्सी भी काम म्राती है, साधनापक्ष में लगत 
ही रस्सी है। ल्यौ-लगन । ढोलनहार=डोल, पानी निकालने का एक पात्र । केवल 
कुवाँ = कमल Ss कमल का कुझआँ । तः 
है तदल कमल रूपी कुएं में प्रेम का ग्रमृत-रस ट 
न लमक य कण है बाप हु 
' रस को भर करब उमरा प्रात किठला है। ४०४०7. Digitized by eGangofr 


वंयास्या-मांगे १२१ 


विशेष--सांगरूपक अलंकार । | 
गंग जमुन उर अंतरं, सहज सुनि ल्यौ घाट। 
तहाँ कबीरै मठ रच्या, सुनि जन जोब बाट ॥।३॥ 
दाब्दार्थ--गंग --इड़ा । जमुन== यमुना, पिंगला । सहज = सहज समाधि । 
ब hh कहते हैं कि प्रभुःप्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा की क्या आवश्यकता है 
समस्त तीर्थ शरीर में विद्यमान है। गंगा और यमुना इड़ा और पिंगला नाड़ी के रूप 
में शरीर (उर) के भीतर ही अवस्थित हैं जिनके सहज एवं शून्य जसे घाट है । ऐसे 
ही पर कबीर की आत्मा ने मठ, अपना तिवास स्थान बना लिया है, बड़े-बड़े मुनिजन 
इस स्थान पर अपना निवास बनाने की प्रतीक्षा करते ही रह गए । 
विशेष--सद्गुरु के बताये हुए रहस्य से निज लक्ष्य में ध्यान लगाने को सहज 
ध्यान या सहज समाधि कहते हैं। इस समाधि में किसी प्रकार के बाह्याडम्बर (आसन 
मुद्रा आदि) की झावश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे सहज-समाधि कहते हैं । 


११. निहकर्मो पतिव्रता को अग | 
झंग-परिचय--कबीर ने श्रात्मा को नारी के रूप में चित्रित किया है और 
परमात्मा को पति के रूप में । प्रस्तुत अंग में आत्मा उस पतिब्रता नारी के समान 
- चित्रित की गई है, जो निष्काम भाव से भ्पते पति से मिलने के लिए अत्यन्त आतुर है 

और उसके दशन-प्राप्ति के लिए विविध उपायों में संलग्न है । 

` जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति को छोड़कर और किसी अन्य 
पुरुष की ओर देखती भी नहीं, इसी प्रकार कबीर को आत्मा परमात्मा को सम्बोधित 
करते हुए कहती है कि हे अनंत गुणवान प्रियतम ! मेरी प्रीति केवल तुमसे है। यदि 
मैं और किसी से हेँसूंगी तथा बोलू'गी तो इससे मेरा पतिब्रत घमं कलंकित हो 
जायेगी । उस आत्मा का अपने प्रियतम के प्रति इतना अनन्य भाव है कि वह चाहती 
है कि उसका प्रियतम जब उसकी आंखों में झा जायेगा तो वह अपनी आँखों को सूद 
- लेगी ताकि न तो उसका प्रियतम फिर अन्यत्र जा सके और न कोई उसे देख सके । 
आत्मा का स्वतः कोई रूप नहीं होता । वह तो परमात्मा का ही एक अंश होती है, 
इसीलिए कबीर ने कहा है कि मेरा मुझ पर कुछ नहीं है। मुझ पर जो कुछ भी है, 
वह सब प्रियतम का है। अतः मुझे उसी का उस पर सर्वस्व न्योछावर कर देना 
चाहिए। वह आत्मा रूपी निष्कामी पतिब्रता नारी अपने प्रियतम के प्रति इतना 
` झधिक उत्कट झनुराग रखती है कि अपनी आँखों में काजल भी नहीं लगाती, क्योंकि 
जिन आँखों में उसका प्रियतम बसा हुआ है, वहाँ न तो काजल लगाना उपयुक्त ही है 
. और न एक स्थान पर दो वस्तुएं ठहर सकती हैं, इसलिए झपनी माँगों में केवल सिंदूर ही 
भरती है । जिस प्रकार समुद्र में स्थित सीप केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए ही 
तरसती रहती है और ्रहनिश उसी का स्मरण करती रहती है, उसी प्रकार वह पति- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


१२२ ॒ कबीर ग्रस्थावलौ सटीक 


ब्रता भी सर्वथा अपने पति की स्मृति में ही रत रहती है। संसार के ग्रन्य भ्राकषणों तथा 
विषयों से उसका कोई लगाव्र नहीं होता । 

प्रियतम जहाँ भी मिल जायें, वहीं स्वगं बन जाता है। कबीर की आत्मा भी 
इसीलिए कहती है कि मुझे मुक्ति का कोई लोभ नहीं है। यदि नरक में भी उसे मेरे 
प्रियतम का दर्शन हो जाये तो मैं नरक की यातनाएँ सहन करने के लिए भी हषं से 
तयार हूँ । ब्रह्म-्ञान सबसे बड़ा गौर उत्तम ज्ञान है। जिसने उस ब्रह्म को जान लिया 
है, फिर उसके लिए कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता और यदि उसका 
ज्ञान नहीं हुआ है तो संसार के सारे ज्ञान व्यथं हैँ । जब तक भक्ति में निष्काम भाव 
बना रहता है, तभी तक भक्ति श्रेष्ठ भौर उत्तम है भौर उसी के द्वारा प्रियतम की. 
प्राप्ति हो सकती है । यदि भक्ति सकाम है तो परमात्मा नहीं मिल सकता क्योंकि 
वह तो निष्काम है ग्रौर निष्काम सकाम को किस प्रकार मिल सकता है ? आशा 
वही सफल है जो राम के प्रति हो। इसके अतिरिक्त और किसी बात की झाशा करना 
तो व्यर्थ है, क्योंकि भ्रन्त में उसका परिणाम दुखप्रद ही होगा । जो मनुष्य भगवान्‌ को | 
छोड़कर झौर किसी वस्तु की आशा करते है उनकी स्थिति उस मनुष्य के समान 
दयनाय है जो पानी में रहकर भी प्यासा मरता है। इसलिए यदि मनुष्य का केवल 
एक ब्रह्म से ही मन लगा रहेगा तो उसका निर्वाह हो जायेगा और यदि वह परमात्मा 
और संसार दोनों से एक साथ अनुरक्त होना चाहेगा तो उसकी स्थिति अवश्य 
डांवाडोल बन जायेगी । केवल भगवान्‌ का आचय ही, इस कलियुग में भी, मनुष्य को 
सब प्रकार की चिन्ताग्रों से मुक्त कर सकता है । अतः आत्मा को उसी भ्रनन्य भाव से 
स्वयं को भगवान्‌ के हाथों में सौंप देना चाहिए जिस प्रकार कुत्ता अपने स्वामी के 
अ्रति अपना सवंस्व निछावर कर देतां है और वह्‌ जिस ओर भी उसकी रस्सी खींचता 
है, वह उसी शोर विना किसी हिचक के चलता रहता है, जिस मनुष्य के मन में 
कया विश्वास नहीं है, उसे परमात्मा की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः 
जा दृढ़ विशवास और उसके स्वागत के लिए हर मूल्य पर तैयार रहना 

कबीर प्रौतड़ी तो तुझ सों, बहु गुणियाले कंत । 

कला भोर सों, तों नील रंगाऊं दंत ।।२॥। 
वरा) अपने को कलंकित करू | i त 2 लिजी 7 

है अनन्त गुणवान्‌ प्रियतम (ब्रह्म) कबीर का प्रे | | 
जो मैं न्य किसी से हंसः बोल भ्म तो केवल आपसे है । ' 

किसी से हं -बोलू'; अर्थात्‌ अन्य किसी से प्रेम करू' तो स्वयं को कलं 


कित करू । 
नैनां झंतरि आव तू, ज्यू' हों नैन झप 
` नांहो सों और हू 
शब्दार्थ अंतरि=श्न्दर | म न. तक वेल दें ॥२॥ | 


CC-0. Jangamwadi Math SF दे लेना |... by eGangotri 


ऽ्याख्या-भागं १२९ . 


प्रियतम ! तुम मेरे नेत्रों में आकर बस जाओ, जैसे ही आप भ्राम्नोगे मैं एक 
दम नेत्र मूद लू'गी । तब मैं तेरे अतिरिक्त अन्य किसी को न देखूगी और न अन्य 
की हृष्टि तू पर पडने ठगी ! 
सेरा तुझ मैं कुछ नहीं, जो कुछ है सा तोर । 
तेरा तुझकों . सौंपता, क्या लागे है सोर ॥३॥। 
हे प्रभु ! मुझ में मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है जो कुछ भी झस्थिचमं 
का शरीर और यह जीवन है,वह आपके द्वारा दिया हुआ है । यदि मैं अपने इस 
जीवन और शरीर को तेरी साधना में समर्पित कर दू तो मेरा क्या जायेगा, जिसकी 
वह वस्तु है उसी के निमित्त तो दू'गा, फिर मेरा इसमें क्या बड्प्पन ? 
कबीर रेख स्यंदूर की, काजल दिया न जाइ । 
नेमू. रमाइया रमि रहा, दूजा कहां समाइ ॥४॥ 
दाब्दार्थ -स्यंदूर == सिंदूर । नैनू =नेत्रों में। ` : 
कबीर दास जी कहते हैं कि सौभाग्यवती पतिव्रता अपनी मांग में. सिंदूर ही 
भरती है, उसमें कालिख नहीं भरी जा सकती । जहाँ एक वस्तु का उपयुक्त स्थान 
है वहाँ दूसरी वस्तु नहीं झा सकती । मेरे नेत्रों में तो (सर्वत्र रमण करने वाला) राम . 
बसा हुआ है, फिर भला इसमें किसी अन्य (सांसारिक आकर्षण) के लिए स्थान केसे 
हो सकता है ? | US 
कबीर सीप समंद की, रटे पियास 'पियास। 
सस्तदहि तिणका वरि गिणै, स्वांति बूँद की झास॥।५॥ 
ञब्दार्थ--समंद=समुद्र । समदहि= (समुद्रि) समुद्र को । तिणकां = 
तृण-तुल्य । | 
कबीरदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा में सीप प्यास ही 
ह धः रहती है। उस बूद के सम्मुख वह सम्पूर्ण सागर-जल को तृण-तुल्य सम- 
| 
भाव यह है कि जिसका जिससे प्रेम होता है, उसके लिए उससे बढ़कर और 
कोई पदार्थं नहीं होता । द 
बिशेष--अन्योक्ति प्रलंकार है । 
कबीर सुख कों जाइ या, झागें या दुख । 
जाहि सुख घरि आपणें, हम जाणों झर दुख ।६।। 
शब्दार्य--जाहि सुख घरि ग्रापण=हे सुख तू मुझ से बिदा ले । 
कबीर कहते हैं कि मैं संसार-दुख की प्राप्ति के लिए जा रहा था, अर्थात्‌ . 
ऐहिक सुख लालसा में भटक रहा था, तभी मेरा साक्षात्कार प्रभुवियोगजन्य दुःख से 
र हर भ्र्थात्‌ आत्मा बह्म के वियोग में मिलनाकुल हो गई। प्रब इस विरह में 
सु इतना भ्रा a [नन्त | is दता | | i [76 लिए संसार-सुख ५ निरर्थक | 
त्याज्य ही है, स संसार-सुख ! bE बिदा हो जा । र 


१२४ | | कवर ग्रन्थावलौ सटीक 


दोजग तौ हम प्रंगियां, यह डर नाहों मुझ्भ । 
भिस्त न मेरे चाहिए, बाझ पियारे तुझभ ॥७॥ 
दाब्दाथं-दोजग=दोजख, नरक । ग्रंगियां=्रंगीकार करना, स्वीकार 
करना । भिस्त = बहिइत, .स्वगे । बाझ=रहित, अतिरिक्त । 
कबीर कहते हैं कि मैं यदि नरक-यातना में पड़” और मुझे वहाँ प्रभु-दशंन 
हों तो मुझे काई आपत्ति नहीं; भ्रतः मैं नरक से भयभीत नहीं हूँ । किन्तु हे प्रमु ! 
आपके अभाव में मुझे स्वग-सुख भी त्याज्य हैं। | 
जे वो एक जांणियां, तो जांण्या सब जांण। 
जे ओ एक न जांणियाँ, तो सबहीं जांण भ्रजांण ॥।८॥ 
शब्दाथं--जाँण =ज्ञान । 
यदि किसी ने उस एक परब्रह्म को जान लिया तो समभिये कि उसे संसार 
का समस्त ज्ञान हृदयंगम हो गया है भ्रौर यदि किसी ने केवल उस ब्रह्म को न जानकर 
सब कुछ जान लिया है तो उसका समस्त संचित ज्ञान अज्ञान ही है । 
भाव यह है कि सच्चा ज्ञान ब्रह्मज्ञान है । 
बिशेष-सभंगपद यमक अलंकार । _ 
कबीर एक न जांणिया, तो बहुं जांण्यां क्या होइ । 
. एक तें सब होत है, सब तं एक न होइ ॥॥ 
शब्दांथं---एक ब्रह्म । बहु=ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य समस्त ज्ञान । 
कबीर कहते हैँ कि यदि किसी ने एक परब्रह्म प्रभु को न. जानकर संसार के 
विविध ज्ञान प्राप्त कर लिये हैं तो उनसे क्या लाभ ? क्योंकि सबका मूल जो ब्रह्म 
है उसको बिना जाने उससे उत्पन्न उपादानों का ज्ञान कंसे प्राप्त हो सकता है ? - उस 
एक ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति होती है । यदि समस्त संसार की वस्तुएं मिलकर भी 
उस एक ब्रह्म को उत्पन्न करने का प्रयास करें तो झसम्भव है । 
जब लग भगति सकांमता, तब लग निर्फल सेव । 
कहे कबीर दें क्यू' मिलें, निहकांमी निज देव ॥१०॥ 
शब्दान सरकामता =कामनामय । निर्फल = निष्फल, फल रहित । सेव= 
ईर्वर-सेवा । निहकांमी = निष्कामी | 
२००७० भक्ति कामनामय है तब तक प्रभु की समस्त सेवा व्यर्थ है, उसके 
द्वारा ब्रह्म दर्शन नहीं; हो सकता । कबीरदास जी कहते हैं कि कामनायुक्त भक्ति से 
वे निष्कामी परमात्मा--स्वामी--किस-अ्रकार प्राप्त हो सकते हैं ? अर्थात्‌ निष्काम 
सेवा से ही निष्कामी ब्रह्म की प्राप्ति संभव है । 
आसा एक जु: राम की, बूजी झास निरास । 
, पाणी माहे घर करें, ते भी मरें पियास ।। ११॥ 
शब्दाथ--पाँणी -- पानी, जल । द 


मनुष्य चे लेबल मभ प्रापि की की, ।डले8॥. कडनी०जकाहिए3 अं कि समस्त 


उ्याख्या-मागं १२५ 


आशाएँ उसी से पूर्ण होती हैं | अन्य सांसारिक कामनाएं अन्त में निराशा में ही परिणत 
होती हैं क्योंकि वे' मृगतृष्णा की भाँति मनुष्य को भटकाती हैं और उनका फल कुछ 
नहीं होता । जो मनुष्य इस एक रामप्राप्ति के अतिरिक्त अन्य सांसारिक इच्छाएँ 
रखते हैं वे तो ऐसे ही हैं जो जल में रह कर भी प्यासे मरते हैं । 
भाव यह है कि उन्हें उन सांसारिक झ्ाशाओं के प्राप्त होने पर भी शान्ति 
प्राप्त नहीं होती । | 
विशेष--टष्टान्त अलंकार । 
जे मन लागं एक सू, तो निरबाल्या जाइ । 
त्रा बुझ मुखि बाजणां, न्याइ तमाचे खाइ ।।१२॥ 
दाब्दार्थ--निरबाल्या-- निर्वाह हो जायेगा, मुक्ति हो जायेगी । तूरा=. 
तुरही । न्याइ = न्याय, समान । बाजणां =- बजाने से । 
यदि मनुष्य का मन एक परब्रह्म ही पर आसक्त हो जाय तो निर्वाह हो 
. जायेगा और यदि प्रश्ु और संसार अर्थात्‌ माया-ञ्राकर्षण दोनों से प्रेम किया तो 
जीव को दुःखों के थपेड़े उसी प्रकार सहन करने पड़ेंगे, जिस प्रकार तुरही को दो 
मुखों से बजने के कारण हाथ के प्रहार सहन करने पड़ते हैं । 
कबीर कलियुग झाइ करि, कोये बहुतज मीत । 
जिन दिल बंघी एक सू, ते सुखु सोव नचोंत।।१३॥ 
इाब्दाथ्‌--बहुतज = बहुत से । नचींत = निचित । ॒ 
कबीर कहते हैं किं मनुष्य इस कलि संसार में पाकर विविध श्राकषंणों के 
प्रपंचों में पड़ता है, किन्तु जिसने भ्रपना चित्त उस परन्नह्म की भक्ति में -लगा दिया 
वह निश्‍चित होकर सुख-निद्रा में सोता है, उसे सांसारिक बन्धनों से मुक्तिं मिल 
जाती है । 
कबीर कूता राम का, सुतिया मेरा नांउे । 
गले राम की जेबड़ो, जित खेंचे तित जाउं ॥१४॥ 
दाब्दाथ-- कृता =कुत्ता । जेबड़ी=रस्सी । .जित=जिघर । तित=उघर। 
कबीर कहते हैं कि मैं राम (ब्रह्म) का कुत्ता हुं और मेरा नाम मोती 
(मुक्त) है। मेले गले में रामनाम की रस्सी बेंधी हुई है ; अर्थात्‌ मैं उसी के द्वारा 
संचालित होता हूँ । कुत्ते को उसका स्वामी जिघर चाहता है खींच ले जाता है, उसी 
भाँति मेरे स्वामी राम मुझे जिघर घुमाते हैं, घूम जाता हूँ । 
तो तो कहे त. बाही) ह दुरि करें तोजाउं। , 
Ba ज्यू' हरि राख त्यू' /रहाँ, जो देवे सो खाउ ॥१५॥ 
। ¦ कबीर कृत्ते के रूपक द्वारा ही अपनी भवित भावना का परिचय देते हुए कहते 
. हैं कि यदि वह स्वामी-ब्रह्म अपने कुत्ते (मुझ, दास) को 'तो-तो! “तर पुचकारते 
हैं तो प्रभु के और भी अधिक निकट झा जाता हूँ और यदि स्वामी दुत्कार दें तो 


... इर चला शा हनर ली में (मा) रह 


ngotri 





१२६ कबीर ग्रन्थावली सटीक 
लंगा एवं वह जो कुछ भी प्रदान कर देते हैं, उसे खाकर अपना जीवन-यापन : 
कर लूंगा । - 
मन प्रतीति न प्रेम रस, नां इस तन में ढंग । 
क्या जाणों उस पौव सु, कसें रहसी रंग ॥ १६॥ 
कबीर कहते हैं कि मन को प्रभुःप्रेम पर हढ़ विश्वास नहीं है तथा न यहं 
शरीर उन उपकरणों से परिचित है जो प्रिय मिलन के लिए उपयुक्त हैं। फिर भला 
मैं उस प्रियतम से साक्षात्कार के समय कैसे रंग-रेलियां करूंगी ? ॒ 
भाव यह है कि मैं प्रभु-मिलन के आचार-व्यवहार से परिचित नहीं हूँ । 
उस संस्थ का दास हाँ, कदे न होइ भकाज । 
पतिव्रता नाँगी रहै, तो उसही पुरिस कों लाज ॥१७॥ 
दाब्दार्थ--संम्रथ सामर्थ्यवान्‌, ब्रह्म । कदे=कभी भी। अकाज = हानि, 
झमंगल । 
कबीर कहते हैं कि मैं सामर्थ्यवान्‌ प्रभु का भक्त हूँ, जिससे कभी अमंगल 
नहीं होगा । यदि पतिव्रता नारी (आत्मा) नग्न-तन रहे तो यह परब्रह्म परमेश्वर की 
लज्जा का प्रश्‍न है क्योंकि कोई कहेगा कि यह अमुक व्यक्ति (भगवान्‌) की ही 
वधू है जो इस प्रकार नग्न है। अतः लज्जा उस प्रभु को ही होनी चाहिए कि उसका 
भक्त शीलादि गुणों से हीन है, नग्न से यहाँ यही तात्पर्यं है। 
घरि परमेसुर पांहुणाँ, सुणों सनेही दास । 
षट रस भोजन भगति करि, ज्यू' कदे न छाड़ पास ॥। १८।।२००॥ 
झब्दार्थ--धरि==घर। परमेसुर = परमेश्वर । पांहुणां = भ्रतिथि । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्रेमी भक्तो, सुनो ! इस हृदय रूपी घर में प्रभु रूपी 
गतिथि पधारे हूँ । जिस प्रकार अतिथि की भ्रभ्यर्थना विविध भोगादि से की जाती 
है, उसी प्रकार भक्ति रूपी षट्रस व्यंजन प्रभु को परोस कर उनसे प्रेम करना 
चाहिए जिससे वे कभी भी हमारा साथ न छोड़ दें । re 
विशेष--रूपक अलंकार । 


१२. चितावणो कौ अंग 

अंग-परिचय--संसार नश्वर ग्रौर क्षणभंगुर है। इसके झाकर्षणों में पड़कर 
ही मनुष्य परमात्मा को विस्मृत कर देता है। भ्रतः प्रस्तुत ग्रंग में संसार की नश्वरता 
और क्षणभगुरता का वर्णन करते हुए कबीर ने मनुष्य को चेतावनी दी है कि वह 
इस संसार के विषयों में न पड़कर भगवान्‌ का स्मरण करता रहे । fe 

संसार की नश्वरता और क्षणाभंगुरता का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं 
कि यहाँ पर जो व्यक्ति आता है, वह केवल कुछ ही दिनों का मेहमान होता है और 
` शीघ्र ही पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चाहे किसी व्यक्ति के पास कितने ही 
ऐद्वर्य से परिपूर्ण साधन हों, किन्तु यदि उसके मन में भगवान्‌ की भक्ति नहीं है.तो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्याख्या-भाग १२७ 


बे सव ऐकव व्यर्थ हैं, क्योंकि जिन महलों में कभी सातों स्वरों के साथ छत्तीसों 
राग गाये जाते थे; अर्थात्‌ अत्यन्त ्रामोद-प्रमोद हुआ करते थे, वे महल अब खाली 
पड़े हुए हैं और उन पर बेठकर कोवे बोल रहे हैं। इस संसार में जिसने भी जन्म 
लिया है, वही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। मृत्यु मनुष्यों में कोई भेद-भाव नहीं रखती । 
उसके लिए चाहे कोई राजा हो या रंक हो, अवसर आने पर सभी को अपना ग्रास 
बनाती है । इस शारीर में जो दस इन्द्रियाँ हैं, वे चोरों के समान हैं। जिस प्रकार 
चोर चुपके-चुपके सारा .धन चुराकर ले जाते हैं, उसी प्रकार ये इन्द्रियां भी अनजाने 
मनुष्य के सारे सात्विक भावों को नष्ट करती रहती हैं । इन चोरों से मुक्तित मनुष्य 
को तभी मिल सकती है, जब वह ईश्वर के नाम-स्मरण में तल्लीन हो जाये । 

संसार की भाँति यह शरीर भी नश्वर और क्षणभंगुर है। इसके सौन्दर्य पर 
भी मनुष्य को कभी भी गवे नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तो उस टेसू के फूल के 
समान है जो चार दिन फुलकर फिर ठूठ बन जाता है। इसी प्रकार इस शरीर का 
सौन्दर्यं भी क्षणभंगुर है। जिस प्रकार सांप शीघ ही अपनी केचुली छोड़ देता है, 
उसी प्रकार शीघ्र ही शरीर का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। अतः इस अस्थि और 
चमं से युक्त शरीर पर भूलकर भी गवं नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मस्तक कभी 
ताजों से सुशोभित होते हैं, उन्हें भी एक दिन जंगल में सूने स्थान पर गड्ढे में पड़े 
हुए देखा गया हैः! जब मनुष्य मर जाता है तो उसका सारा शरीर जलकर भस्म हो 
जाता है और उसके सौन्दर्य के स्थान पर केवल . मुट्ठी भर राख रह जाती है। जब 
शरीर एक वार नष्ट हो जाता है तो वह फिर दोबारा नहीं श्राता । उसकी स्थिति 
उस मंदिर जेसी होती है जो ढह कर घूलि-धुसरित हो जाता है और उसके स्थान पर 
लम्बी-लम्बी घासे उग श्राती हैं । वस्तुतः यह शरीर तो लाख के उस मंदिर के समान. 
है जो हीरे-मोतियों से तो जड़ा हुआ है, किंन्तु जिसकी आयु .बहुत ही कम है, जो 
आग की एक चिनगारी से ही राख बन जाता है । 

इस संसार में रहने वाले मनुष्य भी मूर्ख और धोखेबाज होते हैं । वे राम का 
नाम तो स्मरण करते नहीं हैं, और दूसरे लोगों को ठगने में ही लगे रहते हैं । अतः 
मनुष्य यहाँ पर बड़ी-बड़ी इच्छाएँ लेकर आता है, किन्तु वह कर कुछ भी नहीं पाता। 
हरि की भक्ति के बिना यह जीवन धिक्कारने के योग्य है, क्योंकि जिन लोगों ने हरि 
को विस्मृत कर दिया, उनकी गर्दन बगुले की भांति सदेव लज्जा से नीचे. भुकी 
रहती है । 

अतः कबीरदास मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू 
संसार के विषय-वासनाओं को छोड़कर हरि की भक्ति में लग जा, क्योंकि यह मनुष्य 
शरीर फिर तुझे दोबारा आसानी से नहीं मिल सकता । इस शरीर के दो ही उद्देश्य 
हैं--भगवान्‌ की भक्ति और साधुओं की सेवा । यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वह 
सांसारिक पदार्थों में लिप्त रहकर भी भक्ति करता रहे, तो यह समझना उसकी 


® स्तम्भ नहीं 
मूखता है, क्योकि जिस भकार. | एक ही स्तम्भ से ०), द्वाभी न आम, जा सकते, उसी 


१२८ कबीर ग्रन्यावलो सरीक 
प्रकार एक ही मन से प्रभु और संसार के प्रति अनुराग नहीं किया जा सकता । इन 
माया के ग्राकर्षणों में पड़कर तो मनुष्य की स्थिति उस मनुष्य के समान हो जाती है 
जो अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। यह संसार विषम कष्टों एवं 
दुःखों से परिपूर्ण है, यह एक विकट बंधन है जिसमें मनुष्य जाने-अ्रनजाने आपने को 
बन्दी बनाए रखता है। इन दुःखों से श्रौर इन बन्धनों से छूटने का एकमात्र उपाय है 
भगवान्‌ की भक्ति करना । केवल राम-नाम की ओट लेकर ही मनुष्य इन दुःखों से 
तथा बंघनों से बच सकता है। इसके अतिरिक्त उसके लिए और कोई उपाय वचने 

. का नहीं है। | 

इस संसार के सम्बन्ध भी कूठे रौर स्वार्थपूण हैं । यहाँ माता-पिता आदि के 
जो सम्बन्ध हैं, वे सब स्वार्थ से भरे हुंए हैं और शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं। ग्रतः 
कबीर संसार, जीवन, शरीर और सांसारिक सम्बन्धों की नशवरता और क्षणभंगुरता 

का मामिक वर्णन करते हुए मनुष्य को चेतावनी देते हैं कि वृह इन बन्धनों में न 

पड़ कर भगवान्‌ की भक्ति और साधुओं की संगति करे तभी उसका कल्याण होगा । 

कबीर नोबति भ्रापणीं, दिन दस लेहु बजाइ । 
ए पुर पटन ए गली, बहुरि न देखे आइ ॥ १॥ 
दाब्दाथ-नोबति=नगाड़े की ध्वनि, राजा महाराजाश्रों एवं धनाढ्य 
व्यक्तियों के द्वार पर प्रातः सायं या अवसर विशेष पर इसे बजाया जाता था । पुराने 
महलों या किलों में प्रवेश द्वार के पश्चात्‌ ही नौबतखाना मिलता है । पुर==नगर। 
पटन = बाजार । बहुरि=फिर। ' 

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! इस क्षणभंगुर संसार में अपने ऐश्वर्य और ' 

बभव का प्रदर्शन कुछ दिनों के लिए कर सकते हो । फिर जब काल अपना पंजा 
पसार कर मृत्यु के मुख में सुला देगा तब न तो इस नगर, न इस बाजार और न इन 

“गलियों श्रर्थात्‌ संसार के पुनः दर्शन हो सकेंगे । 

भाव यह है कि जब इस संसार -के. माया-प्राकषंण नश्वर हैं तो मनुष्य 
अनश्वर प्रभु का ध्यान क्यों नहीं करता है ? 
जिनक नोबति बाजती, मंगल बँघते बारि। 
एकं हरि के नाव बिन, गए जन्म सब हारि ॥२।। 
शब्दाथ--मगल=मस्त हाथी । बारि= द्वार । नाँव = नाम । 
, जो ऐसे ऐश्वयंशाली थे कि उनके द्वार पर नौबत बजा करती थी एवं मस्तं 
हाथी भूमते थे, वे भी एक प्रभु के नाम के भाव में भपने जीवन को व्यर्थ खो बेठे । 

7 ढोल दमामा इुडबड़ी सहनाई संति भेरि । 

बनः भौसर चल्या बजाइ , करि, है कोई राखे फेरि ॥३॥ 
य्‌--दमामा=नगाइा । दुड्बड़ी== डुग जर? 

जो मुह से बजाया जाता है । fs हही [कान 


त्येक मनुष्य ढोल, नाडे, डगइगी ए बहनाई, के:प्राप्न,/ भेरी बज़ाता ही 


4 


व्यास्या-भाग . १२६ 


अर्थात्‌ अपनी-अपनी सामर्थ्यानुसार भोग भोगता हुआ -काल के श्रा जाने पर मृत्यु को 
प्राप्त हे, गया । उनका ऐद्वर्य और वैभव मृत्यु को न रोक सका । संसार में ऐसी 
कोई शक्ति नहीं जो वैभवशाली मनुष्यों तक को काल के गाल से बचा सकती । 
सातों सबद जु बाजते, घरि घरि होते राग । 
ते सन्दिर खाली पड़े, बसण लागे काग ॥४॥ 
शब्दाथं--सातोौं सवद = सप्त स्वर, इनके भ्तिरिक्त भ्रौर कोई स्वर नहीं 
हे'ता । यहाँ कबीर का तात्पर्यं सातों वाद्य से भी हो सकता है, सप्त वाद्य हैं--मांम, 
मृदंग, शंख, शहनाई, बीन, बांसुरी, ढोल । बैसण= (बैठण) बैठना । ॒ 
जहाँ सप्त स्वरों के गान अथवा सप्त वाद्य वैभव एवं ऐश्वर्थ का उद्घोष , 
करते थे; अर्थात्‌ वेभव का प्रत्येक उपकरण जहाँ उपस्थित था और जहाँ घर-घर 
ग्रानन्दोल्लास छाया रहता था, वे ही स्थान अब जन-शून्य हो गए मरौर उन पर कौवे 
बैठने लगे । 
कयीर थोड़ा जीयणां, माडे बहुत मेंडाण। 
सबही ऊमा मेल्हि भया, राव रंक सुलितान ॥५॥ 
शब्दार्थ--माड़े बहुत मेंडाल = भ्रानन्दोल्लास के विविध भ्रायोजन किये । 
ऊभा =साज-सज्जा । मेल्हि गया = नष्ट हो गया । 
कबीर कहते हैं कि मनुष्य जीवन को क्षणिक जानते हुए भी अपने ञ्रानन्दो- 
ललास के अनेक उपकरण जुटाता. है, साज-सम्भाल खड़े करता है; किन्तु कठोर काल 
के द्वारा यह सब क्षणभर में नष्ट कर दिया जाता है। एवं धनिक, राजा, भिखारी 
.” सब सम्भाल करते ही करते संसार से चले जाते हैं। ; 
इक दिन ऐसा होइगा, सब सू' पड़े बिछोह। 
राजा राणा छत्रपति, सावधान किन होइ ॥६॥। - 
दाठ्वाथं--विछोह = अलग होना । फिन= क्यों नहीं । 

. कबीर कहते हैं कि एक दिन ऐसा श्रायेगा जब काल संसार के समस्त सम्बन्ध 
विच्छिन्न कर देगा । इसलिए हे राजा, राणा, छत्रपति भर्थात्‌ सब मनुष्यो तुम पहले 
से ही सावधान क्यों नहीं ` हो जाते ? ॒ 

भाव यह है कि तुम उस भ्रनदवर प्रभु की भक्ति करो । 
कबीर पटण कारियां, पंच चोर दस दार। 
जम रांगों गढ़ भेलिसो, सुमिरि ले करतार ॥७॥ 
शब्दाथं--पटण=नगर, यहां शरीर से तात्पर्यं है । कारिवाँ-- कारवाँ, 
सार्थवाह । पंच चोर= काम, क्रेघ, मद, लोभ, मोह। दस द्वार--शरीर से ग्रात्मा 
के निकलने के दस छिद्र ही दस द्वार माने गये हैं--दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासिका 
विवर, एक मुख, एक मल द्वार, एक Pa एक क ब्रह्मरन्ध्र । जमराणों=यमराज । 
गढ़ = किला, दुग प्रथाति/शरीर| फलिसी Pn 
कबीर कहते हैं कि यह शरीर का कारवाँ आत्मारूपी घन को लेकर (इस 


कबीर ग्रन्यावली सटीक 
१३० 
सार में प्रकार कारवाँ को लूटने के लिए चोर-लुटेरे लगे रहते 
श काम कद ग जोर, मोह ये पाँच चोर इसे अपहृत करने के चक्कर. 
में हैं। यदि कारवां स्वयं भी सुरक्षित न हो तो स्थिति और भी चिन्तनीय हो जाती | 
है । इस शरीर में भी दस द्वार हैं, न जाने कब कहाँ से आत्मा रूपी धन निकल जाय। 
कारवाँ जिस दुगे में श्रपनी सुरक्षा के लिए ठहरता है यदि वह ही नष्ट हो जाये तो 
कारवाँ का ्रस्तित्व समाप्त हो जायेगा, इसी भाँति जब यमराज आकर मृत्यु के 
द्वारा इस शरीर रूपी दुगं को नष्ट कर देंगे, तो सब कुछ समाप्त हो जायेगा। इस 
लिए हे मनुष्य उस स्वामी--ब्रह्म-का भजन कर ले (जिससे तेरा घन--प्रात्मा 
सुरक्षित रह सके) । 
विशेष--सांगरूपक अलंकार है। 
कबीर कहा गरबियो, इस जीवन की आस । 
टेसू, फूले दिवस चारि, खंखर भये पलास ॥5॥ 
कबीर कहते हैं कि इस क्षणिक जीवन पर श्रपनी समस्त झाशायें पल्लवित 
कर गवं करना व्यर्थं है। यह जीवन तो पलाश दृक्ष की भाँति कुछ दिन अपनी झाभा 
बिखराता है, फिर वह पलादा-विटप ठठ (पत्र विहीन-कुसुमों की तो बात ही 
षया ? ) हो जाता है। यही स्थिति जीवन की है | कुछ दिन संसार में रहने के पश्चात्‌ 
यह भ्रस्थि-चमंमय शारीर क्षार हो जाता है। | 
कबीर कहा गरबियौ, देहा देखि सुरंग। 
| बोछड़ियाँ मिलिबौ नहीं, ज्यू' कांचली भुवंग ॥॥९॥॥ - 
शब्दार्थं--देहा -- देह, शरीर को । सुरंग--सुन्दर रंग की । भुवंक = भुजंग । 
कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर के सौन्दर्य को देखकर गरव करना अनुचित 
है। यह तो एक बार कुछ क्षणिक समय के लिए प्राप्त होता है। आत्मा के द्वारा 
शरीर छोड़ दिये जाने पर उसी भाँति पुन: धारण नहीं किया जाता जिस प्रकार सर्प 
फँंचुली का एक बार परित्याग कर उसे पुनः घारण नहीं कर सकता । 
| कबीर कहा गरबियो,. ऊँचे देखि प्रवास । 
. काल्हि पयु वें लेटणां, ऊपरि जामे घास ॥१०॥ 
शब्दा्थ---अवास--घर । म्वे = भू, पृथ्वी । | | 
कबीर कहते हैं कि हे मानव ! तू अपने वैभव और ऐद्वर्यसूचक ऊॐचे-ॐचे 
महल भोर अ्रट्टालिकाओं को देखकर व्यर्थे गवं करता है। तू नहीं जानता कि शीध्र 
ही पृत्यु को भ्राप्त होकर तुके कब्र में लेटना पड़ेगा, भ्र्थात्‌ मिट्टी में मिल जाना 
आ उस पर (वह) ` घास खड़ी हो जायेगी (जिसे तू भ्राज पैरों से कुचः 
सता है) । | 
कबीर कहा गरबियो, चाम पलेटे हडइड। 
0० | छन्न सिरि; ते0 मी? देबार"संडड प९१ए।' 
हम भन्‍्नचर्म-। लपेटे = पलटे हुए । हुहु->भरस्थियाँ । हबर = (हयः 


2m eS FP Se ws 55 उतर... 


o— क« म्भ पा 


व्यास्या-भाग | १३१ 


वर) श्रेष्ठ घोड़ा । देवा=दिपे जायेंगे, डाले जाएंगे। खड = खडा, गड्ढा, कब्र से 
तात्पयं है । 
कबीर कहते हैं कि इस अस्थिचमंमय शरीर का गवं करना व्यथं है । जिनका 
वैभव इतना महान था कि वे श्रेष्ठ घोड़ों पर बेठे छत्र धारण कर चलते थे उनको 
एक दिन मृत्यु होने पर कब्र में जाना पड़ा, श्रपना अस्तित्व मिट्टी में मिला देना पड़ा । 
विशेष--टष्टान्त अलंकार । 
कबीर कहा गरबियो, काल गहे कर केस। 
ता जांणों कहां मारिसी; क घरि के परदेस ।।१२।। 
शब्दाथ--सरल है । 
कबीरदास जी कहते हैं कि इस क्षणभंगुर जीवन पर क्या गर्वं किया जाये 
क्योंकि मृत्यु सवंदा ही इसके साथ लगी रहती है। न जाने कब कहाँ देश या विदेश में 
वह जीवन की समाप्ति कर दे । 
यहु ऐसा. संसार है, जेसा सेंबल फल । 
दिन दस के ब्योहार कों, भूठे रंगि न भूलि ॥१३॥ 
शब्दार्थं सेमर = सवल, एक कुसुम विशेष । भूठे रंगि=भूठा आकर्षण । 
यह संसार ऐसा ही सुन्दर है जैसे सेमर कुसुम बाहर से तो बड़ा सौन्दर्यंशाली 
होता है, किन्तु भीतर उसमें कुछ तत्व वहीं होता (तोता उसमें चोंच मारता है कुछ 
प्राप्ति को गाशा से किन्तु अन्ततः उसे निराश होना पड़ता है) । इस संसार के क्षणिक 
समय में इन माया के आकषंणों में मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति--कि यह 
संसार श्रात्मा के लिए परदेश है-विस्मृत नहीं करनी चाहिए । 
विशेष-_उपमा झलंकार । 
जांमण भरण विचारि करि, कूड़ कांम निवारि । 
जिनि पंथ पुर चालणां, सोइ पंथ संवारि ॥ १४॥ 
शब्दार्थ--जांमण --जनन्‍्म । कूड़े काम=बुरे काम । निवारिन्=निवारण 
करना । चालणां= चलना है। सेवारि= सेभाल ले, भ्रपना ले । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू जन्म-मरण, ्रावागमन की व्यथा को ध्यान 
में रखकर वासना प्रेरित कुकमों का परित्याग कर दे। जिसं मार्ग (प्रभु प्राप्ति का 
माग) पर तुमे अ्रन्ततः चलना है, तू उसे झ्रभी से अपना ले । 
बिन रखवाले बाहिरा, चिड़िये खाया खेत। 
. श्राधा प्रघ ऊबरे, चेति सके तो चेति॥१५॥ 
शब्दा थं-रखवाले = रक्षक, गुरु । चिड़यें -वातना या माया के पक्षी । 
गधा-प्रधा = थोड़ा-बहत । 
हे मनुष्य ! सद्गुरु रूपी रक्षक के ग्रभाव में तेरे प्रभु-भक्ति के खेत को कुछ 
तो चोर (काम, क्रोध, मद, सोभ, मोह ये पांच चोर) उड़ा ले गये मौर कुछ माया या 
वासना की सुन्दर) जिमकुकरो'ेशला\मिा?॥।०अक'वहा०भोड़ी'बहु्०कबीहै, यदि मंगल 





१३० कबीर प्रन्थाथली सटीक 
संसार में) चल रहा है। जिस प्रकार कारवाँ को लूटने के लिए चोर-लुटेरे लगे रहते 
हैं, उसी भाँति काम, ऋष, मद, लोम, मोह ये पाँच चोर इसे अपहृत करने के चक्कर. 
में हैं। यदि कारयां स्वयं भी सुरक्षित हो तो स्थिति झौर भी चिन्तनीय हो जाती 
है। इस शरीर में भी दस द्वार हैं, न जाने कब कहाँ से आत्मा रूपी धन निकल जाय। 
कारवाँ जिस दुगे में अपनी सुरक्षा के लिए ठहरता है यदि वह ही नष्ट हो जाये तो 
कारवाँ का प्रस्तित्व समाप्त हो जायेगा, इसी भाँति जब यमराज आकर मृत्यु के 
द्वारा इस शरीर रूपी दुग को नष्ट कर देंगे, तो सब कुछ समाप्त हो जायेगा। इस 
लिए हे मनुष्य उस स्वामी-ब्रह्म-का भजन कर ले (जिससे तेरा घन--आत्मा 
सुरक्षित रह सके) । 
. विशेष--सांगरूपक प्रलंकार है । ह 
कबीर कहा गरबियो, इस जीवन की पास । 
फूले दिवस चारि, खंखर भये पलास ॥। ८॥ 
कबीर कहते हैं कि इस क्षणिक जीवन पर भ्रपनी समस्त आशायें पल्लवित 
कर गवं करना व्यथं है । यह जीवन तो पलाश दक्ष की भाँति कुछ दिन भ्रपनी अ्राभा 
बिखराता है, फिर वह पलाश-विटप ठूंछ (पत्र विहीन--कुसुमों की तो बात ही 
क्या ? ) हो जाता है। यही स्थिति जीवन को है। कुछ दिन संसार में रहने के पश्चात्‌ 
यह अस्थि-चमंमय शरीर क्षार हो जाता है। | 
कबीर कहा .गरबियो, देहा देखि सुरंग। 
बोछड़ियाँ मिलिबो नहीं, ज्यू' कांचली भुवंग ॥६॥ - 
शब्दायं--देहा --देह, शरीर को । सुरंग=सुन्दर रंग की । भुवंक == भुजंग । 
कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर के सौन्दर्य को देखकर गरव करना अनुचित 
है। यह तो एक बार कुछ क्षणिक समय के लिए प्राप्त होता है। झात्मा के द्वारा 
शरीर छोड़ दिये जाने पर उसी भाँति पुनः धारण नहीं किया जाता जिस प्रकार सपं 
छेंडुली का एक बार परित्याग कर उसे पुनः धारण नहीं कर सकता । 
[ कबीर कहा गरबियो, ऊँचे देखि वास । 
काल्हि पगुभ्वें लेटणां, ऊपरि जामे घास ॥१०॥ 
बाब्दायं---अवास->घर । भ्वे= भू, पृथ्वी । 
कबीर कहते हैं कि हे मानव ! तू अपने वैभव झौर ऐश्वरयंसूचक ऊँचे-ऊँचे 
महल प्रौर ग्रालिकाम्रों को देखकर व्यर्थे गवं करता है । तू नहीं जानता कि दीघ 
ही मृत्यु को पराप्त होकर तुके कब्र में लेटना पड़ेगा, भर्थात्‌ मिट्टी में मिल जाना 


पड़ेगा और उस परं (वह) ` घास खड़ी हो जायेगी पैरों से कच- 
जा) | डी हो जायेगी . (जिसे तू झाज पैरों से कुच 


व्याख्या-साग | १३१ 


.बर) श्रेष्ठ घोड़ा । देवा==दिये जायेंगे, डाले जाएंगे। खड = खट्टा, गड्ढा, कब्र से 


तातपय है । | | 
कबीर कहते हैं कि इस झस्थिचर्ममय शरीर का गवं करना व्यर्थं है । जिनका 
वैभव इतना महान था कि वे श्रेष्ठ घोड़ों पर बेठे छत्र घारण कर चलते थे उनको 
एक दिन मृत्यु होने पर कब्र में जाना पड़ा, अपना अस्तित्व मिट्टी में मिला देना पड़ा । 
बिशेष--दष्टान्त अलंकार । - 
कबीर कहा गरबियो, काल गहै कर केस। 
ताँ जांणौं कहाँ मारिसी, कं घरि के परदेस ।।१२॥। 
शब्दार्थ--सरल है । ः 
कवीरदास जी कहते हैं कि इस क्षणभंगुर जीवन पर क्या गर्व किया जाये, 
क्योंकि मृत्यु सवेदा ही इसके साथ लगी रहती है। न जाने कब कहाँ देश या विदेश में 
वह जीवन की समाप्ति कर दे | 
यहु ऐसा. संसार है, जैसा सेंबल फूल। 
दिन दस के ब्योहार कों, भूठे रंगि न भूलि ॥१३॥ 
शब्दार्थं-सेमर = सवल, एक कुसुम विशेष । झूठ रंगि= झूठा आकर्षण । 
यह संसार ऐसा ही सुन्दर है जैसे सेमर कुसुम बाहर से तो बड़ा सौन्दर्यशाली 
होता है, किन्तु भीतर उसमें कुछ तत्व वहीं होता (तोता उसमें चोंच मारता है कुछ 
प्राप्ति की आशा से किन्तु श्रन्ततः उसे निराश होना पड़ता है) । इस संसार के क्षणिक 
समय में इन माया के झाक्षणों में मनुष्य को श्रपनी वास्तविक स्थिति--कि यह 
संसार आत्मा के लिए परदेश है-विस्मृत नहीं करनी चाहिए । 
विशेष--उपमा झलंकार । | 3 
जांमण मरण विचारि करि, कूड़े कांम निवारि । 
जिनि पंथ्‌ पुरू चालणां, सोइ पंथ संवारि ॥ १४॥ 
शब्दार्थ--जांमण--जन्म । कुड़े काम=बुरे काम । निवारिन्=निवारण 
करना । चालणां= चलना है। सेवारि = सँभाल ले, श्रपना ले । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू जन्म-मरण, ग्रावागमन की व्यथा को ध्यान 
में रखकर वासना प्रेरित कुकमों का परित्याग कर दे। जिसं मागं (प्रभु प्राप्ति का 
मागे) पर तुझे ग्रन्तंतः चलना है, तू उसे ग्रभी से अपना ले । 
बिन रखवाले बाहिरा, चिडियं खाया खेत। 
आधा प्रधा ऊबरं, चेति सके तो चेति ॥१५॥ 
शब्दा थं--रखवाले = रक्षक, गुर । चिड्यिं वासना या माया के पक्षी । 
ग्राधा-प्रधा = थोड़ा-बहुत । | 
हें मनुष्य ! सद्गुरु रूपी रक्षक के अभाव में तेरे प्रभु-भक्ति के खेत को कुछ 
तो चोर (काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये पांच चोर) उड़ा ले गये और कुछ माया या 
वासना की सुन्दर -वि्डियों'बेप॑ल।वलियो!।?०छ्ब बह योड़ीबहुति कीं है, यदि मंगल 


१३२ कबीर ग्रन्थावली सरीक 


चाहता है तो श्रव भी सावधान हो प्रभु-भवित में प्रदत्त हो । 
विज्ञेष--ग्रन्य क्ति प्रलंकार | 
हाइ जले ज्यू लाकड़ी, केस जलें ज्यू' घास । 
सब तन जलता देखि करि, भया कबीर उदास ॥ १६॥। 
शब्दायं---सरल है । 
मृत्यु हो जाने पर इस शरीर का कोई उपयोग नहीं । मृतक की हड्याँ 
लकड़ी के समान एवं सुन्दर केश-राशि घास तुल्य जल जाती है। इस समस्त शरीर 
को जलता देखकर कबीर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जीवन में कुछ नहीं है, भ्रतः वह 
इससे विरक्त (प्रभु भक्ति में प्रदत्त हो) गया है । 
कबीर मंदिर ढहि पड़ या. सेंट सई सेंबार । 
फोइ चेजारा चिणि गया, मिल्या न दूजी जार ॥१७॥ 
शब्दा्थ--सँट=एक घास जो प्रायः कब्र पर उग आती है । सँवार = सिवार, 
पानी की एक घास । चेजारा न्=चिनने वाला, राज । 
कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी मन्दिर का निर्माता इसे बनाकर 
फिर महीं मिला, जीवन भर उसकी प्रतीक्षा की । यहाँ तक कि यह शरीर रूपी मंदिर 
नष्ट भी हो गया, पौर उस पर सँट ग्रौर सिवार:उग झायी । 
विशेष--कवीर ने यहाँ जल और थल दोनों की घास का उल्लेख इसलिए 
किया है कि यदि शव का दाह संस्कार कर भ्रस्थि विसर्जन जल में किया गया तो 
उस पर सिवार नामक घास उग गाती है और यदि शव को कब्र में दफना दिया गया | 
तो कब्र परं सँट नामक घास उग ग्राती है। 
त ग ईट भई संवार । 
TR / ज्यू ढहै न इजी बार ॥ १८॥ 
कवीर कहते हैं कि यह शरीर रूपी देवालय नष्ट हो गया और उसकी अस्थि 
न पर काई भी जम गई। (जल में eh के कारण) उसका कोई 
अ स र द उसका पुनर्निर्माण (पुनर्जन्म ) होगा । श्रतः हे मनुष्य ! 
Co म कर जिससे मन्दिर को दूसरी बार ढहना न पड़े; अर्थात्‌ 
कवीर मंदिर साध का, जड़िया होरे 
\ ब र लालि। . 
विदा दिवस चारि का पोषणां, विनस जाइगा काल्हि ॥ १६॥। 
र -लाष=लाक्षा, लाख । बिनस=नष्ट हो जायेगा । 
रदास जी कहते हैं कि यह शरीर रूपी मन्दिर लाक्षा से निर्मित है तथा 


इसको शोभा भी क्षणिक है, पाण्डवों 
जल कर नष्ट हो जाएगा > श ही (पण्डो के लिए बने ) लाक्षाग्रृह के समान 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


00300 १३३ 


कबोर धूलि सकेलि करि, पुड़ी ज बांधी एह । 
दिवस चारि का पेषणां, भ्रति षेह की षेह ॥२०॥ 
शब्दाथ--सकेलि=सकेर कर, एकत्रित कर। पुड़ी -पुड़िया । षंह= धूल । 
कवीर कहते हैं कि यह शरीर कुछ नहीं, मिट्टी को सकेर कर, एकत्रित कर, 
वनाई गई पुड्या है.। इसकी स्थिति क्षणिक है (फिर तो पुडिया फट ही जाती है) । 
फिर यह शरीर रूपी पुडिया नष्ट हो जाने पर धुल में ही मिल जायेगी । 
विशेष्र-अलंकार--रूपक । | 
कबीर जे धंघ तो घूलि, बिन घंधं धूल नहीं । 
, नर रा सूलि, जिनि बंध में घ्याया नहीं॥२१॥ 
शब्दा्---धंघे --कर्म । धुलि =धुलना, स्वच्छ होना । बिनठे मलि = 
ही नष्ट हो गये । ब ह ts क 
कबीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य संसार में कर्म करता है उसका मन स्वच्छ 
हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है । जो मनुष्य कमे नहीं करते उनका चित्त स्वच्छ- 
निर्मल रहता है, किन्तु कम करते हुए भी ब्रह्म-प्राप्ति-मार्ग में प्रदत्त हुआ जा सकत 
है, कर्म करते हुए जिस व्यक्ति ने ब्रह्म का घ्यान नहीं किया उसका तो जड़. से ही 
विनाश हो गया । | 
विशेष--इससे सिद्ध होता है कि कबीर के अनुसार प्रम॒-प्राप्ति सं मे 
रहकर ही सम्भव है। र ETE 
कबीर सुपनें रैनि के, ऊघड़ि श्षाये नैन । 
_ जीव पड़या बहु लूि में, जागे तो लेण नं देण ॥२२॥ 
शब्दाय--सरल है । 
कबीर यहाँ स्वप्न का उदाहरण देकर व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करते 
कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्नावस्था में कोई भ्रत्यधिक घन देखकर लूट-मार में जग 
जाये, किन्तु जागने पर उसे कुछ भी प्राप्त न हो, उसी प्रकार व्यक्ति माया-श्रम्म में 
पड़ा हुआ आदान-प्रदान में लगा हुआ है, किन्तु (गुरु कृपा से) .भ्रज्ञान 
पर बह माया-व्यापार से विरक्त हो जाता है। का) हि 
विशेष--रूपक अलंकार । ४ 
कबीर सुपने, रंनि के, पारस जोय में छेक । 
जे सोऊ तौ दोइ जणां, जागू' तों एक ॥२३॥ 
हे शब्दाथ--पारस-पारस स्वरूप परमात्मा जो ग्रात्मा को भी अपने परस 
में समाहित कर परमात्मा ही बना देता है । छेद--भेद । Se 
कबीर कहते हैं कि अज्ञानरात्रि में जीव सुप्तावस्था में पड़ा माया के ग्ाकषंणों 
के स्वप्नों में तल्लीन है। इसी ज्ञान की सुप्तावस्था के कारण ब्रह्म भौर जीव में इतनी : 
दूरी हो गयी कि उनका पृथक, अस्तित्व परिलक्षित होता है । यदि मैं इसी झज्ञाना- 
वस्था में पड़ा सोता रहता हूँ तो यह द्वैत भावना बनी रहती है ओर यदि जागकर, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३४ कबीर ग्रन्थावलो ससैक 


ज्ञानयुक्त होकर, वास्तविक स्थिति को देखता हुँ तो ज्ञान हे.ता है कि ब्रह्म और जीव 
एर १ कबीर इस संसार में, घणे मनिष मतिहींण । 
राम नाम जांणें नहीं, आए टापा दीन ॥२४॥ 
शब्बार्थ--घर्ण -- झत्यधिक । टापा = भाँसा देना, धोखा देना । 
कबीर कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य बहुत बड़ी संख्या में मूख हैं । वे 
_राम-नाम का महत्व तो जानते नहीं, प्रभु-प्राप्ति के भ्रन्य बहुत से व्यर्थ उपाय बताकर 
` -संसार को घोखा देना घाहते हैं । | | 
| कहा क(यो हम छराइ करि, फहा कहेंगे जाइ । 
'इत फे. मए न उत के, चाले मूल गंवाइ ।।२५।। 
दाम्दाथ-सरल है । | 
कबीर कहते हैं कि हमने संसार में प्राकर कोनसा अच्छा कार्य किया ? 
झब श्रपने उस स्वामी से, जिसने हमें इस लोक में भेजा है, क्या जाकर कहेंगे ? 
हमने न तो ऐसे कमं किये जिनसे यहाँ लोक में जीवन सुधरता (जीवन भर व्यर्थ 
मृग-जल की भांति माया-श्राकषंणों :: पीछे दौडत रहे) और न ऐसे सत्कर्म किये कि 
परलोक का मार्ग ही सुधरता । प्रभु ने जो यह श्रात्मा हमें निर्मल ग्रौर स्वच्छ पवित्र 
रूप में प्रदान की थी उसकी पवित्रता, स्वच्छता और निमंलता सब कुछ यहाँ नष्ट 
कर जां रहे हैं । 
झाया अणश्राया. भया, जे बहुरता संसार। 
पड़या -भुलांबां गाफिला, गये कुदुधी हारि ॥२६॥ 
शब्दायं---अण झाया-- न आने के समान । वहुरता = विविध झाकषंणों में 
झासक्त - भाफिलां=बेहोश, प्रसावधान । 
कबीर कहते हैँ कि जो व्यक्ति इस संसार में विविध माया-आकर्षणों में पड़ा, 
हुआा है, भ्रासक्त है, उसका जन्म दृथा ही है, इस संसार में न झाने के बराबर ही 
है। वे इन संसार-आकर्षणों के भ्रम में पड़े हुए है इस ुबुं द्धि के कारण ही वे 
अपने जीवन के दाव को हार जाते हैं । न | 
कबीर हरि को भगति बिन, रिग जोमण संसार । 
_ धवा केरा फौलहर, जात न माग बार ॥२७॥ 
शब्दाथ-श्निग= धिक्कार । घोलहर=महल । जात = नष्ट होते । 
कबीर कहते हैं कि प्रभुभक्ति के बिना संसार में जीवन धारण करना 


विवकार है। मनुष्य .को प्रभुभक्ति करनी चाहिए क्योंकि जीवन का अस्तित्व धुएं 
के महल सदश क्षणिक है । 


विदेष-- ( १) उपमा श्रलंकार । 


| (२) 'धुवा केरा घौलकर' उपमा शंकरी बेदान्तियों के समान कबीर ने दी 
है, तुलसी आदि ने भी इस उपमा का प्रयोग किया है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जिहि हरि कौ चोरी करो, गये राम गुण भूलि । 
ते बिघना बागुल रचे, रहे अरघ मुखि झूलि ॥२८॥ 
शनब्दाथ--सरल है । 
जिन मनुष्यों ने उस संसार में झाकर प्रमुभक्ति का कतेंव्य पूर्ण नहीं किया 
झौर उनके गुणों को विस्मृत कर बठे, उन्हीं को ब्रह्म ने बगले का जन्म दिया जो 
अपने मुख (लज्जावश) नीचे किए खड़े रहते हैं । 
विशेष--फलोत्प्रक्षा भ्रलंकार । 
माटी सलणि कु सार को, घणीं सहे सिरि लात । 
इहि ग्रौसरि चेत्या नहीं, चूका अब की घात ।।२९॥। 
शब्दा्थं---सरल है 
हे मनुष्य ! तेरी दशा कुम्भकार की उस मिट्टी के समान है जो गूथे जाने 
पर बार-बार लातों के आाघात सहती है। तूने भी अनेक जन्मों में आवागमन और 
संसार यातना भोगी है। यदि तू इस जन्म में सावधान नहीं हुआ झौर ऐसे सुकृत्य 


न किये जो तुझे इस संसार चक्र से मुक्त कर झावागमन से छुड़ा दे तो समम ले कि | 


अवसर शुक गया और तुझे फिर वही यातनाएं भोगनी पड़ंगी । 
इहि ग्रोसरि चेत्या नहीं, पसु ज्यू. पाली देह । 
राम नाम जान्या नहीं, अति पड़ी सुख षह ॥३०॥ 
शब्दाय--षेह= धूल । 
हे मनुष्य ! यदि तू इस जन्म में भी सावधान नहीं हुआ एव पशु के समान 
केवल अपना शरीर ही पालता रहा, अर्थात आहार, निद्रा, मंथुन आदि पाशविक 
प्रत्तियों में ही लगा रहा है भौर प्रभुभक्ति नहीं कर सका तो झन्त में तुझे नष्ट हो 
मिट्टी में मिल जाना पड़गा । 
विशेष--उपमा अलंकार । 
राम नाम जाण्यों नहीं, लागो मोटी षोड़ि । 
काया हांडी काठ को, ना ऊँ चढ़े बहोड़ि।३१॥ 
शब्दायं--मोटी =वहुत बड़ा । षोड़ि --दोष । बहोड़ि = बहोरि, पुनः, दूसरी 
बार। 
` हे मनुष्य ! तूने राम नाम अर्यात्‌ प्रभुभक्ति को न जानकर बड़ा भारी पाप 
किया । अब तुझे इसका (प्रझुभक्ति का) भ्रवसर नहीं मिलेगा क्योंकि जिस प्रकार 


काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, उसी भाँति मनुष्य जीवन भी पुनः प्राप्त 


नहीं होता । 
विशेष--उदाहरण अलंकार । 
राम नाम जाण्याँ नहीं, बात बिनंठी मूल । 
परत इहां ही हारिया, परति पड़ी मुखि घूलि ॥३२॥ 
इब्दाथं--बिनंठी =विनष्ट । 


CC-0. Jahgamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


Rad 


हे मनुष्य ! तूने प्रभु-भक्ति का महत्व न जानकर विल्कुल ही, श्र्थात्‌ जड़ - 
से ही, बात बिगाड़ दी । व्यर्थं के सांसारिक धन्धों में तूने अपनी शक्ति नष्ट कर दी 
भर अनन्त में मृत्यु को प्राप्त हो (कब्र में जाकर) मुख में धूलि ही पड़ेगी । 
विशेष--कबीर यह कहना चाहते हैँ कि मनुष्य को अपनी शक्ति संसार के 
व्यर्थं कार्यों में नष्ट न कर प्रभुभक्ति में ध्यान लगाना चाहिए । - 
राम नाम जाण्या नहीं, पाल्यो कटक कुटुम्ब । 
' घंघा ही में मरि गया, बाहर हुई न बम्ब ।।३३॥ 
शब्दाथ--कटक -- असंख्य । घन्धा=सांसारिक कार्य । बम्व= एक वाद्य 
विशेष जिसे एक बहुत बड़ा ढोल कहा जा सकता है। 
हे मनुष्य ! तूने प्रभु-भक्ति नहीं की। सेना के समान संख्यातीत कुटम्ब के 
पालन ही में जुता रहा इसीलिए संसार कर्मों में उलभते हुए समस्त जीवन बीत 
गया, मृत्यु झा पहुँची 4 किन्तु तेरा भ्रहं फिर भी न गया । 
मनिषा जनम दुलेभ है, वेह न बारंबार । 
_ तरवर थ फल भड़ि पड़ या, बहुरि न लागे डार ॥३४॥ 
शब्दाथ--मनिषा=मानव का । थे = (तै) से । बहुरि-- फिर से । 
कवीरदास कहते हैं कि यह मानव जन्म बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, और 
यह शरीर बारम्बार प्राप्त नहीं होता । जिस प्रकार. एक बार हृक्ष से फल भड जाने 
र ह चा पर दुसरी बार नहीं लगाया जा सकता, उसी भाँति इस मानब जन्म 
द क नप्ट हो जाने पर यह पुनः प्राप्त नहीं हो सकता (अत: मानव ! 
ह हरि = ज करि, तजि विषिया रस चोज । 
र बार नहों पाइए, मनिषा जन्म. 
व हा आन्दोल्लास । मौज = प र ला 
रदास कहते हूँ कि मानव जन्मःप्राप्ति का सौभाग्य बारम्बार प्राप्त नहीं 
होता, भ्रतः हे मनुष्य विषय-वासना युक्त मायापूर्ण क्षणिक आनन्द और सुखों का 


परित्याग कर प्रभु की भक्ति में प्रदत्त हो (वही वास्तविक आनन्द है जिसके सम्मुख 


सांसारिक आनन्द फीके और तुच्छ हैँ) । 


कबीर यहु तन जात है, सके तौ 
ठाहर . लाइ । 
+ क सेवा करि साध की, के गुण गोविद के गाइ ॥३६॥ 
भ -ठाहुर लाइ--ठिकाने से लगा सम्भाल ले | 


कवीरदास 
जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! गह मानव-जन्म व्यर्थ ही नष्ट हुआ 
सकता है तो सम्भाल कर उचित पथ 


ड रहा है र अब भी समय है, यदि इसे सम्भाल स 
प्रदत्त साधुओं की सेः 
हं जा। या तो तू साधुओं की सेवा कर अथवा फिर प्रभु का गुणगान कर। 


इन दोनों से ही तेरा अज्ञान इर होगा शर तेरी मुक्ति सम्भव है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


>> जार ४६६०६ 
: १३७ 


कबीर यहु तन जात है, सके तो लेहु बहोड़ि । 
नागे हाथ ते गये, जिनक लाख करोड़ि ।।३७॥ 
er वापिस । नागे = खाली । 
रदास हैं कि हे मनुष्य ! यह मानव जन्म यों प्रभु- 
बिना) बीता जा रहा है, अब भी यदि चाहते हो तो इसे पुनः भ्रपने pe 
करने का प्रयत्न कर लो । ऐसे कार्य करो और प्रभु-भक्ति करो जिससे यह जन्म पुनः 
प्राप्त हो सके | व्यर्थ संसार में माया के पीछे बावले वने क्यों फिरते हो ? जिनकी 
लाखों और करोड़ों की सम्पत्ति थी वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गये। 
भाव यह है कि संसार के समस्त आकर्षण कार्य हैं । 
विशेष--दृष्टांत भ्रलंकार । 
यहु तन फाया फु म है, चोट च्छं दिसि साइ। 
एक राम के नांव बिन, जदि तदि प्रले जाइ ।।३८।' 
. शब्दार्थ --जदि तदि--जब तब । 
यह शरीर कच्चे घट के सहश है जो चारों ग्रोर से कुम्भकार की थपकी की 
चोट खाता है। यह शरीर भी सांसारिक यातनाओं के आधात सह रहा है। एक 
राम नाम के अभाव में ही यह पुनः संसार में जन्म लेकर वासना अग्नि में दहता है 
यदि राम नाम का सम्बल ले तो इस आवागमन से मुकत हो जाय । | 
विशेष--रूपक अलंकार । | 
यह तन काचा फु भ है, लियां फिरै था साथि । 
_ छेवका लागा. फूटि गया, कछू न ग्राया हाथि ॥३६॥ 
शब्दाय---ढबका-- धक्का, ठसक, हल्की सी चोट । 
यह शरीर उस कच्चे घड़े के समान कोमल भौर गनिक्चित-भविष्य है, जिसे 
साथ लिये फिरते हैं रौर तनिक-सी चोट लगने पर घड़ा फूट जाता है, उसका श्रस्तित्व 
समाप्त हो जाता है और हाथ में कुल शेष नहीं रह जाता । 
विशेष--रूपक अलंकार । ; 
कांची कारी जिनि फरे, दिन दिन बधे बियाधि । 
सम कबीर रुचि भई, याही ओषदि साधि ॥४०॥ 
शब्दार्थ--काँची = केंचुली, शरीर । जिन=मत । बियाधि--व्याधि । 
है. मनुष्य ! तू अपनी इस शरीर रूपी कंचुली को वासना के पंक से काली 
मतं कर । काल रूपी व्याध तुझे दिन-प्रतिदिन अपना लक्ष्य बनाता बढ़ा झा रहा है । 
कबीर ने तो अपनी रुचि प्रभु-भक्ति में. लगा दी है, यही सांसारिक तापों की एकमात्र 
षधि है। 
कबीर श्रपनें जीवते, ए दोइ बातें धोइ। 
Fo लोम बड़ाई कारणे, ग्रछता सूल न खोइ ॥४१॥ 
शब्दाथ--जीवते=मन से । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९३८ ` *“आ॑आआ) 


कीरदास कहते हैं कि मनुष्य तू भ्रपने ड से दो बातें निकाल दे ; एक तो 
लोभ और दूसरी प्रशंसा से उत्पन्न दर्प । इन दोनों के ही कारण तू व्यर्थ संसार भे 
भटक कर अपने अमूल्य घन--अभु-भक्ति - को खो रहा है। 
खंभा ऐक गइंद दोइ, क्यू करि बंधिसि बारि। 
मानि करे तौ पौव नहीं, पौव तो गानि निवारि ॥४२॥ 
दाब्दार्थ--गइंद-- (गयन्द) हाथी । बारि=द्वार । 
कबीरदास कहते हैं कि हे मानव ! तेरे पास एक ही हृदय रूपी स्तम्भ है, 
उससे दो हाथी--प्रभु-भक्ति और अहं--नहीं वांधे जा सकते । यदि तू अपने श्नहं 
की रक्षा करना, हृदय में उसे स्थान देना चाहता है तो प्रभु-प्राप्तिश्न सम्भव है, यदि तू 
केवल मात्र प्रभु को चाहता है तो अपने अहं का परित्याग कर दे । 
दीन गंवाया दुनी सों, दुनी न चाली माथि । 
पाँइ कुहाड़ा .मारिया, गाफिल श्रपणे हाथि॥४३॥ 
शब्दा्यं--दीन = धर्म दुनी = दुनिया, संसार के श्राकषंण । 
संसार में माया-ञ्ाकषंणों में लिप्त रह कर जीव प्रभु को भूल गया, किन्तु 
जिस संसार के पीछे उसने भ्रपना घ्म नष्ट कर दिया, वह मरने पर उसके साथ नहीं 
गया । इस प्रकार जीवात्मा ने स्वयं अपनी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध कर लिया । 
[ यहु तन तौ सब बन भया, करंम भए कुहाड़ि। | 
गाप झाप कू' काटि हैं, कहै कबीर बिचारि ॥।४४॥ 
शब्दार्थ कुहाडि = कुल्हाड़ा । 
यह शरीर बन के समान है जिसके नाश के लिए कर्मो की कुल्हाड़ी प्रस्तुत 
है । कमों की कुल्हाड़ी अपने ही शरीर को काट रही है ; श्रर्थात्‌ कुकर्मफल भोगने से 
व्यक्ति का जीवन नष्ट हुआ जा रहा है। 
विशेष--उपमा अलंकार । 
कुल खोयां कुल ऊबरे, कुल राख्यां कुल जाइ । 
__ राम निकुल फुल भेंटि ले, सब कुल रह्मा समाइ ॥४५॥ 
. शब्दाथ--कृंल =वैभवपूर्णं प्रलोभन । कुल==सारतत्वःप्रभु । निकुल = कुल 
रहित होकर, सांसारिक प्रलो भनों से विरक्त होकर । कुल = समस्त झानन्दोपकरण । 
सांसारिक वैभव के समस्त झाकषंणों को त्याग कर ही उस सारतत्व ब्रह्म की 
प्राप्ति सम्भव है। यदि जीव मायाजन्य ाकपंणों में ही उलभा रहा तो प्रमु-प्राप्ति 
अ नहीं । हे जीव ! तू इन वेभवपूर्ण प्रलोभनों से विरक्तं होकर ब्रह्म से मिल 
क्योकि वह समस्त आनन्दोल्लास का केन्द्र है, समग्र संसार उसी में समाया हुआ है । 
विशेष-यमक अलंकार । | 
दुनिया फे धोले मुवा, चले जु कुल की कांणि। | 
जना ह किसका लाजसी, जब ले घर्या मसांणि।॥४६॥ 
~ शाण=गौरव । लाजसी = लज्जा करता है । मंसांणि--इमझात | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्याख्या-भागं १३६ 


जो मनुष्य कुल गौरव के पीछे सांसारिक माया-मोह में उलभा रहा वह व्यर्थ 
संसार के धोखे में आकर जीवन गंवा बंठा | मृत्यु के कारण जब शरीर को इमशान 
की गहित भूमि में ले जाकर पटक दिया गया, तब किसका कुल लज्जित हुझा ? 
अर्थात्‌ किसी का भी नहीं । 

विशेष--महात्मा कबीर यह कहना चाहते हैं कि जीव ने प्रभु-भक्ति, 
साधु-सेवा --ऐसे सुकृत्य क्यों न किये जिससे उसका नाश न होता । 

दुनियाँ भांडा दुख का, भरी मुहांमुह भूष । 
' गदया ऋलह राम को, कुरहै ऊंणीं कूष ॥४७॥ 
इाब्दार्थ--भाँडा=बतेन । मुहांमुह== लबालब । भूष=भूख, अभाव से 


` तात्पर्यं । अदया = ग्रकृपा । अलह = अल्लाह, श्रेष्ठ । कुष =भण्डार । 


य. संसार कुछ नहीं, केवल दुःखों का स्थान मात्र (पात्र) है जो अभावों से 
पूर्णरूपेण भरा हुआ है ।। श्रेष्ठ राम की भ्रकृपा से, अर्थात्‌ परन्रह्म राम की कृपा बिना 
यहाँ जो बड़े-बड़े कोषागार हैं वे भी खाली रहते हैं । 

भाव यह है कि सब कुछ राम कृपा से ही प्राप्य है । 

विशेष--रूपक अलंकार । 

जिहि जेबड़ी जग बंधिया, तू जिनि बंध कबीर । 
ह्वंसी भ्राटा लू'ण ज्यू, सीना संवा सरीर ॥४८॥ 
इान्दाथ--जेवड़ी = रस्सी, माया बंधन । लू ण=लोथ (नमक नहीं) 

जिस माया बंधन में समस्त संसार बेचा हुग्रा है, हे कबीर ! तू उस माया 
रज्जु में न बंध । अन्यथा तेरा यह कंचन सहश शुद्ध शरीर आटे की लोथ के समान 


` मुकके--संसार यातना के प्रबल म्राघात--सहेगा और वारम्बार गू था ओर रूंघा 


जायगा । ; ॒ ॒ 
भाव यह है कि माया के बंधन में पड़ने से तेरी मुक्ति नहीं होगी और 
झावागमन के चक्र में पड़कर संसार की यातनायें सहेगा । 
कहत सुनत जग जात है, विषे न सुरे काल । 
कबीर प्याले प्रेम के, भरि भरि पिवे रसाल ॥ £ ६॥ 
इाब्दाथं- विषे = विषय । | 
संसार के समस्त मनुष्य मुक्ति आदि के लिए उपदेश देते हुए भी विषय- 
वासना के. मागं पर चले जा रहे हैं। उन्हें विषय-वासना जनित आनन्द में अपनी 
मृत्यु--नाश हष्टिगत नहीं हेता । कबीर (साधुजन से तात्पर्य है) प्रभु-प्रेम रस के 
प्यालों को भर-भर कर पी रहा है, जिसमें उसे अमित झानन्द प्राप्त हो रहा है । 
कबीर हद के जीव सू, हित करि मुखां न बोलि । 
जे लागे बेहद .सू, तिन सु अंतर खोलि॥५०॥ 
झाब्दार्थ--हद के ` जीव सू =सांसारिक मनुष्य से--जो पूणांरूपेण संसार में 
संलिप्त है । हित करि==पेम से । बेहद =निस्सीम प्रमु । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४० ` कबीर प्रन्थावली सहक 


कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य ! जो मनुष्य संसार को विषय-वासना में 
संसिप्त हैं, उनसे प्रेम भाव से वार्तालाप नहीं करना चाहिये । दूसरी ओर जो निस्सीम 
प्रभु-प्राप्ति के मागे में प्रवृत्त हैं उनसे श्रपने हृदय की समस्त बात बता दो श्रर्थात्‌ पूरं 
प्रेम उन्हीं से रखो । 
कबीर केवल राम की, तू जिनि छाड़ भ्रोट । 
घण ग्रहर'ण बिचि लोह ज्यु, घणी सहे सिर चोट ॥ ५ १॥ 
शब्दार्थ -्रोट=भ्राश्रय। घण=भारी हथौड़ा। अहरणि=लोहे की एक 
पीठिका सी जिस पर रखकर गरम-गरम लोहे पर चोट मारकर उसे वांछित रूप 
दिया जाता है । इसे निहाई कहते हैं । 
कबीर जी कहते हैं कि हे जीवात्मा ! तू राम का श्रा्रय मत छोड़। प्रभ के 
आश्रय के बिना तू संसार में पड़ी उसी प्रकार दुःखों की चोट खाती रहेगी जिस 
भांति निहाई पर रखे हुए लोहे पर भारी हथौड़े की निरन्तर चोटें पड़ती हैं । | 
विशेष--दष्ट। त अलंकार ।. 
कबीर केवल राम कहि, सुध, गरीबी झल्हि । 
| कूड़ बड़ाई बूड़सी, धारी पड़सी काल्हि॥५२॥ 
शब्दाय--भाल्हि=भेल ले । कूड़ = व्यर्थं के, मिथ्या । 
कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू केवल राम नाम का स्मरण कर अपनी 
इस निर्धनता में ही प्रसन्न रह। यह जो मिथ्या सांसारिक वैभव है जो भव-सागर में 
डुबाने वाला है, पतन के गतं में पहुँंचाता है यदि इसी को सत्य समझकर तूने प्रभु- 
भक्ति की उपेक्षा की तो फिर तुझे बहुत दुःख उठाने पड़ेंगे । 
काया मंजन: कया करं, कपड़ धोइम घोइ । 
 उजल हूवा न छूटिए, सुख नी दड़ीं न सोइ ॥५३॥ 
शब्दाथ -- मंजन =रगइ-रगड़ कर स्नान । छुटिए मुक्त होना । 
हे मनुष्य ! शरीर की वारम्वार नहलाकर और कपड़ों को खूब घो-धोकर 
ही तू समझता है कि तू पवित्र हो गया; किन्तु पूणा पवित्रता के लिए भ्रन्तर की 
क भी है Ms भावरण के ही उज्ज्वल होने से मुक्ति सम्भव 
१ मतः शरोर और वस्त्रों क स्वच्छ नींद 
छे नप हो ही स्वच्छ रख कर सुख र मत सो, मन की 
हर जी पहरि करि, पान सुपारी खांहि। 
एक हरि का नांव बिन, बाँधे जाहि ॥ ५४॥ 
के पर गि ही र परिघान क पान सुपारी खाकर साज- 
| सम्भव नहीं नाम मे 
गत गो । एक प्रभु के Se के अभाव में मनुष्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सृत हैं । 


तन 


ब्याख्या-भाग १४१ 
तेरा संगी को नहीं, सब स्वारथ बंधी लोइ । | 
; सनि परतीति न ऊपजै, जीव बेसास न होइ ॥५५॥ 
शब्दाथ -- बंधी -- बंधे हुए । लोइ=लोग । 
हे जीवात्मा ! सब सांसारिक सम्बन्धी स्वार्थ के कारण सम्बन्ध 
स्थापित किये मु हुए हैं, तेरा वास्तविक साथी-मित्र, a जे बोर क 
जब तक मन में प्रभू-प्रम॒ उत्पन्न नहीं होता, तब तक जीव को अपनी मुक्ति का 
विश्वास नहीं होता। 
साँद बिड़ाणी बाप बिड़, हम भों मकि बिड़ांह । 
मे दरिया केरी नाव ज्यु. संजोगे मिलियांह ॥५६॥ 
5 शव्दाथ--बिड़ाणी =विनष्ट होने वाली । वाप बिड़--पिता भी नष्ट होने 
[ 
कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य ! तू संसार के माया-मोह में- मत पड़; क्योंकि 
यह मिथ्या है। यहाँ माता, पिता, आदि के जो सम्बन्ध हैं वे सब नष्ट होने वाले हैं 
ओर हम भी इस भव-सागर के मध्य ही नष्ट हो जायेंगे । हम, सब एक जगह एकत्रित 
हुए हैं यह तो उसी. प्रकार का आकस्मिक संयोग है जैसे नदी के बीच तैरती नौका में 
कोई कहीं से कोई कहीं से झाकर कुछ क्षण के लिए मिल जाता है और (जीवन) 
धारा के समाप्त होते ही सब अलग-ग्लग हो जाते हैं। 
अलंकार - उपमा । पक 
इत भ्रधर उत घर, बणजण श्राये हाट। 
_ करम किरांणां बेचि करि, उठि न लागे बाट ॥५७॥ 
शन्दाथ--प्रघर= घर पर, परदेश । बणजण==व्यापार । 
जीवात्मा कहती है कि यह संसार तो हमारे लिए परदेश है, हमारा वास्तविक 
घर तो ब्रह्म के पास ही है। इस संसार (परदेश ) में तो हम उसी प्रकार कर्म का 
व्यापार करने ग्राये हैं जसे कोई सौदागर दूसरे देश में ग्रपना सामान बेचकर लौट 
जाता है। इसलिए इस कमं के क्रय-विक्रय व्यापार को शीघ्र समाप्त कर अपने घर 
के मागे में प्रवृत्त क्यों नहीं होते । 
का नॉन्हां काती चित्त दे, महेंगे मोलि .बिकाइ । 
गाहक ताजा राम है, ओर न नेड़ा ग्राइ ।५८॥ 
शब्दार्थ --नांन्हां काती = बारीक सूत ' कातने वाली, सुन्दर कर्म ही बारीक 


है जीवात्मा ! तू नन्हा, बारीक, सुन्दर सूत कात, अर्थात्‌ शुभ कर्म करः 
क्योंकि वह अच्छे दामों में बिकता है। शुभ कर्मों का फल अच्छा I प 
शुभ कर्म रूपी सुन्दर सूत के एकमात्र ग्राहक राजा राम ही हैं, अन्य कोई इस शभ- 
कम-राशि को विकृत करने के लिए पास भी नहीं आ सकता । ड 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४२ कबीर ग्रन्थावली सटीक 
डागल उपरिः दौड़णां, सुख नींदड़ी न सोइ। 
पुने पाये ्योंहड़ेश श्रोछी ठौरन कोइ ।।५६॥ 
शब्दार्थ--डागल = उबड़-खाबड़ भूमि, साधना की विकट वनस्थली । 
याँहडे==देवालय, पंचभूतों से निमित मानव शरीर से तात्पर्य है । 
हे मनुष्य ! तुझको सावना की विकट वनस्थली पर दौड़ना है जो सुगम नहीं 
है, इसलिए तू सुख-निद्रा में श्रचेत मत रह, सावधान होकर प्रभु भक्ति में प्रवृत्त हो। 
सुकृतों के बदले में तुझे यह देवालय के समान सुन्दर शरीर (जीवन से तात्पय है) 
रपत हुआ है । प्रभु-भक्ति विना इसे व्यर्थं नष्ट मत होने दे। 
सैं में बड़ी बलाइ है, सके तो निकसी भाजि । 
| कब लग राखों हे सखी, रूई पलेटी अगि ॥६०॥ 
दाव्दाथ-मैं मैं =अ्हं.। वलाइ-=बला, आफत, यहाँ पाप या बीमारी के ग्रर्थ 
में प्रयोग किया है । 
झहं एक बहुत बड़ा रोग है जो मनुष्य को नाश की ओर ले जाता है। इसे 
दूर किया:जा सकता है, अतः शीघातिशीध्र इसका परित्याग कर दो अ्रन्यथा यह नाश 
करके रहेगा । रुई में लिपटी हुई भ्रग्नि कुछ समय ही तक शान्त रह सकती है, श्रन्ततः 
तो वह लपटों में परिवर्तित होकर सवंस्व भस्मसात्‌ कर देगी । इसी प्रकार यह अहं 
' अधिक समय तक अपने विषाक्त प्रभाव को नहीं रोक सकता । 
विशेष--उपमा अलंकार । 
में में मेरी जिनि करें, मेरी सुल बिनास । 
सेरी पग का पेषड़ा, सेरी गल की पास ॥६१॥७ 
शब्दारथ-विनास =विनास । पैषड़ा == बंधन । पास = पाश, फाँसी का फंद । 
हे मनुष्य ! मैं-मैं अर्थात्‌ अहं का दपं क्यों .प्रदर्शित करता है । यह अहं तो 
विनाश का मूल कारण है । यही भ्रहं परों में पड़े हुए बंधन और गले में पड़े हुए 
फाँसी के फन्द के समान है जो मृत्यु प्रदान करते हैं । 
कवीर नाव जरजरी, कूड़े खेवणहार। 
_ हलफे हलके तिरि गये, बूड़ तिनि सिर भार ॥६२।२६२॥ 
कब गये मल वेकार । हलके-हलके = शुद्ध आत्मा वाले । बूड़े= 
कवीर कहते हैं कि यह जीवन नौका बड़ी जर्जर है ग्रौर इसका मल्लाह 
रार कक कारण शुद्ध आत्मा थे. और जिनकी झार्त्मा 
विशेष--कवीर की यह तुलना बड़ी समीचीन है, क्यों में हल्की व 
तैर जाती दै-प्रौर भारी, इूब जाती ॥है(६.॥००००. मः भाः पाती र ह है 


व्याख्या-भाग | १४३ 


१३. सन को अंग 
अ्ंग-परिचय--मन की हृढ़ता पर ही साधना की सफलता आधारित होती 
है । मन अत्यन्त चंचल हंता है, इसीलिए इसको वश में किये बिना किसी भी प्रकार 
की साधना भें सफलता मिलनी कठिन है। श्रत: प्रस्तुत अंग में कबीर ने मन की 
चंचलता का अनेक प्रकार से बर्णन करते हुए बताया है कि मन बहुत चंचल होता 
है, इसी लिये मनुष्य को कभी भी इसके वश में नहीं होना चाहिए । मन ही प्रभु-भक्ति 
में सबसे प्रवल बाधक होता है। साथ ही यह बहुत झ्राडम्बरी भी होता है । देखने में 
तो ऐसा लगता है जेसे यह प्रभु की भक्ति कर रहा हो, किन्तु वास्तव में यह माया- ' 
जनित झआकर्षणों की ओर दौड़ रहा होता है। जो व्यक्ति भ्रपने मन को नहीं 
मारता; अर्थात्‌ इस पर नियन्त्रण नहीं करता, उसे बाद में अनेक प्रकार के कष्ट 
भोगने पड़ते हैं रौर अपने कर्मों पर पछताना पड़ता है। प्रभुःप्राप्ति का सबसे सरल 
मार्ग यही है कि पहले मन को वश में कर लिया जाये क्योंकि मन सत्य और असत्य 
का विवेक रखते हुए भी असत्य मार्ग पर चला करता है झौर यह बड़े दुःख की बात 
है क्योंकि यदि हाथ में जलते हुए दीपक को लिये हुए कोई व्यक्ति कु ए में गिर जाये 
तो इससे अधिक दुःख की बात और कया हो सकती है ? 
चंचलता के अतिरिक्त द्विविधा भी मन का एक कमें है । जब तक मन में 
द्विविधा बनी रहती है, तब तक कोई कारय सिद्ध नहीं हो सकता । हृदय. के भीतर 
आत्मा का दपंण होते हुए भी उसमें ब्रह्म दिखाई नहीं देता । इस द्विविधा को समाप्त 
करने का एक ही मार्ग है और वह यह है कि इसका पूण प्रेम प्रभु के प्रति समर्पित 
कर दिया जाये । इसी प्रेम के कारण मन सांसारिक विषयों से उदासीन हो जाता है 
ग्रौर यही उदासीनता प्रभु-भक्ति का कारण बनती है। यदि मन चंचल न हो तो 
यह सहज ही मनुष्य को परम पद पर पहुंचा देता है, और यही इस चराचर का 
कर्ता, नियामक तथा ब्रह्म बन सकता है । मन पानी से भी पतला, धुएं से भी भ्रधिक 
फीका और पवन को गति से भी तेज चलने वाला होता है। यदि मनुष्य इसको 
अपने वश में नहीं करता तो यह मनुष्य को झपने वश में करके उसे सांसारिक विषय- 
विकारों के गहरे कूप में इस प्रकार डाल देता है कि उसका फिर उस कूप से निकलना 
मुश्किल होता है । त: आवश्यकता इस बात की है कि मस्त हाथी के समान भूमने 
वाले इस मन को संयम का अंकुश लंगा-लगाकर झपने वश में किया जाये, पाचों 
तत्त्वों के बाण चढ़ाकर तथा शारीर-रूपी धनुष कसकर मन रूपी मृग का वध 
किया जाये । 
सन के मते न चालिये, छांडि जीव की बाँण। 
ताकू .केरे सुत ज्यू, उलटि झपूठा अण ॥१॥ 
दाब्दाथं--मतै --मत के अनुसार, इच्छानुसार । बाण = बान, आदत, टेव । 
ताकु = तकु; चरेले में सू्ते कीतन की लहिशलीकी | अपु क्सी 
कबीरटास जी कहते हैं कि हें जीव ! तू मन की इच्छानुसार न चल मन का, 





१२४४ कबीर ग्रन्थावली सटीक 


| अनुगामी मत बन; क्योंकि वह्‌ तो सवंदा विषय-वासना में संलिप्त रहता है। मन 
की इस माया में ही लिप्त रहने की यह भ्रादत छुड़ा दे । जिस प्रकार तकुए पर चे 
कच्चे सूत को खींच कर उसके केन्द्र स्थल या लक्ष्य पिदिया पर ही चढ़ा दिया जाता 
` है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति में अपरिपक्व इस मन को ब्रह्म में लगा दो । 
बिशेष--उपमा अलंकार । 
चिता चिति निबारिये, फिरि बूकिये स कोइ । 
इंद्री पसर मिटाइये, सहजि मिलेगा सोइ ॥।२।। 
शब्दार्य--चिन्ता = सांसारिक चिन्ताएं । सहजि =क्नांसानी से । 
सांसारिक चिन्ताद्रों को मन से निकाल कर तथा इन्द्रियों का विविध विषयों 
में जो प्रसार है उसे समाप्त कर देने से ही प्रभु-भक्ति का मार्ग खुल जायगा । तब 
किसी से ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय पूछने की आवश्यकता नहीं; चह स्वयं ही, अनायास 
ही प्राप्त हो जाएगा । / 
ग्रासा का ईघण करें, मनसा करूं बिभ्रति । 
5 जोगी फेरी फिल करों, यों घिननां बै सृति ॥३॥ 
शब्दाथं - इधर = जलाने फा सामान--लकड़ी झादि । 
सांसारिक आशाश्रों का इंघन कर मन को जलाकर क्षार में परिवर्तित कर 
` दू'; अर्थात्‌ मन को कामना रहित कर दू. । फिर संसार से. विरत हो योगी के 
समान प्रभु को खोज में चक्कर काटता रहूँ । इस प्रकार इस कर्म सूत को कात कर 
ब्रह्म की प्राप्ति सम्भव है । ॒ 
कबीर ण चंचल भनबां ओर । 
. गुण गावे लेलीन होइ, कछू एक मन में छोर ॥४॥ 
शब्दाऽ सेरी = मार्ग । सांकड़ी = सांकरी, कम चौड़ी । लैलीन-- तल्लीन । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग बड़ा संकीर्ण | | 
र हा सकोण है और यह मन, जो 
भाचना का मूलाधार है, चंचल और चोर के समान लोभी इत्ति का है । यह कपटी 
मन त्यक्ष में गो लगता है कि प्रेममग्न होकर प्रभु का. 
इसके भीतर मांया- {णो इ का इसगान कर रहा है, त 
!या-जनित आआकर्षणों को प्राप्त करने की इच्छाएं घर किए हुए हैं । 
कवीर मारे मन फ्‌, ट्क ट्फ ह्लं जाइ। 
ड विष की क्यारी बोइ करि, लुणत कहा ! 
शब्दाथ--वयारी = फसल से तात्पर्य है । लग का न वर 
कबीर कहते हैं कि इस चचलटृत्ति मन को गा कस 
हो जायेगा । पहले तो इसने विषय-वासना के विष की रबर, ह क 
में थ । अब 
पछताता है । अपने कुकर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा । 


इस मन 
CEO! बिक पी दीक्षा करों ीद०॥ 


पर सिरिज 
. भब्दाऽ--विसमिल==भ्रधमरा, सांसारिक MS र > जल्न । दीठ 


व्यास्या-भाग १४५ 

करों अदीठ=उस अहद्य, निराकर ब्रह्मा का दर्शन करू । है 
'कबीर कहते हैं कि इस मन को भ्रधमरा कर, सांसारिक विषयों से उपराम 

कर मैं उस निराकर परमात्मा के दर्शन करूंगा । यदि मैंने. साधना में गपना शीश 


_ समपर्ण नहीं किया तो इस सिर पर (नरक-यातना) ग्रंगीठी की राग पटकी जाये । 


विशेष--सभंगपद यमक अलंकार । 
मन जांणे सब बात, आणत ही शरोग्रण कदे । 
काहे फो कुसलात, कर दीपक कू वे पं ॥७॥ 
शंब्दाथं---जाणत = जानना । कु वे =कुणं में । 
मन सदसद्‌ विवेक को रखते हुए भी अवगुण, पाप कर्म, करता है। जानते 
हुए भी बुराई या पाप करना अत्यन्त शोचनीय है। यदि कोई पंथ प्रशस्त करने वाला 
दीपक हाथ में लेकर चलने पर भी कुएं में गिर पड़े तो इससे भी अधिक दुःख की कया 
वात होगी ? | 
हिरदा भीतर झारसी, धुल देषणां न आइ। 
सुखतो तोपरि येखिध, जे सन-को दुदिधा जाइ ।।८॥ 
शब्दार्थ---आरसी = दपण । : 5) 
हृदय के भीतर ही आत्मा का दर्पण है, किन्तु उसमें ब्रह्म का मुख दिखाई 
नहीं देता । दर्पण में मुख तो तभी देखाई दे सकता, जब दर्पण स्थिर हो, किन्तु चंचल 
मन उस आत्मा के निर्मल शीशे को स्थिर नहीं रहने देता, इसीलिए ब्रह्म का मुख उस 
श्रात्मा के दर्पेण में टष्टिगत नहीं होता । यदि मन सांसारिक बिषयों में अपने चांचल्य 
का परित्याग कर दे तो ब्रह्म का कंन सम्पन्न है। 
ह्न .दीचाँ जन पाइए, ज्जन बिष मन महों होइ । 
मन उनमन उस खंडे ज्यु, अनल ग्रकासां ज़ोइ ।।९॥ 

. झन्चाथृ--मन = मन । मन पाइये-- प्रभु कृपा प्राप्ति । मन बिन=संसार में . 
मन बिना अर्थात्‌ संसार से उपराम । भ्रनल = अग्नि, निरंजन ज्योति । झकांसा= 
शून्य प्रदेश । 

प्रभु को अपने मन का प्रेम देकर ही उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। 
संसार से उपराम हुए व्यक्ति का चित्त ही प्रभु-भक्ति में प्रदत्त होता है । संसार से उप- 
राम मन (जिसे योगसाधना में उन्मनी ग्रवस्था कहते हैं) उस सृष्टि के समान है जिसके 
श्राकाश में झरिनि ग्रर्थात्‌ निरंजन ज्योति के दर्शन होते हैं । 

विशेष--यमक अलंकार । : 

सन गोरख मन गोबिदों, मन हों ग्रोघड़ होइ । 
जे मन राले जतन करे, तौ शापे करता सोइ ॥ १०॥ 
शव्दाथ--गोरख=नाथ-पन्थ के नौ नाथों में प्रमुख एक नाथ एवं तान्त्रिक 
गोरखनाथ । गोबिन्दौ ==प्रश्र से तात्पर्यं है । भौघड़--एक प्रकार के साधु । 


यनत को मंने स्व हैं नाथ भात हि सि एवं भीष 





१४६ फवीर प्रस्थावली सटौए 


साघु है। भाव यह है कि वही इन पदों पर पहुंचाने वाला हैं। यदि मन को प्रयल- 
पूवक वश में रला जाये तो यही इस चराचर का कर्ता, नियामक ब्रह्म बन 
सकता है । 
. एक ज दोसत हम किया, जिस गलि लाल फयाइ । 
सब जग घोबी घोइ मर; तो मी रंग न जाय ॥११॥ 
शब्दा्थं--दोसत = मित्र । गलि -- कण्ठ में । कबाई==कपड़ा, वस्त्र । 
कबीर कहते हैं कि हमने मन को ऐसा मित्र बना लिया है कि जिसके गले में 
प्रभु-प्रेम से परिपूर्ण लाल वस्त्र सुशोभित हैं । इस प्रेम-पू्ण वस्त्र का रंग इतना गाढ़ा 
है किं यदि समस्त संसार के धोबी इसे धोने के प्रयत्न में ग्रपना जीवन समाप्त कर 
दें तो भी उसका प्रेम रंग दूर नहीं हो सकता । 
--“जिस गलि लाल कबाइ' में वस्त्र का रंग लाल इसलिए बताया 
कि यह लाल रंग प्रेम-सूचक है। 
पांणीं हीं ते पातला, धवा ही तें भीज। 
पवनां बेगि उतावला, सो दोसत फबीरे कीन्ह ॥१२॥ 
शब्दा्थ-पांणी = जल । पातला =पतला । पवनां = वायु । उतावला= 
तीब्र। . 
कबीर कहते हैं कि जो मन पानी से भी पत<., धूएँ से भी अधिक . भीना, 
पवन की गति से भी तीत्र है उसे मैंने भ्रपना मित्र बना लिया है। भाव यह है कि 
ग्व मन उनके कहने में है, वश में है। 
कबीर तुरी पलांणियां, चाधक सोया हाथि । 
दिवस थकां साईं सिलों, पीछे पढ़िहै राति ॥१३॥ 
शब्दाय---तुरी --घोंड़ा । राति= रात्रि, मृत्यु की भ्रचेतनावस्था । 
कबीर कहते हैं कि मैंने मन रूपी घोड़े को भ्रपने वश में कर, आगामी भशं 


` काझ्नों के लिये संयम कोड़ा हाथ में ले लिया है। भ्रव मैं चाहता -रूपी 
र हता हूँ कि जीवन 
दिवस के भ्रवसान से पूर्व ही परमात्मा के दर्शन कर जञ रूपी रात्रि 
कर युके मेता में डाल देगी कर सू, अन्यथा फिर मृत्यु 
भनवा तों श्रघर चस्या, बहुतक आँणां होइ । 
. लोकत सचु पाइपा, कबहु न न्यारा सोइ ॥ १४॥ 
क निराधार । सचु --सत्य ब्रह्म । [ 
गह अत्यन्त कीना मन संसार से विलग होकर रह रहा है । ज्ञान के प्रकाश 
| र र स्वल्प ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, भ्रब यह उनसे कभी विलग नहीं हो 
[ भन म मारया | 


६ सन करि, सफे न्‌ पंच प्रहार || 
दार्थ स दारक स्रि १५॥। 


| पंच --काम, कोध, मद, लोभ, मोह। 


व्यास्या-भाग १४७ 


हे मानव ! तूने संकल्पपूर्वेक मन को नहीं. मारा, इसी कारण तू काम, क्रोध 
मद, लोभ, मोह को नष्ट नहीं कर सका । इस मन के अ्रध:पतन से ही तेरे श्रन्दर 
शील, सत्य और श्रद्धा आदि के सद्गुणों का लोप हो गया है। इन्द्रियों पर अब भी 
अधिकार कर ले, विषय-प्रसार में इसे प्रदत्त मत होने दे-तभी कल्याण हो 
सकता है । 
विशेष--अनुप्रास अलंकार । 
कबीर मन विफरे पड़या, गया स्वाद फं साथि । ' 
गलका खाया बरजता, अब क्यू आवे हाथि॥ १६॥ 
शब्बाथ --बिकरै --विकारों में । बरजता=वजित करता । 
कबीर कहते हैं मन सांसारिक विषय-वासनाओं के विकारों में पड़ गया है । 
बह तो इन्द्रिय-जनित आनन्दोल्लास में ही .लग गया है। भला. अब उसे कैसे वश में 
किया जा सकता है। जो खाद्य वस्तु गले तक पहुंच चुकी है उसके लिए मना करने 


क्या लाभ ? वह तो पेट में ही पहुंचती है, उसका रोकना सामथ्यं से बाहर है । 


इसी प्रकार जो मन विषय-वासना के झग्नाह्य रसों का पान कर चुका है, अब उसे कैसे . 
वर्जित किया जा सकता है ? 
भाव यह है कि मन को विषय-वासनाश्रों में पहले ही न पड़ने देना चाहिये । 
विशेष--निदर्शना झलंकार । 
कबीर मन गाफिल मया, सुमरिण'लागे मोहि । 
घणों सहैया सासनां, जम की दरगह साह ।।१७॥ 
शब्दाथं--गाफिल = भ्रचेत । घणीं "-अत्यधिक । सांसना=वेदनाएँ, यात- 
नाएं । 
कबीर कहते हैं कि मन सांसारिक विषयोपभोगों के रस में अचेत हो गया है, 
इसीलिए वह प्रश्र नामस्मरण में नहीं लगता । उसे अपने इन पापकर्मो का भोग 
उस समय भोगना पड़ेगा जब यमलोक में जाकर उसे यातनाए सहनी पड़ेगी । 
कोटि कमं पल में करे, बहु मन बिषिया स्वादि । 
सतगुर सबद न सानई, जनम गंवाया बादि ॥ १८)। 
वाब्दाथे--सबद=शब्द, यहाँ उपदेश से तात्पर्यं है । बादि=व्यर्थं । 

. कबीर कहते हैं कि यह मन इन्द्रियों के विषय रस से प्रेरित होकर पल भर 
में करोड़ो दुष्कृत्य करता है रौर प्रश्न भक्ति में प्रदत्त करने वाले सद्गुरु के उपदेश- 
वचनों का भी यह पालन नहीं करता । भतः इसने अपना जीवन व्यर्थ में नष्ट कर 
डाला है । 

सेमंता सन मारि रे, घढहों मांह घेरि । 
जबहीं चाले पोठि दे, झ्ंकुस दे दे फरि ॥१६९॥ 
इब्दार्थ--मेमंता = मदमस्त हाथी । घढहीं मांहेँ = हृदय के अन्तर से । 


हे सषु ang इप | पी प्रसत हाथी को , हुदय के भीतर ही घेरकर 


rns, 





र | कबीर ग्रन्थावलो सटीक 


मार दे । जब भी यँहैँ किचित द भी साधना-विमुख हो तो बारम्बार संयम का अंकुश 
लगाकर इसे उचित पथ पर ले झा । = 
विशेष_-रनुप्रास अलंकार । [ 
मॅमंता मन मारि रे, नांन्हां करि करि पीसि। 
तब सुख पावं सुन्दरो, ब्रह्म झलक सीसि ॥२०॥ 
शब्दाथं--सीसि= शीश, शून्य प्रदेश, ब्रह्माण्ड । सुन्दरी = आत्मा । 
हे साधक ! मन रूपी मदमस्त हाथी को मार-मार कर, संयम से वश में कर 
ले तथा भ्रपने कर्मों के भ्राटे को बारीक भ्रर्थात्‌ सुन्दर पीस । इस उपाय के द्वारा ही 
ब्रह्माण्ड में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं जिससे आत्मा प्रसन्न होकर सुख-लाभ 
करेगी । | 
कागद फेरो बाँब री, पांणी फेरी गंग । 
फहे , कबीर फंसे तिरं, पंच छुसंगी संग ।।२१॥। 
शब्दाथ--गंग= सरिता से तात्पयं है, 'गंगा' नदी विशेष नहीं । पंच = पांचों 
इन्द्रियां । ॒ 
यह संसार रूपी सरिता माया जाल से परिपूर्ण है, जिसके भीतर इस जीणे 
शरीर की नौका के द्वारा कैसे तरा जा सकता है? फिर घात में पांच चोर--काम, 


क्रोष, मद, लोह, मोह--लगे हुए हैं। कबीर कहते हैं कि इस कठिन परिस्थिति में मैं 
कसे संसार-सरिता को पार करू I 


विशेष--उपमा भ्रलंकार । FE 
कबीर यहु मन कत गया, जो मन होता काल्हि । 
डू गरि बूठा मेह ज्य, गया निबांणां चालि ॥२२॥ 
शब्दार्थ डंगरि=टीला । निबांणां चालि=निम्नगामी होकर । 


लिए हुभ्रा, फिर वह पतनोन्मुख हो चला । 
—षष्टान्त भ्रलंकार । 
शतक कू घोजों नहीं, मेरा मन बीहै । 
. जे वाव विकार की, भो मूया जीवं ॥२३॥ 
शब्दाय--वाव=तन्त्री । बिकार = सांसारिक विषय । भूवा =मतक । 
साधक ने अपना | 


सा | सारिक विषयों से मृतक लुल्य उपराम 
कर लिया है, उसे निर्लेप अवस्था में यह भी पता नहीं वि भाव 
यह 368 न के मन के अस्तित्व के विषयों में आज गा 
[ पयों से उपराम इस चित्त के पास रास रंग 
5:45 पुन: भेत a n भी | आहट पहुँच 
जाय तो वह शीवितु हो, जातता/है| किर्वे? बः is जलत है । 
न 


i } 





च्याख्था-भारगं १४६ 


काटी कूटो मछलो, छींक घरों चहोड़ि। 
कोई एक आविर मन सस्या, दह में पड़ी बहोड़ि ॥२४॥ 
शब्दार्थ-- मछली =मन । छींकं = ब्रह्मरन्ध्र । चहोड़ि=सहेज कर । दह= 
तालाब, संसार पंक । | 
साधक ने मन रूपी मछली को काट-कुटकर (संयमित कर) ब्रह्मरन्ध्र या शून्य 
रूपी छीके में सम्भाल कर रख दिया था, किन्तु संसार की वासनाझरों का एक अपार 
भी कान में पड़ते ही वह मन रूपी मछली छींके पर से गिरकर (पुनः संसार रूपी 


_ तालाब के पंक में आ पड़ी । 


कबीर सन पंबी भया, बहुतक चढू या प्रकास । 
उहां हीं त गिरि पड़या, मन माया के पास ॥२५॥ 
शब्दाथं-- सरल है । 
कबीर कहते हैं कि मेरा मन-पक्षी होकर प्रभुःप्राप्ति के मागं, शून्य प्रदेश में 
बहुत दूर तक चढ़ चुका था । फिर उसी उच्च स्थान (ब्रह्मरन्ध्र) के पास से जो गिरा 
तो माया के पास ही झ्राकर रम गया । साधनापरक भश्रर्थ वसा ही है जैसा कि उपयूक्त 
'साखी' में दर्शाया गया है। 
भगति दवारा संकड़ा, राई दसवें भाइ । 
सन तो मंगल हूं रह्यो, क्यू करि सके समाइ ॥२६॥ 
शब्दार्थ--गरवारा = द्वार.। संकड़ा = संकीर्णे । भाइ = भाग, अंश । मैंगल = 
भस्त हाथी । 
कबीर कहते हैं कि भक्ति का द्वार भ्रत्यन्त संकीर्ण है। वह राई के दशमांश 
के बराबर है (राई स्वयं ही बहुत छोटी होती है, उसके भी दशम भाग के बराबर) । 
मेरा मन मदमस्त हाथी के समान चंचल है, फिर भला उसमें कंसे प्रवेश कर 
सकता है ? 
'भगति दुवारा संकड़ा' में प्रतीत होता है कि 'भगति' से कबीर का 


' तात्पर्य ब्रह्म से है क्योंकि योग-साधना में यह मान्यता है कि ब्रह्मसन्भ्र में एक ब्रहुत 
` सूक्ष्म राई बराबर बिन्दु होता है, इसी बिन्दु से अमृत का सवणा माना जाता है । वैसे 


'मगति' का ग्रथ भक्ति लेने से भी अर्थ हो जाता है। 
करता था तो क्यू रह्या, अब करि क्यू' पछताय । 
बोव पेड़ बंबूल का, अब कहां ते खाय ॥२७॥ 
इग्दार्थ-अंव = ग्राम. । 
हे मनुष्य ! जिस समय तूने ये कुकर्म किये थे उस समय तुझे यह ध्यान क्यों ` 
नहीं हुआ कि मुझे ऐसे कर्म नहीं करने चाहिएं । अब उन कर्मों के फलस्वरूप दुःख 
उठाने पर क्यों पछताता है ? तूने अपने कुकमों से बवूल दक्ष बोये थे तो उनका फल 
शुल ही प्राप्त हो सकते हैं, मधुर रसाल (झाम, सुख) कहां से-खा सकता है ? [ 
विशेष--निदशना अलंकार । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


काया केवल मन घजा, बिष लहरि फहराइ । 
सन चाल्यां देवल चले, ताका सरंस जाइ ॥२८॥ 
शाब्दार्थ--देवल = देवालय, मन्दिर । धजा = ध्वंजा । 
इस शरीर रूपी मन्दिर पर मन की ध्वजा फहरा रही है जो विषयरूपी वायु के 
संस्पर्श से लहराती है, चालित होती है। जिसका शरीर मन के अनुसार विषयों में 
प्रवृत्त होने लगे उसका सर्वनाश ही सममिए । 
भाव यह है कि जिस प्रकार मन्दिर के ऊपर सर्वोच्च सत्ता ध्वजा की होती है, 
उसी भाँति शरीर पर मन का अधिकार है। यह मन विषय वासनाओं में शरीर को 
लगाकर सर्वस्व नाश कर देता है। 
विशेष--रूपक अलंकार । 
मनह मनोथ छाँडि दे, तेरा किया न होइ। ट 
पाँणीं में घीव नीकसे, तो रसा खाइ न कोइ ॥२६॥ 
शंन्दाथ--मनोथं = मनोरथ, महत्वाकांक्षाएं । घीव--घी । 
` हे मन ! तू अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ दे, : क्योंकि जो कुछ तू चाहता है वह 
सब सम्भव नहीं! यदि.पानी से घी निकलने.लग जाय, तो फिर रूखी रोटियाँ कोई न 
. खाये । सब घी का ही सेवन करें । ॒ 
विशेष--“पांणीं में घीव .नीकसे के समान तुलसी ने : भी .“वारि विलोयो” 
की उपमा दी है । | अ 
काया . कस्‌ कमांण ज्यू, पंचतत्त करि बांण। 
_ मारों तो भन मृग. कों, नहीं तो मिभ्या जांण ॥३०।२६२॥ 
वाब्दाय--पंचतत्त= पंचतत्व, ‘क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा ।' 
मैं पाँचों तत्व के बाण चढ़ाकर इस: शरीर रूपी धनुष को कस लूगा। 'फिर 
इसके द्वारा यदि मैं मन रूपी चंचल मृग का वघ कर दू' तब तो ठीक है अन्यथा मेरे 
(समस्त) उपदेश को मिथ्या समझना । ` 
विधशेष---उपमा भ्रलंकार.। Fe 


SR १४. सुषिम. सारग कौ अ'ग 
भग-पारचय- ब्रह्म का प्राप्त करना भासान नहीं है। उसके लिए जो साधना 
की जाती है, वह भी सूक्ष्म भौर कठिन होती है। प्रस्तुत अंग में कबीर ने साधना की 


सुक्ष्मता का वरान किया है। इस साधना का मार्ग अत्यन्त गम्य है, जिसे प्राप्त कर | 


लेना हर व्यक्ति का कार्य नहीं है। जो इसको प्राप्त कर लेते वे द 

झावागमन 
के pt र झूटकर ब्रह्मलोक में भ्रपार आनन्द का भोग करते गात सांसारिक 
में फसे हुए होते हैं, वे तो यह भी नहीं जानते कि इस मागं का स्वरूप क्या 


है / साधक अत्यन्त प्रयत्न और साधना के .साथ इस मार्ग में चलता है, किन्तु उसे हर | 
केब उसका मन भटक जाये और वह | 


. समय यही ग्रांशंका वनी रहती हैं किन जाने 
ET चूत हो जाये । मह माग शान से गम्स है।३००जो ब्यक्तित्/बिना ज्ञान का 


कबीर ग्रन्यावली सटीक | 


 व्यास्या-भाग २०६ 


[ इस मार्ग के छोर तक पहुँच जाना चाहते हैं, वे वस्तुतः मूर्ख हैँ रोर 
| हे कंबल र यंत्र में फेसने के और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते । प्रभु तक 
जाने का यह मागें भ्रत्यन्त कठिन है । बिरले ही इसे पार कर पाते हैं। जब 25% 
झपनी समस्त इन्द्रियों को वश में करके इस मार्ग पर चलता है तो भलं ही यहम 
त्यन्त कठिन सही, भले ही इस तक चींटी, राई, पवन और मन की गति त सही, 
किन्तु साधक इसे पार करके ब्रह्मलोक तक पहुँच ही जाता है । इस मागें में ठीक 
प्रकार से चलने के लिए गुरु का उपदेश. आवश्यक है । र 

कौं देस कहां आइया, कहु कसू जांण्यां जाइ । 
उह मागं पावें नहों, भूलि 2 इस मांहि ॥।१॥ 
ब्दार्थ--उह मागे, = वह मागं, ब्रह्मप्राप्ति का पथ । न 
दाला मूल रू से शून्य प्रदेश की निवासी है, किन्तु वह यहाँ संसार में झा 
गयी है, इसी को लक्ष्य कर कबीर कहते हैं कि न जाने किस देश का स यहाँ 
(संसार में) आ गया है, भला फिर तत्व को किस प्रकार जाना जा सकता है ? इस 
गात्मा को साधना का उपयुक्त मागे तो मिल नहीं पा रहा है। अतः यह पथ-विश्रष्ट 
इस संसार में भटक रही है । 
के उतीर्थे फोई न आवई, जाकू बू्ों घाइ । 
इतथें सबै पठाइये, भार लदाइ लदाइ ॥२॥ 
, शब्दार्थ--उतीर्थे = उधर से । इतथ = इधर से । 
कबीर कहते हैं किं साधना का मागं अत्यन्त अगम है, किसी से भी इसका 
पता नहीं चल पाता क्योंकि जो इसे पार कर लेते हैं वे तो इधर मृत्यु-लोक में लौटते 
नहीं, शुन्य-स्वग में रमे रहते हैं, फिर भला मैं किससे दोड़कर वहाँ का समाचार पूछू । 
मार्ग के ज्ञान के बिना ही सब इघर से व्यर्थ के सम्भार लाद-लाद कर साधना पथ में 
चले जाते हैं । ॒ 
; सबकू' सूरत मैं फिरों, रहंण कहै नहीं कोइ'। 
प्रीति त जोड़ी राम सू, रहण कहां थं होइ ॥३७ 
झब्दार्थ-सरल है। 
मैं सबसे यह पूछता फिरता हूँ कि साधना में व्यवहार कंसा है, किन्तु कोई 
भी उस व्यवहार की . स्थिति को नहीं बता पाता । इन सांसारिक मनुष्यों ने परशु से 
प्रेम तो कभी किया नहीं फिर भला ये कंसे इस संसार में रह सकते हैं, शान्ति प्राप्त 
कर सकते हैं । 
चलो चसों सबको कहे, मोहि अंदेसा भोर । 
साहिब सू' पर्चा नहीं, ए जांहिगे किस ठोर ॥४॥ 
शब्दार्थ--अंदेसा 55 शंका । साहिब=न्नह्म । पर्चा =परिचय । 
कबीर कहते हैं कि समस्त साधक उस भ्रगम्य मागे की श्रोर जाने का संकल्प 
करते हैं किन्तु मुझे इनकी सफलता में प्राशंका है। किसी का भी प्रभु से तो परिचय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५:24 १४०३ अकसर ९ भन्यावली सरौक्क 
है नहीं, पता नहीं न जाने किस स्थल पर जाकर ये. रुकेंगे अर्थात्‌ व्यर्थ 
भटकते रहेंगे । SR 
जाइबे कों लागा .नहीं, रहिबे कौं नहीं ठौर । 
_ कहें कबीरा संत हो, भ्रबिगति की गति झौर ॥५॥ 
शब्दाथ--जागा नहीं =ज्ञान नेत्र नहीं खोले । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु के पास जाने के लिए तो मैंने अपने ज्ञान नेत्र 
नेत्र, खोले ही नहीं ह इस संसार के विषय-वासना पंक में रहने के लिए लाग 
है | कबीर कहते हैं कि हे साधुजनो ! ब्रह्म उससे भिन्न है अथवा ब्रह्म प्राप्ति का 
मार्ग उससे भिन्न है जो सामान्य रूप से संसार ने समझ रखा है। 
भाव यह है कि साधना-मागं में वाह्याडम्बरों की ग्रावइयकता नहीं । 
Ee र 240 है, कोई न सकई जाय । 
बहुड ? ल कहूं को 
शब्थार्थं--बहुड़े = लौटे । San 
कवीरदास जी कहते हैं कि प्रभु तक जाने का मागं 
न नही | अत्यन्त कठिन 
la ३५ pe पहुंच जाते हैं, वे वहां से लौटते नहीं, i ० 
हई है। । 'साचना माग की झगम्यता अगम्यता ही बनी 
विशेष--मलिक मुहम्मद जायसी ने भी " 
'विलाप खण्ड” में दिल्ली का वर्ण प ® पदमावती नागमती- 
Sr वर्णन करते हुए प्रभुआप्ति के मार्ग के विषय में ऐसा ही 
“सो दिल्ली ग्रस निबुहर र " 
जो गवने सो तहाँ का न UT इ अ 
T r 33 
जन कबीर का सिषर घर, बाह सलेली तल । बह 
. दाव न टिके पपीलका, लोगनि लादे बैठा 
सल=कीचड़ आदि से दुरम पर्वतीय मागत १. शिखर, ब्रह्मरन्ध्र । सल्लैली 
भक्त कबीर का वास्तविक घर तो 
पहुंचने हे शुन्य शिखर 
(र का माग बड़ा ही दुर्गम, बाघाओं के पंक से 
र बैल के शाधकों) के भी पैर नहीं रुक सकते और यहाँ oe आ 
समान लद कर साथना-पथ पर र 
आ विशेष--योग-साधना में साधंक शरण का Ri के 
द्वारा कुण्डलिनी को ड़ी के मध्य में स्थित ब्रह्मनाडी के 


ब ऊर्ध्वगामी कर शुन्य शिखर पहुँचने 
इसे RTT गति' कहते हैं, जो इस गति को ` पर पहुँचने का प्रयास करता है 
बताया है । साधता है उसे कबीर नेयहाँ “चींटी' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





व्याख्या-भाग  - | 
१५३ 


जहां न चोटी चढ़ि सकं, राई ना ठहराइ। 
सन पवन का गमि नहीं, तहां पहुँचे जाइ ॥८।। 
दाव्दार्थं - सरल है। 
कबीर कहते हैं कि जिस शून्य स्थल पर चींटी चढ़ नहीं सकती एवं राई भी 
वहाँ नहीं ठहर सकती, सर्वंगामी और तीन्रगामी पवन तथा मनकी भी जहाँ गति 
नहीं हैं, वहाँ मैं पहुंच चुका हूँ । 
कबीर मारग झगम है, सब मुनिजन बैठे थाकि। 
तहां कबीरा चलि गया, गहि सतगुर की साषि ॥।६॥ 
शब्दाथं--साषि = सीख, उपदेश। ` | 
कवीर कहते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति का जो मागे पूर्ण भ्रगम्य है, जिसकी दुगंमता 
से मुनिजन भी थककर वैठ गये, वहाँ कबीर सद्गुरु के उपदेश को ग्रहण करके 
पहुँच गया है । 
सुर नर थाके मुनि जनां, जहां न कोइ जाइ । 
मोटे भाग कबीर के, तहां रहे घर छाइ ॥१ ०।३०२॥ 
शब्दाथ--मोटे भाग= बड़े भाग्य । 
जिस प्रभु के पास तक पहुँचने में देवता, मुनिगण और मनुष्य असफल हो 
बैठ रहे, जहाँ कोई भी न जा सका, वहाँ कबीर 
उसके लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। NT TT 
a १५. सुषिम जनम को ग्ग 
अग-पारचय--साधना का मार्ग ग्रत्यन्त कठिन है। जीवात्मा 
ईस सूक्ष्म माग का रहस्य सहज ही नहीं जान पाती । इसका रहस्य जान हंस कलर 
पहले उसे वह अज्ञान दूर कर देना पड़ता है, जिसके कारण वह संसार को ही सब-कुछ 
समझ बंठा है। जब जीव इस मार्ग के रहस्य को समझकर इस पर चल देता है तो 
उसे सफलता मिल जाती है भर वह ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है। फिर वह जन्मः 
के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि वह जीवन्मुक्त हो जाता है। | डे 
कबीर सूषिस सुरति का, जीव न जांण जाल । 
६ कहे कबीरा दूरि करि, झातम झदिष्टि काल ।। १ 
क pe । जाल=रहस्य । 
र्‌ क जावात्मा सहजावस्था के सक्षम मागं 
जानती । ग्रतः हे जीव ! भ्रपनी ग्रात्मा का यह्‌ ञ्रज्ञान डर कर जिले न a 
` संसार को ही सत्य समझ बैठा है, तभी तुझे उस मागे का ज्ञान हो सकता है । 
के विशेष--यहाँ 'सुरति' का तात्पर्यं 'सहजावस्था' से ही है, नाड़ी विशेष से 
| ह बार के समय तक बहुत से साधनापरक शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो चुके थे 
गा कहीं किसी शब्द को किसी अर्थ में तो कहीं दूसरे झर्थ में प्रयुक्त 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१५४ कबीर ग्रन्यावलौ सदीक 
प्रांण पंड कों तजि चले, मूवा कहै सब कोइ । 
जीव छतां जांमैं मरे, सूषिम लख न कोइ ।।२।३०४॥ 
शब्दार्थ--पंड-- पिंड, शरीर । मूवा=मर गया । छतां=जीवित रहते हुए 
भी । सूषित == सूक्ष्म, ब्रह्म । | 
प्राण जब शरीर का परित्याग कर देते हैं तो उसे शतक कहते हैं। जीवात्मा 
जीवित रहते हुए भी अनेक बार जन्म-मरण में पड़ती है ; श्रर्थात्‌ साधक जीवित 
रहते हुए भी संार से निर्लेप रहकर जीवन्मुबत हो जाता है। ब्रह्म को कोई नहीं 
देख पाता । | 
विद्वेष-प्रन्तिम चरम में ब्रह्म को अप्राप्य बताकर कबीर कोई विरोधाभास 
उपस्थित नहीं कर रहे हैं, पितु केवल ब्रह्मप्राप्ति की कठिनता प्रदर्शित करना 
चाहते हैं । 
१६. साया को अग 


| झ्रंग-्परिचय---गआत्मा और परमात्मा के मिलने में सबसे बड़ी बाधा माया 
होती है यह नाना रूप धारण-करके मनुष्य को ठगती रहती है और उसे ब्रह्म-प्राप्ति 
से दूर करती रहती है। प्रस्तुत अंग में कबीर ने माया के विविध रूपों का 
वर्णन किया है और मनुष्य को चेतावनी दी है कि वह इन रूपों के चक्कर में 
न में राये । 
कबीर ने माया के विविधं रूपों का वर्णन करते हुए बताया है कि यह मागा 
पापिनी सांसारिक ग्राकषंणों का फंदा अपने हाथ में लिये हुए है और प्रयत्न करने 
पर मनुष्य को इसमें फंसा लेती है। जिस प्रकार वेश्या का पूर्ण उपभोग कोई भी 
व्यक्ति नहीं कर पाता, उसी प्रकार माया का पूणं उपभोग भी कोई व्यबित नहीं कर 
सकता, क्योंकि इसका कार्य तो मनुष्य को सांसारिक बंधनों में फंसा देना ही है। इए 
प्रकार यह मनुष्य को प्रभु-भक्ति से विमुख कर देती है और उस पर झपना गहरा 
और कुप्रभाव डालती है कि उसे कभी भी राम को नाम लेने की सुधि नहीं श्राती! 
जो लोग माया के वशीभूत होकर भी प्रभु-भक्ति करना चाहते हैं, वे वास्तव में ढोंगी 
हैं, क्योंकि ऊपर से तो वे हरि-भक्त दिखाई पड़ते हैं, किन्तु उनके हृदयों में मायाजल 
भ्रनेक प्रकार के विकार भरे हुए होते हैं। इस माया के , विषय-चक्कर से वही 
व्यक्ति बच पाता है, जिस पर गुरु की कृपा होती है और उसी व्यक्ति की यह दास 
स्वीकार करती है, भ्रर्थात्‌ उसके वश में रहती है। माया सन्तों की दासी होती है 
भौर खड़ी-खड़ी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती है।' किन्तु वे इसकी मो! 
तनिक भी ध्यान नहीं देते, बल्कि इसे लातों से और छड़ियों से मारते रहते हैं । 
माया अमर है भ्रौर इसके साथी आशा, तृष्णा आदि भी ऊपर हैं । | 
शरीर के नष्ट हो जाने पर भी माया, भाशा भौर ठृष्णा नष्ट नहीं होती । ए | 
कारण ही लोग धन का संचय करते-करते मर जाते हैं श्रोर उसका उपभोग द 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 2 





व्यास्या-भाग | १५५ 


कर पाते । वे यह भी नहीं समभ पाते कि धन का प्रयोजन उपयोग करना है, इसका 
संचय करना नहीं है । क्योंकि धन तो सांसारिक वस्तु है, जो यहीं रह जाता है, कोई 
भी आज तक इसे अपने साथ नहीं ले गया है | - 
माया की भाँति तृष्णा भी मनुष्य के मन को विविध प्रकार से भटकाती 
रहती है । यह उस व्यभिचारिणी स्त्री के समान है जो मनुष्य को सहज ही पथ-ञ्रष्ट 
कर देती. है। तृष्णा कभी नष्ट नहीं होती, वल्कि अहनिश बढ़ती ही जाती है। सभी 
कभी इसके चक्कर में फंस जाते हैं और हरि से विमुख होकर दम्भी और ग्रहंकारी 
बन जाते हैं। दम्भ श्रौर अहंकार भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। 
यदि किसी मनुष्य ने माया का तो परित्याग कर दिया, किन्तु दम्भ और अहंकार से 
चह विमुक्त नहीं हुआ तो उसके लिये माया का परित्याग भी व्यर्थे है, क्योंकि दम्भ 
और अहंकार के भाव उसे पतन की ओर ले जाने में सभल हो ही 'जायेंगे। 
वास्तविकता त यह है कि दम्भ और अहंकार माया के ही अन्य रूप हैं, क्योंकि दम्भ 
के कारण ही मनुष्य राम को तुच्छ समझ कर तथा स्वयं को संसार का स्वामी 
समभ कर संसार की माया में लिप्त हो जाता है, अर्थात्‌ वह माया के पाए में 
बेंच जाता है। 
अन्त में, कबीर मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि माया अनेक रूप 
घारिणी है । वह नारद झादि महषियों को भी जाल में फंसा'लेती है, इसलिए मनुष्य 
को इससे सदव सतर्क और .सावधान रहना रहना चाहिए । | [ 
जग हटवाड़ा स्वाद ठग, माया बेसां लाइ। 
रामचरन नीकाँ गही, जिनि जाइ जनम ठगाइ ।।१॥ 
दाब्दाथ--हटवाड़ा=हाट, बाजार । बेसां == वेश्या । 
कबीरदास कहते हैं कि संसार एक बाजार है, जिसमें इन्द्रियों के स्वाद रूपी 
अनेक विषय-वासनाझ्ों के ठग एवं माया रूपी वेशया जीव को ठगने का, अपने जाल 
में फंसाने का उपक्रम करते हैं। हे मानव! यदि तुम निष्ठा-पुवंक प्रभु-आश्रय' ग्रहण 
'करोगे, प्रभु भक्ति में प्रदत्त होंगे, तो तुम्हारा कल्याण'हो सकता है, तब ये ठग और 
माया रूपी वेइया तुम्हारे जीवन-धन को ठगने में असमर्थं होंगे । 
द कबीर साया पापणी, फंध ले बेठी हादि। 
सब जग तो फंधे पड़ या गया, कबीरा काटि ॥२॥ 
गअलंकार-रूपक। . 
शब्दार्थं - पापणीं = पापिनी, व्यभिचार, पापः आदि कर्मों में प्रदत्त होने वाली 
माया से तात्पर्यं है । फंद=जाल, पाश । फंधे= पाश. में । काटि=तोड़ना । 
कबीर कहते हैं कि माया पापिनी वेश्या है, जो इस संसार के बाजार में अपनी 
. शरोर ग्राकृष्ट करने के लिए पाश लिये हुए हैं । समस्त संसार इस मायापाश में आबद्ध 
है, किन्तु कंबीर (साधुजनों से तात्पये है) उसे काट चुका है, अर्थात्‌ प्रभु-भक्ति में ही 
उसकी रुचिः है, माया .के विषयों में नहीं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५६ कबीर परन्यावलौ सही 


विशेष--रूपक अलंकार । 
कबीर माया पापड़ीं, लाले लाया लोग। 
पूरी किनहूँ न भोगई, इनका इहे बिजोग ॥३॥ 
शब्दार्थ-- लाले लाया=ग्रपने आकर्षण पाने की लालसा जगाना।। इहै 
यही । 
कवीरदास कहते हैं कि माया पापिनी वेश्या है, जो अपने आकर्षण के द्वारा 
जीव में विषय-वासनाग्रों की लालसा जगाती है। जिस प्रकार वेश्या पर (स्वकीया 
के समान) किसी का अधिकार नहीं होता, और न वह किसी एक की होकर रह 
पाती है, इसलिए उसका कोई पूर्ण उपभोग नहीं कर पाता उसी भाँति माया के 
विविध आकषे णों पर एक व्यक्ति-विशेष का पूर्ण अधिकार नहीं होता, यदि होता भी 
है तो कुछ समय के लिए। माया के विविध विषयों की अप्राप्ति में ही संसार दुःख 
(वियोग) भोगता है । | 
विशेष--रूपक एवं कार्व्यालग अलंकार । 
कबीर माया पापणों हरि सू करे हराम। 
मुखि कड्याली कुमति को, कहण न देई राम ॥४॥ 
शब्दार्थं - हराम=विमुख से तात्पर्यं है । कड़ियाली == कड़ी, शृंखला । 
कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया ऐसी पापिन है कि जीव को प्रभुविमुख 
कर देती है । यह जीव के मुख“से कड़वी.वचनावली का निरन्तर उच्चारण कराकर 
राम-नाम कहने का अवसर नहीं देती । 
भाव यह है कि माया प्रभु-भक्ति में बाधक है । 
जाणों हरि कों भजों, मो मनि मोटी श्रास । 
र ब बिचि र ग्रंतरा, माया बड़ी बिसास ॥।५॥। 
¬ मोटी श्रास=विषय-चासनाझ्रों द व= 
ns षय-वासनाश्रों की तृष्णा । घालँ=डालना । 
प्रत्यक्षतः ऐसा लगता है कि मैं (ढोंगी” -भक्ति में [ 
किन्तु मेरे मन में माया ने वा की sla 
बड़ी विरवासघातिनी है जो इन Uo Sl मर शशि 
मात दान देती हक दवारा प्रभु और जीव के बीच 


विशेष--कबीर ने माया को विश्वासघातिनी 

अपने जनक प्रभु से जीव को विमुख करती है। ` ee 
कबीर माया मोहनी, मोहे जांण सज्ां 
i ; सुजाण । 
| , भागां ही छूटे नहों, भरि भरि मारे बांग ॥६॥। 

शब्दाय जाण = ज्ञानी । सुजाण = सुजान, चतुर । 

5 कहते हैं कि माया ऐसी आकर्षक है कि सामान्य मनुष्यों की तो बात 
ही क्या, बड़े-बड़े ज्ञानी एवं चतुर भी इसके ग्रा कर्षण में सम्मोहित,हो गये हैं । यदि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 


कोई जंजाल से भागकर. विमुक्त होना चाहे तो भ्रसम्भव है, क्योंकि यह तान-तान कर 
मोहक बाणों की वर्षा कर व्यक्ति को अपने जाल में फेसा लेती है । 
कबीर माया सोहनी, जेसी मीठी खाँड। ` 
सतगुर की छुपा भई, नहीं तो करतो मांड ॥७॥ 
शब्दार्थ---भाँड = एक जाति विशेष जिसका सामाजिक स्थान अत्यन्त निकृष्ट 
है । यहाँ नष्ट होने से तात्पर्यं है । 
कबीर कहते हैं कि माया बड़ी सम्मोहक एवं खांड के समान मीठी है । सद्गुरु 
ने कृपा कर इसके जाल से विमुक्त कर दिया, भ्रन्यथा यह तो मुझे नष्ट करके ही 
छोइती । 
विशेघ--उपमा अलंकार । | 
कबीर माया मोहनी, सब जग घाल्या घांणि । 
कोई एक जन ऊबरे, जिन तोड़ी कुल की कांणि ॥८॥ 
शब्दार्थ---धाल्या = भ्रपने चक्र में लपेट लिया । घांणि=धघानी, तेली जिस. 
गहरे से पात्र में सरसों आदि डालकर तेल निकालता है उसे धानी कहते हैं, यह 
काठ की बनी होती है। कुल की कांणि=कुल मर्यादा अर्थात्‌ लोक-परम्परा । 
कबीर कहते हैं कि माया बड़ी सम्मोहक है जिसने अपनी प्रानी में समस्त 
संसार को डाल रखा है। कोई एकाध व्यक्ति ही, जिसने संसार की स्वाभाविक 
परम्परा का परित्याग किया हो, इसके जाल से बच पाते हैं । 
कबीर माया मोहनी, मांगी मिले न हाथि। . 
मनह उतारी झूठ करि, तब लागी डोले साथि ॥।६॥। 
शब्दाथं-मनह = मन से । 
कबीर कहते हैं कि यह मोहिनी माया माँगने पर, प्रयत्न करने पर, : प्राप्त 
नहीं होती, क्योंकि भायाजन्य झाकर्षणों का कितना ही भोग क्यों न किया जाय, फिर 
भी इन्दियाँ भ्रतृप्त रहती हैं । किन्तु जब इसे मिथ्या, भ्रम-मात्र जानकर मन को इसके 
राकषंण से पृथक कर दिया जाय तो यह पीछे-पीछे फिरती है । 
भाव यह है कि माया का परित्याग करने में ही अधिक आनन्द एवं मंगल है। 
माया दासी सन्त की, ऊंभी वेइ असीस। 
बिलसी भ्रु लातों छड़ी, सुमरि सुमरि जगदीस॥१०॥ 
दाब्दार्थ--ऊंभी = खडी-खड़ी, आज्ञा मानने वाली से तात्पय है। 
कबीर कहते हैं कि माया सन्तों की दासी है जो खड़ी-खड़ी ही उनकी आज्ञा 
का पालन करती है। वे इसका उपयोग प्रभु को भजते हुए करते हैं और इस पर भी 
इसे मुह नहीं लगाते, लातों और छड़ियों की मार से इसकी खबर लेते हूँ। 
साया मुई न मन मुवा, मरि मरि गया शरीर । 
ग्रासा त्रिष्णां नां मुई, यों कहि गया कबीर ॥११॥ 


बांबवार्थ तटमुईउन्ञ मरी, न, हुई Collection . Digitized by eGangoftri 


१४८ कबीर प्रन्थावलो सही 


कबीर कहते हैं कि आवागमन के चक्र में पड़कर शरीर वारम्वार नष्ट हुआ 
किन्तु किसी भी जन्म में माया का झ्राकषंण एवं मन की विषयों के पीछे दौड़ समाप्त 
न हुई। न कभी सांसारिक कामनाझों एवं तृष्णा का अन्त हुआ । 
ः ग्रासा जीवे जग मरे, लोग मरे मरि जाइ । 
सोइ सुबे धन स॑चते, सो ऊबरे जे खाइ ॥ १२॥।. 
आाब्दाथ--अआ्सा== तृष्णा । 
संसार का समस्त वेभव झादि समाप्त हो जाता है, किन्तु यह तृष्णा फिर भी 
जीवित रहती है। मनुष्य ्ावागमन के चक्र में पड़-पड़ कर बारम्बार मृत्यु को 
प्राप्त होते हैं, किन्तु फिर भी सांसारिक तृष्णा का श्रन्त नहीं होता । जिन्होंने इस 
तृष्णा से प्रचालित हो धन का संचय किया, वे ही इस संसार में नष्ट हुए अथवा 
आवागमन के चक्र में पड़े। जिन व्यक्तियों ने धन का खूब उपयोग किया, वे मुक्त 
हो गये । 
कबीर सो धन संचिये, जो श्ागें कू' होइ । 
सीस चड़ायं पोटली, ले जात न देख्या कोइ ।॥।१३॥ 
संसार की स्थिति यह है कि मनुष्य अपनी सामान्य, आवश्यक आवश्यकताओं, 
जिनके अभाव में उसके जीवन का पुणं विकास सम्भव नहीं, को काटकर धन- 
संचय कर श्रभावों के संसार में जीवन व्यतीत करंता है। इसी को लक्ष्य कर कबीर 
कहते हैं कि घन संचय उसी स्थिति में उपादेय है जवकि आगामी. समय की झावश्यक- 
ताओ्रों की पूर्ति के लिए वह पर्याप्त हो । व्यर्थ पेट काटकर धन एकत्रित कंर उसे 
सवेदा अपने साथ लगाये तो फिर सकते हो, किन्तु मृत्युपरान्त कोई भी इसे ले जाता 
नहीं देखा गया है । ल्‍ 
` विशेष---इस साखी का एक दूसरा अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है-- 
कवीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! सांसारिक घन-ंग्रह में क्यों लगा हुआा है 
ऐसे घन का संचय कर, ऐसे सुकृत्य कर ज़ो परलोक में भी तेरै काप आ सकें 
जिनके बल पर तू भुक्त हो जाय । इस सांसारिक धन की गठरी को मृत्यु के पद्चात्‌ 
` - श्रपने साथ ले जाता कोई नहीं देखा, सब यहां का यहीं रह,जाता है । “i 
त्रिया त्रिष्णां पापणीं, तासु प्रीति न जोड़ि । | 
द न 0 पाछां पड़े, लागे" मोटी खोड़ि ॥१४॥ 
निया स्त्री। f= त्पर्य डि 
पापणी =पापिनी, वेश्या से तात्पर्य । खोडिं 
गा एक व्यभिचारिणी स्त्री है जो मन को विविध विषयों में भटकाती | 
रहती है या विविध विषयों में मन का गमन कराती रहती हैं । हे जीव ! तू इससे | 
प्रेम-सम्बन्ध स्थापित मत कर, तु इसके जाल में मत फेस । यह तो पीछे पड़कर 


जीव को आकर्षित LR Bp 
बनना पड़ता हैँ”? , कर चेती है, किन्तु इसके, संम, फ़िण्अनेक्ा/ पाप का | भागी 





व्यास्या-माग १५६ 


विशेष---सांगरूपक भ्रलंकार । 

त्रिष्णां सांची नां बुरे, दिन दिन बघती जाइ। 

जवासा के रूष ज्यू, घण मेहाँ कुमिलाइ ॥१५॥ 
शब्दाय--वघती = बढ़ती । रूष == द्रक्ष । घण --घना, अधिक । 
कबीर कहते हैं कि इस सांसारिक तृष्णा रूपी लता को पल्लवित करने से 
नष्ट नहीं किया जा सकता, उससे तो यह दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसका नाश _ 
तो प्रभु-भक्ति की ग्रजस्न वर्षा से ही सम्भव है, जिस प्रकार जवासा जितनी अधिक 
वर्षा होती जाती है उतना ही सूखता जाता है। 

विशेष-- (१) विभावना अलंकार । 

(२) आक और जवास ग्रीष्म में तो हरे रहते हैं, किन्तु वर्षा प्रारम्भ होते 
ही सुखने लगते हैं। झन्य कवियों ने भी अपनी अनुभूति को आक जवास के माध्यम 
से अभिव्यक्त किया है । 

कबीर चग की को कहें, सो जलि बूड़े दास । 
पारब्रह्म पति छाडि करि, कर मानि की झास ॥१६॥ 
शब्दायं---भौ जलि=भव जल, संसार सागर। 

कबीर कहते हैं कि सामान्य सांसारिक प्राणियों की कोन कहे, इस संसार- 
सागर में भक्त जन भी डूब गये, किन्तु भगत तभी डूबते हैं जब वे पारब्रह्म परमेश्वर, 
स्वामी को भूलकर सांसारिक मान के इच्छुक हो जाते हैं, उनमें हं झा जाता है। 

साया तजी तो का भया, मानि तजी नहीं जाइ । 
मानि बड़े भुनियर मिले, मानि सबनि को खाइ ।।१७॥ 
दब्दा्थं--मुनियर = मुनिवर, श्रेष्ठ मुनिगण । मिले=मिट्टी में मिले, नष्ट - 
हो गये। . 

हे साधक ग्रदि तू माया से भ्रसम्पृक्त हो गया तो कोई विशेष महत्व की 
बात नहीं । तूने अपने मान, भ्रहं, का तो परित्याग नहीं किया । . यही महं सब नष्ट 
कर देगा । ङ 

रार्माह थोड़ा जांणि करि, दुनियां ागे दीन । 
जीवा कौं राजा कहें, माया के आधीन ॥१८॥। 
शब्दाथं--थो रा "5 हीन । 

हे मनुष्य ! तूने प्रभू, को तुच्छ समकर संसार को अधिक महत्त्व दिया, 
संसार में ही उलभा रहा ।. तू उस जीव को ही वास्तविक राजा, स्वामी समझ बैठा 
जो मायाधीन होकर वेभवपूर्ण ढंग से रहता है । 

रज वीरज की कलो, तापरि साज्या रूप । 
<स नांस बिन बूडिहे, कतक कामणीं कूप ॥१९।। 
—साज्य==बनाया । बूड्है=इबेगा, नष्ट हो जायेगा । 


हे मनुक्षू ? हू अपने ऊपर क्या BoM ह, त ही क्या, डुर के वीये 


१६० कबीर ग्रन्थांवलो सटीक 


और स्त्री की. रज जैसी वस्तु्रों से निमित एक कली है जिस पर तूने यह साज-सज्जा 
का आडम्बर कर रखा है। तू प्रमु-भक्ति बिना स्वर्णे भ्रर्थात्‌ धन भौर कामिनी रूपी 
कुएँ में गिरकर नष्ट हो जायेगा । 
विज्ञेष--सभंग यमक अलंकार । 
माया तरवरं त्रिबिध का, सांसा दुख संतान । 
सीतलता सपिने नहीं, फल फीको तनि ताप ॥२०॥ 
धब्दार्थ--त्रिबिध = त्रिगुणात्मक, देहिक, देविक, भौतिक सन्तापों से युवत । 
कबीरदारा जी कहते हैं कि माया देहिक, देविक, भौतिक संतापों से युक्त 
त्रिगुणात्मक हृक्ष है, दुःख और संताप ही इसकी शाखाएं हैं। सामान्य दक्ष-की 
छाया शीतल एवं फल मधुर होता है, किन्तु इस माया-हक्ष के आश्रय में शीतलता- 
सुख स्वप्न में भी प्राप्त नहीं और इसका फल फीका है, ये सब अर्थात छाया गौर 
फल शरीर को दुख ही प्रदान करते हैं। 
विशेष--सांगरूपक अलंकार । 
कबीर माया डाकर्णी, सब किसही कों खाइ । 
दांत उपाड़ों पापणीं, जे सन्‍्तों नेड़ी जाइ ॥२१॥॥ 
शब्दार्थ--डाकणी = पिशाचिनी । उपाड़ों = उखाडू । नेड़ी--पास । 
कबीर कहते हैं कि यह माया पिशाचिनी है जो संसार के सब ही मनुष्यों को 
खाती है । यदि यह साधु-जनों के पास भी फटकी तो मैं इस पापिनी के दांत उखाड़ 
दृ गा, इसे नष्ट कर दू'गा । 
नलनी सायर घर किया, दों लागी बहुतेणि । 
जलही माहे जलि मुई, प्रम जनम लिषेणि ॥२२॥ 
 शब्दाथं-सायर=सागर, माया । दौं= नग्न, विभिन्‍न यातनाएं एव 
भवताप 
कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कमलिनी जल में रहती है, उसी भांति आत्मा 
ने इस संसार (की माया) को श्रपना निवास-स्थान बना लिया है, किन्तु वहाँ बहुत से 
दुख एवं संसार ताप उसे दग्ध करने लगे। इस प्रंकार यह भात्मा इस संसार रूपी 
जल में ही रहते हुए जल मरी, नष्ट हो गई । यह आश्चर्यजनक परिणाम उसके 
पूर्वजन्म के दुष्कृत्यों का ही था । 
विशेष--अलंकार--यमक, विरोधाभास एवं रूपकातिदायोक्ति । 
. कबीर गुण की बादली, तीतरबानों छांहि। 
र बाहर रहे ते ऊबरे, भीगे मन्दिर मांहि ॥२३॥ 
-एणए=सत, रज, . तम--त्रिगुण । तीतरवानीं= 
तीतर के पंखों के समान छितरी-छितरी री, किन्तु रंग तीतर के पंखों जैसा नहीं 
होता, उसके रः के 'सितवापे० होसे" के: वीः करण? ऽसतीति कहा जाता है । 


कबीर कहते है कि यह त्रिगुणात्मक माया की तीतरवर्णी घटा बिना बरसे | 





व्याख्या-भाग | १६१ 


बिना अपने प्रभाव दिखाये नहीं रहती । जो इस घटा की छाया से बाहर रहे, माया- 
विमुक्त रहे वे मुक्त हो गये, माया उन पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकी, किन्तु 
जो शरीर रूपी आवास के ग्रन्दर रहे भ्रर्थात्‌ माया झाकर्षणों में ही. शरीर को लगा 
दिया वे भीग गये, माया ने उन पर अपना पूरा प्रभाव कर दिखाया-। 
विशेष--अलंकार - रूपक, विरोघाभास । न्‍ 
'फबीर सावा मोह की, भई पश्रेष्रारी सोइ। . 
जै सृते ते मुसि लिए, रहे बसल कू. रोइ ॥२४॥ . 
शब्दार्थ - लोइ = (लोयन) नेत्र । सूते = सुषुप्त, भ्रज्ञान-ततिद्रा में । मुसि=ठग 
लिये । बसत=वस्तु, सारतत्व, ब्रह्म । 
कबीर कहते हैं कि इस भाया-मोह के प्रज्ञात-अंघकार ने नेत्र बन्द कर दिखे. 
हैं, उससे उचित पथ नहीं सूता । जो व्यक्ति इस भ्रज्ञानांघकार की अवस्था में 
ग्रचेत हो अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं, अन्ततः उन्हें सार-तत्व-न्रह्म-- 
की प्राप्ति के लिए पछताना पड़ता है कि कावा ! हम भी प्रभु को प्राप्त कर पाते। 
संकल ही ते सब लहै, माया इहि संसार । 
ते क्यू. छूटे बापुडे, बांधे सिरजनहार ॥२५॥ 
झब्बाथं-संकल == कुण्डी, जिससे द्वार बन्द होता है, शंखला 4 बातुड़े = 
बेचारे । 
समस्त संसार माया की श्ट खलाझ्रों में बेंघा हुआ है, वे. देचारे जीव किस 
प्रकार माया-बंघन से विमुक्त हो सकते हैं जो संसारकर्ता ब्रह्म क्रो भी माया-संलिप्त 
बताते हैं । 
बाड़ चढ़तीं बेलि ज्यू, उसभो झासा फंध । 
पुटे पणि छूट नहीं, सई न बाया बंध २६३ | 
दाब्दाथ--वाड़ि== बाड़, किसी बेल के बढ़ाने के लिए ग्रामों में प्रायः कांटों 
की एक बाड़ सी लगा देते हैं, यहू प्रायः बबूल इक्ष की शाखाग्रों को गाइकर बनायी 
जाती है। पंध=फंदा । तूट॑= टूट । वाचाबन्ध= वचनबद्ध । 
यह माया इस संसार रूपी बाड़ के उपर चढ़ाई गई एक बेल है जो विविध 
झाशाओं, लालसाओं के फंद में उलभी हुई है; मर्थात जीव को गाशा, तुष्णा के 
फन्द में उलभा लेती है । यदि जीव इससे प्रमना सम्बन्ध समाप्त कर दे तौ भी यह्‌ 
संसार से नहीं छूट सकती जैसे कोई बचचवद्ध व्यक्ति, हानि होने पर भी; भपने 
बचनों का परित्याग नहीं करता । oR 
विशेष---उपमा रूपक अलंकार । 
सब झासण झासा तणां, निवत के को नाहि । 
निबरति के .निबहै नहीं, परवति परपंच माह ॥२७॥ 
शब्दार्थ  आ्राण --स्थिति ! तणां==चीचे । निबति= निइत्ति । परिवति- 


प्रदत्त || CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६२ | कबीर परन्यावली सरीर 
संसार के समस्त प्राणियों पर भाशा लालसा--का प्रमु हैं, कोई भी 
इस संसार से निदत्त नहीं । भला जो व्यक्ति प्रदृत्ति भागे के टप्टों में फंसा हु भा है 
वह निदत्त भार्गे का निर्वाह कँसे कर सकता है * | 
भाव यह हैं कि संसार से तटस्थ होकर, प्रडत्ति मार्ग का परित्याग करके ही 
निर्दत्ति वैराग्य (ईश्वर से राग)--उतन्न हो सकती है । 
कबीर इस संसार, का, झूठा साया सोह्‌। 
लिहि घरि जिना बंघावणा, लिहि धरि तिता ग्रॅंदोह ।।२८॥। 
शब्दार्थ --बंघावणा ==क्रांनन्दोल्लास । तिता =उतना ही । अंदोह्‌= दुःख । ` 
कबीर कहते हैं कि संसार का भाया-प्राकषंण मिथ्या है, यहाँ तो सवत्र दुख 
ही दुख है। जहां बहुत अधिक ्रनन्दोल्लास है, अथवा जहाँ जितना झधिक झानन्द- 
मंगल दिखाई देता है, वहाँ दुख भी उतना ही भ्रधिक है 
माया हमसों यों कल्या, दे मति दे रे पुठि । 
झौर॑ हमारा हुम. सलु, गया फयीरा झूठि ॥२६॥ 
शन्दार्थ--दे रे पूठि = पीठ देना, विमुखं होना । हम बलू==भ्रपना बल, 
प्रात्मबल । | 
कबीर कहते हैं कि माया ने मुझ से यह कहा कि तू मुझ से विमुख मत हो 
इसीलिए माया ने विविध आकषंण प्रस्तुत किये; किन्तु यह मेरा आत्मबल है कि मैं 
माया: सें प्रसन्न हो गया, उससे सम्बन्ध विच्छेद कर दिया । 
हि बगली नीर बढालिया, सायर चढ्या फलंफ । 
इतर पसेर पी गये, हंस न बोवे चंच ॥३०॥। 
शब्दार्थं बगली ==वगुला, माया से तात्पयं है । बटालिया==समाप्त कर _ 
“दिया । सायर--सागर । पखेरू =पक्षी सामान्य, सांसारिक जीव । हंस = मुक्तात्मा । 
माया रूपी वगुली ने श्रात्माके जल को समाप्त कर दिया, उसका तेज 
समाप्त कर दिया । इससे वह शरीर रूपी सांगर कलंकित हो गया--बहुत से पापों 
दोषों का भागी हो गया । अन्य सांसारिक जीव तो इस गन्दे जल को पी गये मर्था 
माया में संलिप्त हो गये, किन्तु जो मुक्तात्मा (हंस) हैं, उन्होंने इस माया जर्ष को 
छुप्मा तक नहीं । | 
` ` : विशेष--(१) सांगरूपक, रूपकातिशयोक्ति । 
सा (२) मुकतात्माश्रों की इस संसार में स्थिति 'द्मपत्रमिवाम्भसि' 5 
मानते हैं । 
कबीर माया जिति मिले, सौ बरियां दे यांह । 
३ Fe मुनियर गिले, किसी भरोसौ त्यांह ॥३१॥ 
शह्दा् ८८ गले नाहह. Dio 
यदि माया अपने पतन भाण शी सै तुझे अपने फनदे मे ताना चाहें 7 
भी त उसके चक्कर में मत आ। इस माया का कया भरोसा कि कहां विनाश के गत 


घ्याख्या-सोग १६३ 


में डाल दे । ऋषिश्रेष्ठ नारद तक को भी इसने भ्रष्ट कर दिया । 
साया को भूल जग जल्या, कनक कांमिणों लागि । 
कहु घों किहि विधि राखिये, रुई पलेटी ग्रागि॥३२।३४६॥ 

दान्दार्थ--भझल = अग्नि । पलेटी = लपेटी हुई। ` 

स्वण--वन--श्रौर कामिनी की माया--अग्नि में जलकर समस्त जगत्‌ भस्म 
हो गया, नष्ट हो गया । जिस प्रकार रुई में सपेटी हुई अग्नि अधिक समय 
तक अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रह सकती, उसी भाँति कनक और कामिनी 
के संसगं में पड़ा मनुष्य अधिक समय तक नहीं टिक. सकता, उसका विनाश 
निश्चित है । 

विशेष--निद्शना अलंकार । | 

१७. चांणक को अग 

भ्रंग परिचय--इस अंग में कबीर ने बताया है कि सांसारिक विकारों में ग्राबद्ध 
होने के कारण मनुष्य भगवान्‌ से विमुख हो जाता है और मनेक प्रकार की यातनाओं 
को सहन करता रहता है। भगवान्‌ की भक्ति और सवंशक्तिमत्ता को भूलकर वह 
केवल मनुष्य का ही सहारा लेता है, जिसका कोई फल नहीं निकलता, बल्कि सांसारिक 
दुःख और भी अधिक प्रबल बनकर उसे कष्ट पहुंचाते रहते हैं । वह रात-दिन अपने 
उदर-पूति के साधनों में ही लगा रहता है और ग्रपना पेट भरने के लिए अच्छे तथा 
बुरे कर्मों की भी चिन्ता नहीं करता । जिसके कारण उसका पतन हो जाता है । उस 
समय उसकी स्थिति उस गड़रिये के समान हो जाती है जो भेड़ को लाता तो है ऊन 
प्राप्त करने के लिए और भेड़ ऊन न देकर उसकी कपास को भी खाने लगती है। 

सांसारिक विकारों से दूर रखने के लिए कबीर मनुष्य को चेतावनी देते हुए 
कहते हैं कि हे मनुष्य ! यह कलियुग बड़ा पापी है। इसके कुप्रभाव से संन्यासियों का 
बचना भी मुदिकल हो जाता है, वे भी सांसारिक झाकषंणों में फंसकर अपना कत्तव्य ' 
भूल जाते हैं अतः तुझे इस कलियुग से बहुत अधिक सावधान और सतकं रहने की 
ग्रावश्यकता है । तुझे न तो वेद-शास्त्रों के चक्कर में पड़ना चाहिए और न घामिक 
सम्प्रदाय के बंधनों में । यदि कोई व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता भी हो जाये, किन्तु 
उसके मन में हरि के प्रति प्रेम नहीं है, तो उसका सारा ज्ञान बेकार है। इसी प्रकार 
धार्मिक सम्प्रदाय भी व्यक्ति को पथ-भ्रष्ट करते हैं, उसे मुक्ति का मार्ग नहीं दिंखोते 
क्योंकि घामिक सम्प्रदाय में अधिकांशत: वे लोग होते हैं जो आङम्बरी होते हैं । वे 
पानी को तो छानक्कर पीते हैं, किन्तु भ्रपने विकारग्रस्त मन को शुद्ध नहीं करते । 

कबीर ने धर्म के नाम पर होने वाले आडम्बरों का भी इस अंग में उल्लेख 
किया है। ज्ञान के दिखावे का खंडन करते हुए उन्होने कहा है कि यदि ज्ञान का 
उपयोग नहीं किया जाता तो वह व्यर्थं है भौर ऐसा ज्ञानी व्यक्ति उस तोते के समान 
है जो दूसरों को: को .ख्रक्रा५चमा\हयुत्रातह। है. कित्तु लये की भक्ति नहीं करता । 
इसी प्रकार उन्होंने तीर्थों की भी निदा की है । तीर्थों के गंदे पानी में स्नान करने से 


१६४ [ कबीर ग्रन्यावली सीए 


किसी प्रकार भीः मुक्ति संभव नहीं है, यदि मन में राम का वास नहीं है। मोह-ममता 
भी मुक्ति के प्रबल बाधक तत्व हैं। जो व्यक्ति भ्रपने-पराये के बंधन में बंधे हुए हैं 
चे सांसारिक दुःखों में दिन-रात तड़पते रहते हैं । उन्हें मुक्ति की भी प्राप्ति नहीं हो 
सकती । ग्रतः यदि मनुष्य मुक्ति प्राप्ति करना चाहता है तो उसे बाहरी आङम्बरों का 
परित्याग करके सच्चे मन से राम की भक्ति करनी चाहिए । 
जीव बिलंव्या जीव सौं, अलपष न लखिया जाइ । 
गोबिद मिले न झल बुरे, रही गुराह प्रुर्ाइ ॥१॥ 
दाब्दाथं--बिलंब्या--सहारा लिया, भराश्रय लिया । अलष==निराकार ब्रह्म। 
झल =ग्नग्नि, संसार ताप । 
मनुष्य मनुष्य का व्यर्थं सहारा लेता है जिसका कोई फल नहीं निकलता । 
कोई भी उस निराकार ब्रह्म की खोज में तत्पर नहीं होता, जिससे शान्ति-लाभ की 
गाशा है । जब तक प्रभुःसिलव नहीं होगा तब तक सांसारिक तापों का रामन भी 
झसम्भव है--यह बातँ बारम्बंर (कबीर द्वारा) समझ कर कही गई है । 
इही उदरः फै फारणें, जग जांच्यो निस जाम । 
स्वांमी-फ्यौ जु सिर चढ्यो, सर्या न एको काम ॥२॥ 
शब्दाथं-स्वामी-पणौं =स्वामित्व, अहंभाव । सर्या--सिद्ध हुआ । 
इस पेट के ही कारण मैंने अहनिश--सवंदा सांसारिक प्राणियों से भिक्षा 
माँगी । इस दीनता की स्थिति में भी मैं अपने को सांसारिक वस्तुओं का स्वामी मान 
बैठा, मुझ में भ्रहंभाव जागृत हो गया जिसके कारण मेरा पतन हुआ । एक भी कार्य 
सिद्ध न हो सका, न तो लोक में सुखी जीवन व्यतीत किया और न परलोक में सुखी- 
'जीवन प्राप्त हो सकेगा; क्योंक प्रश्रुभवित तो की ही नहीं । 
स्वांमीं हूँंणां सोहरा, दोद्धा हूंणां दास। 
गाडर ग्रांणों ऊन फू, बांधी छरे फपास ॥३॥ 
दब्दार्थ--हूँणां = होना । सोहरा = सहल, भ्रासान । दोद्धा =दुर्लेभ, कठिन । 
दास = भक्त । गाडर= भेड़ । 
मनुष्य स्वयं स्वामी होने का दम्भ सरलता से कर सकता है किन्तु भकत 
बनना, जिसमें सर्वस्व समर्पण की आवश्यकता है, कठिन है । यदि प्रसु-भक्ति के 
भ्रन्तगंत यह भावना बनी रही तो सब व्यर्थ हो जाता है भक्ति ही नहीं रहंती, ठाक 
उसी प्रकार जैसे किसी भेड़ को लाया तो ऊन प्राप्ति के लिए जाय किन्तु वह बंधी 
हुई ही घर में रखी कपास भी खा जाय । 
विशेष--निदश ना अलंकार । 
स्वांमी हुवा सीतका, पेकाकार पचास । 
राम नांम कांटे रहा, करें सिषां की प्रास ॥४॥ 
शब्दाय-सीतका=कणभर, थोड़ी-सी सम्पत्ति । पैकाकार = पैरवीकार 
अनुचर | की5--फीष्ट मी | सिरषधाँ Ren Digitized by eGangotri 


ण्याख्वा-मागे १६५ 
हे मनुष्य ! तू कणभर सम्पत्ति का स्वामी होकर ही दम्भ में भर गया। 
इसी दर्प--वैभव के प्रदनार्थ तूने पचासों--बहुत से---सेवक रख रखे हैं। हे धूते ! 
कभी तूने हृदय से राम नाम नहीं लिया, केवल मुह से एकाधबार प्रभु का नामो- 
च्चारण किया उसी से झपमे को भक्ति का अधिकारी मान यह कामना करता है कि 
लोग मेरा शिष्यत्व ग्रहण करें ? कैसा मिथ्या दम्भ है तेरा । 
कबीर तष्टा टोकणों, लोए फिर सुभाइ। 
राम नांम चीन्हैं नहीं, पीतलि ही के चाइ ॥५। 
दान्वार्थ--तष्टा=तसला । टोकणों= टोकनी--पात्र विशेष । सुभाई= 
स्वभाव । चाई==चाव, इच्छा । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू अपनी स्वाभाविक दृत्तियों--भूख की परितृप्ति 
के लिए यह तसला और टोकनी आदि पात्र, व्यथं के उपादान, उठाये-उठाये फिरता 
है । इस पीतल की (दोनों पात्र प्रायः पीतल के ही होते हैं) को तू ढोये फिरता है, 
किन्तु राम नाम के बहुमूल्य रत्न को नहीं पहचानता । 
भाव यह है कि सांसारिक तृष्णाझओरों की प्राप्ति में तो अपनी शक्ति का अपव्यय 
कर रहा है, प्रभु सक्ति नहीं करता । 
कलि का स्वांमों लोभियां, पीतल घरी षटाइ । 
राज दुवारां यो फिरे, ज्यू. हरिहाई गाइ ॥६॥ 
इाब्दायं--लोभिया=लोभी । हरिहाई = हरियाली के लोभ से दूसरे के खेतों 
में चुगने वाली गाय, जो हटाने पर भी नहीं हटती ।. 
कबीर कहते हैं कि इस कलियुग में स्वामी ग्रौर संन्यासी लोभी हैं । उनकी 
बाह्य विरक्तता उसी प्रकार श्रवास्तविक है जसे पीतल खटाई से चमका देने पर 
क्षणिक समय के लिए चमकीला हो जाता है । भीतर से उसका हृदय लोभासक्त है । 
वे लोभ से वशीभूत हो वैभवशाली द्वारों पर इसी प्रकार हूटते हैं या बार-बार आते हैं 
जैसे हरियाली के लोभ में पड़ी हुई माय दूसरे के खेत में बार-बार हटाने पर भी झा 
जाती है । 
विशेष--उपमा अलंकार । 
" कलि फा स्वांसीं लोभिया, मनसा धरी बधाइ । 
देहि पईसा व्याज कों, लेखाँ करतां जाइ ।।७॥ 
' शब्दा्थ---मनसा = इच्छाएं, प्रभिलाषाएं । 
कलियुग का संन्यासी बड़ा लोभी है जिसने .अपनी इच्छाओं का अत्यधिक 
विस्तार कर रखा है । उनकी स्थिति यहाँ तक गिरी हुई है कि रुपया-पसा ब्याज पर 
देकर पोथियों में उसके ब्याज का लेखा-जोखा करते रहते हैं, फिर भला. संन्यास 
केसा ? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१६६ £ कबीर ग्रल्थावली सटौक 


कबीर कलि खोटी भई, सुनियर मिले न कोइ । 
लालच लोमी मसकरा, तिनकू झादर होइ ॥८॥ 
झब्दाथ--मुनियर== मुनिवर । मसमरा=मसकरा, विदूषक । ड 
कबीर कहते हैं कि झाज कलिकाल में केसा बुरा समय झा गया है कि श्रेष्ठ 
[ मुनिगण, त्यागी, संन्यासी, मिलते ही नहीं । श्राज समाज में धन य के लोभी विविध 
तृण्णाश्रों के लालच में पड़े हुए एवं अपनी हाव-भाव-क्रीड़ा से दूसरों को रिभाने वाले 
साधुओं का ही सम्मान रह गया है। ना 
` विशेष - कबीर ने प्रस्तुत साखी के माध्यम से अपने समय के ढोंगी साधुओं 
पर करारा व्यंग्य किया है। 
चारिउें बेद पढ़ाइ करि, हरि सु न लाया हेत । 
बालि कबीरा: ले गया, पंडित ढूंढे खेत ॥।६॥ _ 
शब्दार्थ--बालि -- बाल, गेहूँ, जौ आदि के ऊपर झाने वाली दानों की मंजरी। 
' हे साधु ! तू चारों वेद पढ़कर भी प्रभु से प्रेम न कर सका । इस संसार का 
सार तत्व प्रभु-भजन, जो किसी खेत में बाल के समान था, जो कबीर ले गया अब 
तत्वदर्शी पौराणिक तो प्रभु रूपी उस अमूल्य बाल के लिए संसार (खेत) में भटक 
रहा है। [ | 
र [ बांहाण गुरू जगत का, साधू का गुरु नाहि। 
_ उरभि पुर्ति करि मरि र्या, चारिऊं बेदां माहि ॥१०॥ 
शब्दाथ--सरल है। ; 
कबीर कहते हैं कि तत्वदर्शी पौराणिक ब्राह्मण चाहे समस्त संसार का गुरु 
हो, वह साधु का गुरु नहीं हो सकता; क्योंकि उसे प्रेम-ष्टि प्राप्त है। वह बेचारा 
' ब्राह्मण तो चारों वेदों की भूलमुलेया में ही भटककर अपना जीवन व्यर्थं नष्ट कर 
( रहा है। 
| साषित सण का जेवड़ा, भीगां सु कठठाइ । 
दोइ अपिर गुर बाहिरा, बाध्या जमपुरि जाइ ॥११॥ 
शब्दायं--साषित = शाक्त । जेवड़ा = रस्सी । कठठाइ = कड़ी होना । 
कबीर कहते हैं कि झाकत तो सन की रस्सी के समान है जो इस संसार के 
विषय-भोगों में लिप्त होकर माया बन्धनों में अधिकाधिक जकड़ा जाता है। वह प्रभु 
के नाम और गुरु कृपा के बिना यमपुरी को बांध कर ले जाया जाता है। 
विशेष--कबीर शाक्तो के कट्टर विरोधी हैं, इसकी पुष्टि प्रस्तुत साखी से 
भली-मांति हो रही है। ` , 
पाड़ोसी सू रूसणां, तिल तिल सुख की हांणि। . 
पंडित मये सरावगी, पाणी पौव छांणि।।१२॥ 
दाब्दार्थ-पड़ोसी = पड़ोसी । रूसणां=रूठना । सरावगी --जैन साधु ।. 
कबीर कहते हैं कि बाह्याचारी साधुओं के ढकोसले तो देखो कि जैन-सम्प्रदाय 


“~CEs0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# 


में दीक्षित होने पर जीव-हित के विचार से पानी तक भी छानकर पीते हैं और दूसरी 
योर अपने पड़ोसी तक से लड़कर अपना जीवन कटुमय बना लेते हैं जिससे प्रतिक्षण 
सुख की समाप्ति होती चली जाती है । 
पंडित सेती कहि्‌ रह्या, सोतरि भेद्या नाहि | 
गोरू को परमोधतां, गया मुहरकां मांहि ॥१३॥ 
दाब्दार्थ--सेती -- इवेती, इवेत . वस्त्रधारी । भेद्या--भेदन करना, प्रविष्ट 
होना । परमोधतां = प्रबोध देते हुए । मुहरकां = वध स्थान । 
दवेत वस्त्रधारी पण्डित पोथी-पत्रों के ज्ञान का कथन ही कर रहा है, उस 
ज्ञान ने उसके श्रंतस्तल में प्रवेश नहीं किया जिससे वह श्वयं-कथित मार्ग का भी 
झनुसरण कर सकता । यह ढोंगी, बाह्य-ज्ञान से लदा पण्डित दूसरों को तो पाप से 
बचने का उपदेश देता रहा, किन्तु स्वयं घोर पाप करता रहा । 
चतुराई सुब पढ़ी, सोब पंजर मांहि। 
फिरि प्रमोघे झांन कों, आपण समझे नाहि ॥१४॥ 
दाब्दार्थ--पंजर-- पिंजड़ा । प्रमोधे =उपदेश देना । | | 
कबीर बाह्य थोथे ज्ञान की निस्सारता पर व्यंग्य करते कहते हैं कि हे पंडित ! 
यदि तू पोथियों का ज्ञान बटोर कर उसका. कथन करता फिरता है और उस पर 
झाचरण नहीं करता तो इसमें कौन-सी बड़ी वात है ! ऐसा ज्ञान तो लौह-पिजर में 
बन्द तोते को भी होता है जो दूसरों को बार-बार राम नाम सुनाता है, किन्तु स्वयं 
भक्ति का, राम नाम का ममे नहीं समझता । 
रासि पराई राषतां, खाया घर फा खेत । 
गौरो. कों प्रमोधतां, सुख में पड़िया रेत ॥१५॥ 
शब्दार्य---रासि--भन्‍्न की ढेरी । 
पौराणिक पण्डित पर, जो दूसरों को उपदेश देता फिरता है और स्वयं 
उपदेशित मार्ग पर नहीं चलता, व्यंग्य करते हुए कबीर कहते हैं कि उसकी दशा ऐसे 
कृषक के समान है जो अपना खेत लापरवाही से पशुओं से उजड़वा देता है और फिर 
दूसरे की ग्रन्न-रासि की रखवाली करके ही कुछ अन्न प्राप्त करना चाहता है। वह 
दूसरों को ही शिक्षा देता हुआ अपना जीवन नष्ट कर लेता है । 
| विशेष--उपमा अलंकार । . 
तारा मंडल बेसि करि, चस्द बड़ाई खाइ । 
उदे अया जब सूर का, स्यू तारां छिपि जाइ ॥१६। 
--सरल है । 
नरा भज्ञानांधकार में पड़े हुए मनुष्यों के सम्मुख ही भपनी 
ज्ञान-गठरी खोलकर सम्मान प्राप्त करता है किन्तु जब कोई ज्ञानी मनुष्य सम्मुख 
उनके सम्मुख यह बोल भी नहीं सकता। इसकी 
आ जाता है तो छिप जाता है, | र ्रपती अभा बिकीगं कर प्रशंसा 
स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे चन्द्रमा नक्षत्र-मण्डल में अपनी प्रभा विक || 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१६८ क्‍ कबीर प्रम्याबली सटीक 


प्राप्त करता है किन्तु जब प्रातःकाल में तेजपु ज सूर्य--वास्तविक प्रकाश--का उदय 
होता है तो वह नक्षत्रों सहित छिप जाता है । 
विशेष--उपमा अलंकार । 
देषण के सबको भले, जिसे सीत के फोज । 
रवि कँ उदे न दीसहीं, बेंघे न जल को पोट ॥१७॥ 
॒ शब्दार्थ देषण = देखने में । सीत==शीत, यहाँ बर्फ से तात्पर्यं है। उदै= 
उदित होने पर । दीसहीं = हष्टिपात होना । पोट= गठरी । 
थे ढोंगी, बाह्याडम्बरी पण्डित देखने में तो बड़े भले लगते हैं क्योकि अज्ञानां- 
धकार में पड़े पण्डित के लिए ये वास्तविक ज्ञानी हैं, किन्तु जब व्यक्ति में ज्ञान का 
सूर्य उदय होता है, तब इनका .म्रस्तित्व नहीं ठहर सकता, तब तो इनकी स्थिति 
वैसी ही होती है जैसी शीत-ऋतु में हिम (कुहरे) के बने किले बड़े मनोरम प्रतीत 
होते हैं किन्तु सूर्य के उदित होने पर उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, बर्फ पिघलकर 
पानी बन जाती है, किलों की भ्राकृतियां समाप्त हो जाती है। 
बिशेष--उदाहरण अलंकार । [ 
तीरय करि करि जग मुवा, ड़ घे पांणीं न्हाइ । 
रांमहि रांम जपत डां, काल घसीदया जाइ ॥ १८॥ 
शब्दार्थं--डूघे-- उथला, गदले से तात्पयं है । जपंत डां == जपता हुआ । 
कबीर कहते हैं कि तीर्थों के गदले पानी में स्नान करते-करते सम्पूर्ण संसार 
नष्ट हो गया बाहर मुह से राम-नाम का उच्चारण करते हुए भी उन्हें मृत्यु - नाश 
घसीट कर ले गया । 
” भाव यह है कि उपासना के बाह्याडम्बरीं से. मुक्ति सम्भव नहीं, उसके लिए 
हृदय से प्रभु-भक्ति वांछनीय है । 
कासी काठे घर करें, पीव॑ निर्मल नीर। 
सुकति नहीं हरि नांव बिन हों कहै दास कबीर ॥। १६॥। 
शब्दार्थ-कासी कांठे=काशी में निवास करते हुए। | 
„ भक्त कबीर कहते हैं कि चाहे कोई शिवनगरी काशी में निरन्तर वास करे, 
उसे भ्पना घर ही बना ले और कलि-मलहरणी, पाप-नाशिनी गंगा का पवित्र जल 
पीये तो भी प्रभु-भक्ति के बिना उसकी मुक्ति सम्भव नहीं है । , 
कबीर इस संसार को, समझाऊे कं बार । 
` पूछ ज पकड़ भेद की, उतर्‍या चाहै पार ॥२०॥ 
.  साब्दार्थ--भेद= द्वैत, यह भावना कि प्रभु और अंश जीव पृथक्‌ हैं, माया का 
अर्थ भी लिया जा सकता है। र 
कबीर कहते हैं कि मैं इस अबोध संसार को कितना समझाऊ ? यह तो 
प्रभु और आत्मा का अन्तर मानकर इस भव-सागर के पार जाना चाहते हैं, जो 


असम्भव है । अथवा संसार माया के झ्लाश्नय में रहकर भव-सागर पार करना चाहता 
हैं, यह कसे सम्भव है ? ः 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्यांद्या-भाभ १६६ 
कबीर सन फूल्या फिरे, करता हैं में ध्रंम । 
कोटि क्रम सिरि ले चल्या, चेत न देखे श्रम ।।२१।। 
शब्दार्थ --प्रंम -> घर्म । क्रम--कर्म। चेत--सावधान होकर, ज्ञानसम्पन्न 
होकर । अम<->- अम, माया-अ्रम । ; 
कबीर कहते हैं कि व्यक्ति व्यर्थ ही फूला-फूला फिरता है, यह गवं करता 
है कि मैं धर्माचरण करता हूँ; किन्तु वह ज्ञानयुक्त हो माया-भ्रम दूर कर यह नहीं 


देखता कि वह कितने कोटि कुकर्मो का भार अपने सिर पर ले इस संसार से 


जाता है । 
सोर तोर की जेवड़ी, बलि बंघ्या संसार। 
कांसि कंड़वा बासुत कलित, दाण बारंबार ॥२२।३६८॥ 
वाब्दार्थे--मोर-तोर=ममत्व-परत्व । कांसि= कांस, सुई की नोक के समान 
एक घास विशेष । कंवा - यह भी एक घातक घास ही होती हैं, जिसे कन्डुवा या 
कन्डवा कहते हैं । दाझण= जलना । ह 
जिस प्रकार बलि पर चढ़ाया जाने वाला बकरा बन्धन में बंधा पड़ा रहता है 
उसी प्रकार संसार ममत्व-परत्व के माया बन्धन में जकड़ा पड़ा है । पुत्र एवं. स्त्री 
अर्थात परिवार रूपी कांस एवं कन्डुवे के कारण जीवात्मा को बारम्बार भ्रावागमन 
चक्र में पड़ कर संसार तापों में दग्घ होना पड़ता है । 
विशेष--उपमा अलंकार । 


१८. करणों बिना कथणीं को अग 


गौर्‌ गौर है, यही 

अ्ंग-परिचय--मनुष्य कहता कुछ और है, शोर करता डुछ र 
प्रदत्ति उसके पतन का कारण है और जब तक उसकी दवाणी और कमो में अ 
नहीं हो जाता, तब तक वह ब्रह्म॒ फ साक्षात्कार नहीं कर सकता, यही बात कबीर 


ने इस अंग में बताई है। वे कहते हैं कि यदि व्यक्ति दूसरों को तो अनेक प्रकार के - 


उपदेश देता फिरे और स्वयं उन पर आचरण न करे तो उसका उपदेश a है 
और उसका वह ज्ञान भी व्यर्थ है। उसका इस भरका का कोरा हि कप त ` 
की दीवार समभना चाहिए, जो तनिक से धक्के से घूल-बूसरित होज 4 कम 
विपरीत, जो व्यक्ति कुछ कहता है, वही करता हैँ ता पह हम अर 
सदव उसके समीप रहते हैं। जिन व्यक्तियों के कथन और कमं mb pi 
न क के i ह के पद गा-गाकर स्वयं 
संसार में ऐसे भी मक्त दिखाई अ हीं है । 
को प्रभु का भवत समक बैठे le pubs र नहीं है 
गवा 

म rds: र समाते हैं कि यदि वह बह्म को आ es 
है तो उसे अपनी बाणी और कमें में समन्वय स्थापित करता चाहिए; अर्थात्‌ वह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१७० | | ` कबौर ग्रन्यावलो सदौक 


कुछ कहे, उसी पर मनोयोगपूर्वक श्राचरण करे । 
कथणों कथी तो क्या सया, जे करणों न.ठहराइ । 
कालबूत के कोट ज्यु, देषत ही ढह जाइ ॥ १॥ 
शब्दार्थ--कथणी =कथन, ज्ञानोपदेश से तात्पर्यं है । करणीं=कमं । 
कालबूत=कलावत्तू, मेहराव के कंगूरे बनाने के लिए एक कच्चा आधार, जब असली 
कगुरा बन जाता है तो इसे हटा देते हैं, कच्ची मिट्टी के होने के कारण यह बड़ा 
नाजुक होता है, छूते ही यह हट जाता है। इसी नाजुकपन की भ्भिव्यक्ति कबीर ने 
"देषतही ढहि जाइ” द्वारा की है । 
कबीर कहते हैं कि जिसने केवल उपदेश ही बघारा और उस उपदेश का 
स्वयं आचरण न किया, वह मनुष्य ज्ञानियों के मध्य भ्रथवा सत्य की कसौटी पर 
टिक नहीं पाता । जिस प्रकार कालबूत के बने कंगूरे तनिक सी ठसक में ही ढह जाते 
हैं, उसी भाँति ये मनुष्य तनिक सी सत्य की परीक्षा पर डावांडोल हो जाते हुँ । 
विशेष = उदाहरण अलंकार । 
जेसी मुख तें नीकसे, तैसी चाले चाल । 
पारब्रह्म नेड़ा रहे, पल में करे निहाल ॥२॥ ` 
शब्दाथं --नेड़ा--समीप । निहाल =प्रसन्नचित्त, ग्रानन्दित । 
हे मनुष्य! जैसा “सुन्दर उपदेश तू दूसरों को देता है यदि स्वयं उसका 
३ करे तो प्रभु सबंदा तेरे समीप रहें और तुझे क्षणभर में मुक्त कर प्रसन्न 
कर देंगे । 
स नीकसे, तैसी चालै नाहि। 
मा स्वान गति, बांघ्या जाँहि।।३। 
भर स == शवानगति । अ 
र हसरा को सुन्दर उपदेश देते हैं और स्वयं उनका पालन नहीं करते, वे 
el अपितु इवान हैं भौर वे अपने पापों के कारण बंदी बनकर यमलोक 
= पद गोए सन हरवियां, साधी कह्यां झनंद । 
क ह नांच न जाँणियां, गल में पड़िया फंघ ॥४।। 
तत = तत्व या उसका सार । फन्ध == फन्दा, | 
जो मनुष्य भ्रमु-भक्ति के पद गा-गाकर और साखियों में, उपदेश, देकर ही 
अपने को प्रभु-भक्त समझ बैठे, उन्होंने उस पूर्ण बहां के रहस्य को: नहीं समझा 
अतः अन्त तक वे काल-पास में पड़े रहे, मुक्त नहीं हो सके । 
करता दीस कौरतन, ऊँचा करि करि तू'ड । 
. नाण इ कुछ नहीं, यौही झांघां रूंड ॥५।।३७३॥। 
आजा अर किक ड=दाथी की सूड, किन्तु यहाँ व्यंग्याथं से मुख अर्थ लिया 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्याख्या-सागै [ १७१ 


जो मनुष्य राम-नाम को समके बिना, हृदय के योग से रहित मुह उठा 
कर उच्च स्वर से कीर्तन करता है वह रण क्षेत्र में लड़ते हुए घड़ के समान है जिसे 
` कुछ भी दृष्टिगत नहीं होता --चाहे कोई भी तलवार से मरे, उसे तो मारने 
से काम । 


१६. कथणीं बिना करणीं को अग 


झंग-परिचय-इस अंग में कबीर ने बताया है कि वाणी की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ 
ह । जो व्यक्ति केवल कहते रहते हैं, झौर अपने कथन पर स्वयं आचरण नहीं क रते, 
चे पापी हैं भौर जन्मजन्मान्तरों तक आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं । इसके 
बिपरीत, जो व्यक्ति कहते कुछ नहीं हैं, बल्कि जो कहना चाहते हैं, उस पर स्वयं 
झाचरण करते हैं, वे व्यक्ति पाप-मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। पुस्तकों का 
ज्ञान प्राप्त कर-करके तो सारा संसार मर गया, किन्तु पंडित कोई भी नहीं बना । सच्चा 
पंडित वही है जो वेद-झास्त्रों के अध्ययन को छोड़कर राम की महिमा का ज्ञान प्राप्त 
करता है और स्वयं भी उस ज्ञान पर आचरण करता है । 
मैं जांन्यू पढ़िबो भलौ, पढ़िवा थे भलौ जोग । 
रांस नाँम सू प्रीति करि, भल भल नींदौ लोग ॥१॥ 
शब्दार्थं -पढ़िबौ =पुस्तकों का पठन । थै = (तँ) से । जोग=योग । भल- 
भल=भले ही । | , 
कवीर कहते हैं कि यह में जानता है कि शास्त्रादि का पढ़ना बड़ा अच्छा है, 
किन्तु उससे भी कहीं अच्छा योग-सधन। करना है (जिसके द्वारा प्रभु में चित्त लगाया 
जाता है) । इसलिए हे साधक ! तू प्रभु-भविंत में प्रवृत्त हो वही काम्य है, चाहे अन्य 
` मनुष्य तेरी कितनी ही निन्दा क्यों न करें । 
कबीर पढ़िबा दूरि करिः पुसतक देह बहाइ । 
बांवन आषर सोधि करि, ररे ममैं चित लाइ ॥२॥ 
दाब्दार्थ--आषिर>-अक्षर । ररे= ध्रा' अक्षार । ममे ='म अक्षर । 
कबीर कहते हैं कि हे साधक ? तू पढ़ना छोड़कर इस दास्त्रादि के ढेर को 
जल में बहा दे, क्योंकि उससे श्रेष्ठ ्रभु-भक्ति है। इसलिए तू इन समस्त ग्रन्थों का 
सार केवल दो अक्षर 'रा' और 'म समझ कर प्रभु-भक्ति में ही अपना हृदय लगा । 
| कबीर पढिबा दूरि करि, आयि पढ्या संसार । 
पीड़ न उपजी प्रीति सू, तो क्यू करि करे पुकार ॥३॥ 
शब्दार्थ -आथि== (मस्ति) अन्त । पीड़ =पीड़ा | 
कबीर कहते हैं कि हे साधक! तू ज्ञास्त्रादि का पाठ छोड़ दे, क्योंकि इससे 
मुक्ति सम्भव नहीं, इसके पाठ के पश्चात्‌ भी संसार का अन्त होता है। यदि हृदय 
में प्रभु प्रेम की पीड़ा उत्पन्न नहीं हुई तो पोथी पढ़-पढ़कर राम-नामोच्चारण से 
क्या लाभ ! | र 


- CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





“१७९ ` कबीर त्त्यावलोी सदौक् ` 


पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पंडित भया न कोइ । 
एकं आषिर पीव का, पढ़ें सु पंडित होइ ॥४।३७७॥। . 

शब्दाथं-सरल है । 
कबीर कहते हैं कि समस्त संसार धमंग्नन्थों के ढेर को पढ़ते-पढ़ते ही नष्ट 
हो गया किन्तु कोई पूर्ण ज्ञानी न हो सका । यदि कोई प्रभु नाम का केवल एक 

शब्द 'राम' घमंग्रन्थों | 
bs जान जाय तो उन धमंग्रन्थों को पढ़े बिना भी वह पुण पण्डित हो 
२०. कासी नरको अग \ 

अंग-परिचयं--इस अंग में कवीर ने. यह बताया है कि जो लोग कामः भावना 

§ ने र : T 
के वश में होते हैं, वे मागं-भ्रष्ट हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार मुक्ति का लाभ 
नहीं हो सकता है । इस काम-भावना का भूल कारण नारी है। नारी तीनों लोगों में 
विषपूर्ण नागिन के समान है, जो: मनुष्यों को विषय-वासना का विष उगलकर डसती 
रहती है । यह उस मधुमक्खी के समान है, जो पास जाने पर तुरन्त काट लेती है । 
जो मनुष्य परःसत्री में अनुरक्त रहता है और चोरी के बल पर समृद्ध होता रहता 
है, वह कुछ दिनों के लिए भले ही फलता-फूलता दिखाई दे, किन्तु ग्रन्ततोगत्वा वह 
सभूल नष्ट हो ग हैं । पर नारी के सुन्दर आकर्षण से बिरले व्यक्ति ही बच पाते 
` हैं, क्योंकि उसका संसर्ग खांड के समान मधुर होता है। किन्तु उसका अन्त भ्रत्यन्त 
दुखप्रद होता है, इसको कोई नहीं सोचता। दूसरे की स्त्री से प्रेम करने में दोष ही 
स ES Re लहसुन के खाने के समान है; अर्थात्‌ जिस प्रकार लहसुन 
ब सकती, इसी प्रकार परस्त्री-गमन का दोप भी नही छिपाया 

जब तक मन में विषय-वासनाएं हैं, तब तक सब नर गौर नारी नरक 
| नारी नरक के समान 
दुखदाई हैं। नारी का भ्रम मनुष्य की उस बुद्धि का हरण कर लेता है जो सत्य और 
र पुण्य भौर पाप में भेद करती है। नारी का संसर्ग मनुष्य को सब प्रकार के सुखों 

वंचित कर देता है। न तो उसे भ्रात्मज्ञान ही प्राप्त होता है और मुक्ति 
नारी और धन ये दोनों विषा सी FT 
विषाक्त है, क्योंकि धन का विष a { हेड ती भि 
चढ़ता है जब मनुष्य 

. है, किन्तु नारी का विष तो उसे देखने मात्र से ही चढ़ जाता है tes लोग 


चाहता है तो उसे काम- 


.. 00-0. Jangamwadi Math Collection. शत itized by eGahg 
_ 


वयार्या-साग 
भावनाओं को समूल नष्ट कर देना चाहिए । 
फांमणि काली नागणों, तोन्यू लोक मभारि । 
रांम सनेही ऊबरे, विषई खाये सारि ॥१।।„ 
शाब्दार्थ--कांमणिन- कामिनी, नारी । नागणीं=नाण्नि । मंझारि= 
मध्य में । 
नारी तीनों लोकों में--सर्वत्र--नागिन के समान विषपूणं है। इसने विषय- 
वासना में सिकत जीवों को तो डस लिया है. केवल प्रभु-भक्त ही इसके प्रभाव से बच 
सके हैं । 
विशेष--तीन लोक---स्वगे, मत्यं, पाताल । 
फांमणि मौंनीं षाणि की, जे छेड़ौं तों खाइ । 
जै हरि चरणां राचियाँ, तिनके निकटि न जाइ ॥२॥ 
शाब्दार्थ--मींतीं = मक्ली । षांणि==खांड, मधुरता के साधम्यं से मधु र्थं । 
राचियां = भ्रनु रक्त । 
नारी मधुमक्खी के सद॒ है जो इसके पास जाग्रोगे तो यह तुम्हें काट कर 
खा जायेगी, दूर रहोगे तो तुम्हारे पास भी नहीं अटक सकती । जो प्रभु-भक्ति में 
ग्रनुरकत हैं, यह उनके पास नहीं जाती भर उन्हें झपने विषाक्त प्रभाव से प्रभावित 
नहीं कर सकती । 
विशेष--उपमा भ्रलंकार । 
पर मारी राता फिरे, चोरी बिढ़ता खांहि। 
दिवस चारि सरसा रहै, प्रंति समूला जांहि॥३॥ 
शब्दार्थ राता =अनुरकत । विढृता =वृद्धि पाया हुआ, सश । सरसा = 
` पल्लवित होना । समूला=मूले सहित । 
कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य परस्त्री में अ्नुरक्ति रखता है एवं चोरी के 
घन-बल पर समृद्ध होता दै वह कुछ समय के लिए भले ही फल-फूल ले, अन्त में 
समूल नष्ट होना पड़ता है। क्योंकि इन कुझवत्यों से लोक एवं परलोक दोनों ही 
बिगड़ते हैं । हा | 
पर-नारी पर-सुन्दरी, बिरला बंचे कोइ। _ 
खातां मींठी खाँड सी, मति कालि विष होइ ॥४॥ 
शब्दार्थ-विरला==कोई। 
दूसरे की पत्नी तथा दूसरे की सुन्दर नारी के आकर्षक प्रभाव कोई से 
बिरला ही मुक्त होगा परस्त्री संसर्ग-सुख के समान मधुर न है, किन्तु जिस प्रकार 
खांड बाद में पेट को हानि पहुँचाती हैं, इसी प्रकार गर्द परस्त्री-प्रेम अन्ततः विषदायक 
५ ही (१) उपमा अलंकार । (२) खाँड जब खाते हैं तो मधुर लगती 


ही है वितु? उतसाह , जिससे और रोग उत्पन्न होने की आशंका 


Digitized by eGangotri 





१७४ | कबीर य्रन्याचली सटीक 


न पर नारी के राचणें, ओगुण है गुण नाँहि। ` 
बार समंद में मंछला, केता बहि बहि जांहि ॥५॥ 
दाब्दाथं--राचरां : प्रेम में । षार= खारी । 
दूसरे की स्त्री के प्रेम. में दोष ही दोष हैं, गुण या लाभ कुछ भी नहीं। 
बासना के इस आकर्षण-रूपी समुद्र में न जाने कितनी जीवरूपी मछलियाँ बह 
जाती हैं । 
भाव यह है कि संसार-प्रवाह में जीव वासना का परित्याग नहीं कर पाता और 
परस्त्रीगामी हो जाता है, जबकि इससे हानि ही हानि हैं। 
पर नारी को राचणों, जिसी ल्हसन की षांनि। 
षणे बेसि रषाइए, परगट होइ दिवानि॥६॥ 
शब्दार्थ-राचणों =प्रेम, अनुरक्ति । ल्हसण=लहसुन । षानि= खाना। 
षूर्ण -- (कुणे) कोने में । रषाइए=रखवाली कीजिए । 
परस्त्री-प्रेम लहसुन खाने के समान ही है जो किसी प्रकार से भी दूसरों 
से नहीं छिप सकता । चाहे आप कोने में बैठकर, अत्यन्त सतकंतापूर्वक, यह 
प्रयत्न करें कि यह प्रकट न हो तो भी वह प्रकट होकर ही रहता है, किसी के रोके 
नहीं रुकता । 
विशेष---उपमा अलंकार । 
नर नारी सब नरक है, जब - लग देह सकाम । 
कहे कबीर ते राँम के, जे सुमिरे निहकाम ॥७॥ 
दाब्दाथं---वासयामय | 
कबीर कहते हैं कि जब तक शरीर विषय-वासनाझों में संलिप्त है तब तक नर- 
नारी सभी नरक में पड़े हुए हैं। वास्तविक प्रभु भक्त वे ही हैं जो राम को विषय- 
वासनाओं की कामना से रहित होकर भजते हँ । 
` _ नारी सेती नेह, बुधि बिदेक सबही हर॑। 
. काइ गमावें देह, कारिज कोई नां सरै ॥८॥ 
. शब्दार्थ- -कांइ = क्यों ? 
स्त्री का भरेम वृद्धि और सदसद्‌ विवेक सबका ही हरण कर लेता है । हे जीव ! 
तू इस स्त्री-्रेम में अपनी शक्तियों का ह्लास क्यों कर रहा है ? इससे कोई भी कायं 
सफल नहीं हो सकता । 
नाना भोजन स्वाद सुख, नारी सेती रंग । 
बेगि छाडि पछिताइगा, ह॑ है मूरति भंग ॥३॥ 
दाब्दाथं--मूरति - शरीर । । | 
विविध प्रकार के सुस्वादु भोजनों का सुख एवं स्त्री के प्रेम का सुख, हे मनुष्य! 
तू इन दोनों हु: परित्राता चन०कहींऽइम्बरिथ-मुक्षी-कें रहने पर शरीर 


इार्या-भारं १७५ 


नष्ट हो जायेगा तो तू पछतायेगा । 
तारि नसावे तीनि सुख, जा नर पासे होइ १ 
सगति सुकति जिन भ्यान में, पेसि न सकई कोइ ।।१०।। 
शन्दार्थ--नसावै = नष्ट करती है । दैसि न सकई कोइ= कोई भी प्रवेश नहीं 
कर सकता । 

. नारी का संसग मनुष्य को तीन सुखों से वंचित कर देता है। वे हैं भक्ति, 
मुक्ति एवं आत्मज्ञान (ब्रह्मज्ञान) । तारी के संसगे में रहकर इन तीनों की प्राप्त 
असम्भव है । 

| एक कनक झर कांसनों, विष कल कीएउ पाइ । 
देखे ही यें विष चढ़े, खाँये सू' मरि जाइ ।११॥ 
ज्ञब्दार्थ--कनक ==सोना, सांसारिक बन्धन । 
एक तो स्वर्ण शर्थात्‌ घन गौर दूसरे नारी-ये दोनों विषाक्त फलों के समान 
हैं । एक को (स्त्री को) देखने से ही विष चढ़ जाता है और दूसरे (घन) को भोगने 
से विष चढ़ता है । | 
एक कनक पर कामों, दौऊ प्रगनि की साल । 
देखें ही तन _प्रजले, परस्यां ह॑ पैमाल ७१२७ 
शन्दार्थ--माल =लपट । पैमाल--नष्ट होना । 
त्री और स्वर्ण (धन) दोनों ही अग्नि की प्रज्वलित लपटों के समान हैं। 
इनको देखने मात्र से शरीर जलने लगता है एवं स्पशं करते ही मनुष्य चष्ट हो 
जाता है । ।॒ 
कबीर भग फो प्रीतड़ी, केते गए गडंत । 
केते ऋजहूँ जाइसी, नरकि हसंत हसंत ७१३॥ 
शब्दार्थ---भग र-स्त्री-सम्भोग । 
कबीर कहते हैं कि सत्री-सम्भोग के सुख से विनष्ट होकर न जाने कितने 
लोग कब्न में गड़ गये, नष्ट हो गये, किन्तु फिर भी संसार इससे सावधान नहीं होता 
और .भाज भी कितने ही मनुष्य (भ्रधिकांश ) हँसते-हंसते पतन मागे' को 
झपनाते हैं । : प्श् 


जोरू जठणि जगत की,, भते बुरे का बोच। 
उत्यस ते अलगे रहँ, तिकटि रहें तें नीच ७१४७ 
दान्दार्थ--जोरू=पत्नी; किंन्तु यहां 'नारी' सामान्य जातिवाचक से तात्पयें 
है । उत्यम= उत्तम, श्रेष्ठ । 
सत्री समस्त सांसारिक विषयों की जूठन है। यही व्यक्ति के भले-बुरे का 
भेद बताती है । जो इससे दूर रहते हैं वे ही श्रेष्ठ हैं और जो इसके संस में रहते 


हँ वे नीचै?! Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








१७६ फबीर ग्रन्यावली सदो 


नारी कुड नरक का, बिरला थंभें बाग। 
कोइ साधु जन ऊबरे, सब जग मुवा लाय ॥१५॥ 
शब्दाथ--थंभं = थामना, पकड्ना, रोकमा । बाग = लगाम । 
नारी-संसगं नरक के कुण्ड के समान यातनामय एवं घुणास्पद है । कोई 
` विरजा मनुष्य ही अपने मन रूपी अश्‍व की लगाम को उधर जाने से रोक पाता है । 
ऐसी मनःसाधना कोई-कोई साधु ही कर पाता है भ्रन्यथा समस्त जगत्‌ उसके सम्पक 
से नष्हटो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। 
विशेष--रूपक अलंकार । 
सुदरि थै सूली भली, बिरला बंच फोह। 
लोह निहाला भ्रगनि में, जलिबिल कोइल्स होय ॥ १६॥ 
झब्दाथं - निहाला = डालना । 
कबीर कहते हैं कि नारी से तो शूली (मृत्यु) अच्छी है । इसके घातक प्रभाव 
से तो कोई विरला ही बच पाता है। जिस प्रकार लोहे जैसे कठोर पदार्थ को भी भ्ररिन 
जलाकर कोयला बना देती है, उसी भांति चाहे कोई कितना ही दृढ़ चरित्र व्यक्ति 
क्यों न हो, नारी सबको भ्रष्ट कर देती है । 
| विशेष--द॒ष्टांत भ्रलंकार । 
भ्रम्था नर चेते नहीं, कटै न संसं सूस। 
शौर गुनह हरि बकससी, कांमीं डाल न सूल ॥ १७॥ 
शब्दाथ ---अन्धा =ज्ञानान्ध । संसय = संशय । गुनह = गुनाह, दोष, पापा 
डाल न मूल=न तो उसकी शाखा रहती है रौर न जड़; अर्थात्‌ पूर्ण रूपेण नष्ट हो 
जाता है । 
अज्ञानान्ध व्यक्ति संसार का नाश होता देखकर सी सावधान नहीं होता, 
(वह विषय-वासना में ही फेसा रहता है) इसीलिए उसका बलेश एवं दुख विनष्ट 
नहीं होता । संसार कहता है कि प्रभु नामस्मरण से सब कुछ क्षमा कर देता है, किन्तु 
रभ सव दोष एवं पाप अवश्य नष्ट कर देते हैं लेकिन केवल कामी पुरुष को वे नहीं 
छोड़ते । उसका तो वे स्वस्व नष्ट कर देते हैं ।. 
भगति बिगाड़ी काँमियां, इंद्रो केरे स्वादिय 
. हीरा खोया हाथ गें, जनम गेंवाबा बांदि ॥१८॥ 
शब्दाथ- -कामियां=कामीजनों ने । केरे = के । बादि=व्यर्थं । 
कामी पुरुषों ने इन्द्रिय-रसों के स्वाद में पड़कर भक्ति मार्ग का नाश कर 
दिया, वे भिति से विचलित हो गये । उन्होंने प्रभु-भक्ति रूपी भ्रमूल्य हीरा भ्रपने हाथ 
से खो विपय-वासना के फेर में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ नेष्ट कर दिया । 
विशेष--(१) रूपक अलंकार । 


(२) कबीर ने मानव-जन्म का एकमात्र उदय, काम्य, प्रमु-भक्षित को ही 
माना है | CC-0. Jangamwadi Math Collection.-Digitied by eGartgotr : 


\ 
भ 


व्याख्या-भाग | १७७ 


कामों. मों म आवई, विषई कों ले सोधि । 
फुबधि न जाई जीव को, भावे स्यंम रहो प्रमोधि ।।१६॥ 
इाब्दार्थ-अमीं =भ्रमृत । स्यंभ = शम्भु, ईश्वर से तात्पर्यं है । 
कामी पुरुष को भक्ति रूपी अमृत रुचिकर नहीं लगतः, वह तो इन्द्रियों के 
विषयों की ही खोज. में रहता है (या विषयों को ही खोज लेता है) चाहे स्वयं प्रभु 
आकर कामान्घ जीव को समभावं; किन्तु उसकी दुर्मति नहीं जा सकती । 
विषे बिलंबी आत्मां, ताका मजकण खाया सेघि। 
ग्यान पंकुर न ऊगई, मावे निज प्रमोध ॥२०॥ 
शब्दार्य---बिलम्बी =संलिप्त । कजकण = मज्ञा (हड्डी के भीतर एक तत्व) 
का कण, सारतत्व. से तात्पर्य है । प्रमोघ =प्रबोघ । 

” विषय-संलिंप्त-अआत्मा के सारतत्व को विषय-प्रत्ति इस प्रकार खा जाती है 
जसे ग्मन्नकण में से घुन (एक कीड़ा विशेष) उसका सार-सार खा जाता है, फिर 
यह दाना बोने पर प्रंकुर के रूप में नहीं फूटता, उसी प्रकार विषयी पुरुष के खोखले. 
ग्रस्तित्व में ज्ञान का अंकुर नहीं उपजता--सामान्य गुर की तो बात ही क्या चाहे . 
स्वयं प्ररु उसे समभावं । 

विशेष--दृष्ठांत भ्रलंकार । 
विषे फर्म फी एवकुली, पहरि. हुआ नर नाग:!, ` 
सिर फोर सुरूं महीं, को आणिला प्रमाग ॥२१॥ 
झब्दाय--सिर फोड़ = भरसक प्रयत्न करने पर भी । 
विषय-वासना से परिचालित कर्मों की कंचुकी को "धारण कर मनुष्य उसी ' 
प्रकार म्रन्धा हो गया है जिस भाँति सपे केंचुकी धारण करने पर अन्धा हो जाता 
है । सिर पटक-पटक कर प्रयत्न करने पर भी सपं निर्मोक (कंचुली) से ढका होने पर 
झात्म-स्वरूप को नहीं देख पाता, इसी भाँति विषयान्ध भरसक प्रयत्न करने पर भी 
प्रात्मस्वरूप--प्रभु--को नहीं जान पाता । न जाने यह उसका कोनसा पूर्वकृत 
अभाग्य है । 
विदेष--दृष्टांत प्रलंकार ।. ra 
कामी कदे न हरि भजे, जपे न केस जाप । 
रांस कह्यां थें जलि .मरे, फो पूरिबला पाप ॥२२॥ 
हढदायं--कदै == कभी । केसौ = केशव, प्रभु । | 
कामी पुरुष कभी भी प्रभु का भजन नहीं करता, वह हरि नाम लेता ही 
नहीं हैं । न जाने यह उसके पूवेजन्म के कोन से पापों का फल है कि वह राम 
कहते ही. जल मरता है; म्रर्थात्‌ जब वह इसरों से प्रभु-नाम सुनता है तो. कूढ़ हो. 
जाता है। | 


CC-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७६ | कबीर ग्रन्यावली सरीक 


कांमी लज्या नां करे, मन मांहै गहिलाद । 
नीद न मांगे सांथरा, भुष न सांगे स्वाद ॥२३॥ 
शब्दार्थ भ्रहिलाद = झाह्वाद । साथरा=शय्या । भूष = भूख । 

. _ कामो मनुष्य अपने कुकृत्यों पर लज्जित नहीं होता, अपितु इन्द्रिय रस से 
तृप्ति हो जाने पर वह मन ही मन श्राह्नादित होता है । जिस प्रकार निद्राभिभूत 
व्यक्ति शेया नहीं चाहता कहीं भी पड़कर सो जाता है; जिस प्रकार भूखा व्यक्ति 
स्वाद नहीं देखता जो मिल जाता है खा लेता है, उसी भाँति कामी सदसद्‌ विवेक का 
परित्याग किये रहता है । 

विशेष--उदाहरणमाला अलंकार । 
नारि पराई .झापणी, भुगत्या नरकाहि जाइ । 
मागि सागि सबरो फहै, तामें हाथ न बाहि॥२४॥ 
शब्दाथं-भुगत्या = भोग करने पर । बाहि==डाल । | 
दूसरे की स्त्री का अपनी पत्नी के समान भोग करने से मनुष्य नरकगामी : 
होता है। हे मनुष्य ! जिस नारी को समस्त (श्रेष्ठ) संसार ने अग्नि-ञ्ग्नि कहकर 
घातक बताया है, तू उसी श्रगिनि में श्रपना हाथ मत जला । | 
कबीर कहता जात हों, चेते नही गेंवार । 
बेरागी गिरही कहा, कामो वार न पार ॥ २५॥ 
कबीर कहते हैं कि मैं संसार-हित के लिए निरन्तर नारी के अवगुणों की 
चर्चा करता ग्रा रहा हूँ, किन्तु फिर भी मूर्ख लोग सावधान नहीं होते. क्या वैरागी 
श्रोर क्या गृहस्थ दोनों में कामीज़नों का अभाव नहीं है । 
द न नीडर भया, मांने ` मांही शंक । 
इर ब तच निसंफ 
र ह पड्या भूच विषे निसंक॥२६॥ 
जिसे यत्किचित्‌ ज्ञान है वह्‌ तो भ्रपने को ज्ञानी. समभफर झपने भाचरण 
के विषय में पूर्ण निश्शंक हो गया । भला वह ज्ञानी कैसा जो: इन्द्रियो 
पूरी तरह से विषयों का भोग कर रहा है ह म र eos 
भाव यह है कि ज्ञान के लिए विषय-वासना-परित्याग झावइयक है । 
ग्यांनी झूल नाद झापण भये करता । | 
'ताथ संसारी मला, अन में 5 
ज्ञानी व्यक्ति ने अपने को जगत्‌ का bes न हल सम्पत्ति 
“अर्थात्‌ सामान्य बुद्धि भी गवा दी । उससे तो श्रेष्ठ सामान्य सांसारिक व्यक्ति है जो 
मन में प्रभु से डरता हु अपने ग्राचरण कें प्रति सचेत रहता है। 


` श्रंग,परिचय--कबीर के श्राविर्भाव से पूर्वं नाथ और ः 
लोकप्रिय हो शुके थे। सहज साधक भर सहज समाधि bo ep 
ON. DIgIu ot 


CC-0. Jangamwadi Math Collecti 


व्यास्या-भाग क्‍ १७६ 


प्रचलित शब्द थे जो कबीर के समय तक ग्राते-ञ्ते विकृत हो चुके थे । शर्थात्‌ 
लोग इन शब्दों का प्रये. केवल जनता पर प्रभाव डालने के लिए ही करते थे । 
इनके प्रयोग पक्षं की ओर स्वयं उपदेष्टा भी ध्यान नहीं देते थे । प्रस्तुत श्रंग में 
कबीर ने बताया है कि सहज साधक कौन हैं, वे कहते हैं कि 'सहज' शब्द की रट तो 
सभी लोग लगाते रहते हैं, किन्तु सहज शब्द का अर्थ कोई नहीं जानता । जो साधक 
सहज रूप से सारे विषय-विकारों का त्याग कर देता है, पाँचों इन्द्रियों को अ्रपने 
वश में कर लेता है, वही सहज-साघक कहलाता है भ्रौर ऐसे ही साधक को सहज ही 
प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। 
_ सहज सहज सबको फहै, सहज न चीन्हैं कोइ । . : 
जिन्ह सहजे विषया तजी, सहज कहीजे सोइ ॥ १।। 
शब्दार्थ---चीन्हैं -- जानना । 
कबीरदास कहते हैं कि सब व्यर्थ 'सहज-सहज' की दुहाई देते हैं, किन्तु 
वास्तविकता यह है किं सहज को कोई नहीं pal 7। जिसने अपने स्वभाव से विषर्य- 
वासनाझों का परित्याग कर दिया अथवा जि सुगमतापू्वेक विषय-लालसा का 
परित्याग कर दिया, उसी को 'सहज-साघक' कहां जा सकता । 
विशेष--पुनरुक्ति अलंकार । 
सहज सहज सबको कहै, सहज न चीन्हैं कोइ । 
पांचू राखे परसती, सहज कहीजे सोइ ॥२॥ 
शव्दाय--पाँचु=पाँचों इन्द्रियों को । परसती = वश में । 
सब व्यक्ति सहज' की, 'सहज-साधना' की पुकार लगाते हैं किन्तु उसे 
वास्तविक भ्रथों में पहचानता कोई नहीं। कबीर के दृष्टिकोण में जो व्यक्ति पाँचों 
इन्द्रियों को श्रपने भ्राधीन, भ्रपने नियन्त्रण में रखे, उसे ही 'सहज-साधक' कहा जा 
सकता है । | 
| सहजं सहजें सब गए, सुत वित कांमणि कांम । 
. एकमेक ह्लं मिलि रद्या, दासि कबीरा राम ॥३॥ 
शाख्दा--सहज-सहजे =दानेः-शनेः।-बित=वित्त। ` 
कबीर कहते हैं कि संसार में धीरे-धीरे सम्पत्ति, पुत्र, पत्नी सब कुछ विनष्ट हो 
जाता है । भकत कबीर (अपनी -भक्ति के कारण ही) उस प्रश्र से मिलकर एकाकार 
हो गया । [ 
सहज सहज सबको कहे. सहज न चीन्हैं कोइ - 
जिन्ह सहजे हरिजी मिल , सहज कहीजे सोइ ॥॥४।।४०८॥। 
संसार में सब सहज-सहज पुकारते हैं किन्तु वास्तविक 'सहज' (प्रभु) को 
कोई नहीं पहचान”सका०#जिख'च्यकितिको”सुंब्मसा रे०प्रमुः० शिल><्जएयें वही 'सहज- 
साधक है । | 


, १८० कसीर ग्रग्यावलों सरीह द 


२२. सांच को अग 
झंग-परिचय--समस्त संसार विषय-वासनाश्रों में पड़कर संसार झौर जीका | 
की सत्यता को भूलकर गसत्य वस्तुओं को ही भ्रमवश सत्य मान बँठा है । झु | 
अंग में. कबीर ने बताया है कि वास्तव में सत्य षया है। वे कहते हैं कि कर्मों का 
योग सत्य और अनिवाय है । जो व्यक्ति जसे कार्य करेगा, उसे वैसे ही फल भोगे . 
पड़ेंगे । जिस प्रकार व्यक्ति यदि किसी साहुकार से उधार लेता है और समय 
पर उसका धन नहीं लौटता तो उसकी बड़ी दुदंशा होती है, इसी प्रकार- जो व्यक्ति 
इस जीवन में भगवान्‌ की भक्ति नहीं करता तो उसे भ्रन्त में पछताना पड़ता है। 
यदि मनुष्य का मन सच्चा है और सत्य भावना से ही उसने सारे कायं किये हैं तो . 
` भगवान्‌ के समक्ष अपने कार्यों का हिसाब देते समय उसे प्रत्यन्त नन्द का ग्रनुभव | 
होगा, चित्रगुप्त के बहीखाते में उसका हिसाब ठीक भ्रौरसही निकलेगा । यदि उसने | 
सत्य भावना सें प्रेरित होक र कायं नहीं किये हैं तो जब उसके कार्यों का हिसाब देखा 
जायेगा तो उसे बहुत ही लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि तब उसके कुकर्मो का वारऱपार | 
नहीं होगा । 
| संसार में धर्म के नाम पर लोग प्रायः भ्रघमं भ्रौर श्रांडम्बर- रचते हैं। काजी 
ढोंग रचकर दिन में पांच बार नमाज पढ़ता है, किन्तु अपनी जीभ के स्वाद के लिए 
झनेक निर्दोष जीवों की हत्या भी करता है। एक शरोर बन्दिगी श्लौर एक झोर जीव 
हत्या ! अगर यह भ्रसत्याचरण का ढोंग नहीं तो भ्रौर कया है ? _वस्तुतः काणी 
झौर मुल्ला दोनों ही भ्रम में हैं वे प्रसन्न होकर इस समय तो जीव-हत्या कर रहे 
हैं, किन्तु खुदा के सामने भ्रपने कुकमों का हिसाब देते समय उन्हें भ्रपनी गर्दन ही | 
भुकानी पड़ेगी । | 
यदिः मन शुद्ध नहीं है तो हज झोर काबे फी यात्रा भी केवल एक प्रकार # 
झाडम्बर है । भ्राङम्बरों से मनुष्य को कभी सच्ची शान्ति नहीं मिला करती । 
मुसलमानों की भांति हिन्दू भी धर्म के नाभ पर फम मिथ्याचरण र « 
करते । एक भोर तो वे अपने झ्ाराष्य की पूजा कंरते हैं रौर दूसरी झोर भातंद 
पूर्वक बैठकर माँस तथा मंदिरा का सेवन करते हैं भौर शाक्त निरीह जीवों को बलिदेगी 
'पर चढ़ाते हैं भौर फिर प्रसाद-रूप में उसे ग्रहण करके पनी जिह्वा की तृष्ति कणे 
हं ह प्रकार के ढोंग गौर असंत्याचरण मनुष्य को पतन की भ्र ही १ 
. जाते हैं । 
अन्त में कबीर ने बताया है कि इन भिथ्याचरणों को छोड़कर सत्यावर | 
करना ही - मुक्ति . भौर ब्रह्म प्राप्ति का एकमात्र साधन है। सत्य तो यह है कि कि. 
- लोगों ने यह जान लिया है कि इस सृष्टि में ब्रह्म ही सब कुछ है, वे कभी भी मिण 


क्षारा नहीं करते आर मोह, तथा माया से दूर, डने, ३०, ००॥ 


} 
| 





® 
ageeiaso ss sss 
a =~ 


कयीर पू जी साह की, तू. जिन खोवे व्यार । 
खरी बिगूचनि होइगा, लेखा देतो बार ॥१॥ 
. शब्दाथं- साह = साहू, घन देने वाला es । ष्वार्‌ =बेकार, व्यर्थं । खरी = 
, उपस्थिति । बिगूचनि==अआफत । लेखा = हिसाव । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू उस ईक्वर रूपी सेठ का दिया हुआ जीवन- | 
घन व्यर्थं नष्ट मत कर । अन्यथा जिस दिन वह इसके कर्मों का हिसाब लेगा तब बड़ी 
आफत खड़ी हो जायगी । ः 
र लेखा देणां सोहरा, जे दिल साँचा होइ । 
उस चंगे दीवांन में, पला न पकड़ कोइ ॥२॥ 
शब्दार्थ--लेखा = हिसाब । सोहरा=ग्रच्छा, भला । चंगे= श्रेष्ठ । दीवान 
= । पला= पल्ला, दामन; वस्त्र का छोर । ॒ 
न तुम्हारा मन सच्चा है और सत्य भावना से प्रेरित होकर ही समस्त कर्म 
किये हैं तो प्रभु को कर्मो का हिसाब देने में तुम्हें आनन्द झायेगा, प्रसन्नता होगी, उस 
सत्यता के कारण ही प्रभु के उस शष्ठ दरबार में तुम्हारा कोई दामन नहीं पकड़ 
सकता, कोई तुम में कुछ कमी नहीं. निकाल सकता । 
कबीर चित चमंकिया, किया पयाना दूरि। 
काइयि कागद फाढ़िया, तब दरिगह लेखा पू रि॥।३॥ 
शब्वार्थ--चम॑ किया = चमत्कृत हुआ, आनन्दित हुमा । पयाना= प्रयाण । दूरि 
_ग्रट्द्य लोक को । काइथि==कायस्थ, चित्रगुप्त से तात्पर्य है । दरिगह=दरबार । 
कबीर्‌ कहते हैं कि जब भरे दरवार में ईश्वर के लेखा-नियन्त्रक चित्रगुप्त ने 
मेरे कर्मों का हिसाब निकाला तो वह पूर्ण निकला । मेरी आत्मा इससे प्रसत्न हो गयी 
` एवं उसने दूर देश के लिए प्रयाण किया । 
क भाव यह है कि कबीर भपने सत्क्मो के कारण ही जीवन्मुक्त हो गया । 
काइथि कागद फाढ़िया, तब लेखे बार न पार । 
जब लग सांस सरीर में, तब लग रांन संभार ॥४॥ 
जब जीवनोपरान्त चित्रगुप्त तेरे कर्मों का हिसाब निकालकर देखेगा तो तेरे 
कुकमों, पापों का कोई वार-पार नहीं होगा, वे असीम होंगे । अतः शरीर में जब तक 
प्राण हैं, तू राम-नाम जप, जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । | 
, यहु सब भूठी बंदिगी, बरियाँ पंच निवाज । 
साचे मारे झूठ पढ़ि, काजी कर काज ॥५॥ 
शब्दार्थं -- बंदिगी -- झंचेना, पूजा । बरियां पंच=पाँच बार । 
हे काजी ! तू दिन में पाँच-पाँच बार नमाज पढ़ता है, यह पूजा तो निरथक 
है क्योंकि तू सर्वदा सत्य को नष्ट कर झूठी प्रार्थना को महत्व देता है, तू ऐसा 
निन्दनीय कर्म क्यों करता है ? भाव यह है. कि काजी : तेरी पूजा-आर्थना सत्याश्रित 
होनी चाहिए, तू नमाज की उन झायतों का पालन करे तभी पूजा सच्ची है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८२ । कबीर ग्रन्थावलौं सरीझ 


कबीर काजी स्वादि बसि, ब्रह्म हतै तब दोह । 
चढि मसीति कं कहे, दरि फ्यू" साचा सोइ ॥६॥ 
शब्दार्थ-- हत = मारता है, बघ करता है। मसीति= मस्जिद । एक-- 
एक ही इ एक ही है। दरि=दरबार, प्रमु का दरबार । pe 
कबीर कहते हूँ कि काजी का. ढोंग ती देखो कि जब वह रसना के स्वादवश : 
हो जीव की हत्या करता है र तब सोचता है कि यह जीव (बकरा, गौ श्रादि). और 
ब्रह्म दो हैं, किन्तु मस्जिद में जान लगाते समय यही कहता है कि खुदा एक है। 
भला र दरबार में यह किस प्रकार सच्चा कहला सकता है ? 
| — मस्जिद में भ्रजान लगाते समय “या भ्रल्लाह | लिल्लाह'''अ झ अ” 
की जो ध्वनि की जाती है उसका भ्रर्थ यही है कि खुदा एकं है जो सर्वव्यापक है । 
फाली मुलां, अंमियाँ, चल्या दुनीं फे साथि । 
र Ip थ वीन विसारिया, फरद लई जब हथि ॥७॥ 
मया = श्रमग्रस्त। दुनीं = दुनिया, संसार की स्वाभाविक गतिः 
जो विषय-वासना में ही --धर्मे के 
RN हीं पड़ा हुआ है । दीन--धर्म । बिसारिया === निलम कर दिया । 
कबीर कहते हैं कि यह काजी और मुल्ला दोनों ही माया-भ्रम में मे 
-भ्रम में, 
पड़े हुए हैं। यह अपने धमं (कि ईझ्वर एक है) की हृदय से पृर्णरूपेण बला 
देते हैं जब. उप लिए कटार हाथ में लेते हैं। 
| रो करि जिबहै करें, फहते हैं ज 
a हलाल । 
. जब दफतर देखेगा बई, तव ह्ला गा फाँण हवाल ॥८॥ 
शब्दाय -जोरी करि =बलपूर्वक । जिव वध । दफ्तर=हिसाब से 
तात्पर्य । दई= प्रमु । हवाल=रक्षक |. 
र se प्य करते हुए कबीर कहते हैं कि बलपूर्वक जीव का प्राण 
पा जब इगलर ड त से 'हलाल' कहते हैं, किन्तु इनको सब पता चल 
< केम का हिसाव देखकर कुकर्मो का दण्ड देगा तब कौन 
अ  जुलम है; मांचे न्याव छुदाइ । 
सालिक दरि खूनी खडा, मार मुहे सह खाइ ।॥ ६॥। 
क = ईष्वर । दरि = ह्वार । | 
Ee -वध में इस प्रकार बल-प्रयोग करना 
सब जीवों के प्रति न्याय-दया चाहता है । Ee FR 


तो इसके मुख पर ताबड़-तोड़ प्रहार किये जायेंगे hp र 
जेसी यह निरीह जीव को देता है । "जायेगे, इसे भी बसी ही यातना दी जायेगी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रैयोस्थां-भार्ग । १८३ 


सांई सेती चोरियां, चोरां सेती गु । 
जांणेगा रे जोवड़ा, मार पड़ गी तुझ ॥। १०॥ 
दाब्दाथ--साइई = प्रभु । सेती=से । गुर" मित्रता । जीवड़ा =जीवात्मा । 
प्रभु से तू चोरी करता है श्र जो काम, क्रोध, मद, लोभ मोह आदि विषयों 
के चोर हैं, उनसे तू मित्रता रखता है तेरे इस विपरीत आचरण के कारण जब तुमे 
प्रभु दण्ड देंगे तभी तेरी बुद्धि ठिकाने आयेगी । 
सेष सबुरी बाहिरा, क्या हज कावे जाइ। 
जिनकी दिल स्याबति नहीं, तिनकों कहाँ खुदाइ ॥११॥ 
दाब्दार्थं--सेष--शेख । सबूरी--सन्न, सन्तोष । हज = मक्का मदीना की तीथं 
यात्रा को मुसलमान हज कहते हैं। कावे=काबा, मक्का में एक पत्थर, जिसमें 
मुसलमान बड़ी श्रद्धा रखते हैं । स्याबति=पूर्ण, पक्का, सच्चा । 
हे शेख ! तू संतोष से तो बहुत दूर है फिर भला तुझे हज और काबा दर्शन . 
से शान्ति कंसे मिल सकती है ? जिनका हृदय सच्चा नहीं है उन्हें ईश्वर कहीं भी प्राप्त 
नहीं हो सकता । ह 
| ' खब खांड है खीचड़ी, माँहि पड़ें दुक लूण । 
पेड़ रोटी खाइ करि, गला कटावं कौंण ॥१२॥ 
झब्दाथं-खांड=खांड के समान मधुर ।.टुक = थोड़ा सा लू'ण = नमक । 
खिचड़ी जेसे साधारण भोजन में थोड़ा-सा नमक पड़ा हो, वही खांड के 
समान मधुर भोजन है। पेड़ा श्रौर रोटी खाकर बाद में मृत्यूपरान्त भ्रपना गला कौन 
कटावे । ॒ 
विशेष--पेड़ा रौर रोटी खाकर गला कटाने की बात कबीर ने इसलिए कही 
कि ऐश्वर्यमय जीवन बिताने के लिए अनुचित . साधन अपनाकर घनोपार्जन करना 
पड़ता है। इस पाप के लिए उसे मृत्यु के पश्चात्‌ दण्ड भोगना पड़ता है । भ्रतः इस 
दण्ड से बचने के लिए सादा जीवन व्यतीत करना श्रे यस्कर बताया है । 
पापी पूजा बसि करि, भषं माँस मद दोइ। 
तिनकों दष्या मुकति नहीं, कोटि नरक फल होइ ॥१३॥ 
शव्दाथं - बेसिं करि--बेठकर | मद=मदिरा या मादक द्रव्य | दष्या=दशा। 
मुकति =मुक्ति, मोक्ष । 
पापी लोग पूजा के नाम पर ग्ानन्दपूर्वक बेठकर मांस और मदिरा का सेवन 
करते हैं ।' ऐसे पापियों की मुक्ति सम्भव नहीं, उन्हें करोड़ों नरकों को यातनायें 
सहनी पड़ती हैं । 
, विशेष--कबीर का इंगित यहाँ शाक्तों की ओर है जो भेसें व बकरे आदि की 
बलि चढ़ाकरं मदिरा का सेवन करते हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१८४ हे २ कबीर ग्रन्यावली सटीक 


सकल वरण इकत्र ह्व, सकति पूजि मिलि साँहि। 
हरि दासनि की श्राति करि, केबल, जमपुरि जाँहि ॥१४॥ 
हाब्दाथे-सकति==शक्ति। ` 
शाक्त शयित की पूजा बलि देकर करते हैं और फिर समस्त वरणो के सदस्य 
` * उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर खाते हैं । लोग अर्थ, अमवश, अपने को प्रभु-भक्त समभते 
हुए नरक में जाने का मागे अपनाते हैं । [ 
कबीर लज्या लोक को, सुमिरे नांही साच । 
जानि इस्ति कंचन तजे, काठा पकड़े काथ ॥ १५ 
शब्दार्थ--लज्जा= लाज । 
कबीर कहते हैं कि मनुष्य लोकलाजवश कुरीतियों का पालन करता है एवं 
सत्य को विस्मृत कर देता है । इस प्रकार जान-बूकरकर वह स्वर्ण रूपी प्रभु-भकित का 
'परित्याग कर कांच; मिथ्या आचरणों को अपनाता है। 
र ' कबीर जिनि जिनि जांणियां, करता केवल सार । 
सो प्राणों काहै चले, झूठे जग को लार ॥१६॥ 
वाब्दा्थ--जिनि-जिनि= जिन्होंने । करता =कर्ता, ब्रह्म । लार = पंकिति । 
कबीर कहते हैं कि जिन-जिन लोगों ने यह जान लिया कि इस सृष्टि में ब्रह्म 
ही सब कुछ है वे मोह.में पड़कर इस मिथ्या संसार के अनुकूल आचरण नहीं करते । 
. भूदे को झूठा मिले, इणां बघे सनेह । 
| झूठे कू सांचा मिले, तब ही तुट नेह॥ १७।४२५॥ 
शब्दां दूणां =दुगुना। बघे =बढ़ता है । तूटै= टूट जाता है । नेह = प्रेम। 
यदि मिथ्याचारी को भिय्याचारी ही मिल जाय तो दोनों में दुगुना प्रेम बढ़ 
जाता है। किन्तु यदि झूठे शिष्य को सच्चा सद्गुरु मिल जाय तो उसका संसार से 
भ्रम सम्बन्ध हुट जाता है और माया-मोह दूर हो जाता है। 


२३. भ्रम विधोंसण कौ अंग 


| अंग-परिचय--इस संसार के प्राणी अनेक प्रकार के भ्रमों से ग्रस्त हैं । कबीर 
ने इस भंग में उनमें से कुछ भ्रमों का बर्णन करते हुए मनुष्यों को चेतावनी दी है कि 
चे इनसे का लें, यदि वे अपनी मुक्ति चाहते हैं । | 

न कबीर ने मूति-पुजा का खंडन किया है। वे | 
संसार के प्राणी भीः कितने मूर्ख हैं जो पत्थर को भगवान्‌ लक HS करत 
हैं। उन्होंने अपने ढोंग से समस्त प्रृथ्वी पर पत्थरों की मूर्तियों को प्रस्थापित कर 
दिया है शरोर घोषणा करते हैं कि उन्होंने मुक्ति का मार्ग ढूँढ़ निकाला है। यह सब 
श्रम है और इससे जीवन्मुक्त न होकर मनुष्य जीवन के बंधनों में और अधिक बंधता 
जाता है। जो मूर्ति बोल नहीं सकती, उसे पूजने से किस प्रकार लाभ हो सकता है। 
मुत की पूजा करने से मन का सन्ताप दूर नहीं होता, बल्कि पुजारी इस प्रकार माया 


CC-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by eBangotri 


धवाख्या-माग | १८५ 


के आकर्षणों में संलग्न रहता है जिस प्रकार शा वस्त्र ओढ़कर मनुष्य कुकर्म करता 
[ ने का दावा करे । । 
के अर 23080 वाट भी व्यर्थ है । तीर्थ, ग्रत आदि बाह्मयाचार जंगली 
बेर के समान हैं जो समस्त संसार पर छाकर उसे अपने प्रभाव से अपा हुए 
हैं । यह प्रभाव तो उस मिथ्याचार को जन्म देता है जिसका विष सभी कु कह 
करने वाला है। यदि ध्यानपूर्वक' देखा जाय तो तीर्थंराज मनुष्य के 
विद्यमान है । उसका मन मथुरा, हृदय द्वारिकापुरी भ्रौर समरत शरीर काशी के समान 
है । अतः यदि मनुष्य मुक्ति प्राप्त करना चाहता तो ये सारे आडम्बर लोन 
भगवान्‌ की सच्चे मन श्रौर प्रेम से भक्ति करनी चाहिए, जो उसके हृदय में ही 
अ पाँहण केरा पुतला, करि पूजें करतार । 
इही भरोसे जे रहे, ते दूड़े काली घार ॥१॥ 
इाब्दार्थ--पाँहण = पाहन, पत्थर । पूतला= सूति । काली==काल की, 
च क भ्रम है कि संसार पत्थर की "सूति को इश्वर मानकर पूजता है। जो 
मनुष्य भी इस मूर्ति को प्रभु मानते रहे वे विनाश की काली धारा में डूब गये । 
विशेष---उपमा अलंकार । 
काजल केरी कोठरी, ससि के कर्म कपाट । 
पाँहनि बोई पृथमीं, पंडित पाडी बाट री 
शब्दार्थ--पृथमीं = पृथ्वी । पाड़ी =निकाली । बाट=राह, मार्ग । 
पंडितों ने अपने ढोंग से समस्त पृथ्वी पर पत्थरों की अ हा प्रस्थापित 
कर दिया, इस पर भी वे कहते हैं कि हमने मुक्ति का मागे दूं निकाला है। एक पाप 
कर यह धोखा देना ही है जैसे काजल की कोटरी में काले कर्मों---कुकर्मों--की 
किबाइ लगा देना । । 
विशेष--हष्टांत अलंकार । 
पाँहन कु का पूजिए, जे जनम न देई जाब । 
आँधा नर ग्रासामुषी, योहीं खोवे श्राव ॥३॥ 
बब्दार्थ--जाब = जवाब, उत्तर । आँघा = अज्ञानी । श्राब=पानी, सम्मान। 
कबीरदास कहते हैं कि भला पत्थर को पूजने से क्या लाभ जो जीवनपर्यन्त 
(चाहे कितनी भी पूजा क्यों न की जाय) कोई उत्तर नहीं देता! अज्ञानी मनुष्य 
विभिन्‍न महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत हो पत्थर पूजकर व्यर्थ अपना आत्मसम्मान नष्ट 
करता है क्योंकि वह मनुष्य होकर पत्थर के सम्मुख झुकता है अथवा वह व्यर्थं ही 
पत्थर पूजने में जन्म नष्ट करता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


EE म ,  कथीर प्रन्थावलौ सहौक 


हम भी पाहन पुजते, होते रन के रोझ । 
सतगुर की कृपा भई, डारया सिर थे बो ॥४॥ 
सब्दार्थ-रोझ=खच्चर, गदहे के समान ही भारवाही पशु जो गधे से कुछ 
बड़ा एवं भ्रधिक पुष्ट होता है। | 
कबीरदास कहते हैं कि जिस भाँति समस्त संसार पूर्ति-पूजा कर रहा है, बैसे 
ही हम करते और रणक्षेत्र में रसद ढोने वाले खच्चरों के समान ही जीवनभार ढोरे 
हुए होते, किन्तु वह तो सद्गुरु की कृपा हो गई कि उसने (ज्ञानचक्षु प्रदान कर) . 
मूर्तियों का भार सिर से उतार दिया। भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश ने मुझे 
सुतिपूजा के अन्ध-विशवास से बचा लिया । । 
जेती देषों आत्मा, तेता सालिगराम। 
_ साधु प्रतषि देव हैं, नहीं पाथर सू कांम ॥।५॥ 
शब्दाथ-प्रतषि = प्रत्यक्ष । 
संसार में जितने मनुष्य हैं उतनी ही शालिग्राम की मूतियाँ (बहुदेवोपासना 
पर व्यंग्य) । हे मूर्खो ! साधु ही साक्षात्‌ देवता है, पत्थर की पूजा न कर उसकी 
संगति करो । 
सेवे सालिगराम कूँ, मन की ज्रांति न जाइ । 
सीतलता सुपने नहीं, दिन दिन श्रधकी लाइ ॥६॥ 
शब्दायं--भ्रांति--संशय, दुःख, क्लेश ।. प्रधकी -- अधिक । 
शालिग्राम (मूर्ति) पूजा से मन का सन्ताप दूर नहीं हो सकता। इस पत्थर 
पूजा से शान्ति तो स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होती, दिन-प्रतिदिन हृदय का दाह बढ़ता . 
जाता है क्योंकि मनोकामना पत्थर-पूजा से पूर्ण नहीं होती, असफल होने पर वेदना 
ही हाथ आती है। 
सेवे सालिगराम छू', माया ` सेती हेत । 
वोढें काला कापड़ा, नांव धरावें सेत ॥७॥ 
शब्दाय हेत = प्रेम वोढ़ें=ग्रोढें | सेत -- इवेत । 
है मनुष्य ! तू प्रभु मूर्ति की तो पूजा करता है एवं माया झआकर्षणों में संलिप्त 
रहता है। तू कुकमों का काला वस्त्र श्रोढ़कर भी धर्माचारी (इवेत, सेत) कहलाने की 





कामना करता है ? 


. सुवं सेबल सेविया, यों जग चल्या निरास ॥।८॥। 
शब्दाथ- -थोथरा=थोथा, निस्सार, व्यर्थ । सुवे = सुरा, शुक, तोता । 
सवल = एकसेमर दक्ष विशेष जिसका फल बड़ा आकर्षक होता है, तोता अपनी चोंच 
क जब उसे फोड़ा है तो वह खोखला निकलता हैं, वेचारा तोता निराश हो 
जाता है । 


कबीर कहते हैं कि जप-तप, तीर्थ, ब्रत एवं विभिन्न देवताओं में विश्वास | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 


सब. निस्सार दृष्टिगत होता है। इनके ऊपर आश्रितं व्यक्ति अन्त में उसी प्रकार 
निराश होता है जैसे तोता सेमर के फल के ऊपर श्रित रहकर निराश होता है । 
बिशेष--उपमा अलंकार । 
तीरय त सब बेलड़ी, सब जग मेल्या छाइ । 
कबीर मूल निकंदिया, कोण हलाहल खाइ ॥६॥ 
दब्दार्य--बेलड़ी =-जंगली बेल से तात्पर्यं है जो अन्य वनस्पति को आच्छन 
कर जकड़-सा लेती है। 
तीर्थ, ब्रत आदि बाह्याचार सब जंगली बेल के समान है जो समस्त संसार पर 
छाकर उसे झपने प्रभाव में किये हुए है। कबीर ने इस मिथ्या बाह्याचार रूपी लता 
को समूल नष्ट कर दिया, भला उसके विषाक्त फलों को कोन खाता ? भाव यह है 
कि बाह्याचार से उत्पन्न दुःखों को कौन भोगे । 
सन सथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जाँणि । 
दसवाँ द्वारा देहुरा, तामे जोति पिछाँणि ॥१०॥ 
शब्दा्थं--दस वाँ द्वारा = दशम द्वार, ब्रह्मरन्ध्र । 
कबीरदास कहते हैं कि व्यर्थ इधर-उधर तीथों में भटकने की झावस्‍्यकता नहीं 
है । मनुष्य का मन ही मथुरा है, हृदय द्वारकापुरी एवं समस्त शरीर को ही काशी 
जानो जिसमें ब्रह्मरन्ध्र ही मन्दिर का द्वार है, वहाँ अपनी शक्तियाँ केन्द्रित क्र 
निरंजन पुरुष की ज्योति से साक्षात्कार करना ही श्रेय है । 
निशेप--रूपक और भ्रनुक्रम अलंकार । 
कबीर दुतिया देहरे, सीस नवांवण जाइ। 
हिरदा भीतरि हरि बसँ तु ताही सों ल्यो लाइ ।।११।४३६॥ 
दब्दार्थ--देहुरे-- मन्दिर । ल्यौ == घ्यान । | 
कबीर कहते हैं कि साधक ससार मन्दिर में झाकर पूजा करने का व्यथं 
उपक्रम करता है। प्रश्न तो हृदय के भीतर निवास करते हैं, तू उसी में पनी डत्तियों 
को केन्द्रित कर प्रभु-प्राप्ति का प्रयत्न कर । 
२४. भेज को अंग , 
गरंग/परिचय--इस अंग में कबीर ने उन लोगों का ख़ण्डन किया है जो वेश 
तो साधु कां बनाये रखते हैं, किन्तु जितके मन में विकार भरे रहते हैं। वे कहते हैं 
कि वह मनुष्य ढोंगी है, जो हाथ में माला लेकर तो ब्रह्म का जाप करता रहता है 
किन्तु जिसका मन सांसारिक विषय-विकारों से भरा हुआ होता है। इस प्रकार के 
झाडम्बरपूर्ण जाप से कोई लाभ नहीं हेता । जब तक मन की चंचलता बनी हुई है 
और वह चारों ओर विषय-भोगों के लिए दौड़ता फिर . रहा है, तब तक माला का 
जाप करना व्यर्थ है । इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य दिखाई देते हैं जो र वैसे तो 
मनसुखी माला धारण किए हुए हैं, किन्तु प्रभु से नाममात्र को भी प्रेम नहीं करते। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१८८ कवौर प्रन्यावली सटीक 


वास्तविकता यह है कि सच्ची माला तो मन की है, श्रर्थात्‌ जब तक मन को व में 
नहीं किया जाता, तब तक अन्य पूजा और जाप तथा झनेक प्रकार के वेश निरर्थक 
तथा बेकार हैं। यदि माला पहनने से प्रभु मिल जाया करता तो सबसे पहले वह 
ग्ररहट को मिलाता, जो बाल्टियों की माला हर समय धारण किये रहती है। 
माला की भांति केशों का मु डाना भी एक प्रकार का ढोंग हैं। यदि मनुष्य 
के हृदय में भगवान्‌ के प्रति सच्चा प्रेम है, वह सब प्राणियों से निण्कपट और सरल 
व्यवहार करता है, तो उसे एक न एक दिन भगवान्‌ की प्राप्ति अवश्य हो जायेगी, 
चाहे वह केश रखे अथवा कटवा डाले | जब तक मन में विषय और विकार भरे हुए 
हैँ, तब तक केशों का रखना अथवा मु डाना व्यर्थ है, क्योंकि सच्ची भवित केशों को 
मु क रखने से नहीं राती, बल्कि मन को विषय-वासनामरों से दूर करने से 
आती है । 
तिलक ग्रादि भी व्यर्थ और ाडम्बरपूणां हैं। मन ग्रशुद्ध है तो तिलक और 
छापा लगाने से कोई काम नहीं चल सकता । बल्कि ऐसा व्यक्ति सांसारिक दुःखों से 
दरघ होता रहता है। | 
भ्रम ही समस्त भ्रज्ञान और दुःख का कारण है। जत्र तक मनुष्य का भ्रम 
दूर नहीं हो जाता और वह गुरु की कृपा प्राप्त करके भगवान्‌ से परिचय प्राप्त नहीं 
कर लेता, तब तक उसे न तो शांति मिलती है भौर न मुक्ति । जब तक धात्मा का 
कम पा हो जाता, तब तक साबक के मन में प्रभु-भक्ति का उल्लास 
नहीं होता और वह म रं नहीं 
आ र वह्‌ का हर द आदि विक्त भात्रों से छुटकारा नहीं 
` भतः आवश्यकता इस बाव्र की है कि मनुष्य बाहरी झाइम्त्ररों को छोड़कर 
सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करे, तभी उसका कल्याण होगा, मुक्ति मिलेगी । 
कर सेती माला जपे, हिरद॑ बहै . डंडल । 
a डे तो पाला में गिल्या, भाजण लागी सुल ॥ १॥ 
पल सी पा 
न इल--अआंधी या बवंडर । पाला= हिम। गिल्या=गल जाना । 
. हे ढोंगी! तू हाथ से तो माला फेरता है ग्र रसन ६ 
So हे भर्यात्‌ बाह्य प्रदर्शन द्वारा भक्तात्मा 
[ i र IN में विषय-वासनाभरों का बवंडर खड़ा रहता 
“वासना में पड़े रहकर अपना पै समझे 
इससे वेदना दूर हो जायेगी तो यह मूर्श्ञा होगी.। sn 
कर पकर अंगुरी गिने, मन धाद चहुं बोर 
राय e a ’ 5 | 
A जाहि फिरांयां हरि मिले, सो भया काठ की ठोर ॥२॥ 
शब्दाय -गिने=गिनना, गणना करना। बोर =द्रोर । फिरायां ==हृत्ति 
दूसरी ओर करने से | काठ की ठोर = काऽङब्रत जड़ जिस पर उपदेश 
प्रभाव ही नहीं पड़ता । bo ee 27200 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यास्या-भाग १८९ 


हे ढोंगी ! तू हाय में माला लेकर अंगुलियों से उसके मनकाग्रों को गिनता 
रहता है भौर तेरा मन अन्यत्र भटकता रहता है । जिस मन को संसार से विमुख कर 
प्रभु-भवित.में लगाने से प्रभु मिलते वह मन तो बाह्याचारों एवं विषय-वासनाओं में 
पड़कर काष्टदत्‌ जड़ हो गया है, भव प्रभु-भवित किसके द्वारा की जाय । | 
साला पहरें मनसुषी, ताथ कछु न होइ। 
मन माला कों फेरताँ, जुग उजियारा सोइ ॥३॥ 
_- डब्दार्थ--मनसुषी = एक प्रकार की माला का नाम । 
हे साधक ! तू इस (काष्ठ की) माला को व्यर्थे घुमा रहा है, इससे कुछ 
लाभ नहीं होने का । यदि तू मन रूप माला.को फेर दे, मन को मायाजन्य झाकषंणों 
एवं विषय-वासना से परिपूर्ण संसार से हटाकर प्रभु-भवित में लगा दे; तो इहलोक 
झौर परलोक दोनों प्रकाशित हो जायेंगे । i RT 
विेष--रूपक अलंकार । | + 
माला पहरे मनसुषी बहुत फिरें अचेत । 
गाँगी रोले बहि गया, हार सू नांहीं हेत ॥४॥ [ 
शब्दार्थ-अचेत -- भ्रसावधान, अज्ञानी । गांगी= गंगा के । रोलै = धारा 
प्रवाह । हेत = प्रेम, भक्ति । A | कप [ 
इस संसार में मनमुखी माला धारण कर घूमने वाले अज्ञानी बहुत से हैं । 
जिन्होंने प्रभु से प्रेम नहीं किया, वे तो ऐसे ही हैं जैसे कोई गंगा के पास स्नान 
के लिए आकार उसके प्रवाह में बह जाय । 4 Mg 2 
5 कबीर माला काठ फो, कहि समझावे तोहि । 
मन न फिराद आपणां, कहा फिरावे मोहि ॥५॥ | 
शाब्दार्थ- सरल है। 3 | 
कबीर कहते हैं कि हे साधक ! यह काष्ठ की जड़ माला तुमे .समझाती है | 
कि मुझे! फिराने से क्या लाम, अपना सन संसार की ओर से फिराकर प्रभु-भक्ति की 
झोर क्यों नहीं करता । र 
भाव यह है कि साधक ! माला फिराना सच्ची साधना नहीं, संसार से 
त्वित्तदत्ति को हटा प्रभुं में केन्द्रित करना ही सच्ची भक्ति है । 
कबीर माला मत फो, और संसारी भेष। 
माला पहयाँ हरि मिले तो अरहट फं गलि देष ॥६॥ 
शब्दायं--भेष= दिखावा, प्रदर्शन मात्र । भरहट = रह; पानी निकालने 
वाला कुएं में लगा हुआ सिंचाई का एक यन्त विशेष, जिसमें बाल्टियों की माला 
तीहै। : 
हव! कबीर कहते हैं कि वास्तविक माला तो मन की ही है जिसे संसार से फिराकर 
प्रभ-भक्ति में लगाना है और सब मालाएं (मनमुखी, चन्दनादि की) तो सांसारिक, 
॒ बाह्य, ददन हैं।१ मद्िमाजा कप रमतीडे। हे, ही. प्रभआप्ति हो जाती हो तो 





१९० । कबीर ग्रन्थावलो सीर 


रहट को भी प्रभु-प्राप्ति हो जाती । 
भाला पहयाँ कुछ नहीं, ल्य मुवा इहि भारि। 
बाहदि. ढोल्या हींगलू, भीतरि भरी भेगारि ॥ ५ 
शब्दार्थ--रुल्य = दवा कर | सवा=मरमा । ढोल्या=ढोने, भार ढोने से 
तात्पर्यं है । हींगलू-- भगवा रगे हुए चोले, जिन्हें साइ धारण करते हैँ । भेंगारि-- 
विषय-वासनाओं की गन्दगी । 
माला धारण करने से प्रभनु-भक्ति सिद्ध नहीं होती, व्यर्थ शरीर ही इसके भार 
से दबकर मरता है। हे साधक ! इस बाह्य वेश-भुषा के झ्राडम्बर से साधु बनने से 
क्या लाभ, तेरे मन में तो विषय-विकारों की गन्दगी भरी हुई है । 


तभी तक पड़ता है, जब तक प्रभु दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके प्रेममय स्वरूप के 
भम्छुल इन बाह्म-मिथ्याचारों का अस्तित्व कहाँ ? ( 
माला पहयाँ कुछ नही, गांठि हिरवा की खोइ । 
हरि चरनू' चित राखिये, तो अमरापुर होइ ॥९॥ 
: शब्दां - गांठि--माया-जनित, देत-भावना । ध्रमरापुर >अमरपुरी, स्वगं, 
कबीर का तात्पर्य उक्तात्माओों के लोक से है। . । 
हे साधक ! , माला धारण करने पै क्या लाभ, तू अपने हृदय के मायाजनित 
द्वैत को दुर कर दे। यदि ए भशुचरणों में अपना चित्त लगाये रखेगा तो निश्चय ही 
मुक्तात्माग्रों के लोक में पहुँच जायगा । | 
_ भाला पहयां कुछ नही, भगति न भराई हायि । 
मायो मू छ मु डाइ करि, चाल्या जगत के साथि ॥१०॥ 
शब्दार्थ-सरल है। 
माला धारण करने से कोई लाम नहीं, उससे भक्ति की प्राप्ति भी सम्भव 
नहीं । हे साधक ! तू शीय श्रौर मुछ मु डवाः कर ढोंगी संसार के समान साधु होने 
का स्वांग करता है भला 
“मूड मुड़ाये हरि मिलें, तो सब कोय लेइ मुडाय ।” 
साँई सेती सांच चलि, 'भोसां सू' सुथ भाइ । 
भावं. लंबे केस करि, भावं धुरडि मुड़ाइ ।।११।। 
शब्दार्थ--सांच चलि = सच्चा आचरण कर । सुध भाइ=सुधिपूवंक, सरल. 
और निष्कपट व्यवहार । भावे = रुचिकर हो । | 
हे मनुष्य भश के प्रति अपे ॥कार्त॑ठ्य “कपील कैर” ऐव अन्य सांसारिक 


च्याइंया भाग । १६१ 


भाणियों से भी सरल और निष्कपट व्यवहार रख, साधु होने के लिए यही पर्याप्त 
एवं वांछनीय है । इतना करने के पद्चात्‌ फिर चाहे तो लम्बे-लम्ब्रे केश घारण कर 
जटा बनाओ या सिर मुं डाकर रहो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
केसों कहा बिगडिया, जे मूड सो बार। 
सन कों काहे न मू'डिए जामें विषं विकार ॥१२॥ 
शब्दार्थ--केसों = बालों ने । 
कबीरदास कहते हैं कि भला इन बालों ने क्या अहित किया जो इनको 
बारम्बार.मु डा देता है। तू अपने मन को विषय विकारों के प्रभाव से हटाकर स्वच्छ 
क्यों नहीं करता ? यह मन ही तो विषय वासनाओं का केन्द्र है । 
सन मसवासी भूडि ले, केसों सूड काँप। 
जे फुछ किया सुमन किया, केसों कीया नांहि ॥१३॥ 
शब्वाथ्‌-मैवासी = मदमस्त या डाकू । 
हे साघु ! तू बारम्बार शीश क्यों मुंडाता है, मन रूपी डाकू को क्यों नहीं : 
स्वच्छ करता । जो कुछ भी पाप कमं किये हैं वे मन ने किए हैं, केशों ने 
नहीं । 
विशेष--रूपक अलंकार । 
सू'उ सु डावत दिन गए, अजहूँ न मिलिया रांस। ; 
रांम नांम फहु क्या फरे, जे मन के रे कांम ॥। १४॥ 
शब्दाथ--दिन गए=ग्रायुः का समय व्यतीतःहो चला । 
शीश मु डाते-मु डाते आयु व्यतीत हो गई, किन्तु आज तक प्रभु-दर्शन नहीं 
हुए । लोग कहते हैं किं राम-नाम से भी शान्ति प्राप्त न हुई । भला बताइये कि राम- 
नाम के जिह्वा से उच्चारण मात्र से क्या हो सकता है, जबकि मन तो अन्य ग्राकषंणों 
में उलभा रहता है । 
स्वांग पहरि सोरहा झया, खाया पीया घू'दि। 
जिहि सेरी साधू नीकले, सो तो मेल्ही भू दि॥१५॥ _ 
शब्दार्थ--स्वांग पहरि= चमक-द्रमकपूर्ण, बाह्य वेश-भूषा । सोरहा = सुन्दर । 
बू दि= कृद-कुदकर, ग्रानन्दपूर्वक । सेरी=गली, मार्ग । मेल्ही मूदि=बन्द 
कर ली । 
हे मनुष्य ! चमक-दमक पूर्ण बाह्य वेश-भूषा धारण कर श्रानन्दपूर्वक -खाने- 
पीने में ही मदमस्त बना रहा । हे मूर्ख! अपने इस व्यवहार से तूने अपने लिए 
उस मागं को बन्द कर लिया, जिस पर साधुजन संचरण करते हैं । 
बेसनों भया तौ का भया, बूरा नहीं बवेक । 
छापा तिलक बनाइ करि, दगध्या लोक मनेक ॥१६॥ 
दाब्दार्थ--बैसनों=वेष्णव । बुझा= प्राप्त किया । बबेक ज्ञान । दगध्या = 


चुका है, दुःखित हो चुका है 


C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६२ कवौर प्रन्यावली सटीक | 


 _ . छापा-तिलक आदि लगाकर यदि तूने वेष्णव वेप धारण कर लिया तो इससे | 
क्या लाभ ? इस वाह्माडम्बर को धारण कर (हृदय में प्रभु प्रेम न होने पर) संसार | 
से मुक्‍त नहीं हुआ, वह सांसारिक तापों से दग्ध होता रहा। भावः यह है किं बाह्या: | 
` चार, वेशभूषा, प्रधान नहीं है, वैष्णव का सच्चा गुण प्रभु-भक्ति, ग्ान्तरिक प्रेम | 
ही है। | ॒ TR 
र ` . तन कों जोगी सब करें, मन कों बिरला कोइ । 
सब बिधि सहजे पाइए, जे मन जोगो होइ ।।१७।। 
कबीरदास कहते हैं कि बाह्याडम्बर से शरीर को तो सब य.गी बना सकते | 
हैं किन्तु मन को संसार से विरक्त'कर योगी बनाना बिरलों के लिए ही सम्भव है। 
` जिसका मन योगी होता है उसे सब सिद्धियाँ स्वयं प्राप्त हो जाती हैं । | 
. - विदोष--मन को संसार से विरक्त कर समस्त सिद्धियां प्राप्त करने की बात 
कबीरदास जी ने इसलिए कही है कि संसार से तटस्थ, निलिप्त मन प्रश भक्ति में 
लगेगा, भौर प्रभु-भक्ति समस्त सिद्धि की दाता है ही भरतः भक्ति ही कबीर का प्रमुख 
सम्बलहै। : . ह 
i : कबीर यहु तो एक है, पडदा दीया भेष । 
. भरम करम सब दूरि करि, सबहीं मांहि ्रलेष ॥। १८।। 
. ` शब्दार्थ--यहु तो = त्मा और परमात्मा । ग्रलेष = देख्‌ । 
कबीरदास-जी कहते हैं. कि आत्मा और परमात्मा एक है, माया-आवरण के 
कारण ही संसार में जीव झौर ब्रह्म की सत्ता पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिभासित होती है। वेत 
का मुख्य, एकमात्र कारण माया-आवरण ही है। हे जीवात्मा ! तू संसार-संशय एवं 
उससे परिचालित कर्मों का परित्याग कर दे तो तुमे सर्वत्र वह निराकार प्रभु ही 
दृष्टिगत होगा । Fo 
[ भरम न भागा जोय का, अनंतहि धरिया भेष । 
` सतगुर परचे बाहिरा, प्रंतरि' रह्मा ्रलेष ॥१६॥ 
शब्दाय भरम == भ्रम, संशय । जीयञ्=हृदयः। भेष==शरीर, जो उसने विभिन्‍न 
जन्म-जम्मान्तरों में ग्रहण किये ये। : 
हे जीवात्मा ! ` तू संख्यातीत योनियों में भट्क ररह है फिर भी तेरा संसार- 
संशय दूर नहीं होता । जिसे मनुष्य विभिन्न योनियों में भटककर न पा सका, 
झलख ब्रह्म को सद्गुरु ने बाह्य परिचय मात्र से ही पहचान लिया । 
॒ . जगत जहंदम राखिया, झूठी फुल की लाज । 
| तन बिनसें कुल बिनसि है, गह्यों न राम जिहाज ॥२०॥ 
दाब्दा्थं--जहंदम = जहन्नुम,. नरक, राचिया=सृजा, बताया है। तर” 
शरीर, यहाँ जन्म से तात्पर्य है । 
संसार में भूठे कुल-गौरव की प्रतिष्ठा के लिए नरक की सृष्टि हो रही है। 
इस शरीर, अग्मि के भष्ट "होते ही” संधल्त कुल-की स्व 'नंप्टः ही! जायेगा । 


व्यास्या-माग _ १९३ 


सूखे ! तू संसार-सागर से पार जाने के लिये राम-नाम रूपी नौका का सम्बल क्यों 
नहीं पकड़ता ? [ 
` विशेष--रूपके अलंकार ।; 
पष ले डूडीं पृथमों, झूठी कुल को लार। 
सष बिक्रायो भेष में, बुडे काली धार ॥२१॥ 
शब्दार्य--पष = पक्ष । पृथमीं >पृथ्वी, संसार । , ` + 
समस्त संसार कुल-गौरव की श्राड में: मिथ्या ग्रहं का प्रदर्शन कर व्यथं नष्ट . 
हो गया.। बाह्य-वेशभूषा के आडम्बर में पुणं ब्रह्म को विस्मृत कर ढोंगी. लोग काल- 
प्रवाह में नष्ट हो गये । . ॒ SE है 
खतुररई 'हरि नां मिले, ए यातां की बात। 
` एक निसप्रेही निरघार फा, गाहक गोपीनाथ ॥।२२॥ 
इाब्णा्थ--ए वातां की बात=सौ बातों की बात, सार तत्व, वास्तविकता। - 
निसप्रेही = निस्मृह, निष्काम । ॒ Ce | 
. वास्तविक बात यह है कि प्रश्नु की प्राप्ति चतुराई (ज्ञान) से सकती । 
निस, -निष्काम एवं निराश्रय भक्त को ही प्रभु अपनाते | । Me ; 
नवसत साजे फांमनों,, तन मन रही संजोइ । 
; पीय फे सनि भाजे नहीं, पटम फीये क्या होइ ॥२३॥ 
'शब्दाय--नवसत = नौ+-सात ष्= सोलह । साजे -> शव गार । परम =अ्वु गार- | 
सज्जा, मंडन ग्रादि । क 
कामिनी यदि सोलह श्प गारों .से सुशोभित हो तन मन को. सुसज्जित करके 
प्रिय के सम्मुख जाय गौर तो भी प्रिय को सुन्दर न. लगे तो फिर. भला ऐसे श्र गार 
मण्डन से क्या लाभ ? भाव यह है कि बाह्य वेश-भूषा का भाडम्बर प्रभु को प्रसन्न 
नहीं कर सकता उप्तके लिए तो अमित प्रेम-परिपूर्ण स्वच्छ हृदय की भक्ति की ही 
शांवश्यकता है । 


न= 


खब सग पीव परचा नहीं, फन्यां कवारी जांणि। 
हृ लेवा हाँसे सिया, मुसफाल पडी पिछांणि ॥२४। ` 

झब्दाय-परचा==परिचय, साक्षात्कार से तात्पयं है। ` 

जिस भति जब तक कुमारिका का प्रियतम से साक्षात्कार नहीं होता 
' (चाहे विवाह हो जाय) तब तक वह कुवारी ही कहलाती है, उसी प्रकार जब तक 
आत्मा का भ्रथ्वु से साक्षात्कार नहीं होता तो वह कुवांरी ही कहलाती है चाहे प्रभु- 
प्राप्ति के (अक्ति) मार्ग पर वह चल पड़ें। जिस प्रकार वर कन्या का पाणिग्रहण तो 
बड़े उल्लासपूर्वंक करता है, किन्तु तदनन्तर जीवन की विषम परिस्थितियां अनेक 
कठिनाइयां उपस्थित कर देती है उसी भाँति ग्रात्मा प्रभु-भंक्ति मार्ग पर अग्रंसर तो 
बड़ी प्रसन्नता से हुई, किन्तु बाद में साधना की विकटता उसे विचलित करती है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६४ कबीर ग्रन्यायली सटीक 


कबीर हरि की भगति का, सन में षरा उल्हास । 
सेंवासा भाजे नहीं, हूण मते निज दास ॥२५।। 
शान्दार्थ--षरा=बहुत । उल्हास=उल्लास आनन्द । मैंवासा = चोर, प्रहु 
का दपं । ; 
कबीर कहते हैं कि साधक के मने में प्रभु-भविति का बड़ा उल्लास है । किन्तु 
: झहंदर्प रूप चोर हृदण से नहीं भागता श्रौर वह श्रपना प्रभाव भकत पर डालकर उसे 
पृथ-विचलित करना चाहता है । 
मेंवासा मोई किया, दुरिजन काढे दूरि। 
राज पियारे रांम का, नगर बस्या भरिपूरि ॥२६।।४६६॥ 
साधक कहता है ने भ्रहं रूपी चोर को मार दिया है एवं काम, क्रोध, 
मद, लोम, मोह ख्पी. दुजनों को दूर कर दिया है। झव मेरे अन्तर-न्रह्म में प्रभु का 
: ही राज्य रहता है, उसी की भक्ति से परिचालित होकर समस्त कार्ये होते हैं । 


| २५, कुसगति को अंग 

ग्रंग-परिचय--कुसंगति साधना में सबसे बड़ी बाधक है । जब तक व्यक्ति 
कुसंगति में रहता है, तब (तक उनके मन पर कुसंगति का ही प्रभाव बना रहता है 
गौर यही प्रभाव मनुष्य को हरि-भक्ति की ओर नहीं चलने देता .। इसीलिए प्रस्तुत 
गंग में कबीर ने कुसंगति के दुगु णों का विस्तार से वर्णन करते हुए यह बताया है 
कि मनुष्य को कुसंगति से सदा दूरं रहना चाहिए । k 

` कुसंगति का कुप्रभाव बताते हुए कबीर ने कहा है कि स्वांति नक्षत्र की स्वच्छ 
बूंद जब पृथ्वी पर झाकर गिरती है उसके कुप्रभाव से वह मैली हो जाती हैं, 
इसलिए व्यक्ति को कभी. भी मूर्ख का संग नहीं. करना चाहिए, क्योंकि उससे किसी 

भी दषा में कोई लाभ नहीं हो सकता, जिस प्रकार लोहा पानी में नहीं तेर सकता | 
` बल्कि उसका संग भावों को इसी प्रकार विकृत कर देता है जिस प्रकार स्वांति की 
बूद सपं के मुख में पिर जाने पर विष बन: जाती है.। केला के पास में यदि कोई 
'काँटेदार भाड़ी उग राये तो वह केले के पत्तों को चीर देती हे | कुसंगति इतनी बुरी 
होती है कि यदि इसे सत्यु का नाम दे दिया जाये तो अनुचित न होगा । जिस प्रकार 
मक्खी गुड़ से चिपक जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति भी 
कुसंगति में पड़कर नष्ट हो जाता है। ग्रतः साधक को सदैव कुसंगति से बचना 
. चाहिए । 
निरमल बु द भ्रकास की, पडि गई ओमि विकार । 
. . सूल बिनंठा मांनवो, बिन संगीत भठछार ॥१॥ 
शब्दार्थ--भोमि=भूमि, पृथ्वी । बिनंठा=विष्ट । मांनवी==मनुष्य । 
भठछार= भट्टी की राख। `, [ 

` जिस प्रकार वुर्षा की निर्मल बूंद झाकाद से पृथ्वी पर गिरकर वित हो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्याख्या-भाग , २९५ 


जाती है। (गंदले पानी के .रूप में वहती है) उसी प्रकार मनुष्य भी सत्संग फे 
अभाव में समूल नष्ट हो भट्टी की राख के समान व्यर्थे होता है । 
विशेष--उदाहरण अलंकार । 
सुरिष संग न कोजिए, लोहा जलि न तिराइ । 
कदली सीप भवग मुषीं, एक बू द तिहूँ भाइ ।।२॥ 
शब्दार्थ--मूरिष = मूर्ख । भवंग =भुजंग, सपं । तिहु भाइ= तीन रूप । 
कबीर कहते हैं कि कभी भी मूखों का साथ नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार 
लोहा जल पर नहीं तेर सकता उसी भाँति ये जड़, ग्राज्ञानी भी सद्विचारों को नहीं 
झपना सकते । यह संगति का ही प्रभाव है कि स्वाति बूद विभिन्न संगतियों में 
पड़कर विभिन्न रूप' धारण करती है, यदि बह केले में पड़ती है तो कपूर बनती है, . 
सीप में पड़कर मोती बन जाती है श्रौर वही सर्प के मुख में पड़कर विष बन जाती है। 
विशेष--यही भाव रहीम के इस पंक्ति में हैं--- 
'कदली सीप भुजंग-मुख स्वाति बूद गुन तीन ।' 
हरिजन सेती रूसणां, संसारी सू हेत। 
ते नर कदे न नीपजे, ज्पू कालर का खेत ॥३॥ 
दाब्दाथ--सेती=से । रूसणां=ग्रप्रसन्न होना । हेत=-प्रेम । नीपजं= 
पल्लवित होने के अर्थ में, समृद्धि से तात्पर्यं । कालरम्=कल्लर, एक प्रकार -की 
अन उपजाऊ कठीर भूमि, जिसे बन्जर भी कहते हैं । ; 
जो लोग प्रभ्रुःभक्तों से अ्रप्रन्न रहते हैं और संसार-वद्ठ लोगों से प्रेम 
करते हैं वे उसी प्रकार कभी समृद्ध नहीं होते जिस प्रकार बन्जर भूमि में कुछ नहीं 
उगता । अथवा ऐसे लोगों में कभी भी भक्ति का आविर्भाव नहीं होता जिस प्रकार 
कल्लर खेत में कुछ नहीं उपजता । 
बिशेष--उपमा अलंकार । 
सारी मखे कुसंग को, केला काठे बेरि। 
बो हाले वो चोरिये, सापित संग न वेरि॥४॥ 
दाब्दाथ--कांठे = पास, समीप । वेरि==एक पेड़ विशेष जिसमें कांटे होते 
हैं हालै=हिलना । चीरिये=फाइना । सापित= शाक्त । नबेरि == निवारण । 
गात्मा प्रभु से कहती है कि मैं कुसंगति से उसी प्रकार दुखी हूँ जिस प्रकार 
पास में खड़े वेरी के क्ष से केला बेरी ट्क्ष जब पूणं स्वच्छन्दता से हिलता है तो 
उसके कांटे केले के पत्तों को चीर देते हैं उसी भांति मैं भी यहाँ शाक्तों की कुसंगति 
में पड़कर दुखित हूँ, अतः इन्हें दूर करो । 
सेर नींसांगी मौच की, कुसंगति ही काल । 
कबीर कहै रे प्राणयां, बांणी ब्रह्म संभाल ॥५॥ 
शब्दार्थ- -मेर--अरहं । प्राणियां ==प्राणी । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitzett by eGangotri 


१९६ | | कबीर ग्रन्थावली सदीक 


कबीर कहते हैं कि गहं ही मृत्यु का चिल्ल है एवं कुसंगति तो मृत्यु ही है। 
इसीलिए हे प्राणी ! तू वाणी द्वारा प्रभु भजन कर । | 
 _ ` साषो गुड में गडि रही, पंष रही लपटाइ । 
तालो पीटे सिरि घुने, मीठे बोई माइ ॥६॥। . 
झव्दार्थ-भाषी==मक्खी । ; ताली पीटै=पंख फड़फड़ाती .है। बोई=उत्पन्न 
` ` होने के मर्थ में माइ= माया । 
। कबीर कहते हैं कि ग्रात्मा रूपी मक्खी माया रूपी गुड़ में चिपक गई है, जिस 


` -. प्रकार मक्खी के पंख भी गुड़ में गड़ जाने पर वह उड़ने में श्रसमर्थ होती है उसी 


भांति आत्मा भी माया में पूणां संलिप्त हो भवबन्धन से नहीं छूट पाती । चाहे मक्खी 
. ` रूपी आत्मा कितनी भी प्रयत्न करे, किन्तु वह उससे नहीं छूट सकती, माया की 

. मधुरता में ऐसा ही आकर्षण है, जहां माया होगी वहां कभी न छोड़ने वाला आकर्षण 

* झवदय होगा । और | 
 घिशेष--रूपक अलंकार । ह 

ऊँचे कुल क्या जनमियाँ, जे फरणीं ऊंच न होइ 
सोबन फलस सुरे भर्या, साधू' निद्या सोइ ।॥७।४६६॥ 
शब्दाथ-सोवन = स्वर्ण । सुरे = मदिरा । निद्या=निदा करते हैं। ` 
न ब्राह्मण प्रादि सवर्ण हिन्दुओं परं व्यंग्य करते हुए कबीर कहते हैं कि यदि 
ब्यक्ति के कमं उच्च नहीं तो उच्च कुल में जन्म होने का क्या गौरव ? स्वर्ण कलश 
भी यदि मदिरा से परिपूर्ण है तो साघुजन तो उसकी निन्दा ही करेंगे । 

ह | २६. संगति कौ अंग | 
ग्रंग-परिचय--इस अंग में कबीरदास ने यह बताया है कि मनुष्य जैसी संगति 
' में बेठता है, उस पर वैसा ही प्रभाव होता है। यदि वह अच्छी संगति में बैठेगा तो 
उस पर भच्छा प्रभाव पड़ेगा और यदि वह बुरी संगति में बैठेगा तो उस पर बुरा 
` प्रभाव पड़ेगा । किन्तु यह प्रभाव तभी पड़ता है, जब मनुष्य का मन उस संगति में 

रम जाता है। दूसरों के केवल भ्रनुकरण करने से कोई कार्य नहीं बन सकता । यदि 

कोई व्यक्ति चाहता है कि.वह दूसरों का भ्रनुकरण करके ईइवर का ज्ञान प्राप्त 
कर ले, भ्रथवा भक्ति प्राप्त कर ले तो यह उसका निरा भ्रम है, क्योंकि देखादेखी 
नतो प्रभु का परिचय प्राप्त होता है और न भक्ति का रंग चढ़ता है। 'ग्तः यदि 
मनुष्य प्रभु से प्रेम करना चाहता'है तो उसे उसकी झोर मनोयोगपूर्वक आक्कष्ट 
“होना पड़ंगा । यदि वह सच्चे मन से प्रभु-भक्ति में लगा है। तो संसार की कोई 

भी बाधा उसे उसके पथ से विचलित नहीं कर सकती, किन्तु जो व्यक्ति माया 
. में संलिप्त हैं, उससे प्रेम करना इतना ही कठिन है जितना कठिन पत्थर में टांकी 
लगाना भ्रथव। हड्डी तोड़कर उसकी परीक्षा करना । रतः मनुष्य को सोच-समभकर ही 
किसी सुगति में बैठना चाहिए, क्योंकि जैसी संगति होगी, उस पर वैसा ही उसका 
उसका प्रभाव पड़ेगा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क्यास्या-साग | A, 


देखा देसी पाकड़, जाइ ्परचे छूटि। . 
विरला कोइ ठाहरं, सतगुर साँमीं मूठि ॥ १।। 
शब्दायं---पाकड़े --ग्रहण करता है। अ्परचे= ग्रपरिंचय, परिचय के बिना । 
साँमीं =सम्मुख । मूठि=मुट्टी, पूरी शक्ति के साथ वाण प्रहार करने के ग्रथ में । 
दूसरे के अनुकरण पर ही प्रभु-भक्ति का माग ग्रहण करना अधिक समय तक 
नहीं चल पाता । भक्ति-मागं (प्रेम-रहस्य) से पूर्ण परिचय न होने के कारण वह छूट 
जाता है । सद्गुरु के उपदेश रूपी पुणं शक्ति से छोड़ गये बाण के सम्मुख प्रभु-भक्ति 
मार्ग से अनभिज्ञ साधक ठहर नहीं पाता-। 
देखा देखी भगति है, कदे न चढई रंग । 
बिपति पड या यू छाडसी, ज्यू कंचुली भवंग ॥२॥ | 
शब्दाथ--कदे=कभी भी । भवंग= सांप । 
देखादेखी, अनुकरण मात्र से ही (हृदय में प्रेम न होने पर) कभी भी सच्ची 
भक्ति नहीं हो सकती । साधना मार्ग में जब विकट स्थिति आती है तो तो ऐसे सच्चे 
साधक भक्ति को क्षणभर में ऐसे ही त्याग देते हैं जैसे सपं कंचुली को । भाव यह है 
कि उनके लिए भक्ति बाहर से लादा हुआ एक निर्मोक मात्र होती है, हृदय के सहज 
प्रेम से उद्भूत नहीं । | 
करिए तौ करि जांणिये, सारोषा सु संग । 
लोर सीर लोई थई, तऊ न छाड रंग ॥३॥ 
शब्दार्थं =सारीषा = अपने समान । लीर-लीर=टुकहे-टुकड़े । लोई= एक 
प्रकार का वस्त्र-विशेष । थई=हो गई। \ 
जिससे प्रेम करना है उसे बिलकुल अपने समान ही बना लो जिससे दोनों 
मिलकर एकमएक हो जायें । लोई को देखो उसने रंग को अपने में ऐसे मिला लिया है 
कि चीर-चीर होकर फट जाने पर भी वह अपना. रंग नहीं छोड़ती । 
विशेष --अनुप्रास अलंकार । 
यहु मन दीजे तास कों, सुठि सेवग भल सोइ । 
सिर ऊपरि आरास है, तऊ न दूजा होइ ॥४॥ 
इाब्दाथं--तास कौं == उसको । सेवग=सेवक । ग्रारास=बइई के पास लकड़ी 
चीरने का एक झौजार, यहां विपत्तियों से तात्पयं है। 
कबीर कहते हैं कि आप अपना मन झर्यात्‌ प्रेम. उसी को प्रदान कीजिए जो 
प्रभुं का सच्चा भवत हो । वह प्रेम में इतना दृढ़ हो गया हो कि चाहे आपत्ति रूपी 
आरा उसे चीर ही क्यों न दे, नष्ट ही क्यों न कर दे किन्तु वह अपने पंथ से विचलित 


न हो। 
` . पांहण टांकि न तोलिए, हाडिन कीज बेह । 
वीचारश" ०सामंबीं, तिमः स किस सस्नेह ArRWangotri 
शब्दार्थ--पांहण--पत्थर । हाडि=हट्टी। वेह=विदीणाँ करना। राता= 


स कबीर ग्रन्यावली सटौफ 


अनुरकत । मांनवी=मनुष्य । 
जिस प्रकार पत्थर में टांकी लगा कर तोलना एवं हड्डी को तोड़कर परीक्षा 
लेना कठिन है उसी प्रकार मायासंलिप्त व्यक्ति से भी प्रेम करना कठिन है। 
भाव यह है कि.मायानुरक्त व्यक्ति प्रेम का पात्र नहीं । 
कबीर तासु प्रीति करि, जो निरबाहै ओडि। 
बनिता . बिवघि न राचिये, देषत लाग षोड ॥६॥ 
शब्दा्थं--निरबाहै-निबाहें । ओड़ि--अन्त तक । विवधि= समृद्धि व 
सम्पत्ति के अर्थ में । 
कबीर कहते हैं कि जिससे जीवन पर्यन्त प्रम-निर्वाह हो उसी से प्रेम करना 
चाहिए (ऐसा एकमात्र प्रभु ही है) कामिनी और सम्पत्ति में अ्रनुरक्त नहीं ह.ना 
चाहिए, इनके तो दशन मात्र से पाप लगता है। 
कबीर तन पंषी भया, जहाँ मन तहाँ उडि जाइ । 
जो जेसी संगति कर, सो तेसे फल खाइ ॥७॥ 
शब्दाथं-- पंषी =पक्षी । 
कबीर कहते हैँ कि यह शरीर विषय-वासनाझ्ों की तृप्ति के लिए बन गया है 
जहां इच्छा होती है वहीं उड़ जाता है ।' यह बुरी संगत का ही परिणाम है, जैसी संगति 
की है वेसे परिणाम भोगने पड़ेंगे । 
काजल केरी कोठडी, तसा यहु संसार। 
बलिहारी ता दास की, पे सिर निकसणहार ॥८॥४७७॥ 
जिस प्रकार काजल की कोठरी में घेसकर कोई बेदाग निष्कलंक नहीं लौटता 
वेसा ही यह संसार है जिसमें रहकर विषय-वासनाझों की कालिख थोड़ी बहुत अवश्य 
लग जाती है। कबीर कहते हैं कि मैं उस भकत की बलिहारी जाता हूँ जो इससे 


प्रवेश करके प्रभावों से अछृता ही निकल गाता है । 
विश्ञेष--उपमा अलंकार । 


२७. असाध को अंग 

मंग-परिचय--इस अंग में कबीर ने बताया है कि इस संसार में भ्रनेक ऐसे 
व्यक्ति हैं जो वेश तो साधु का धारण किये हुए हैं, किन्तु मन से ग्साघु हैं; अर्थात्‌ 
उनका मन विषय और विकारों से भरा हुआ है। अतः साधक को किसी का उज्ज्वल 
वेश देखकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए । ऐसा व्यक्ति उस बगुले के 
समान होता है जो दिखाई तो ऐता देता है जैसे वह किसी गहरे ध्यान में डूबा हुआ 
, किन्तु जब भी कोई मछली उसके पास ग्राती है, वह तुरन्त उसे चट कर जाता 
है । इसी प्रकार ये वेशधारी साधु जिस व्यनिति को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, उसे 

पथ-श्रष्ट कर देते हूँ जिससे बह नाना प्रकार 


पहल प्री ollecti 82५ ओ, | भोगता 
है । अतः किसी भी व्रते की पहले री थाह ले न उसका विश्वासं 
करना चाहिए” 


अ्वाख्या-मागं ; | १६९ 


कबीर भेव गतीति का, करतुनि करे अपराध । 
बाहरि दीसे साथ गति, माहँ महा असाध ॥१॥ 
शम्दाथ--श्रतीत =वैरागी । 
कबीर कहते हैं कि वेश तो वैरागी के समान धारण किया हुआ है और कमे 
पाप-परिपू्णं है, जो इस प्रकार बाह्मवरण से साधु इष्टिगत होते हैं, वे भीतर हृदय में 
झनेक कलुषतां से भरे .रहते हैं । Fr 
उज्ज्वल देखि न घीजिये, बग ज्यू मांडे घ्यान । 
घोरे बेठि चपेटसी, यू ले बूड़ ग्यान॥२॥ 
शब्दार्थ---धीजिए ”- विश्वास कर बैठिए । बग=बक, बगुला । माई =मछली-। 
घोरे=पास । | 
किसी की उज्ज्वल वेश-भूषा देखकर उसके उज्ज्वलमना होने का विश्वास 
मत कर बैठिए । हो सकता है कि वह मछली की खोज में एक टांग से चुपचाप खड़े 
बगुले के समान हो । जिस भांति मछली के पास आन पर बगूला उसको चट कर जाता 
है उसी भांति वह तुमको अपने पूर्ण सम्पर्क में लाकर झपने ज्ञान के साथ ही समाप्त 
न कर दे। 
विशेष--सहोक्ति अलंकार । | 
[ जेता मीठा बोलणां, तेता साथ न जांणि। 
पहली याह दिंखाइ करि, ऊंडे देसी आण ॥३॥५८०॥ 
` झब्दार्थ--थाह = पार पाने, योग्य उथला पानी । 'ऊडे गहरे पानी में । 
कबीर कहते हैं कि जितने भी मृदु भाषी हैं उन सबको ही साघु मंत समझो । 
वे लोग ऐसा ही करते हैं कि पहेले उयला जले दिखाकर. फिर गहरे पानी में ले जाकर 
डुबो देते हैं । 
२८. साध को अंग 
गंग-परिचय--इस अंग में कबीर ने सत्संगति की महिमा का वणन किया है। 
वे कहते हैं किं साधुओं की.संगति कभी भी निष्फल नहीं जाती और उनकी संगति 
में बैठने पर फिर किसी प्रकार के दोष लगने का डर नहीं रहता, क्योकि चन्दन के 
इुक्ष को कोई भी नीम के समान कड़ झा नहीं बता सकता। साधु-संगति के बिना 


तीयो का भी कोई प्रयोजन नहीं होता। व्यक्ति चाहे मथुरा जाये, या द्वारिका जाये :5 _ 


या जन्नाथ के दर्शन करे, किन्तु यदि उसकी संगति अच्छी नहीं है भोर उसके हृदय में 
. सरीखे साधुओं की संगति मिल जाती है तो मनुष्य के सारे काये झाप से श्राप सिद्ध 
होते चले जाते हैं। इसी लिए जिस दिन साधु के दर्शन हो जायें, उस दिन को शुभ 
समभना चाहि€१ जिस प्रकार“ ।ऽपल्पस जए तीज, मैं बंबत (का इक्ष उग कर 
उन्हें भी सुगंधिपूर्ण बना देता है, उसी प्रकार साषु-संगति बुरे व्यक्ति को भी अच्छा 


भगवान्‌ की भक्ति .नहीं है तो उसका तीर्थो पर जाना एकदम बेकार है।जबराम 


० फबोर ग्रन्याघली सडक 


व्यक्ति बना देती है। जो व्यक्ति जान-बुझकर सज्जनों का परित्याग करते हैं और 
दुष्टों की संगति प्राप्त करते हैं, ऐसे मनुष्यों के पास भूलकर भी नहीं रहना चाहिए, 
` क्योंकि इनकी संगति सदैव कष्टप्रद और पापों की भ्रोर ले जाने वाली होती है। यह 
संसार काजल की कोठरी के समान है जिसकी सीमाएँ विषय तथा वासनांझों से घिरी 
हुई हैं । इन सीमाओं का लांघने.का; अर्थात्‌ विषय तथा वासनाशरों से छुटकारा पाने 
-का एकमात्र उपाय सत्संगति ही है। | | 
कबीर संगति साथ की, फदे न निरफल होइ । 
चंदन होसी बांवना, नींब न फहसी कोइ ॥ १॥ 
शब्दार्थ - निरफल = निष्फल । बांवना--श्रेष्ठ । नीव = नीम । 
' कबीर कहते हैं कि साघु-संगति कभी भी व्यथं नहीं जाती । साधु-संगति से तुम: 
नीर जैसे कड़वे से सुशीतल सुगन्वदायी चंदन बन जाभोगे फिर तुम्हें कोई नीम-- 
कन था, बुरा--न कह सकेगा । ' । 
कष्खेर संगति साध को, बेगि फरीज जाइ। 
दुरमति इूरि गंयाइसी, देसी सुमति यत्ाइ ॥२॥। 
शब्दार्थ--दुरमति--दुबुं दवि । सुभति = सुबुद्धि । 
` ` कबीरदास कहते हैं कि साधु जनों की संगति शीघातिशीघधर करो। उससे 
दुबु द्धि का नाश एवं सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है 
सखुरा जावे -हारिफा, भावे जाये खगनाथ । 
साप्त संगति हरिभगति बिन, कछ न ग्वे हाथ॥३॥ 
. झब्दाथ-सरलहे। . ` न 
. . कबीर कहते हैं कि मथुरा द्वारिका जगन्नाथ या श्रन्य तीर्थस्थल चाहे. जहाँ . 
= सा किन्तु साधुसंगति र प्रभु-भक्ति के बिना कुछ भी प्राप्ति नहीं हो 
के 


| दाता , मुकति का, यो सुमिरावं नांस ॥४॥ . 
कषब्बायं=सरस है। द 33 
` - कबीरदास कहते हैं कि मेरे सायी दो ही हैं--एक तो वष्णव एबं दूसरे प्रु । 
` भभु तो मुक्ति को देने वाले हैं ही, वैष्णव भी प्रभु का नाम स्मरण कर ईइवर भक्ति 
. में श्रत करता है।.- 5 
, .रॉम सरोले जन मिले, तिन सारे सब कांस ॥५॥ - 

. ` भ्ब्दाथ-सारे= पूर्णं किये । 

॒ र कबीर कहते हैं कि अपने प्रभु की खोज में मैं वन-वन भटकता फिरा। मुंे 
ड हि से ash गये, जिन्होंने, मेरा, उद्देगप -सिढ कर दिया, मुझे | 


~ 


कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत सिलांहि। 
अंक भरे भरि भेटिया, पाप सरोरों जांहि ॥६॥ 
शब्दार्थ--सरीरों --शरीर का । 
कबीर कहते हैं कि वही दिवस श्रेष्ठ है, जिस दिन संत-दर्शन हो जांय । उनको 
` प्रेमपूव क आलिंगन कर भेंट करने से शरीर के समरत पाप दूर हो जाते हैं । 
कबीर चंदन का बिडा, बेठ्या आक पलास । 
ग्राप सरीखे करि लिए, जे होते उन पास ॥।७॥ 
शब्दार्थ--बिड़ा = दक्ष । 
कबीर खाई कोट को, पांणीं.पिवे न कोइ । 
जाइ मिलै जब गंग में, तब सब गंगोदिक होइ ॥प॥। 
शब्दार्थ---कोट-- किला । गंगोदिक = गंगाजल । 
कबीर कहते हैं कि किले से निकलने वाली गन्दी खाई, नाले का पानी कोई 
नहीं पीता है किन्तु जब वही नाला गंगाजी में जाकर मिल जाता है तो पवित्र गंगा- 
जल हो जाता है जिसका सब श्रद्धापूवंक पान करते हैं । 
विशेष--तुलसी से तुलना कीजिए 
गगन चढ़हि रज पवन-प्रसंगा । 
जांनि बूम सार्चाह तजें, करें झूठ सु नेह। 
ताको संगति राम जी, सुपिने ही जिनि देहु ॥९॥ 
शब्दार्थ--जिनि देहु=मत दो ।. | 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! जो जान-बूझकर सज्जनों को- परित्याग कर 
भिय्याचारियों से सम्बन्ध रखते हैं उनकी संगति मुझे स्वप्न में भी मत दो । 
कबीर तास मिलाइ, जासहि याली तू बस। 
नहीं तर बेगि उठाइ, नित का गंजन फो सहै ॥१०॥ 
शब्दार्थ--तास-उससे । हियाली = हृदय । गंजन=दुखं । 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! या तू मेरी भेंट उनसे करा दे जिनके हृदय में 
तेरा निंवास है अन्यथा फिर मेरा जीवन ले ले, नित्यःप्रति कुसंगति का दुख कौन 
सहन करता रहे ? पु 
| ` केती लहरि समंद को, कत उपज कत जाइ 
बलिहारो ता दास की, उल्टी मांहि समाइ ॥११॥ 
कबीर कहते हैं कि इस भवसागर में कितनी लहरें उठती और गिरती हैं, 
कितने मनुष्य आवागमन चक्र में पड़ जन्म-मृत्छु को प्राप्त होते हैं। मैं उस र भक्त की 
बलिहारी जाता हूँ जो जन्म धारण कर भ्रभु-भक्ति के माध्यम से ब्रह्म में लीन हो 
जाता है. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
4 
" 





२०२ | फबोर ग्रन्यावली सटीक 
काजल केरी कोठडौं, काजल ही का कोट । 
बलिहारी ता दास को, जे रहै रांस को ोट ॥१२॥ 

' यह संसार काजल का कोठरी के समान है जिसकी सीमाएँ विषय-वासनाश्रों 


'की कालिमाओं से ही युक्त हैं। कबीर कहते हैं कि मैं उस प्रभु-भक्त की बलिहारी 


जाता हूँ जो संसार में रहकर भी इसकी चासना-कालिमा से दूर रहता है । “ 
विशेष---उपमा अलंकार । 
भगति हजारी कपडा, तामें मल न समाइ । 
सावित काली काँबली, भावे तहां बिछाइ ॥१३॥४६१॥ 
शाब्दार्थ--हजारी कपड़ा=वह वस्त्र जिसका मूल्य एक सहस्र रुपये हो, 
बहुमूल्य से तात्पयं । साषित=शाक्त, यहां शाक्त सम्प्रदाय या साधना से तात्पयं है । 
भक्ति उस बहुमूल्य वस्त्र के समान है जिसमें तनिक सा भी पापरूपी मेल 
छिप नहीं सकता । दूसरी श्रोर शाक्त सावना वाले कम्बल के समान हैं जिसे चाहो 
जहाँ बिछा दो । 
भाव यह है कि झाकत सावना भक्ति-सम्प्रदाय की तुलना में निकृष्ट है । 


२९. साध साषीभूत को अंग 


झंग-परिचय--वेशघारी साधु तो अनेक मिल जाते हैं, किन्तु सच्चा साघु 
कोई बिरला ही होता है। प्रस्तुत अंग में कबीरदास ने सच्चे साघु के लक्षण बताये 
हैँ । वे कहते हैं कि सच्चे साघु में किसी के : प्रति वेर की भावना नहीं होती, वह 
निष्काम भाव से प्रभु की भन्ति में लीन रहता है, चाहे उसे करोड़ों सन्त मिल जायें 
तो भी वह अपनी साधुता नहीं छोड़ता; अर्थात्‌ कुसंगति का उस पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । 

साधु का शरीर क्षीण होता है, क्योंकि वह अन्य सांसारिक. मनुष्यों की भाँति 
निरंकुश नहीं होता । वह रात दिन प्रश्न की भक्ति में जगा रहता है भ्रौर रात-दिन- 
प्रभु के वियोग में जल-विहीन मछली की भांति तड़पता रहता है। वह ज्ञानी होता है, 
इसलिए उसे अनेक प्रकार की मानसिक अश्ांतियों का.सामना करना पड़ता है, उसके 
हृदय में सदेव प्रभु-विरह को श्रा जलती रहती है, उसे नित्य अपने मन से दन्द 
करना पड़ता है । वह प्रभु वियोग में इतना दुःखी होता है कि कोई उसके दुःख को 
नहीं जान पाता । कामिनी से विरक्त होना तथा प्रभु के नाम में झनुरक्त होना ही 
उसके जीवन का-उद्देश्य होता है, क्योंकि उसे पता है कि अब तक मन में कामिनी का 
श्राकर्षण है, तब तक प्रभु की प्राप्ति असम्भव है। वह झद्गेत्र भाव से प्रभु की भक्ति 
करता है, बिना स्वार्थ के ही सवका आदर करता है और उसके मुख पर दिव्य प्रकाश 
की झलक सदेव भलकती रहती है, क्योंकि जिस हृदय के भीतर प्रभु का पदार्पण 
हो ता है उसको ।नर्भलःज्योतिं सदये भी्िभनि रहेती है और छिपाने से कभी भी 
नहीं छिपती। : 


बा ज्या-भागे २०३ 


ऐसे सच्चे साधु संसार में बिरले ही होते हैं क्योंकि यद्यपि प्रभु की ज्योति 
सभी के हृदयों में निहित होती है, किन्तु कुछ ही व्यक्ति उस ज्योति की महिमा को 
समभ पाते हैं । ऐसे साधुजनों को हो. अकस्मात्‌ प्रभु के दर्शन हो जाते हैं । 
निरबँरी निह-कांमता, साई सेती नेह। 
बिषिया सु' न्यारा रहै, संतनि का भंग एह॥१॥ 
झन्दाथ--निहं-कांमता = निष्कामता, कामना विरत होना । विषिया=विषय- 
बासनाएं ।' अंग = लक्षण, गुण । 
कबीरदास कहते हैं कि किसी से वैरभाव न रखना, निष्कामना प्रभु-भक्ति 
विषयों से पूर रहना यही सन्तों के लक्षण हैं । 
संत न छाड संतई, जे कोटक मिल असंत । 
चंदन भुंगा बेठिया, तउ सीतलता न तजत ॥३॥ 
शब्दार्थ - भवंगा = साँप । तजंत-- नहीं छोड़ता है। 
सन्त करोड़ों असन्तों के बीच में रहकर भी भ्रपनी ढत्ति का परित्याग नहीं 
कर सकता । चन्दन के दक्ष पर सपं लिपटे रहते हैं तो भी वह अपनी शीतलता नहीं 
त्यागता । 
विशेष-- (१) श्र्थान्तरन्यास अलंकार । 
कबीर हरि का भांवता, दूरे थं दीसंत। 
तन षीणां मन उनरनां, जग रूठडा फिरंत ॥३॥ 
` जब्दार्थ---भांवता= चाहने वाला, भक्त। दीसंत=दष्टिगत होता है। 
षीणां==क्षीण । 
कबीरदास कहते हैं कि प्रभु-भकत दूर से ही दिखाई दे जाता है। उसका 
शरीर क्षीण, मन उन्मनी अवस्था में अर्थात्‌ भीतर हो केन्द्रित एब वह संसार से 
सम्पृक्त रहता है । 
हरि का सांवता, ऋणां पंजर तास । 
देणि न गावे नोंदडी, झगि न चढृई मास ॥४॥ 
शाब्दार्थ--भीणां= क्षीण । 
कबीरदास कहते हैं कि जो प्रभु-भकत होता है उसका शरीर बड़ा क्षीण 
होता है क्योंकि वह अन्य सांसारिकों के समान निरंकुश नहीं: होता । प्रभु की 
भवित में अनुरक्त रहने के कारण उसे रात को नींद -नहीं याती और न वह शरीर 
से पुष्ट होता है। 
गणरता सुख सोबणां, रातं नोंद न आइ । 
ज्यू' जल दुटे संछलो, यू बेलत बिहाइ ।५॥ द 
शत्ताम्‌ उरत | MS [रक्त नहीं है ५ स म ल द | व 
समाप्त होने पर | बलतन्न्तड्पकर। ` ` हे बजट 
जो प्रभु पे प्रनु रक्त नहीं हुँ वे सुख की नींद सोते हें तथा जिनकी इत्ति 


"२०४ ' कबीर ग्रन्यावलौ संटौक ' 


प्रभु में रमी हुई है वे -सुख-निद्रा में सो नहीं पाते। उनकी अवस्था उस मछली 
के समान होती हा जो जल समाप्त होन॑ पर तड़पती है। वे भी प्रभु-वियोग से 
तड़पते हैं । 
जिन कुछ जांण्यां नहीं, तिन्ह सुख नॉंदडी बिहाइ । 
सेर अबूको दुकिया, प्री पड़ी वलाइ॥६॥ 
शब्दाय-- अबूकी = श्रज्ञानी । दूभिया = प्रवृत्त होना । बलाइ==विपत्ति । 
कबीरदास कहते हैं कि -जिन्होंने ज्ञानाजंन का “कुछ प्रयत्न नहीं. किया 
उन्होने सम्पूर्ण रायु सुख-निद्रा में व्यतीत कर दी । मैं. ज्ञानी जब उस ब्रह्म को 
जानने के लिए साधना में प्रवृत्त हुआ तो प्रभु-वियोग की यह विपत्ति मेरे गले 
पड़ गई। 
जांण सगत का नित मरण, अण जाणें का राज । 
सर श्रपसर समर नहीं, पेट भरण सु" काज ॥७॥ 
शब्दार्थ-जांण=ज्ञानी। ग्ण जाणें =अ्जज्ञानियों। राज = आनन्द से 
ब । सर अपसर --अवसर-भ्रनवर । पेट-भरण = जीवन की पाशविक वृत्तियों के 
ए। 
ज्ञानी का तो नित्य मरण है, क्योंकि उसे वियोग में शत-शत मृत्यु की 
वेदना को सहन करना पड़ता है। आनन्द तो केवल अज्ञानियों को प्राप्त है जिन्हें 
्भु-भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं, केवल जीवन की पाञ्चविक उत्तियों को ही संतुष्ट 
करने में उनके कतंव्य की इति-श्री हो जाती है । [ 





न शब्दार्थं - जांण-बिनाण = ज्ञान-विज्ञान । ग्रावटणां == ग्रौटना, संतप्त होने के 
अर्थ में घणा=भ्नत्यधिक । षंडे= तलवार । भूमणां = युद्ध करना । 
कबीरदास कहते हैं कि जिसके हृदय में ज्ञान-विज्ञान है भ्र्थात्‌ जो विवेकी है 
उसके हृदय में विरह-वह्नि प्रज्वलित रहती है। उसे नित्य प्रति उठकर अपने मन से 
इन्द्र करना पड़ता है कि वह झसद्‌ माग की ओर भ्रवृत्त न हो । इस प्रकार बिना 
तलवार के वहाँ नित्यप्रति युद्ध होता है। + 
विशेष--विभावना भ्रलंकार । 
रांम वियोगी तन बिकल, ताहि न॑ चीनहैं कोइ। ` 
तंबोली के पाँन ज्यू', दिन दिन पीला होइ ॥९॥ 
शब्दाय --चीन्हे=प हिचानना | 
जो भ्रभु-वियोगी होता है उसकी वेदना को कोई नहीं ॒ 
न जान । वह 
तो की दूकान पर रखे पान के समान दिन प्रतिदिन झा होता 
जाता है।. : 
विशेष-०८उप्रमा/अलंका₹ | Math Collection: Digitized by eGagotri 


व्योस्या-भाग | २०४ 
; ब 233 नित करे, रांस पियारे जोग ॥१०॥ 
` शब्दा्थ- पीलक = पीलापन । साँइयाँ = प्रभु । पिड--पीलिया तप 
विशेष जिसमें व्यक्ति दिन-भ्रतिदिन पीला पड़ता जाता है । छाँनैं-- क्षीण 5 पंच 
घ्न्त्रत ॥ 
_ हैं प्रभु ! तुम्हारे वियोग में पीडित होकर मेरा शरीर दिन-प्रतिदिन 
हे त होकर अतिदिन पीला 
पड़ता जाता है, सब यह के हैं कि इसे पीलिया हो गया है। राम के वियोग में मैं 
न कुछ खा सकता हुं, न पी सकता हूँ इससे मैं श्रोर भी क्षीण हो 
प्रियतम से मिलन हो सके । sb 
काम मिलावें राम कू, जे कोई जांणें राषि। 

__ कबीर बिचारा क्या करे, जाका सुखदेव बोलें साषि ॥११॥ 
शव्टाथ--सरल है । 
यदि कर्मों को उचित रीति से सम्पन्न किया जाय तो कर्म ही प्रभु से मिला 

देते हूं । ऐसा कहकर मैं कोई मिथ्या तत्व प्रतिपादित नहीं कर रहा हूँ, मेरे कथन की 
साक्षी तो शुकदेव जी ने भी दी है। | 
विशेष--कबीर ने भ्रपने वचनों की आप्तता, आर्षता घोषित करने लिये 
स्थान-स्थान पर वष्णवों के पुज्य ऋषियों एवं देवताओं द्वारा ग्रपनी वाणी का 
समर्थन बताया है। | 
कांमणि गंग विकरत भया, रत भया हरि नांह । 
साथी गोरखनाथ ज्यू, ग्रमर भये कलि माहि ॥१२॥ 
दाब्दाथं--कांमणि= कामिनी । रत--भनुरक्त । 
कामिनी से विरक्त होना एवं प्रभु के नाम में अनुरक्त होना ही श्रेय है । 
ली गुरु गोरखनाथ हैं, जिन्होंने कलियुग में भी इस आचरण से अमरता प्राप्त 
करःलो। ' 
विशेष--गोरखंनाथ--“ये एक प्रसिद्ध योगी तथा महात्मा ये, नाथ संप्रदाय 
के प्रवतंक माने जाते: हैं ये तन्त्र विद्या के ्राचायं भी थे, इनके बनाये हुए संस्कृत 
में ग्रन्थ भी हैं । नौ नाथ तथा चौरासी सिद्धों में इतकी गणना है, गोरखपुर में इनके 
नाम का मन्दिर भी है।”--कबीर बीजक. | 
जदि बिषे पियारी प्रीति सू, तब अंतरि हरि नाहि। . 

: जब अंतर' हरि जा बसे, तब बिविया सू चित नाहि॥१२॥ 
शब्दार्थ--विषे = विषय-वासनाएं । हे 
जब तक वियय-वासनाएं प्रभु-भक्ति से भ्रधिक प्रिय हैं तब तक हृदय में प्रभु 

का निवास नहीं हो सकता । जब हृदय में प्रभु का वास हो जायगा. तब मन विषयों 
में नहीं लगेगा । , 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२ [ | कबीर ग्रन्यावली सटीक 


विशेष--तुलना कीजिए । प 
“तुम अपनायो तब जानिहौ, जब मन फिरि परिहए । (विनय पत्रिका) 
जिहि घट में संसौ बसे, तिहि घटि राम न जोइ्‌ । 
राम सनेही दास बिचि, तिणां न संचर होइ ॥१४॥ 
शब्दाथं--विचि = मध्य में । तिणां = तृण । 

- जिस हृदय में मायाजनित द्वेत-भावना है उसमें प्रभु का वास नहीं हो सकता 
प्रभु एवं प्रेमी भक्त में तो इतनी सी भी दूरी नहीं होनी चाहिए जो उनके बीच तृण 
का भी संचार हो सके । 

स्वाय को सबको सगा, जब सगला ही जाण 
दिन स्वारय आदर करें, सो हरि को प्रीति पिछाणि ॥ १५॥ 
शब्दाथ--सगा = निकट, सम्बन्धी । सगला = सम्पूणं । 
कबीरदास कहते हैं कि समस्त संसार स्वार्थं सिद्धि के ही कारण सब को 
झपना सम्बन्धी बनाता है। यदि कोई बिना स्वार्थं ही के अपना आदर करे तो समभिए 
कि उसमें प्रश्रु-भक्ति भ्रवशिष्ट है । | 
| जिहि हिरदे हरि भ्राइया, सो क्यू” छांनां होइ । 
जतन जतन कार दाबिये, तऊ उजाला सोइ ॥१६॥ 
इाब्दार्थ--छांनां = छिपाना । 
` जिस हृदय के भीतर प्रभु का पदार्पण हो गया वह कैसे छिपाया जा सकता 
है, उसकी निर्मल ज्योति स्वेदा भासमान रहती है । चाहे ब्रह्म की उस निरंजन 
ज्योति को दवा-दवाकर मनुष्य कितना भी छिपाने का उपक्रम क्‍यों न करे तो भी 
उसका प्रकाश प्रकाशित ही होता रहेगा । 
फाटे दीदे में फिरों, नजरि न झावे कोइ । 
हे जिहि घटि मेरा सांइयां, सो क्यू' छांनां होइ ॥१७॥ 
दब्दाथ--फार्ट = खोलकर । दीदे ८ नेत्र । 
में नेत्र फाइ-फाड़ कर देख रहा हूँ, किन्तु फिर भी कोई प्रभ-भक्त दृष्टिगत 
I रहा. है । जिस हृदय में मेरे स्वामी, ब्रह्म का निवास है वह्‌ छिपाया नहीं जा 
T। 
भाव यह है कि महात्मा भलग से ही दीख जाते हैं । 
सब को मेरा सांइयां, सुनो सेज न कोइ । 
भाग (तन्हों का हे सस्ती, जिहि 
श्दाथ--धटि=हृदयों द हे हम ही १5 
सर्वत्र सब प्राणियों में प्रभु बसे हुए हैं, कोई भी हृदय-शय्या उनसे छूत्य 


नहीं हैं । | में 
Es { र जिसके हृदय में भी वे उत्पन्न हो गए, यह उस जीवात्मा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्याल्या-माग \ २ ०७ 


पावक रूपी रांम है, घटि घटि रह्मा समाइ। 
चित चकमक लागे नहीं, ताथे घूवां हू हाँ जाइ ॥१९॥ 
शब्दाथ -- पावक = श्राग । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु उस अग्नि के समान हैं जो भस्मावत रह प्रत्येक के 
हृदय -में समायी रहती है, किन्तु उसे चित्त, मन रूपी चकमक पत्थर का स्पशं नहीं हो 
पाता जिससे प्रभु रूपी अग्नि के दर्शन नहीं होते, इसलिए केवल धुआँ ही घुझां (विषय- 
वासनाओों की कालिमा) ही इष्टिगत होती है। भाव यह है कि चित्त वृत्तियां प्रभु में 
केन्द्रित होने पर ही उसका दर्शन सम्भव है । 
कबीर खालिक जागिया, ओर न जागे कोइ । 
के जागे विषई विष भर्या, के दास बंदगी होइ ॥२०॥ 
दब्दार्थं--खालिक =प्रभु । 
कबीर कहते हूँ कि केवल प्रभु ही जगता है और कोई नहीं। या जागता है 
तो विषयी व्यक्ति जागता है जो नाना भोगों में संलिप्त रहता है या फिर वह: प्रभ 
भक्त ही जागता है जो भक्ति में निमग्न रहता है। 
कबीर चालयां जाइ या, आगं मिलया खुदाइ । 
सीरा मुर सौं यों कह्या, किन फुरमाई गाइ ॥२१।।५१४॥ 
शब्दा्थ - फुरमाई=फरमाना । मीराँ=प्रभु, कुछ स्थानों पर भी आज भी 
मीराँ-नामक देवता की पूजा होती है । 
कबीर कहते हैं कि मैं यों ही अपनी घुन में मस्त चला जा रहा था कि आगे 
प्रभु मिल गये । उन्होंने मुझ से कहा कि तू अपने विचारों को गाकर प्रस्तुत क्यों नहीं 
करता ? इसलिए मैं अपने विचारों को गा-गा कर प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
३०. साध महिमां को अंग 
ग्रंग-परिचय--प्रस्तुत अंग में कबीर ने साधुओं की--सज्जनों-महिमा का 
वर्णन किया है। वे कहते हैं कि साधु यदि थोड़े से भी हों तो वे उन असाधुओझों की 
ग्रपेक्षा बहुत श्रेष्ठ हैं जिनके गाँव के गाँव बसे हुए हैं। जहाँ पर साधु निवासं करते 
हैं, वहीं पर वास्तविक शोमा रहती है । जिस नगर में साधुओं का निवास नहीं 'है, 
चाहे वह नगर कितना ही सुन्दर और सुशोमित हो, किन्तु वह ऊजड़ प्रदेश के समान 
ही समझना चाहिए । इसी प्रकार जिस घर में साधुओं की सेवा नहीं होती, वे घर 
भी इमशान के समान हुँ.। किसी भी धनाढ्य की अपेक्षा उस साधु का दर्जा बहुत 
बड़ा है जो निरन्तर प्रभु की भक्ति में लग रहता है, चाहे वह भिक्षा माँगकर ही 
भ्रपनी जीविका चलाता हो । इसी प्रकार राजा की रानी को तुलना में वह पनिहारी 
ज्रैष्ठ है जो रात-दिन प्रभु की भक्ति में लगी रहती है । वह माता भी धन्य है जिसने 
प्रभु-भक्त को जन्मं दिधा हवै । इसके विपरीत जिस कुल में किसी प्रभु-भक्त का जन्म 
नहीं हुआ है । वह कुल कभी भी गौरवशाली नहीं हो सकता और उसके अस्तित्व का 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कोई प्रयोजन भी नहीं होता । इसीलिए प्रभु-भक्ति से विहीन होकर ऊँचे-ऊँचे महल्ों 
में रहना भी अच्छा नहीं है। वस्तुतः जहाँ साधु होते हैं, वहाँ स्वयं प्रभु निवास 
करते हैं । 
चंदन की कुटकी मली, नां बबूर की श्रबरांउ । 
बेशनों की छपरी भली, नां साथत का बड गाउँ ॥१॥ 
शब्दाथ--कुटकी = छोटी सी गठरी से तात्पर्यं है। बंब र == बबूल ।,अबराउ = 
जंगल । साषत = शाक्त । बड़--बड़ा । 
कबीर कहते हैं कि अच्छी वस्तु का थोड़ी मात्रा में प्राप्त होना ही अच्छा . है: 
शौर बुरी वस्तु की बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्ति भी श्रश्रेयस्कर है। चन्दन की लकड़ी का 
एक छोटा सा बन्डल ही बबूल वृक्ष के वन जिसमें लकड़ी ही लकड़ी होती है, से श्रेष्ठ 
है । वैष्णवों की एक कुटिया ही शाक्तों के बड़े गांवों से शर प्ठ है । 
. विशेष--भ्र्थान्तरन्यास ग्रलंकार । 
पुरयाटण सूबस वसं, आनंद ठांयं ठाँइ । 
रांम सनेही बाहिरा, ऊजेड मेरे भाइ ॥२॥। 
शब्दा्थं---सूबस =सुरीति ते । वसँ =बसा हुआ । ठाँयें ठाँइ = अत्यधिक 
बाहिरा =बिना । ऊजंडइ=उजाइ, शून्य । ॒ 
कोई कितने ही सुन्दर ढंग से बसा हुआ नगर हो और उसमें . ग्रातन्दोल्लास 
का वार-पार न हो, किंन्तु यदि वह प्रभु-भक्त से शून्य हो तो निश्चय ही वह 'ऊजड़ 
शुन्य प्रदेश तुल्य है । 
विशेष--उपमा भ्रलंकार । 
जिहि घरि साध न पूजिये, हरि की सेवा नाहि । 
| ते घर सडहट सारषे, भूत बसे तिन माहि ॥३॥ 
शब्दाय--मइहट =मरघट, श्मशान । 
जिस घर में साघु की सेवा एवं प्रभु-भक्ति नहीं है. वह घर इमझान तुल्य 
त भयानक है । उसके अन्दर तो सांसारिक क्लेशों के भूत घर किये 
i 
विशेष---उपमा भ्रलंकार । 
है गे गेबर सघन घन, छन्न घजा फरराइ। 
.. ता सुख थे भिष्या मलो, हरि सुमरत दिन जाइ ॥४॥ 
शब्दा्थ-- है = हय, अस्य । गे = गयंद, हाथी । सघन घन = घनीभूत जनसंख्या । 
भिष्या= भिक्षा । 
यदि किसी के पास हाथी घोड़े, श्रत्यधिक प्रजा से पूरित ग्राम, शीश. पर 
छत्र एव महल-भरट्टासिकाश्रों पर फह्राती ध्वजा आदि समस्त ऐद्वर्य हो, केवल 
्रभु-भकिति न हो तो ये सब व्यर्थ हैं । दूसरी ओर यदि प्रभु-भक्ति में समस्त दिन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ग-भाग म 
व्याख्या | | २०९ 


व्यतीत हो जाता हैं ग्रीर भिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है तो यह उसकी अपेक्षा कहीं 
झधिक श्रेष्ठ है । 
है गे गेंबर सघन घन, छत्र पतौ को नारि। 
तास .पटतप नां तुल, हरिजन को पनिहारि ॥५॥ 
शब्दाय पटंतर=बराबर, समान .। 
हाथी, घोड़े एवं भ्रमित ऐश्वर्यंशाली राजा रानी भी प्रभ-भवित 
की तुलना में ही रखी जा सकती हैं, यह उससे हेय है । ke: 
क्यू नुप नारो नांदये, क्यू" पनिहारी को मांन । 
वा मांग संवार पीव कों, या नित उठि सुमरे रांम ॥६॥ 
दाब्दाथ--न्‌प नारी =रानी । नींदये = निदिता । मान = सम्मान । - 
राजा की ऐश्वर्ययुकतः रानी की निम्नता एवं प्रभूं-भक्त की पनिहारिन की 
श्रेष्ठता किस कारण वतायी गयी है ? एक (रानी) तो ग्राने लौकिक प्रियतम के लिए 
लिए श्ुंगार-मण्डन करती है ग्रौर (पनिहारिन) सच्चे स्वांमी प्रभु का नित्य प्रति 
भजन करती है । इसी अन्तर के कारण द्वितीय प्रथम से महान है। 
कबीर घनि ते सुन्दरी, जिनि जाया बंसनों पृत । 
राम सुर्मार निरभ हुवा, सब जग गया झऊत ॥७॥ 
शब्दाथ--अ्ऊत == निपूत । 
कबीर कहते हूँ कि वह स्त्री धन्य है जिसने वेष्णव पुत्र-रत्न प्रसूत किया, 
` क्योंकि वह प्रभु को स्मरण कर निर्भय हो जाता है भ्रौर शेष संसार तो निपतत 
निस्संतान, ही रह गया । 
कबीर कल तो सो भला, जिहि कूल उपज दास । 
जिह कुल दास न ऊपजे, सो फुल झाक पलास ॥८॥ 
शब्दार्थं - सरल है। ` 
कबीर कहते हैं कि वही वंश श्रेष्ठ है जिसमें प्रभ्‌-भक्त जन्म ले। जिस परि- 
वार में प्रमु-भक्त जन्म न ले वह झाक ओर पलाश के समान निष्प्रयोजन है। 
साषत बांभण मति मिले बेसनों मिले चंडाल । 
गफ माल दे भेटिये, मांनो मिले गोपाल ॥६॥ 
शब्दार्थं--साषत बांभण= शाक्त ब्राह्मण । अंक = म्रालिगन । 
कबीर कहते हैं कि शाक्त ब्राह्मणों से न मिलना ही अच्छा है । उनसे श्रेष्ठ 
तो वेष्णव चाण्डाल से मिलना है । उस चाण्डाल से तो प्रेमपूवेक झालिगनब्रद्ध होकर 
ऐसे मिलना चाहिए मानो प्रभु से ही मिलन हो रहा है। 
विशेष-.उत्प्रेक्षा श्रलंकार । 
रांम जपत वालिव भला, टूटी घर की छांनि।  _ 
ऊचे मन्दिर जालि दे, जहां भगति न सारंगपांनि ॥१०॥ 
शब्दार्थ --दालिद==दरिद्र । सारंगपांनि= विष्णु, वसे तात्पर्यं अनाम ब्रह्म 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२१० . कबीर ग्रन्थावलो सटीक 


से ही है । | 
कबीर कहते हैं कि प्रभु-भजन; करते हुए दरिद्रता भी भली है चाहे घर की 
झाश्रयस्थली, छप्पर तक क्यों व टूट जायें, अर्थात्‌ दरिद्र से दरिद्रतर भ्रवस्था भी 
्रभु-भक्ति करते हुए अच्छी है। ऐसे ऊचे-ऊंचे वासो को जहां प्रभु की भक्ति नहीं 
है, जला देना चाहिए । 
` कबीर भया है केतकीं, भवर सब मये दास। 
जहां जहां भगति कबीरः को, तहां तहां रांम निवांस ॥ ११।१२५॥ 
र =एक पुष्य विशेष, जिसके चारों ओर श्रमर-श्रेणी मेंडराया 
करतीहै। ` कक 
` कबीर केतकी-सुमन सदृश श्राकषंण का केन्द्र हो गया है जिसके चारों ओर 
श्नन्य भक्त मण्डली लगी रहती है। जहाँ-जहाँ कबीर की 
विकास ही जानो । re Fomeioberi 
विशेष--रूपुक अलंकार । | 
| ३१ सधि को श्रग | 
| ` झंग-परिचय -शास्त्रों में लिखा है कि भ्रति का सर्वथा परित्याग करना चाहिए, 
क्योंकि किसी भी विषय को अति भ्रन्ततोगत्वा दुखप्रद होती है। कबीर ने भी प्रस्तुत 
' प्रंग में मध्यम मार्ग को अपनाने की ही सलाह दी है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मध्यम 
भागं को अपनाकर चलता है, उसे इस अपार भवसागर को पार . करने में देर नहीं 
. लगती,। यदि व्यक्ति मध्यम मागे को नहीं भ्रपनाता है तो उसके मन में द्विमिधा बनी 
रहती है जो उसको किसी भी निश्चय पर नहीं पहुँचने देती । मध्यम मार्ग का ग्रहण 
करने से ही मुक्ति की भ्राप्ति होती है, क्योंकि कुण्डलिनी भी सहत्रदल और मुलाधार 
` के मध्य में स्थित हैं, जो मुक्ति का कारण है । प्रत्येक साधु को अपना घर ऐसे स्थान 
पर बनाना चाहिए जहाँ प्रत्येक प्रकार की इत्तियों का सामंजस्य हो । वहीं पर पूर्ण 
- आनन्द की आप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर न न तो अधिक शीतलता होती है गौर न 
भ्रधिक उष्मा, न अधिक तपन होती है भर न अधिक ठंड, न भ्रधिक दिन होते हैं और 
न न उत क ह हैं भौर न भ्रधिक चिन्ता । 
Fe | अपनाये गये मार्गो पर चलना भी श्रेयसंकर नहीं है, क्योंकि 
पंडितों का भ्ननुकरण, जिन्होंने समन्वय प्रद्धत्ति का ग्रहण नहीं किया है, न 
होता, बल्कि सन्ताप ओर क्लेशों को देने वाला होता है । इसी प्रकार स्वर्ग और 





ही हिन्दू और मुसलमान दोनों राम और 
खुदा का नाम स्मरण करते री 
गये, किन्तु मुक्ति किसी को भी नहीं मिली ॥ अत: इन नामों के भमेले न न हर 


. यदि सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण किसी भी नेश 
अबश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। ° "ग को लेकरे किया जाय तो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
/ | 


| व्यास्या-भाग । २११ 


इस संसार में सुख किसी को भी प्राप्त नहीं है, न तो अत्यन्त समृद्धिशाली को 
और न अत्यन्त निर्धन को । सुख उसे ही मिलता है जो सुख ओर दुख के प्रति तटस्थ 
भाव रखता है | जिस प्रकार पीली हल्दी झर सफेद चुना ये दोनों एक साथ मिल 
कर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, उसी प्रकार समन्वमात्मक भावना प्रश के 
प्रति सच्चा भ्रनुराग उत्पन्न करती है । मध्यम मार्ग के ग्रहण करने पर फिर किसी 


विशेष वस्तु की कोई महत्ता नहीं रह जाती । उसके लिए कावा और काशी दोनों 


समान बन जते हैं। 


तः मध्यम मार्ग का समन्वमात्मक प्रदृत्ति का ग्रहण.ही मनुष्य के लिए सुख- 


प॒द और शांतिप्रदायक है । 
` कबीर मधि ग्र घ जेको रहै, तौ तिरत न लागं बार । 
बुहु दुहु भ्रंग सु' लागि करि, ड्बत है संसार ॥श॥ 
शब्दाथ---मधि = मध्यम मार्ग समन्वयी मागं । यह प्रदृत्ति दो विरोधी विचार 
घाराश्रों वस्तुओं एवं वातावरण में सामंजस्य कर एक बीच का मार्ग निकालने की 
पक्षपाती है। कबीर से पूवं बुद्ध ने “मध्यमा प्रतिप्रदा' नाम से इसी मध्यम मागें की 
श्रेष्ठता प्रतिपादित की थो । तिरत=तरने में, पार जाने में । 
कबीर कहते हैं कि जो जीवन में मध्यम मार्ग का गनुसरण करता है उसे इस 
संसार-सागर के पार करने में देर नहीं लगती । दो ग्रति विरोधी मतों के ग्राश्रित होकर 
ही संसार संघर्ष में पड़कर नष्ट होता है । 
कबीर दुविधा दुरि करि, एक प्रग ह्लं लागि। 
यहु सौतल बहु तपति है, दोऊ कहिये आगि ॥२॥ 
शाब्दार्थ--दुविधा = संशय । बहु=वह, किसी एक बात को ग्रहण करना । 
कबीर कहते हैं कि दोनों अतिवादी मतों का अनुसरण झश्नेयस्कर है, अतः 
इस संशय को दूर कर कि दोनों मतों में से किसको अपनाऊ, तू केवल मध्य मार्ग का 
अनुसरण कर । यह मत शान्तिदायक एवं दूसरा परितापप्रद है--ऐसा कहना भी 
दाहक है । इससे भी क्लेश उत्पन्न होता है। | 
झनल अकासां घर किया, मधि निरन्तर वास । 
बसुधा ब्योम यिरकत रहै, बिनठा हर बिसवास ॥३॥ 
शब्दार्थं - अकासां -- आकाश, शन्य, ब्रह्मरन्प्र | बिरकत = विरक्त । 
कुण्डलिनी ने ब्रह्मरनघ्र में जहाँ निरंजन ज्योति प्रकाशित रहती है, वास कर 
लिया है, इस प्रकार अब वह मूलाधार एवं सहस्रदल कसल के बीच स्थित है i 
प्रव आत्मा पृथ्वी (मूलाधार) ग्रौर आकाश (सहस्रदल कमल) सबसे असम्पृक्त हो 
गई है, उन्मनी अवस्था में उसका प्रत्येक मिथ्या विश्वास समाप्त हो गया है । इस मध्य 
मा में पहुँच कर ही उसे झानन्द की प्राप्ति हो पायी । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





२१२ | फबीर प्रन्यावलो सटीक 


बासुरि गमि न रेणि गमि, नां सुपनें तर गंम। 
कबीर तहां बिलंबिया,, जहां छांहडी न घंम ॥४॥ 
शाब्दार्थ--वासुरि= दिन । छाँहड़ी = छांह, शीतलता । घंम=धघाम, धृपताप 
कबीर ने अपना निवास ऐसे स्थान को बना लिया है जहां प्रत्येक प्रदत्त 
का सामंजस्य है, वहां मध्यममागं का पूर्ण आनंद है । वहां नतो अधिक शीतलता 
है और न धिक ताप एवं न दिन को, न रात को गौर न स्वप्न में कभी भी चिन्ता 
ही है। | 
जहि पेडें. पंडित गए, दुनियां परी बहीर। 
प्रोघट घाटी गुर कही, तिहि चढ़ि रह्मा कबीर ॥५॥ 
शब्दार्थं --पैडँ = पगडण्डी, मार्ग । श्रौघट--संकीर्ण एवं कठिन । 
जिस मागे पर पण्डित गया उसी पर शेष जनता चल पड़ी किन्तु कोई भी 
झपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सका । सद्गुरु ने कबीर को एसी संकीणं घाटी का 
कठिन मार्ग बताया उस पर कबीर ने चढ़कर भ्रपने लक्ष्य (ब्रह्म) को प्राप्त किया ।. 
| विशेष--भौघट घाटी--ग्रौघट घाटी से तात्पर्यं साधना की विकट पगडंडी 
से है। कबीर ने ग्रन्यत्र. भी इस दुर्गमता का बोघ पिपीलिका झ्ादि से कराया है । 
श्रा नुक थें हूँ रह्मा, सतगुर के प्रसादि। 
चरन कसल की मौज में, रहिस्यू' श्रन्तिर रादि ॥६।। 
__ शब्दाथ--श्रग= स्वर्ग । नुक = नरक । प्रसादि= कृपा, अनुकम्पा । चरन 
कबल = प्रभ के चरण कमल | 
मैं सद्गुरु की कृपा से स्वर्ग भर नरक के प्रपंच में न पड़ा । मैं तो प्रभु-भक्ति 
के घ्रानन्द में भ्रद्यतन ग्रानन्द-मग्न हूँ । ॒ 
हिदू सूये राम कहि, मुसलमान सुदाइ । 
कहै कबीर सो जोवता बुह में कदे न जाइ ॥७॥ . 
Se में=दुविधा में । कदे=कभी भी । . 
राम नाम रटकर भ्रपने सम्प्रदाय की श्रेष्ठता के प्रतिपादन में मर मिरे 
तो मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में नष्ट हो गये कबीर कहते हैं कि 


जीवित तो वही हैं जो दोनों नामों को एक ही ब्रह मे 
नहीं पड़ते कि कौन श्रेष्ठ है। एक ही ब्रह्म के लिए मानकर इस भगड़े में 


दिया मृवा दुख कों सुख्िया सुख को झरि । 
सदा अनंदी रांम के, जिनि सुख दु र ॥८॥ 
का रहा । 
ससार मे दुःखी व्यक्ति सबंदा अपने दुःख को रोता जो मुखी है 
र अ मुखी 
| ह झौर भी सुख-प्राप्ति की श्राणा में जुझता रहा । वे राम भ so 
रहे जो सुख भ्रौर दुःख को समान समझ उनके तटस्थ हो गये । | 


_ (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कबीर हरदी पोयरी, चूना ऊजल भाइ। | 
रांम सनेही यू मिले, दृन्‍्यू बरन गंवाइ ॥६॥ 
शव्दार्थ--पीयरी = पीली । ऊजल == उज्ज्वल, सफेद । 
कबीर कहते हैं कि हल्दी पीले रंग की हेती है और.चूना श्वेत । जिस प्रकार 
ये दोनों मिलकर अपने वास्तविक रंग को त्याग सुन्दर झनुरागयुक्त लाल रंग में 
परिवतित हो जाते हैं उसी भ्रकार प्रभु-भवत विविध विरोधी विचारघाराझों को भक्ति | 
के सुन्दर कलेवर में ख़पा कर सुन्दर रूप प्रदान करते हैं.। 
कावा फिर कासी भया, रांम भया रहीम । 
सोट चून सेदा मया, बंठि कबीरा जीम ॥१०॥ | 
शब्दाय जीम=खाना । 
कबीर कहते हैं कि समन्वयी मध्यमार्गी प्रद्धत्ति से मुसलमानों के तीर्थ-स्थल 
काबा एवं हिन्दुओं के तीर्थं स्थल काशी में कोई अन्तर नहीं रह जाता ; दोनों के 
ग्राराध्य राम और रहीम एक हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न विरोधी धाराएँ जो 
पहले मोटे आटे के समान भद्दी लगती थीं, मध्यम-मार्ग के अनुसरण से सुन्दर मैदा के 
. रूप में परिणत हो गई, इससे प्राप्त आनन्द का कबीर उपभोग कर रहा है। 
धरती अरु ग्रसमान बिचि, दोइ तू बड़ा श्रबध । 
घट दरसन संस पड़ या, ग्र चौरासी सिघ ॥११।५२६॥ 
शब्दार्थ--सरल है । हज 
पृथ्वी और ्राकाद दो असंम्बद्ध तूंबी के समान हैं । इन दोनों के मध्य मागं 
की खोज नहीं की जा सकी । षटू-दशंन एवं चौरासी सिद्ध भी इस मध्यम मार्ग 
की खोज में सफल रहे । किन्तु वही मार्ग कबीर ने.खोज लिया, जो मूलाधार 
(पृथ्वी) और शून्य (झाकाह्य) के मध्य उन्मनी अवस्था में अपनी आत्मा को स्थित 
किए हुए हैं । | 
विज्ञेष--षद्‌-दर्शन--सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त । 


३२. सारग्राही को अग 

झंग-परिचय--शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान अनंत है, उसकी सम्पूणांता को 
कोई प्राप्त नहीं कर सकता, अतः मनुष्यों को क्षीर-नीर न्याय के अनुसार सार 
तत्व को ग्रहण करना चाहिए और ग्रसार तत्त्व को छोड़ देना चाहिए । प्रस्तुत अंग 
में कबीर ने भी यही शिक्षा दी है। :वे कहते हैं कि प्रभु का नाम क्षीर के समान है 
और सांसारिक विषय जल के समान | जिस प्रकार हंस क्षीर-ीर में से क्षीर को 
ग्रहण करता है और नीर को छोड़ देता है, इसी प्रकार साधु को भी प्रभु के नाम का 
ग्रहण और सांसारिक पदार्थों का परित्याग कर देन! चाहिए। इस संसार में गुण 
ग्रौर दोष भी सरकायला विय, 5 को 
केवल गुणों का ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार पृथ्वी पर भ्तेक भ्रकार के फूल 


५१४ ह फबौर ग्रन्यावली सटोक 


और फल उत्पन्न होते हैं जिनमें से कुछ कड़ंवे होते हैं भौर कुछ मीठे । साधु को मीहे 
फलों को ग्रहण कर लेना चाहिए और कड़वे फलों को छोड़ देना चाहिए। 
इस प्रकार सार-ग्रहण के द्वारा ही मनुष्य वास्तविक सुख, आनन्द और शान्ति की | 
प्राप्ति कर सकता है। | 

बीर रूप हरि नांब है, नीर भ्रान व्योहार । 
बंस रूप कोइ साथ है, तत का जांनणहार ॥१॥ | 
इाब्दाथ--षीर==क्षीर, दुग्ध । नांव=नाम । साध=साधु । तत=सार ` 
तत्व, प्रभु । | 
कबीर कहते हैं कि इस संसार में दूध के रूप में, प्रभु का नाम है और संसार | 
के ग्रन्य मिथ्या व्यवहार जल के समान हैं--ये दोनों साथ ही साथ तो मिले हुए हैं। | 
कोई हंसात्मा तत्वविद्‌ साघु ही सार तत्व ब्रह्म (दुग्ध) को माया जल से पृथक्‌ कर 
ग्रहण कर पाता है। 

विशेष--यह प्रसिद्ध है कि हंस दुग्ध-मिश्रित जल में से दूध और जल को 

पृथक्‌-पृथक्‌ कर दुग्ध को ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार हंसात्मा (मुक्तात्मां) साधु 
संसार में माया-जल को ग्रहण नहीं करता अपितु श्रमृत रूप दुग्ध--प्रभु नाम को ही 
ग्रहण करता है । 

कबीर साषत को नहीं, सबे बेशनों जांणि। 

' जा मुख रामन उचरे, ताही तन की हांणि॥२॥ 
'शब्दा्य-उचरै = उच्च रै, उच्चारित होना । | 
जिस मुख से प्रभु-नाम उच्चारित नहीं होता वही वैष्णव नहीं है, उसी का | 

नाश होता है। | 
कबीर प्रोगुण . नां गहे, गुण ही को ले वीनि । | 
र घट महु के मधुप ज्यू, पर ्ात्म ले चीन्हि ॥३॥ 
'अब्दाथ- -बीन = छोंटना । महु= मधु, शहद । चीन्हि== पहिचानना । 

गुणो कबीर कहते हैं कि दूसरों के अवगुणों पर इष्टिपात मत कर। केवल उसके | 
गुणों को ही ग्रहण कर लो । जिस प्रकार मधुमक्षिका विविध सुमनों का सारतत्व मधु 


संचित कर छत्ते का निर्माण करती है, उसी प्रकार दूसरों सद्गुणों को 
परमात्मा का अंश जानकर ग्रपना लो.। क 28030 ; 


-- उपमा भ्रलकार | 


ue Rs 


कहते फलों से सुसज्जित हैं। कबीर 
22 कि हमें वहाँ से मीठे फलों को ही ग्रहण करना चाहिए, कटु फलों को ग्रह” 


क्या लाभ है UR ह | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





ध्याख्या-भाग २१५ 

भाव यह है कि संसार में ग्रच्छे बुरे सब प्रकार के मनुष्य और सदसद्‌ सब 
प्रकार के तत्व विद्यमान हैं, हमें उनमें से सद्‌ ही सद्‌ को ग्रहण करना चाहिए । 

` ३३. विचार को अंग 

गंग-परिचय--इस अग में कबीर ने अनेक प्रकार के विचारे! को व्यक्त 
किया है । एक दोहे में यदि इन्होंने यह. बताया है कि भावना भेद से ही भन्ति में 
न्तर झा जाता है तो अन्य दोहे में यह बताया है कि केवल राम-राम कहने से ही 
व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो जाती, क्योंकि श्राग-आग चिल्लाने: से आग पर पेर रखे 
बिना कोई मनुष्य जल नहीं सकता । इस प्रकार इस अंग के दोहों में कोई तारतम्य 
नहीं है, बल्कि प्रायः प्रत्येक दोहे का पृथक्‌ भाव है। इस भ्रंग का सारांश यह है-- 

इस संसार में प्रभु की :सत्ता सत्य है। इसके अतिरिक्त सब असत्य एवं 
मिथ्या है । मनुष्य को प्रभु की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वह अपनी सब दत्तियों 
को भ्रन्तमुखी कर लेता है ; भर्थात्‌ सांसारिक आकषंणों से विरत हो जाता है। 
मनुष्य का शरीर नश्वर भौर क्षणभंगुर है। यह पानी के बुलबुले के समान है जो एक 
क्षण उत्पन्न होता है और दूसरे क्षण नष्ट हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार की 
विषय-वासनाओं में उलका हुआ है। इस उलभ से वही मनुष्य सुल सकता है 
जिसने भवित का सभ्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कवि भ्रसाधारण व्यक्ति होता 
है । वह उन्हीं शब्दों के प्रयोग से लावष्ययुक्त काव्य की रचना कर देता है जिनको 
जन-साघारण नित्य प्रति अपनी भाषा में प्रयुक्त करते हैं। भगवान्‌ मोतियों की उस 
माला के समान हैं जो. कच्चे धागे में पिरोई गई हो । यदि इसे शास्त्र भादि के चक्कर 
में पड़कर सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जायेगा तो यह झौर भी अधिक उलभ 
जायेगी । संसार के प्रत्येक पदार्थ में प्रभु की ज्योति प्रतिबिम्बित है । भक्ति उसी प्रभु 

की सच्ची है जो निराकार है भौर सृष्टि के रग-रग में समाया हुआ है । 
| रांस नांस सब को कहै, कहिदे बहुत विचार । 
सोई रांम सतो कहै, सोई कोतिग-हार ॥१॥ 

शब्दार्थ--सती पतिव्रता । कौतिग-हार=ढोंगी । 

प्रभु नाम का उच्चारण तो सभी करते हैं किन्तु इसके पीछे विभिन्न 
विचारधाराएं होती हैं। उसी राम का नाम उच्चारण भक्त सती-भाव से करता है 
और उसी राम नाम का उच्चारण एक ढोंगी प्रदर्शन बनाकर करता है। भावना भेद 
से ही भक्ति और फल में अन्तर शला जाता है। र 

| ,. जे चंप पाईं । 

लमा प ह तो काइ 

शब्दार्थ आगि =श्राग, अग्नि । दामे==दग्घ होना । चंप=रखना । 

कबीर कहते हैं कि केवल आग-आग चिल्लाने से ही आग पर पेर रखे बिना 
पैर नहीं जल सकता । इसी प्रकार जब तर्क माया भर प्रभु का अन्तर ज्ञात न 


हो. जाय तब:ठक. अनलस, कोई जा भ. नहीं, . Digitized by eGangotri 


कबीर सोचि ' बिचारिया, दूजा कोई नाँहि | 
झापा पर जब चीन्हिया, तब उलटि समाना माँहि ॥१॥ 
शब्दाथं--दृजा = अन्य संसार । | 
कबीर कहते हैं कि मैंने भली प्रकार चिन्तन-मनन कर' यह निष्कर्ष निकाला 
है कि संसार में प्रभु के ग्रतिरिक्त भ्रन्य कुछ है नहीं । इसी प्रकार जब संसार में मुझे 
परम तत्व के दर्शन हो गये, तब मेरी इत्तियां अन्तमु'खी हो प्रभु-भक्ति में प्रदत्त 
हो गई। 
कबीर पाणीं केरा पुतला, राख्या पवन संवारि । 
ह नांनां बांगी बोलिया, जोति धरी करतारि ॥४॥ 
शब्दार्थ--सेंवारि-- सम्भाल कर । नांनां=विविध । जोति-- ज्योति, 
प्रकाश । | 
कबीर कहते,हैं कि मनुष्य पानी के बुलबुले के समान है जिसको प्राण-तत्व की 
वायु ने सुरक्षित रखा हुआ है अन्यथा यह कब का फूट जाता । इस बुलबुले में ब्रह्म ने 
भपनी ज्योति, प्रकाश, भर दिया है उसी के कारण यह विविध रूपों में अपना 
काय-कलाप करता है । | 
नो मण सूत श्लुक्रिया, कबीर घर घर बारि। 
8. तिनि ब बापुड़, जिनि जांणि भगति सुरारि ॥५॥ 
- सेश=मन, तील का एक माप । अलूमिया == 
क लूभिया =उलकभ गया । 
कबीर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में मायादिक प्रपंच रूपी उलभे 
| दा णले Bu हुआ है, किन्तु इसको वही सुलझा सके हैं जिन्होंने प्रभु 
ताः में को पहचाना है ; अर्थात्‌ गभत ही इस भव-जाल से मुक्ति 
आधी साषी सिरि कटे, जोर बिचारी . जाइ । 


भन परतीति न ऊपजे, तो राति दिवस 
शब्दायं---साषी =साक्षी । मिलि गाइ ॥६॥ 


:_ कबीर कहते हैं कि यदि कोई: 
भी पाठ करेगा तो उसकी मुक्ति हो आर्था एवं विश्वासपूर्वक मेरी आधी साखी का 


हो जायगी, यंदि मन में म नहीं 
है तो चाहे इन साखियों का गान ग्रहि करो किन्तु यदि मन में श्रद्धा और प्रेम नई 


१ कोई लाभ नहीं [ 
जा द बैयन, जब छू ज बायकत 
कोई एक मेले लवणि, मों रसाइण हुँत ॥७॥ 


शब्दाथ--प्राषिर -- भ्रक्षर। बैयन -- 
` बांचते हैं, पाठ करते भयन = वचन । जनः=जन सामान्य । वाचवंतः= 
हुँ । लवणि= नमक, सौन्दर्यं ।- ग 
रसमय । | ' ९१ । अ्रमीं-अमृत । रसांइण== 
सामान्य ॒ वचनो में | 
CC-0. Jangamwadi Math क्षरो और नचो, में जिनका; जन-सामात्यं 





व्यास्या-भागे ज 
नित्य प्रयोग करते हैं कवि अपने कौशल से ऐसा लावष्य ला दे 
रसयुक्त वाणी काव्य हो जाती है। हे 2402: 5५ 
हरि मोत्यां को माल है, पोई काचं तागि। 
जतन करी रणां घंगां, ट्टेगी कहूं लागि ॥८॥ ॒ 
- झब्दार्थ-मोत्यां= मोतियों की । तागि=धागे में । भंणाँ--भंभट । 
घणां = अत्यधिक । 
कबीर कहते हैं कि प्रभू मोतियों को उस माला के समान है जो कच्चे धागे 
में पिरोई गई है । यदि इसे शास्त्रादि के चक्कर में पड़कर सुरक्षित रखने की सोचोगे 
तो यह उलभकर गुत्थी बन जायेगी और सम्भव है कि टूट भी जाय । 
भाव थह है कि प्रभु-भक्ति से प्राप्य एवं तकं से अप्राप्य है, हो सकता है । तकं 
आपकी ईश्वर-सम्बन्धी आस्था को ही निमू ल कर आपको नास्तिक रूप में परिवर्तित 
कर दे । 
विशेष--उपमा अलंकार । 
सन नहीं छाड़ बिषे, बिष न छाड़ मन फो । 
इनकों इहे सुभाव, पुरि लागी जुग जन को ॥ 8॥ 

. कबीर कहते हैं कि मन विषय-वासनाम्रों में इतना उलभ गया है कि उन्हें 
छोड़ता ही नहीं और विषय-वासनाएंँ भी मन में इतनी घर कर गई हैं कि वे वहाँ से 
नहीं हटतीं । मन और विषय-विकारों का ऐसा दूसरे से चिपके रहने का स्वभाव है। 
ये व्यक्ति को क्रान्त रखते हैं । 

खंडित सल बिनास, कहो [कम बिगतह कीजे ! 
ज्यू जल में प्रतिव्यंब, त्यू सकल रांमहि जांणीज ॥१०॥ 
शब्दाथं--प्रतिव्यंव == प्रतिबिम्ब । 
संसार के प्रत्येक पदार्थ में, तत्व में उस प्रभु का प्रतिबिम्ब है (यह ददयमान 
जगत्‌ उसी के-प्रकाश से प्रकाशित है) । यदि कोई अनास्थावादी प्रमु में भ्रविश्वास - 
करता है तो वह संसार के अस्तित्वं को स्वीकार नहीं करता, भला बिना बिम्ब के 
प्रतिबिम्ब वैसे हो सकता है ? जब प्रतिबिम्ब-संसार-सम्मुख है तो बिम्ब-- 
प्रभु-अवश्य ही होगा । 
सो सन सों तन सो बिष, सो त्रिमवन-पति फहु फस । 
कहै कबीर व्यदहु नरा, ज्यू जल पुयां सकल रस ।।९।५४९॥ 
कबीर कहते. हैं कि अवतार को, जिसे संसार प्रभु मानकर पूजता हैं, मैं उसे 
विभुवन-पति ब्रह्म कैसे कहूँ ? क्योंकि मनुष्य के समान ही वह भी तमतया ह 
इसलिए हे मनुष्यो ! उस निराकार प्रभु की वन्दना करो जो उसी प्रकार समस्त 
संसार में समाया हुआ है, जिस प्रकार रसों में जल । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





रद | । कबीर ग्रन्यावलौ सदी 


३४. उपदेश को अग 

झंग-परिचय--पप्रस्तुत अंग में कबीर ने विभिन्‍न विषयों पर अपने विचार 
प्रकट किये हैं । सबसे पहले वे इस बात की घोषणा करते हैं कि प्रभु ? उन्हें इस 
घरातल पर इसीलिए भेजा है कि वे श्रपनी साखियों द्वारा मनुष्यों के अ्ज्ञान को नष्ट 
करके उन्हें प्रंभू की ओर उन्मुख करें। फिर उन्होंने बताया .है कि प्रत्येक कर्म का 
फल तत्काल मिल जाता है, अतः मनुष्य को कभी भी बुरे कमं नहीं करने चाहिए। 
जिस भ्रंकार किसान वायें हाथ में फसल के पौधे पकड़कर दाहिने हाथ के हँसिया से 
वहीं काटता है, जो वंह बोता है, इसी प्रकार मनुष्य जैसा कार्य करेगा. उसे उसका 
वसा ही फल मिलेगा । जीवन और इसकी वासनाएँ क्षणिक हैं जो देखते-देखते नष्ट 
हो जाती हैं। संशय मुक्ति-प्राप्ति में सबसे वड़ा बाधक है । जब तक मनुष्य के मन 
में सशये बना रहेगा, वह द्विविधा-ग्रस्त बना. रहेंगा और किसी भी प्रकार द्विविधा- 
ग्रस्त मन किसी निर्शाय पर नहीं पहुँचा करता । अत: ईश्वर की ओर उन्मुख: होने से 
पूवं संशय का परित्याग करना अत्यन्त आवश्यक है। संन्यासी को विरक्त और गृहस्य 
को उदारचित्त वाला होना चाहिए । ये दोनों यदि अपनी सीमाझओरं का त्याग कर देंगे 
तो समाज की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायेगी और ये दोनों मुक्ति से भी वंचित रह 
जायेगेः। जहाँ तक सम्भव हो सके, व्यक्ति को विषय-विकारों में पड़कर श्रपनी आत्मा 
की कलुषित तहीं करता चाहिए । मनुष्य को सदैव मधुर वचनों का प्रयोग करना 
चाहिए, क्योकि इस प्रकार के वचनों से दूसरों को भी सुख मिलता है और स्वयं को 
भी सुख मिलता है। अन्त में, कबीर ने बताया है कि साधक को । सदेव सदुपदेशों 


द्वारा इतना सावंधान और सजग रहना चाहिए कि कोई भी विकार उसके मन में 
प्रवेश न करं सके | | 
'हरि जी यहे विचारिया, साथी कहो कबीर । 
| _ ओसागर में जीव हैं, जे कोइ पकड़े तीर ॥।१॥ 

'शब्दाथ.- विचारिया=विचार किया, यहाँ निश्चय किया के ग्रर्थ में । 

भौसामर =भव-सागर, ससार-समुद्र । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु ने -यही निश्‍चय कर क हा कि कबीर तुम झनुभव- 

संचित ज्ञान को साखियों के रूप में संसार के सम्मुख प्रस्तुत करो, कहो । इस संसांर 
समुद्र में बहुत:से जीव तरने की झाला में पड़ हैं, कदाचित्‌ कोई इन सांखियों का 
ख्व पुकरःही इस भवसागर से पार हो जाये। ` 


त पौधों से तात्पर्यं है । बावै= बायाँ. बायां 
साथ । लोहा=हँसिया या दांती । दांहिणै = दक्षिण हाथ । 


कबीर कहते हैं कि कर्लियुग में कर्मफल तत्काल प्राप्त ह 


अ होता है ग्रतः बुरे -करम 
मत करो । जिस्‌ यकु उ. करु में हा कास केच हु ब हाथ 


व्यास्या-भागे 
में उसको काटने वाली हँसिया लेकर जो बोता है वही काटता है । उसी भांति जैसे 
कर्म करोगे उसका वेसा ही फल तत्क्षण भोगना पड़ेगा । 
कबीर संसा जीव में, कोइ न कहै समाइ । 
बिधि बिधि बांशी बोलता सो कत गया बिलाइ ॥३॥ 
शब्दाथं--संसा == संशय, शंका से तात्पयं । बिधि विधि= विविध .प्रकार की :। 
विलाइ=्=नष्ट हो गया । 
कबीर कहते हैं कि मुझे जीव के अस्तित्व के विषय में विभिन्न ाशंकाएं 
हैं । जो जीवात्मा अभी-अभी भिन्न-भिन्न प्रकार बातें कर रहा था, वह न जाने 
किघर विलुप्त हो गया.। जीव की कंसी क्षणिक स्थिति है ? 
कबीर संसा दूरि करि, जांमण सरण भरंम। 
पंचतत तत्तहि मिले; सुरति समाना मंन ॥४॥ 
शब्दाथं--जाँमण-मरण==जन्म-मरण । 
इससे पहली साखी में जो शंका उपस्थित की” गई थी उसी का समाधान 
करते हुए कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू शंका को दूर कर दे, क्योंकि यह 'जन्म- 
मरण तो भ्रम-मात्र हैं । इस शंका को दूर करने से जीवन्मुक्त हो जायेगा और जिन 
पंचतत्वों ('क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा ) से यह शरीर निमिन हुआ हैं वे 
अपने तत्वों में मिल जायेंगे और तन मन सुरति अवस्था में पहुंच ईश्वर का 
साक्षात्कार करेगा । | 
ग्रिहो तौ च्यंता. घणी, बेरागी तो भोष.। 
दुहु कात्यां बिचि जीव है, दो हने संतो सीष ॥५॥ 
शब्दार्थ--च्यंता-- चिता । घणीं--अधिक । भीष=भिक्षा । दुह्‌ कात्यां = 
कैंची के दो फलकों का अर्थ । हने ==नष्ट. करे । | 
कबीर कहते हैं कि गृही तो बहुत सी चिन्ताओं में ग्रस्त हैं और संत्यासी 
भी भिक्षा की चिन्ता से मुक्त नहीं । इस प्रकार शहस्थ और संन्यास दोनों ्रवस्थाओं 
में जीव उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे कंची के फलकों के. बीच कोई वस्त्र आदि? 
इन दोनों भ्रवस्थागरों में साधु-शिक्षा ही चिन्तां को नष्ट कर सकती है | 
'बेरागी बिरकत भया, गिरहों चित्त उदार । ` 
दुहे चूकां रीता पड़े, ताकू वार न पार ॥।६।। । 
झब्दाथं--विरक्त = विरक्त । 
कबीर कहते हैं कि संन्यासी को विरक्त एव गश ग उदार-चित्त होना 
चाहिए । यदि ये दोनों अपने इन प्रकृत गुणों को परित्यक्त कर देंगे तो इतना अनर्थ 
कि उसकी सीमा नहीं रहेगी । 
होगा कि उसकी र बढ़ यूं, हह 
दैजा पैका जोड़तां, जुड़िसी ,लाष करोड़ि।७/ | ॥॥#॥# 
०क्ञक्दावे?००मिषहै! छपेरि० ० प्रत्त-तक) सुरक्षित, रके पका-पंका <पसा- 


हे कबौर ग्रन्थावलौ: सटीक 


पैसा । जुड़िसी = जुड़ जाता, संग्रह हो जाता है । 
कबीर कहते हैं कि जैसा सुन्दर एवं मधुर फल (शराम रादि) पेड़ से भिरते 
समय होता है यदि उसे भ्रन्त तक उसी रूप में सुरक्षित रखा जाय तो वह बहुत ही 
तत्य भ्रयास होगा, उसी भाँति आत्मा जिस निर्दोष और निष्कलंक रूप में उस परम 
तत्व से पृथक्‌ होते समय प्राप्त हुई थी, यदि वैसी ही निर्मल रहे तो बहुत भ्रच्छा 
रहेगा । 
कि अब दूसरा भाव व्यक्त .करते हुए कबीर कहते हैं कि जीवात्मा ! तूने समस्त 
जीवन-रत्न व्यर्थ गंवा दिया, प्रभु भक्ति न की । यदि तूने थोड़ा-थोड़ा भी प्रभु-भजन 
किया होता तो तू इस महान्‌ सुकृत्य से जीवन-मुक्त हो जाता । क्योंकि पैसा-पैसा 
जोड़कर तो लाख और करोड़ों की सम्पत्ति संगृहीत की जा सकती है । 
कबीर हरि के नाव सू, प्रीति रहै इकतार । 
तो मुख तें मोती झड, हीरे अंत न पार ॥८। ॒ 
कबीर कहते हैं कि यदि साधक का भ्रभु-ताम से निरन्तर और, हढ़ प्रेम बना 
रहे तो उसके मुख'से अनमोल वचनों के मुक्ता भड़ने लगें रौर उस वचनावली में 
सारतत्व रूपी भ्रनमोल हीरों का भ्रनन्त भण्डार. होगा । 
ऐसी बांणी बोलिये, भन का ग़ापा खोइ। 
अपना तन सीतल करें, भ्रौरन का सुख होइ ।।६॥। 
. कबीर कहते हैं कि मन के अहं दर्प को नष्ट कर ऐसी वाणी बोलिए कि 
स्वयं का शरीर भी प्रफुल्लित हो और श्रोता भी उससे आहज्लादित हों । 
कोइ एक राखें सावधान, चेतनि पहरे जागि । 


खिसकने की भी ध्वनि हो तो उसे जाग जाना चाहिए जिससे चोर पास भी न 
. फटक सके । 


भाव यह है कि भन में कोई विकार आते ही साधक को उसे दूर कर देना 
चाहिए । 


| ३५. बेसास कौ अंग 

प्रंग-परिचय--निगु ण-सन्‍्तों की साधना में प्रभु के प्रति अडिग विइवासं का 
बहुत महत्त्व है। जब तक साधक प्रभु के प्रति दढ विश्वास और आस्था अपने मन 
में उत्पन्न न कर लेगा," तब तक उसे अपनी भाषिना में सफलता नहीं मिल सकती । 
सी विश्वास हि ५ ह म्य 
को सदैव प्रथु पर विसर "करनी चाहिए। यदि उसे भूख लगती है तो उसे संसार 


व्याख्या-भाग २२१ 
के सामने भूखा-भूखा चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि संसार उसकी कुछ 
भी सहायता नहीं करेगा। बल्कि उसे ईश्वरं पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि 
जिस ईश्वर ने उसका पेट रौर मुंह बनाया है, वही उसको भोजन भी देगा । भतः 
मनुष्य को अपने रचनहार का परिचय प्राप्त -कर लेना चाहिए और उसे पने मन में 
प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए । वह प्रभु तो चितामणि के समान है जो मनुष्य की सब 
चिन्ताओों का निवारण कर देता है। मनुष्य व्यर्थं में ही चिन्ता करता है जबकि उसकी 
चिन्ताश्रों से कोई लाभ नहीं होता । अतः उसे सांसारिक विषयों की चिन्ताएँ छोड़कर 
भगवान्‌ की प्राप्ति की ही चिन्ता करनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का परम उद्देश्य 
है । भगवान्‌ ने जिस व्यक्ति के भाग्य में जो कुछ लिख दिया है, वही उसे मिलता है, 
इसलिए भी मनुष्य. का चिन्ता करना व्यर्थं है। | 
जो सच्चे साधु होते हैं, उसका भगवान्‌ पर अचल विश्वास होता है । वे 
उतना ही ग्रहण करते हैं, जितने की उन्हें ग्रावरयकता होती है, क्योंकि उनका विश्‍वास 
है कि भगवान्‌ सदा उनके साथ हैं, और जब भी उन्हें किसी वस्तु को ग्रावरयकता 
पड़ेगी, भगवान्‌ तुरन्त उसका प्रवन्ध कर देगे। जिस साधु को ऐसा विश्वास होता है, 
उसे कभी भी नरक की प्राप्ति नहीं हो सकती; अर्थात्‌ वह ब्रह्म-लोक में निवास करने 
का अधिकारी बन जाता है । भगवान्‌ में विश्वास के कारण ही मनुष्य सब प्रकार के 
भयों से छुटकारा पा जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के सिर पर भगवान्‌ का वरद 
हस्त होता है, उसका कोई भी बाल बाँका नहीं कर सकता । अतः साधु को भगवान्‌ 
के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि जब भी 
किसी से याचना की जाती है, तब ही व्यक्ति का मान, महत्ता, प्रेमानन्द, गोरव और . 
गुण सब नष्ट हो जाते हैं । 
` यह शरीर पांडुर-पुष्प के समान है, जिस पर मन रूपी अमर निवास करता 
है । इस पुष्प में बह भ्रमर सद्भावों की सुगन्धि पाता है क्योंकि इसका सिंचन राम- 
नाम रूपी अमृत से होता है ओर भ्रन्त में इस पर प्रभु का विश्वास रूपी सुन्दर फल 
लगता है। वही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी बनता है जिसका मन विषय-वासनाग्रों 
की कालिमा से रहित:.होकर मोती के समान उज्ज्वल झौर निर्मल है और जिसमें 
प्रभु का विश्वास निहित है । प्रभु की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है जिसका प्रभु के 
प्रति अटल अ्रौर अथाह विशवास होता है। न ह 
; जिनि नर हरि जठरांह, उदिकंये पंड प्रगट कियो। 
सिरजे श्रवण कर चरन, जीव जीम मुख तास दोयी॥ 
उरध पाव ग्ररघ सौस, बीस पषां इम रषियो । 
ग्ंन पान जहाँ जरे, तहां तें ग्रनल न चियो ॥ 
इहि भाँति भयानक उद्र में, उदर न कबहुँ छंछरे। 
कुसन कृपाल कबीर कहि, इम प्रतिपालन क्यों कर ॥१॥ 
शब्दार्थ -- जठरांह==पेट में भी । उदिकंथे नरज शौर वीर्यं से । पंड = पिंड, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२२ कबीर ग्रन्यावली सटीक 


शरीर । तास= उसमें, तात्पयं मुख में उरघ पाव अरघ सीस=ऊपर को पाँव रौर . 
नीचे को शीश, मातुगर्भ में शिशु की स्थिति उल्टी होती है। बीस पषा=बीस पक्ष 
अर्थात्‌: दस मास। अन=अ्नन्त खाद्य पदार्थं । पान= पेय, दूष और जल आदि । 
चषियौ = छुआ नहीं। उद = उदर । छंछरे=खाली रहा । इसन = प्रभु । | 
. कबीर जीव के जन्म की स्थिति बताते हुए तथा प्रभु-अनुकम्पा की महिमा 
का यणेन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रभु ने माता के गर्भ में रज और वीयं से 
मंनुष्य-शरीर निमित कर कान, हाथ, पैर, प्राण एवं मुख तथा मुख में जीभ का सृजन 
किया, जिसने ऐसी भयानक जठराग्नि में जहाँ खाद्य और पेय जलकर नष्ट हो जाते हैं 
ऐसी रक्षा की कि अग्नि का स्पर्शं तक न हो सका और १० मास॒ तक गर्भ में .उलटे 
लटका कर परिपालन किया, जिसने ऐसे भयानक (अग्नियुकत) पेट में मेरे पेट को 
कंभी खाली न रहने दिया, सवंदा भोजन दिलाया, उन प्रभु की महिमा का गान. कहाँ 
तंक कंरू ? और कोन इस प्रकार पालन-पोषण कर सकता है ?. 
सुखा मुखा क्या करे, कहा सुनावे लोग। 
मांडा घडि जिनि भु दिया, सोई प्रण जोग ॥२॥ 
_ क्षेब्वार्थ-भांडा==पात्र, उदर से तात्पर्यं है। घड़ि=बनाकर। मु= मुह, . 
मुंख। 
कबीर कहते हैं कि संसार के सम्मुख भूख-भूख . क्यों चिल्लाते हो। तुम्हारा 
चिल्लाना व्यर्थ है, क्योंकि संसार तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता । जिस प्रभु ने पेट 
बनाकर मुंख प्रदान किया है, केवल वही इसे भरने में, भोजन प्रदान करने में समर्थ 
हैं। ग्रतः उन्हीं का स्मरण कर । 
रचनहार कू चीन्हि ले, खबे कू' कहा रोइ। 
दिल मंदिर में पसि करि, तांणि पछेवड़ा सोइ ॥३॥" 
„ -शाष्दाथ्‌--खेवे = खाने को, सांसारिक आवश्यकताझों को । तांणि=तान कर । 
पंछेंवेड़ा--चांदर । : 
. „` कवीर कहते हैं कि जीव ! तू सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में क्यों 
व्यथ! मर रहा है ? तू अपने सृजनहार को पहचान ले, परमतत्व से साक्षात्कार कर 
उन्हें हृदय में बसा ले ले और फिर निरिचिन्त होकर श्रनन्त सुख की नींदसोजा 
जीवन्मुक्त हो जा । 
रांम नांम करि बोंहड़ा, बांही बीज धाइ । 
म ति कालि सुका पड़े, तो निरफल कदे न जाइ ॥४॥। 
शम्दाथ--बोहंड़ा = गेहूं, जौ आदि की फसल बोने को बाँस की बनी एक 
ह कुछ ख का भी कहा जाता है। इसका लाभ यह होता 
क बाज खूड़ (कतार) में ही गिरता म 
सुका =वर्षाभाव। | है परता है। बाँही-टबीज। अषाई= भरपूर । 
कबीर कहते हैं कि हे साधक ! तू राम-माम रूपी नलिका के द्वारा हृदय र्यी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यास्या-भाग २२३ 
क्षेत्र (खेत) में प्रभु-भक्ति का भरपूर बीज बो दे। ऐसा करने से फिर चाहे बाद में 
सूखा भी रहे, वर्षा न भी हो, तो प्रभु-भक्ति रूपी फसल का फल तुमे अवश्य प्राप्त 
होगा, वह निष्फल नहीं जा सकती । 
विशेष--( १) कबीर यह समझते हैं कि नामस्मरण द्वारा प्रभु-भवित में प्रदत्त 
होना चाहिए । 
(२) सांगरूपक अलंकार । 
च्यंतामणि मन में बसे, सोई चित में गांणि। 
बिन च्यंता च्यंता करें, इहै प्रसू की बांणि॥५॥ 
इाब्दार्थ- च्यंतामणि=एक मणिविश्ञेष का नाम जिसके विषय में प्रसिद्ध है 
कि उससे जो मांगते हैं वही प्राप्त होता है। ग्रांणि=प्रदत्त कर दे। बांणि=प्रकृति 
झादत, स्वभाव । | [ 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू चितामणि के लिए अन्यत्र क्यों भटकता 
है। वह ब्रह्मरूप चितामणि तो चित्त में ही है, उसमें ही समस्त इत्तियों को लगा 
दो । हे मनुष्य ! तुझे चिन्ता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह.परम कृपालु ईइवर 
चिन्तामुक्त होता हुआ भी सबकी चिन्ता रखता है ।. वही उसका दयालु स्वभाव है । 
कबीर का तू' चिंतवे, का तेरा च्यंता होइ । 
गण च्यंता हरिजी करे, जो तोहि च्यंत न होइ ॥६॥ 
दाब्दा्थं--अरां-च्यंता -- बिना सोचा हुआ, भ्रप्रत्याशित । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू क्‍यों व्यर्थ चिन्ता करता है, तेरे चिन्ता 
करने से हो भी तो कुछ नहीं सकता । अतः तू ईशवर' में विश्वास रख निशिचन्त हो 
जा क्योंकि वे अप्रत्याशित लाभ कर डालते हैं । 
करम करोमां लिखि रह्या, अब कछू न लिख्या जाइ । 
सासा घटे न तिल बधे, जौ कोटिक करे उपाइ ॥।७॥ 
इाब्दार्थ--करीमां=प्रभु । 
कबीर कहते हैं कि जो कुछ प्रभु को तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह लिख 
दिया, अब इसके अतिरिक्त कुछ नहीं सिखा जा सकता। चाहे मनुष्य कोटिश 
प्रयत्न क्यों न करे किन्तु उस भाग्य-विधान में किंचित भी घट-बढ़ं नहीं हो 
सकती । [ 
जाकों जेता निरमया, ताकों तेता होइ। 
रंती घटे न तिल वषे, जौ सिर फूट कोइ ॥५॥ 
झब्दाथ--निरमया = निर्धारित किया है । रती = रत्ती, तनिक भी । 
कबीरदास कहते हैं कि काहे कोई अधिक प्राप्ति की आशा में" कितना ही 
प्रयत्न क्यों न करे, किन्तु जितना जिसके लिए निर्धारित है उसको उतना ही प्राप्त 
हो सकेगा । न तो उसमें तिलभर घट सकता है न तिलभर बढ़ सकता है। ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ॑ 


२२४ | कबीर ग्रन्थावली सटीक. 


च्यंता न करि शच्यंत. रहु, सांई है सञ्ज थ । 
पसु पंबेरू जीव जंत, तिनको गाडि किंसा ग्रंथ ॥९॥ 
शव्दार्य--संञ्रय =समर्थ, शक्तिमान्‌ । गाड़ = गणना । 
कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू चिन्ता मत कर, क्योंकि भ्रमु सब कुछ | 
करने में समर्थ है (प्रमु के समर्थ होते हुए मनुष्य का जिस के विधान में दखल देना 
शोभा नहीं देता) । मनुष्य की तो बात ही क्या, वह प्रभु तो इन सब संख्यातीत पशु 
पक्षी तथा जीव-जन्तुओं का भी ध्यान रखता है, जिनकी गणना कोई भी ग्रंथ नहीं 
कर सका । । 
संत न बांधे गांठडी, पेट समाता लेइ। 
सांई. सू. सनमुष रह, जहां माँग तहाँ देइ ॥१०॥। 
शाम्दाथ--गांठड़ी = गठिया, पोटली । 
कबीरदास कहते हैं कि. सन्त जन भ्रपनी आवश्यकता के अनुरूप ही सामग्री 
लेते हैं वे संचय के लिए गठडी नहीं बांधते । भगवान्‌ हमेशा उसके सम्मुख रहता 
है घ्रौर जब भी मनुष्य उनसे मागता है। वे उसे खाने के लिए दे देते हैं । 
बिशेष--इस दोहे का यह पाठान्तर भी मिलता है-- 
“साघु गाँठ न बाँधई, उदर समाता लेय। 
रागे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब देय ।।” 
रांम नांस सू दिल मिली, जन हम पड़ी बिराइ । 
सोहि भरोसा इष्ट का, बंदा नरकि न जाइ ॥११॥ 
शब्दाथं-बिराइ=विराग । इष्ट=भगवान्‌,। बंदा=मैं (कबीर) । 
कबीरदास कहते हैं कि मेरा मन प्रभु में ग्रनुरवत हो गपा और शेष संसार 
से मुके विरक्ति हो गई है, मुझे भ्पने इष्टदेव की भ्रनुकम्पा का विश्वास है कि मुझे 
नरक की प्राप्ति नहीं होगी। . 
. फबीर तू काहे डर, सिर परि हरि का हाथ । 
हस्ती चढ़ि नहीं डोलिये, कूकर भुसँ जु लाष ॥१२॥ 
शब्वा्थ-कुकर=कुत्ता । भुसें--भौंके । 
कबीरदास कहते हैं कि हे मन ! तू डरता क्यों है, तेरे ऊपर तो प्रभु-ग्रनुकम्पा 
का वरद हस्त हैं। देख चाहे कितने ही शवान क्यों न भौंकें, किन्तु हाथी पर चढ़े 
हुए का भासन नहीं डोल सकता; भर्थात्‌ वह श्रपदस्थ नहीं हो सकता । उसी भांति 
कबीर तू साघना-मार्ग में उस उच्च स्थान पर पहुंच चुका है, जहाँ विषय-वासना के 
इवान चाहें कितना ही भौंके, किन्तु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते । 
मीठा खांण मधूकरो, भांति भांति को नाज। 


दावा किसही का नहं, बिन विलाइति बड़ राज ॥१३॥ 
क्षव्दाथ--दावा =्रधिकार । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यारया भागं | २२५ 


कवीरदास कहते हैं कि भिक्षा में भिन्न-भिन्न प्रकार के अन्न-निमित खाद्य 
प्राप्त होते हैं जो खांड़ के समान मीठे लगते हैं । इस प्रकार संन्यासी बिना किसी 
भूप्रदेश के ही राजा के रूप में अपने हृदय साम्राज्य का उपभोग करता है, उस पर 
किसी का कुछ पर अश्रधिकार नहीं होता । : 
भाव यह है कि साधु स्वतन्त्र एवं आत्मभोगी है। 
भांनि महातम प्रेम रस, गरवा तण गुण नेह । 
ऐ सबहीं भ्रंह लागया, जबहाँ कह्या कुछ देह ॥१४॥ 
छाब्दार्थ - गरवा = गौरव । ग्रह = समाप्त होना ।, 
कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति का मान, महानता, प्रेमानन्द, गौरव, गुण 
एवं स्नेह ये सब उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जब हम किसी से कुछ देने के लिए 
कहते हैं । 
सांगण सरण समान है, थिरला बंच कोइ । 
कट लबीर रघुनाथ सू, मतिर मंगार्वं मोह ॥१४॥ 
शब्दाथ--वंचै ==वचना । मतिर= मत । 
कबीरदास कहते हैं कि किसी से भी कुछ माँगना मरणतुल्य है, कोई विरला 
ही इससे बच पाता है। मैं तो प्रम्‌ से प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझसे किसी के सम्मुख 
; याचना मत करा । 2 ड 
| पांडल पंजर सन सवर, ग्रथ ग्रनूपम यास । 
रांस नांम सींच्या अंभी, फल लागा घेसास ।१६॥ 
धाब्दार्थ--पांउल == एक पुष्प विशेष जिसका रंग बहुत तेज लाल होता है, 
अमर इस पर बहुत बैठता है। भवर==भोंरा | अमी >- अमृत । बेसास =विएवास । 
कबीरदास कहते हैं कि यह शरीर पांडुरःपुष्प के समान है जिस पर मन रूपी 
भ्रमर का वास है। इस पुप्प में वह मन रूपी -भ्रमर अनुपम ग्र्थयुक्त अर्थात्‌ सदभाव 
रूपी गन्ध पाता है। इस सुमन का सिंचन राम-नाम रूपी अमृत से होता है जिस पर 
प्रमु विश्वास का सुन्दर फल लगता हैं । | 
विशेष--सांगरूपक । | 
सेर मिटी मुकंता भया, पाया ब्रह्म विसास । 
गब मेरे दूजा को नहीं, एक तुम्हारी आस ॥१७॥ 
शब्दार्थ--मुकता = मुक्त, मोती के समान उज्ज्वल । बिसास “विश्वास । ` 
कबीरदास कहते हैं कि मेरा 'ममत्व' निकल जाने से मैं मुक्त हो गया, या 
मैं मोती के समान निर्मल और उज्ज्वल हो गया, जिसके कारण मेरा भ्रमु में विश्वास 
हो गया है। हे प्रभु ! आपके भ्रतिरिबत अज मेरा और कोई नहीं, केवल तुम्हारे ही 
अपनाने की आशा है । | 5 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२६ ` कबीर ग्रन्यावलौ सटौक 


जाको विल में हरि बसँ, सो नर कलपे कांइ। | 
` एके लहरि समंद फो, दुख दलिग्र सब जाइ ॥ १८।। 
` झब्बा कलपै = दुखित होना 4 समंद = समुद्र । दलिद्र = दरिद्र । | 
कबीरदास कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु का वास है वह व्यर्थ 
क्यों दुखित होता है अर्थात्‌ उसे किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता । समुद्र की एक 
' सहर ही मुक्ताम्ों का ढेर लगा कर दुख-दारिद्रय मिटा देती है, उसी भाँति प्रभु : 
. भनुकम्पा की एक लहर ही तेरे क्लेशों को विनष्ट कर देगी । 
पद गांये लेलीन हूं, कटी न संसं पास । 
सबे पिछोड़े थोथरे, एक बिनां बेसास ॥॥१६॥ 
` ' शब्यर्थ --थोथरे-- खाली । संस पास =संशय का पाश । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तूने प्रभु-भक्ति के पद तो झात्मलीन होकर 
गाये, किन्तु फिर भी तेरे भ्रम का निवारण न हो सका क्योंकि एक प्रभु-विश्वास का. 
` भ्रमाव था । बिना विवास के तो प्रमु-भक्ति के समस्त साधन व्यर्थं हो गये । 
गावण हीं में रोज है, रोबण हीं में राग । 
इक बेरागो ग्रिह में, इक गुहीं में वेराग ॥२०॥ : 
शब्दायं--र।ज = रुदन । ग्रिह = गृहस्थ । 

« जिस भाँति गायन में ही . रुदन है श्रौर रुदन में ट्री गान, उसी भांति प्रमु 
विश्‍वास के होते हुए वैराग्य में भी गृहस्थ रहा जा सकता है और गृहस्थी में भी 
बैराग्य-साघना हो. सकती है--प्रावश्यकता तो केवल प्रमु-विशवास की है। 

गाया तिनि पाया. नहीं, ' श्रण-गाँयां थें दूरि । 
` , “जिनि गाया बिसवास सू, तिन रांम रह्मा मरपूरि ॥२१।।५८०॥ 
जिन लोगों ने यह मिथ्या गवं किया कि उन्होंने प्रभु-भक्ति की है, उन्हें प्रभु 
न मिल सका, जिन्होंने उसका गुणगान ही नहीं किया उनसे तो वह बहुत दूर हो गया, 
. किन्तु जिन्होंने विश्वासपूर्वक प्रभु-स्मरण.किया उनमें प्रभु पूर्णरूपेण समा गया, श्र्थात्‌ 
उनका प्रभु से साक्षात्कार हो गया । 


३६. पीब पिछांणन को अंग 


झंग-परिचय--इस भंग में कबीर ने बताया है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है और 
` सृष्टि के प्रत्येक ग्रं में रंमा हुआ है, इसलिए जो व्यक्ति मंदिर में बंद पत्थर की मूर्ति 
को ब्रह्म मानते हैं, वे भारी अम में हैं। प्रभु तो समस्त संसार में समाया हुआ है 
. किन्तु वह सांसारिक मोह-माया से.. निर्लिप्त रहता है। संसार के विषयों में फंस कर 
गात्मा अपने ऐसे प्रभु के स्वरूप को भूल जाती है। गतः उसे समझना चाहिए कि 
उसका प्रभु निराकार है जिसके न मु ह है और न माया; वह तो पुष्प की सुगन्धि से भी 
सूकम है । भाव यह की लो प्रभु के प्रति 


ही प्रपनी भक्ति का प्रयास करना चाहिए । 


ब्यास्या-साग ` न्‍ | २२७ 


संपटि मांहि समाइया, सो साहिब नहीँ होइ। 
सकल . मांड : मैं रह्मा, साहिब कहिए सोइ ॥१॥ 
दाब्दार्थ--संपटि ==सम्पुट, मन्दिर में । साहिब प्रभु । माँड = ब्रह्माण्ड, संसार। 
सोइ==उसी को । | 
कबीरदास कहते हैं कि जो पत्थर का देवता मन्दिर में बन्द है वह परब्रह्म 
नहीं हो सकता । जो समस्त संसार में सव॑ त्र रम रहा है, उसी को ब्रह्म मानना 
उचित है । | 
विशेष--भूर्ति पूजा का खंडन है। 
रहै निराला मांड थं, सकल मांड ता सांहि। 
कबीर सेवै तास कू, दूजा कोई चांहि॥२॥ 
शब्दार्थ--मांड = ब्रह्माण्ड, संसार.। निराला - अलग । 
समस्त संसार उस प्रभु में समाया हुआ है तो भी वह सांसारिक माया-मोह से 
सर्वथा निर्लेप रहता है। कबीर ऐसे ही झनुपम प्रभु की भक्ति करता है, वही उसके 
एकमात्र आश्रय हैं। . 
भोले भूलो खसम क; बहुत किया बिमचार । 
सतगुर गुरू बताँदया, पूरिबला भरतार ॥३॥ के 
इठ्दार्थ--भलै>-भोलीं झ्लात्मा। विभचार>- व्यभिचार, इन्द्रियों के नाना 
विषयों में गमन करना ही व्यभिचार है । गुरू=मन्त्र । पूरिबला = पहले का । भरतार 
= भर्ता, पति । 
कबीर कहते हैं कि आत्मा संसार-मोह में पड़कर. अपने वास्तविक स्वामी 
को विस्मृत कर बैठी और संसार की विषय-वासनाओं में गमन कर व्यभिचार 
किया । जब सद्गुरु ने भक्ति का मन्त्र दिया तो आत्मा ने पूं पति को प्राप्त कर 
लिया । | 
जाके मुंह माया नहीं, नहीं रूपक रूप || 
पुहुप बास थें पतला, ऐसा तन झनुप ॥४॥५८४॥ 
घाब्दार्य--पुहुप --पुष्प-। बास --सुगन्धि । | 
कबीर उसं परब्रह्म का स्वरूप समभाते हुए कहते हैं किन तों जिसके मुख है, 
न भाल, और न जिसका कोई सौंदर्य और आकार है, जो सुमन-सुगन्ध से भी पतला'है 
- बह ऐसा अनुपम तत्व है । 
-३६- बिक्कताई को अंग ! 

. झंग-परिचय--विरक्ति ब्रह्म के लिए झनिवाय है । जब मन की झासक्ति 
सांसारिक विषयों में रमी रहती है, तब तक कोई भी साधना सफ़ल नहीं होती और 
भ्रात्मा विकारों के बन्वन में ्राबद्ध रहती है। इस भ्रंग में कबीरदास ने विरक्ति का 
वर्णेन करते. हुए. बताया, दै, कि, शून सार से विरक्त हो गया र जिस जकर 


० itized by गया है fi 


२२८ ` छबीर ग्रन्थायली सटीक 


स्फटिक पत्थर में पड़ी हुई दरार को पुनः नहीं जोड़ा जा सकता, उसी प्रकार मेरे मन 
में पुनः झासक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता । बासी दूध की भाँति जो आक के पौधे की 
भाँति विरवत हं'कर फट जाता है, मेरा मन भी संसार की नशवरता एव क्षणभंगुरता 
देखकर उससे भ्रलग हो गया है, उसकी भ्रासक्ति टूट गयी जो टूटे हुए मोति की भांति 
पुनः नहीं जोड़ी जा सकती । जिस प्रकार जीणं वस्त्र पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता 
उसी प्रकार मेरा मन सांसारिक विषय-विकारों से इतनी दूर चला गया है कि अब उन 
पर विकारों का कोई प्रभाव नही पड़ सकता । 

गपनी विरक्ति का वर्णन करने के पश्चात्‌ कबीर सांसारिक विषयों में भ्रासक्त 
मनुष्य को सदुपदेश देते हुए कहते हैं कि हे दिल ! तू अपने चित्त को चैतन्यस्वरूप ब्रह्म 
से लीन करके सांसारिक विषयों के प्रति सावधान क्यों नहीं हो जाता क्योंकि यह संसार 
तो अनेक प्रकार के सन्तापों का समूह है जिसमें मनुष्य जीवनभर जलता रहता है । 
संसार की नश्वरता के लिए रोना भी व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु नष्ट 
होने के लिए ही बनी है। झतः तू स्वयं को सम्भाल और अपने चंचल मन पर समय 
का अकुश लगाकर भ्रपने वश में कर ले, नहीं तो वह सांसारिक विषयों में बेधकर 
भटक जायेगा । दूसरों को भक्ति के उपदेश देने की अपेक्षा यहीं अच्छा है कि तू स्वयं 
उन उपदेशों पर ग्राचरंण कर, क्योंकि भगवान सागर के समान सबके हृदय में विद्यमान 
हैं, जिसे भक्ति की प्यास होगी, वह स्वयं उस सागर के फल का पान करने के लिए 
उस शोर चल देगा। इस संसार में जो व्यक्ति स्वामित्व की भावना लेकर जीवित 
रहना चाहता है, वह स्वय ही अपने लिए दुख ओर कष्टों का संग्रह एकत्र करता है। 
अतः इन दुख तथा कष्टों से छूटने का सहज उपाय यही है कि तू स्वामित्व की भावना 
र शा करके कल से प्रभु के चरणों में तल्लीन होजा। वास्तविकता तो 

व इस संसार में ईश्वर के 
न कोई अपना हितकारी ही है । i vn 00028 

Se पडि गई, ऐसी एफ दरार । 
न पषाण ज्यू, मिलया न बूजी वार ॥१।१ 

स ¬ दरार=सम्बन्ध-विच्छेद की प्रतीक । फटक = स्फटिक, एक पत्थर 

कबीर कहते हैं कि भ्रव मेरा संसार से सम्बन्ध विच्छेद हो गया है। जिस 


. प्रकार स्फटिक पत्थर में पड़ी दरार को पन: नहीं 
| में हे पुनः नन जोडा भांति 
मेरा मन संसार में नहीं रम सकता । दो जोड़ा जा सकता, उसी भांति श्रव 


विशेष---उपमा अलंकार । 
भन फाटा बाइक बुरे, मिटो सगाई सादा 
जो परि दुध तिवास का, ऊफटि हषा पाक ।२॥ 


शब्दार्थ--बाइक बुरे = बुरी बातों से 
। सगाइ= 424 
विशवास । सिवास =तीन दिवस का । ऊकटि->फट कर | सम्बन्ध । . साक= साख, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वर्यासया-सांँग २२६ 


कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार तीन दिन का रखा बासी दूध, जो आक के 
` पौवे के समान विषाक्त हो जाता है, फट जाता है, उसी भाँति संसार की बुरी बातें 
देखकर मेरा मन उससे फट गया है, विरक्त हो गया है जिससे सांसारिक सम्वन्ध एव 
विश्वास टूट गये हैं । - | 
विशेष--उदाहरण अलंकार । | 
चंदन भागां गुण करे, जंसे चोली पंन। 
दोइ जन भागां नां मिलें, मुकताहल अरु मंन ॥३॥। 
शाब्दाथ--मुक्ताहल = मोती । / 
`~ चन्दन के टुकड़े-टुकड़े करने पर भी वह अपनी सुगन्ध नहीं त्यागता, जिस 
प्रकार चोली पहनी जाती है, उसी भांति वक्षस्थल पर उसका शीतल लेप किया जा 
सकता है किन्तु दो वस्तुएं भग्न होने पर टूट जाने पर पुनः नहीं मिल पातीं-एक तो 
मन और दूसरा मोती । | 
पासि बिनंठा कपड़ा, कदे सुराग नः होइ ।. 
कबीर त्याग्या ग्यांन करि, कनक कामनी दोइ ।। $१ 
दब्दार्थ--बिनंठा = विनष्ट हुआ, फटा-पुराना । सुराग = अच्छा रंग । कनक= 
सोना । कामनी =नारी । 
जिस प्रकार फटे-पुराने जीणा वस्त्र पर रंग भली प्रकार नहीं चढ़ सकता, 
उसी प्रकार संसार से विरक्त मेरे मन पर सांसारिक आकर्षणों का रंग नहीं चढ़ 
सकता । कबीर ने ज्ञान पाकर स्वर्ण (घन) और कामिनी का परित्याग कर. 
दिया है । 
विशेष--दृष्टांत श्रलंकार । 
चित चेतनि में गरक हूं, चेत्य न देखें मंत । 
कत फत की सालि पाड़िये, गल बल झहर अनंत ॥५॥॥ 
शब्दाथं--गरक हूँ =लीन होना, इब कर । ड 
कबीर कहते हैं कि हे मित्र ! चित्त को चैतन्यरूप परब्रह्म में लीन कर, साव- 
घान हो क्यों नहीं देखता ? इस संसार रूपी बड़े नगर में न जाने कितनी चिन्ताएं एवं 
ताप हैं तू किस-किंस की चिन्ता करेगा ? परब्रह्म को आराधना कर स्वयं अपना जन्म 
सफल कर । | ॒ [ कक 
जाता है सो जांण दे, तेरी दसा न जाइ । 
खेवटिया की नाथ ज्यू, घणें मिलेंगे भाइ ॥६॥ 
शन्दाथ-खेवटिया -=मल्लाह । | | 
कबीर जीवात्मा को प्रबोध देते हुए कहते हैं कि जो.कि संसार छोड़कर जा 
रहा है उसे जाने दे, व्यर्थं उसके पीछे अश्नूपात मत कर । केवल. यह .ध्यानें रखा कि 
तेरा आचार-व्यवहार ठीक रहे । तुमसे इस संसार में श्रनेक लोग आकर उसी प्रकार 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ! 


{ 


२३० कबीर ग्रन्यावलौ सदौ | 
मिल जायेंगे जिस प्रकार सल्लाह की नाव के किनारे आ जाने पर बहुत से उसके साथ | 


ही हो लेते हैं। 


` भाव यहे है कि इस आवागमनपूणा संसार में जाने वाले की चिन्ता मत कर, ' 


जगत के इस धारावाहिक क्रम में तुझे बहुत से मित्र मिल जायेंगे। : - 
विज्ञेष-अर्थान्तरन्यास अलंकार । & ५2 
नोर पिलावत क्या फिरे, सायर बर घर बारि | 
जो त्रिषाबंत होइगा, तो पीवेगा ऋष मारि ॥७॥ 
शाब्दाथं-सायर = सागर । त्रिषागंत-- प्यासा । ष मार = विवश होकर । 
. कबीर कहते हैं कि हे साधक ! .तू प्रभु भक्ति का उपदेशामृत प्रत्येक को 
पिलाने का क्यों प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि इस भक्ति का जल का केन्द्र (सागर) 


प्रभु--संबके हृदय में विद्यमान है। जिसको प्रभु-भकित की प्यास होगी वह झख मार 


कर उसका पान करेंगा अर्थात्‌ प्रभु-भजन करेगा । ` 
सत गंठी कोपीन है, साध न भाने संफ। ... 
. रां प्रमलि माता रह, गिण इन्द्र कौ रंक ॥८॥ 
. . . शाब्दाथं-संक = शंका, डर । भाता=मस्त। रंक = भिक्षुक । . 
साधु अपने हृदय में कोई सांसारिक वासना (काम वासना भी हो सकता है) 
नहीं रखता तो भी संयम के लिए वह सात गाँठ युक्त कोपीन घारण करता है | वह 
तो प्रभु-भक्ति में मदमस्त रहता है झौर इसी प्रभु-भक्ति के गौरव से वह बड़े से बड़े 


` ' राजा को भी भिक्षुक समझता है । 


दावे दाझण होत है, निरदांवे निसंक । 
जे नर निरदाव रह, ते गिणें इंग्र को रंक ॥९॥ | 
शब्दार्थ--दावे = अधिकार । दाहण=जलना, ' दुखी होना । निरदावं = 
उपेक्षित करता है । 


कबीरदास कहते हैं कि संसार में अधिकतर, स्वामित्व की इच्छा ही मनुष्य 


को दरघ करती है, दु:ख देती है । जो भ्रधिकार-भावना को दूर कर देते हैं उन्हें किसी 
चोर आदि की शंका ही नहीं रहती । जो मनुष्य स्वामित्व की भावना का न्याय कर 


जीवन व्यतीत करेगा वह इतना महान होगा कि बड़े से बड़े राजा को भी वह भिखारी | 


समभेगा । 
कबीर सब जग हुंढिया, मंदिल कंधि चढ़ाइ । 
सतर -सधिया नर ल ह ठौकि बजाइ ।।१०।।५९४॥। र 
=घूम लिया। मंदिल कंचि चहाइ = प 
हुए । ठोकि बजाइ--भलीभाँति निरीक्षण करके । चढ़ाइ=शरीर का भा 
कवीरदास कहते हैं कि मैंने समस्त संसार में शरीर-भार को ढोते हुए घूम कर 


देख लिया है, और सुनिश्चित 3 र॑ निरीक्षण के ग्रा कि 
प्रभु के अतिरिक्त अपना कोई और नहीं है। : . - क ल ए 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





ade dain 


Eas MIEN म २१९ 


३८. सञ्रयाई को अंग . कर 
गरंग परिचय--इस प्रंग में यह बताया गया है कि प्रमु सब कुछ कर 

समर्थं हुँ भौर वे ही सब कुछ करते हैं। मनुष्य के वश में कई बात न \ a 
दम्भ के कारण कर्ता होने का दावा किया करता है। जिस र किक मे 
होती है, सारा संसार उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचता है " ल hs 
प्रभु के दशन कर लेता है । प्रभु के गुण असख्य झौर pa hes 
की स्याही बनाकर, सारे बनों की लेखनी बनाकर और सारी ध स 
भी प्रभु के गुण लिखे जायें तो वे भी नहीं लिखे जा सकते। वह प्रभु 


ग्रौर पांत से राई बन! सकता है । न ल यम लक 
भगवान्‌ की प्रेरणा तथा कपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता ह [ 
नां कुछ किया न करि सक्या, नां करणें ओग | 
' जे कुछ किया सु हरि किया, ताथ भया कबीर कबीर ॥१॥ 
{-जोग==योग्य । कबीर्‌== महान्‌ व्यक्ति । 
की रदास कहते हैं कि न तो मैंने: कुछ सतम किया है और sas 
में समर्थे हूँ न मेरा शरीर इतना शक्तिशाली है किरम कुछ सका र कुछ 
भी मैंने (परोपकार) किया है वह सब प्रभु ने ही किया है, उसी की इया इतना - 
महान्‌ हो गया हूँ कि सब मेरा सम्मान करने हैं। 
विशेष--यम॒क अलंकार । 
कबीर किया फछू न होत है, अनकीया सब होइ | | 
जे किया छुछ होत है, तो फरता झौर कोइ ७२७ ss 
कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य के करने से कुछ भी नहीं हो सक्ता, क 
करना नहीं चाहते हैं प्रभु-विघान से वह हो जाता है । यदि मनुष्य र 
थे कोई कार्य सफल भी हो जाता है तो उसका खेय भर किसी को, प्रभु को, 
भेदकातिशयो* 


न फोई तिसहि तू जिस तूं तिस सब कोइ | 
सिल न नन हह मर हो ५३ 
६ दरिंगह-आाश्रम । 
| स संसार में कोई नहीं है उसके सहायक हे प्रभु! पाप हैं चोर जे 
साथ आप हैं समरत संसार उसका है। हे प्रभु ! तेरे सम्मुख जाकर मन 
नाम का ही स्मरण करता ह । ' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. एक खड़े ही लहै, रर खड़ा बिबलाइ। ` 
| साईं मेरा सुलषनां, सुतां देह जगाइ ॥४॥ | 
„ .. शब्दाथ--सुलषनां =सुलक्षणयुक्त। सूतां = सोते हुए को, मोह-निद्रा में पड़े 
इए को। . ह | 
स कबीर कहते हैं कि एक भक्त तो प्रभु का दर्शन खड़े होकर ही कर लेता ३ 
थात्‌ थोड़े से ही प्रयत्न से वह प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है और दूसरा क 
मु में क ह नहीं खड़ा-खड़ा प्रभु के लिए रोता-पीटता है । मेरे प्रभ बड़े | 
दयालु हूँ कि उन्होंने मुझे संसार की माया-मोह, निद्रा से जगाकर चेतनायुक्त [ कर 
सला en चेतनायुक्त कर 
समंद को मसि करों, लेखनि सब बनराइ । 
- धरती सब कागद करों, तऊ हरि गुण लिख्या न जाइ ॥५॥ 
so कह स्याही । बनराइ--बन । 
र्‌ कि सातों समुद्र की यदि स्याही बनाकर समस्त बनों की 
लेखनी से, समस्त पृथ्वी रुप कागज पर यदि प्रभु के गुण लिखने बँठु' तो उनकी संख्या 
इतनी है कि यह सामग्री थोड़ी पड़ जायेगी और प्रभु के गुण समाप्त नहीं होंगे । 
क्षबरन कों का बरनिपे, मोपें लख्या न जाइ । 
. भपना वाना बाहिया, कहि कहि थाके भाइ ॥।६।। 
' क्षब्याद-_ वरन = भ्रवण, निराकर, प्रभु, ब्रह्म । वाना =- रुचि । 
Ce कहते हैं कि निराकार प्रभु का क्या स्वरूप वरान किया जाय, मैं तो 
ज्र -ग असमर्थ हु । इसीलिए प्रत्येक साधक ने उसे अ्रपनी-अंपनी रुचि के 
„अनुरूप देखकर जितना वणन कर सक, किया है । 
रल बांवे झल दांहिने, ऋलहि माहि व्योहार । 

| dea झलमई, राखे ` सिरजनहार ॥।७॥। 
2 ह = अण्न । बाव= वाये । वाम=पाइवं । व्यौहार == क्रिया- 
Ce हो र कि इस संसार में जीवात्मा के वाम एवं दक्षिण पाइवं में 
‘ora भ्र र जल रही है तथा जितना भी मनुष्य का कार्य-व्यवहार 

व का कई > न दुख ही दुःख--है। यहाँ तक कि ग्रागे गौर पीछे 
न 5 | इसी से अवरुद्ध है। केवल एक प्रभु ही इस संसार अग्नि 
. क रक्षा कर सकते हैं । I सचान 

ba बांणियाँ, सहंजि करं व्यौपार । 

ee ` चाँणियां डी बिन पालड़े, तोले सब संसारः 
लि बंनिया, वणिक। | 5 ह 
SR कहते हैं कि मेरा स्वामी, प्रभु (मेम का) व्यापार करने वाला सच्चा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ध्वांस्या-मागै | ह 


व्यापारी है। तराजु के बिना ही समस्त संसार से इस व्यापार की तौल कर 
रहा है । | 
. भाव यह है कि जिस प्रकार सच्चा व्यापारी घन के बदले उतने ही मूल्य की 
बस्तु देता है, उसी प्रकार प्रभु से जो जितना अधिक प्रेम करता है, उस पर वह 
उतनी ही कृपा दृष्टि रखता है । 
विशेष--विभावना अलंकार । 
कबीर बार्या नांव परि, कीया राई लृण। 
जिसहि चलाय पंथ तू, तिसहि भुलावं कूण ॥९॥ 
इाव्दाथं-_वार्या=वलिहारी होना । नांव=नाम, प्रभु नाम । कूण= 
कौन । | 
कबीर कहते हैं कि मैं तो प्रभु नाम की बलिहारी जाता हूँ, इस नाम स्मरण 
से ही मेरा प्रभु से ऐसा अभिन्‍न साक्षात्कार हो गया कि मैं प्रभु से राई और नमक 
के समान तादात्म्य हो गया । हे प्रभू, ! जिसे झाप भक्ति के सन्मागें पर चलते हैं, 
उसे सांसारिक विषय-वासना कैसे पथ-अष्ट कर सकती है ! 
विशेष--काकुव कर क्ति अलंकार । 
कबीर करणं फ्या कर जे रांम न कंरे सहाइ। 
जिहि जिह डाली पग घरे, सोई नवि नवि जाइ ॥१० र 
कबीर कहते हैं कि यदि प्रभु सहायता न करे तो मनुष्य कुछ भी कमं नहीं 
कर सकता । प्रभु की अनुकम्पा के श्रभाव में तो मनुष्य जिस-जिस शाखा को लक्ष्य 
तक पहुँचाने का अवलम्बं॑ बनाता है, वही झुक जाती हैं। भाव यह है कि प्रभु की 
सहायता विना साघन व्यर्थ हो जाते हैं । 
विशेष--पुनरुकत अलंकार । 
जदि का माइ जनमियां, कहूँ न पाया सुखं । 
डाली डाली में फिरों, पातों पातां दुख ॥११७ 
री भी सुख 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु जब से मैंने जीवन धारण किया है, कर्भ 
प्राप्त नहीं किया । सुख प्राप्ति के लिए मैंने जितना प्रयत्न किया दुख ने उतना 
ही मुझे व्यथित किया! 
विज्ञेद--पुनरुक्त अलंकार | 
सांइ सू. सब होत है। बंदे थे कछु नांहि । | 
राई थं परबत करे, परवत राई सांहि ।।१२।६०६॥ 
& ८: म बंदे 5 मनुष्य | 
का मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। वे 
प्रभ सब कुछ करने में समथं है, किन्तु सदुत्य ॐ 
>> जैसे को पवेताकार दे सकते हैं और पर्वत को राई 
शक्ति सम्पन्न प्रभु राई जसे तुच्छ कण ० पि 
के समान छोटा बना सकते हैं । प्रसम्भवतम कारण उनके जिए सम्भ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२३४ कौर ग्रन्यावली संटीक | 


३९. कुसबंद को अंग 
्॑ग-परिचय-कुशब्द श्रथवा भ्पशब्द साधुझों के द्वारा वय्यं हैं। उन्हें. 
सदैव ऐसे शब्दों प्रयोग करना चाहिए जो मनोहर और हितकारी हैं। प्रस्तुत अंग 
में कवीर कुशब्दों की निन्दा करते हुए कहते हैं कि बरछी की न.क की मार तो सही 
जा सकती है, क्योंकि उसके लगने पर व्यक्ति गिरकर भी सांस लेता रहता है, 
किन्त कुशब्द के आधात से तो व्यक्ति का तुरन्त प्राणांत हो जाता है। जो व्यक्ति | 
कुशव्दों की चोटों को भी घेयेपूर्वक सहन कर लेता है वही महान्‌ और सवंगुणसम्पन्न 
होता है, क्योंकि इसकी चोटों को सहन कर लेना हर व्यक्ति की सीमा से बाहर है। 
जिस प्रकार पृथ्वी सब व्यक्तियों के पैरों की चोट सहन करती है, इसी प्रकार 
साधुजन सबके कठोर वचनों को सह लेते हैं। यह सहनशक्ति व्यक्ति में तभी भ्राती 
है जब वह अपने-पराये की भावना से मुक्त हो जाता है और जिसे ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है। | | 
” शग्णी सुहेली सेल को, पइतां लेइ उसास। _ 
. चोट सहारे सबद की, तास गुरू में दास ॥१॥ 
शब्दा्थ-अणी --अनी, नोक । सुहेली--सहने योग्य । सेल--बरछी। 
पडतां =घायल होकर गिरने पर भी । 

[ बरछी की नोक की मार तो सही जा सकती है, क्योंकि उसके लगने पर व्यक्ति 
गिर कर भी सांस लेता है, किन्तु कुशब्द, बुरी बाणी से तो व्यक्ति तत्क्षण मर जाता 
है । कबीर कहते हैं कि जो कुशब्द की चोट के आाधात को चुपचाप सहन कर लेगा, 

वह मेरा गुरु हे और मैं उसका शिष्य । 

खू'दन तौ घरती सहै, बाढ़ सहै बनराइ। 
. कुसबद .तौ हरिजन सहै, दूजे सह्या न जाइ ॥२॥ 
शब्दाथ- खू दन=पेरों की रगड़ । बनराइ = बनराजि, वन-पंवित । 

| कवीरकहतेहुँकि जिस प्रकार पैरों के नीके रोंदने के कष्ट को पृथ्वी ही 

सहन कर सकती है और बाढ़ को रोकने में बन-पंक्ति ही समर्थ है, उसी भांति केवल 

शभु-भक्त, साघु ही बुरे वचनों को चुपचाप सह सकता है । | 
--(१) उदाहरण अलंकार 
सीतलता तब जांणियें, समिता रहै समाइ । 
. पव छाई निरपष रहै, सबद त दूष्या ज़ाइ ॥३॥ 
शन्दाय--पष=पक्ष, अपनत्व । दृष्या जाइ = दूतं लगे,बुरा लगे, कट्‌ लगे । 

स्वभाव De हे प 

सकता है। अपनत्व 

(बुरी) वाणी भी असह्य नहीं लगती । अहम ह न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


£ 


२३५ 


कबीर सीतलता भई, पाया ब्रह्म गियान। 
सिह बेसंदर जग जल्या, सो मेरे उदिक समान ।४।६१०॥ 
शब्दार्थं - बेसंघर--अग्नि । उदिक =जल । 
कबीर कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने से मेरा मन शीतल हो गया । जिस 
माया की अग्नि से समस्त संसार दग्व हो रहा था, प्रभु-कृपा से वह मेरे लिए जल के 
रामान शीतल और निर्मल हो गई है। | 


४०. सबद को अग | 

ग्र ग-परिचय--सिद्धों अर नाथों की योग-साधना में शब्द का बड़ा महत्व है। 
उनकी दर्शन की शब्दावली में इसे श्रनहद नाद कहा गया है । प्रस्तुत अंग में a 
शब्द अथवा अनहद नाद का परिचय देते हुए कहते हैं कि शब्द समस्त Ei 
व्याप्त है और सभी के हृदयों के तारों को भंकृत करता रहता है। जिस 24232 
हृदय में यह मंकृत होने लगता है, उसे फिर संसार के विषय अपनी गोर आा [ 
नहीं कर सकते । सती, संतोषों एवं संसार की विषय-वासनाओं के प्रति जागरूक 
व्यक्ति ही इस शब्द की महिमा Hs सकते हैं, क्योंकि उनके हृदय गुरु की कृपा 

गौर निमंल \ 
द ps बोध कराने वाला गुरु भी साधारण व्यवित नहीं होता । वह तो 
सिकलोगर के समान होता है जो शब्द-रूपी शाण पर साधक के शरीर को धिस हे 
चमका देता है । वही सच्चा शूर-वीर होता है तो शब्द बाण मारकर सावक के भन 
विकार-शून्य बना देता है। हरि की भक्ति से और सतगुरु की कृपा से ही इस बाण 
चोट खाने का सौभाग्य साधक को प्राप्त होता है। ढक 
कबीर सबद सरीर में, बिनि गुण कट wo 
भोतरि सरि रह्मा, तायं छूटि भ 
Eg रस्सी, यहाँ तार, जो वीणा में लगे . होते हैं, से तात्पये । 
तंति==तन्त्री, वीणा । भरंति = आंति, माया का रमं । 

ल _ कबीर कहते हृ कि शरीर में क्षर ब्रह्म का झनहद नाद हो रहा है Re 
प्रकार बिना तार के ही वीणा भंकृति हो रही हें के यह अनहद नाद संसार bs 
और मनुष्य के शरीर के भीतर हो रहा है--इसमें रम जाने से माया भ्रम में मनु 
नहीं Se (१) योगियों की यह मान्यता है कि ब्रह्माण्ड में का Ra 
नाद हो रहा है और यही अनहद नाद “पिण्ड'--शरीर--में भी हो रहा 
की इसी मान्यता को कबीर ने यहाँ प्रस्तुत किया है । 

(२) विभावना झलंकार । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





३३६ कबौर ग्रम्यावलौ सटीक 


सती संतोषी सावधान, सत्रद भेद सुबिचार। 
सतगुर के प्रसाद थ, सहज सील मत सार ॥२॥ 
शब्दाथ--प्रसाद= कृपा । 
सती, सन्तोष प्राप्त व्यक्ति एवं संसार की विषय-वासनाओं से सचेत व्यक्ति 
इस अनहद नाद की महिमा से परिचित होते है क्योंकि इनका मन निर्मल होता है। 
थे सब वर्ग सद्गुरु की कृपा से यह जान जाते हैं कि संसार के समस्त मतों, सम्प्रदायो 
का सार--अपने आचरण को ठीक रखना (सहजशील) है जिससे चित्त निर्मल 
रहता है । 
सतगुर ऐसा चाहिए, जैसा सिकलीयर होइ । 
` सबद गसकला फेरि करि, देह द्रपन करं सोई ॥३॥ | 
शन्दाथ--सिकलीगर = शान रखने वाला कारीगर । मसकता= पत्थर का 
एक गोल घेरा सा, जो सिकलीगर की साइकिल-सी में लगा रहता है, पैर से पैडल को 
घुमाकर ही इस पत्थर द्वारा शान लगाई जाती है । द्रपन =दर्पण, निर्मल सिकलीगर= 
जंग सगे चाकु आदि को भी शीशे के समान चमका देता है। : 
| कबीर कहते हैं कि सद्गुरु को सिकलीगर के समान होना चाहिए जो शब्द 
रूपी पत्थर को घुमाकर उसके द्वारा साधक के शरीर को शीशे के समान चमका कर 
शुद्ध बना दे । | 
सतगुर साचा सूरिवां, सबद-जु बाह्य एक । 
लागत ही भे मिलि गया, पड़ या कलेजे छेक ॥।४॥ 

. इब्दार्थ- साँचा= वास्तविक । बाह्या=मारा, छोड़ा, यहाँ 'कहने' के अर्थ में, 
किन्तु तीर के समान मर्मान्तक प्रभाव रखने के कारण ही इसे 'बाह्या' कहा है । भै = 
भूमि । छेक =छिट्र, दरार, विभेद, यहाँ संसार से सम्बन्ध-विच्छेद प्र होगा । 

कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ही सच्चा शूरवीर है। उसने केवल पना एक 
शब्द-ल्पी बाण साघक के ऊपर छोड़ा, जिसके लगते ही वह पृथ्वी पर धराशायी हो 
गया, समाधिस्थ हो गया और मेरा संसार से सम्बन्ध विच्छेद हो गया । [ 
भाव यह है कि गुरु कृपा से ही सब कुछ सफल होते हैं । 
` हरि-सर जे जन बेनिया, सतगुण सीं गणि नांहि । 
. लागी चोट सरीर में, करक कलेजे मांहि ॥५॥ 
शब्दाथ- हृरि-सर = प्रश्र-वाण । 

र कबीर कहते हैं कि जो प्रभुंग्रेम-पाशं' में एंक बार फेस गया उस पर सातों 

यण न से र हि हे वाण के प्रहार का कुछ प्रभाव नहीं हो सकता । 
दान्द रूपी बाण ट तो साधक के शरीर में लग 

हब कह रीर में लगी है और उसकी हता 
विशेष--असंगति अलंकार । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° 


\ 


व्यास्या-भाग २३७ 


ज्यू ज्य हरि गुण सांभलू, त्यू स्यु लागे तीर। 
सांटी सांठी भड़ि पड़ी, भलका र्या सरीर ॥६॥ 
दब्दाथं--साँभलू = सम्हलता हूँ, स्मरण करता हूँ । साँठी-साँठी =लकड़ी- 
लकड़ी. । 
कबीर कहते हैं कि जितना ही अधिक मैं प्रभु-गुण का स्मरण करता हूँ उतना 
ही अधिक प्रभुःप्रेम का तीर मेरे हृदय में उसी प्रकार वेठता जाता है जेसे धनुष की 
प्रत्यंचा (गुण) को कोई जितना अधिक खींचेगा उतना ही अधिक तीरु गहरा लगेगा । 
मेरे मुख. से कही गई वाणी में जो सारतत्व था वह भाले की अनी के समान हृदय में 
प्रविष्ट हो गया और शेष निरर्थक बातें भाले की लकड़ी के समान बाहर ही हूट कर 
गिर गईं । 
ज्यू' ज्यू हरि गुण सांभलों, त्यू त्य्‌ लाग तीर । 
लागे यं मागा नहीं, साहणहार कबीर ॥७॥ 
शब्दार्य - साहणहार = सहने वाला । कबीर (१) कवि का नाम, (२) महा- 
पुरुष । 
ज्यों-ज्यों, अधिकाधिक, मैं प्रभु गुणों का स्मरंण करता हूँ उनकी प्रेम-भक्ति 
का तीर मेरे हृदय में गहरे से गहरा पेठता है । उस प्रेम-वेदना से विचलित हो साधक 
प्रेम-पंथ से भागने लगा और जो उस ईश-विरह-वेदना को सहन कर जाता है, वही 
कबीरदास के समान भक्त बन जाता है । ल 
बिशेष-इलेष अलंकार |. 
सारा बहुत युकारिया, पौड़ पुकारे श्लोर। 
लागी चोट सबद की, रह्या कबीरा ठौर ॥५॥६१८५॥ 
झाब्दाथं-सारा= ढोंगी । पीड़ = पीड़ा, वेदना । | 
ढोंगी साधु ईश्वर प्रेम-वेदना का मिथ्याडम्बर कर बहुत प्रदशन करता है और 
जो उस ईइवरीय पीड़ा से पीड़ित होते हैं उनकी वेदना कुछ झौर ही होती है । | 
सद्गुरु के शब्द रूपी बाण की चोट लगकर कबीर तो एक स्थान पर स्थित हो 
गया है। 
भावो यह है कि सद्गुरु के उपदेश-बाण से दत्तियाँ केन्द्रित होकर प्रभु-भक्ति 
में लग जाती है। | 
४१, जीवन मृतक को ग्ग 
झ'ग-परिचय--जो व्यक्ति सांसारिक विषय-वासनाओं के बन्धनों से मुक्त है, 
वह जीवित है और जो ग्राबद्ध है, वह मृतक है । इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए 
मन पर नियंत्रण करना झावश्यक है, क्योंकि जब तक मन का चांचल्य नष्ट नहीं होगा, 
तब तक साधक की कोई!भी साधना सफल नहीं होगी संसार से संबंध विच्छेद कर देने 
के परचात्‌ ही अम की, कृपा प्रात होती है| प्राकृतिक मृत्यु को तो सब ही व्यक्ति 500 





कबौर प्रन्थावली सटीक 
२३८ ॒ 
ते हैं, किन्तु ऐसा व्यक्ति बिरला ही होता है जो अअपनें जीवन में ही अपनी इन्द्रियों 
द देता है । ऐसा मनुष्य कभी भी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता । मन की 
चंचलता नप्ट करने पर, माया का मोह छोड़ देने पर और ग्रहं को तिलांजलि दे देने 
पर ही मनु'य मृयित का झधिकारी बनता है । किन्तु इस प्रकार मरना भी हर श्रादमी 
नहीं जानता । 
र मनुष्य की श्रेष्ठता की कसौटी प्रभु-भक्ति है। जो इस कसौटी पर खरा उतर 
घ्राता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है और जो खरा नहीं उतरा, वह आवागमन के 
बंधन में बंदी बना रहता है। ग्रहंकार को समाप्त करने के पश्चात्‌ ही मनुष्य इस 
कसौटी पर खरा उतर सकता है। इसके लिए प्रभु का अवलम्ब भी आवश्यक है । बिना 
प्रभ सैं विश्वास स्थापित किये कोई भी व्यक्ति अपनी साधना में सफल नहीं हो सकता, 
न्‌ बह सांसारिक बंघनों से ही छूट सकता है। इसीलिए प्रभु को प्राप्त करने के लिए 
साधक को रोड़े की तरह बन जाना चाहिए । जिस प्रकार वह रोडा सबके पदाघातों 
को सहता है, उसी प्रकार साधक को भी सबके दुर्थ्येवहार को शांतिपूर्वक सह लेना 
"चाहिए । 
जीवत सुतक ह्व रहै, तजे जगत फो ग्रास । 
तब हरि सेवा आवण कर, मति दुख पाव दास ॥१॥ 
शब्दार्थ---जीवत -- जीवित । दास=भक्त । 
जो मनुष्य जीवित रहते हुए भी सांसारिक माया-जन्य आकर्षणों में उलभते 
` हए जीवन्मुक्त हो, सांसारिक प्राशा-अभिलाषाओं का परित्याग कर देते हैं; उन्हें प्रभु 
अपनी सेवा में लेकर (श्रनुकम्पापू्वक) उनका दुःख दूर कर देते हैं । 
कबीर मन - मृतक -भया, दुरबल भया सरीर । _ 
तब पै डे लागा हरि फिर, कहत कबीर कबीर ॥२॥ 
दान्दाथ-कबीर-कबीर = भक्त के लिए सम्बोघन से तात्पयं है । 
कबीर कहते हैं किं यदि मन मर जाय, सांसारिक श्राक्षणों में निरचेष्ट हो 
जाय और शरीर प्रमु-भकिति में दुबल हो जाय तब भक्त के पीछे भगवान्‌ उसे पुकारते 
फिरते हैं अर्थात्‌ कथित झाचरण से स्वयमेव भगवत्‌-प्राप्ति हो जाती है । 
कबीर सरि सइहट गह्या, तब कोई न दूर सार । 
` हरि आदर झागं लिया, ज्यू. गऊं वछ की लार ॥३॥ 
दाब्दाथं--मड़॒हट = श्मशान, संसार । वछ= बछड़ा । लार = पंक्ति । 
कबीर जीवन्मुक्त हो जीवित अवस्था में भी मरकर इस संसार रूपी इमशान 
में उपेक्षित पड़ा रहा, समस्त संसार ने उससे सम्वन्ध विच्छेद कर लिया । केवल प्रभु 
` ने ही मुझे उस वत्सल भाव से ग्रहण किया, जिस भांति गाय अपने बछड़े को, श्रर्थातू 
ममता भौर स्नेहपू्वेक । , 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यांख्या-भाग २३६ 
घर जालों घर ऊबरे, घर राखों घर जाइ। 
एक झचंमा देखिया, सड़ा काल को खाइ ॥४॥ 
शब्दार्थ--मड़ा 5-"मृतक । काल=मृत्यु । 
यदि मैं सांसारिक घर-बार को जला देता हूँ, इसके ममता-बन्धन .ें "नहीं 
पड़ता हूँ तो वह्‌ वास्तविक घर--प्रमु-साक्षात्कार से प्राप्त कर-बचता है और यदि 
इस सांसारिक गुह-रक्षा में पड़ माया बन्धन में पड़ता हूँ तो वह वारतविक घर-- 
उद्द श्य--मोक्ष नष्ट हो जाता है । कबीर कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा रच्य 
देखा है कि मृतक शव काल को समाप्त कर रहा है (जवकि साधारण अवस्था में 
काल मृतक को खाता है) अर्थात्‌ जीवन्मुक्त मनुष्य काल की सीमा और शक्ति को 
समाप्त कर अमर हो रहा है । 
विदेष--विरोधाभास अलंकार । 
मरतां मरतां जंग मुवां, रमर मुवा न कोइ । 
कबीर ऐसे भरि मुवा, ज्यू. बहुरि न मरनां होइ ॥५॥॥ 
इाब्दार्थ--मुवा==समाप्त हो गया । औसर = अवसर । बहुरि--पुनः फिर । 
मृत्यु को प्राप्त होता-होता ही संसार विनष्ट हो गया, किन्तु अवसर रहते हुए 
' मरना, जीवन्मुक्त होना, किसी ने नहीं जानां । कबीर अपने जीवन-काल में ही इस 
प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो गया कि संसार के ग्राकर्षणों एवं विषयों से कोई सम्बन्ध ही 
नहीं रह गया अर्थात्‌ वह जीवन्मुक्त हो गया । भब उसे आवागमन के इस संसार चक्र 
में पड़ना नहीं पड़ेगा । 
बैद भुवा रोगो सुवा, सुवा सकल संसार । 
एक कवीरा ना मुवा, निनि के राम शअधार ॥६॥ 
शब्दार्थ--मुवा-- मर गया, समाप्त हो गया । | 
कबीर कहते हैं कि वैद्य अर्थात्‌ संसार-ताप से पिंड छुड़ाने का प्रयत्न करने ' 
चाला भी समाप्त हो गया और समस्त संसार भी उसके उपचार से ठीक न होकर 
नष्ट हो गया, केवल वही बच रहे, जिनके एकमात्र आश्रय प्रभु थे । 
| मन मार्या ममिता सुइ, अहं गइ सब छूंटि । 
जोगी था सो रमि गया, आसणि रही बिसूति ॥७। 
शब्दार्थ --ममता= "भयं परो वा की भावना । 
सांसारिक विषयों में मन की गति अवरुद्ध होने पर ममत्व का मोह एवं 
झहं का दपं सब समाप्त हो गया । ऐसी अवस्था आते पर साधक प्रभु में रम गया 
गौर जिस आसन पर वह समाधिस्थ था, वहां तो केवल शरीर--शव मात्र रह 
गया.। ` ; 
जीवन थें मरिबो मलौ, जो मर जानें कोइ । 
0-0. इत््? पहली 'जे/भरें,।लो।० क लि प्ज्ताव रहो इ 050 
शब्दार्थं --अजरावर--भारचर्यचकित । , 


२४० कबीर ग्रन्थावली सटीक 


उस जीवन से जिसमें संसार-विषयों में ही मनुष्य उलभा रहता है, मृत्यु ही 
अच्छी है । यदि कोई जीवनावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाय; अर्थात्‌ संसार 
से पूर्ण तटस्थ हो जीवन्मुक्त हो जाय तो कलियुग. में यह आश्‍चर्यचकित कर देने 
बाली बात ही होगी । | 
खरी कसौटी रांम की, खोटा टिक न कोइ । 
रांम कसौटी सो टिके, जौ जीवत मृतक होइ ॥।६॥ 
शब्दायं--मृतक == मुक्ता । 
प्रभु-भक्ति ही श्र ष्ठता की वास्तविक कसौटी है जिस पर कोई कुप्रदत्ति वाला 
मनुष्य खरा नहीं उतर सकता । प्रभु-भक्ति की कसौटी पर तो वही खरा उतर 
सकता है जो जीवित अवस्था में हो संसार से मृतक के समान झसम्वद्ध रहे-यही 
जीवन्मुक्त भ्रवस्था है । | 
८ झापा सेट्यां हरि मिले हरि मेट्या सब जाइ॥ 
झफथ कहांणीं प्रेम की, कह्यां न को पत्ययाइ ॥१०॥ 
शब्दाथं-पत्ययाइ=विशवास करे। भ्रापा मेट्यां=श्रहं को मिटाना, दपं 
को दूर करना । 8.“ के ॒ 
| अनुष्य यदि अपने झह (दर्प) को समाप्त कर दे तो प्रभू-प्राप्ति सम्भव है, 
किन्तु जब संसार के ग्ाकर्षणों के सम्मुख ईश्वर को विस्मृत कर दिया जाता है तो 


स्वेस्व नष्ट हो जाता है। प्रभु-प्रेम की यह विलक्षण गति अवर्णनीय है। यदि इसका _ 


वर्णन किया जाय तो कोई विश्वास नहीं कर सकता । 
निगुसांवां बहि जाइगा, जाके घाधी नहीं कोइ । 
,_ दीन गरीबी बंदिगी, करतां होइ सु होइ ॥११॥। 
शब्दाथ---निगुसांवां -स्वामीहीन । घाधी = नाव की पतवार । 
इस संसार में प्रभु विश्‍वास के अवलम्ब बिना व्यक्ति नष्ट हो जायगा. इसी 
. भाव को प्रकट करते हुए कबीर कहते हैं कि इस संसार-सरिता में जिसकी नौका का 
ग्रुरुूूपी पतवार नहीं, बह जाएगा, समाप्त हो जाएगा । ग्रत: हे मनुष्य ! तू विनम्रता 
और श्रद्धा सहित दीनावस्या में भी प्रभु-भक्ति का कुछ न कुछ कार्य करता रह्‌ । 
दीन गरीबी देन फों, दू'दर को अभिमान । 
_ दुदर sh स भरी, दीन गरीबी राम ॥२॥ 
क शब्दाथ--दीन = निर्घन । हूं दर=धनिक । विष ==विषय-वासना एवं कलुषित 
भावना । | " ह 
जो निषन हैं उनमें विनम्नता है!एवं धनिक में प्रभिमान है । धनिक का हृदय 
विषय-वासनाओं एवं कलुषित भावनाओं से भरा रहता है और निर्घन का हृदय प्रभु- 
भक्ति से झत-प्रोत रहता है। ; - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





SMS 


व्याल्या-मार्गं : | २४१ 


कबीर चेरा सत का, दासनि का परदास। ' 
फबीर ऐसे -द्लं रह्या, ज्यू पाऊं तलि घास ॥१३॥ 
शब्दाय-_चेरा = चेला, शिष्य । | 
कबीर कहते हैं कि मैं साघु-सन्तों का शिप्य एवं प्रभु-भक्तों का दासानुदास 
हुँ । जिस प्रकार घास पेरों के नीचे रुदकर भी प्रतिकार नहीं करती उसी भाँति मैं भी 
सन्‍्तों और भक्तों का विनम्र सेवक हूँ । 
विशेष--उपमा भ्रलंकार । 
रोड़ा ह्लं रहो बाट का, तजि पार्षेड अभिमान । Ca 
ऐसा जे जन ह्वे रहै, ताहि मिले भगवान ॥१४॥५६२॥ 
शब्दाय -- बाट का= मागे का । 
कबीर कहते हैं कि साधक ! तू अपने में ऐसा विनीत भाव बना ले जिस प्रकार 
मागे में पड़ा रोड़ा सबका पदाघात चुपचाप सहता है । जब तुक में ऐसा विनम्र भाव 
और भ्रं का विसर्जेन हो जाएगा तभी तुमे प्रभु-प्राप्ति हो जायगी । 


४२. चित कपटी भेष को ग्ग 


प्र ग-परिच्य--मन की कपटता साधना में बाधक है। इसीलिए प्रस्तुत अंग में 
कबीर ने बताया है कि जहां कपटपूर्ण प्रेम का प्रदर्शन होता हो, वहाँ साधक को भूलकर 
भी नहीं जाना चाहिए । इस प्रकार का स्नेह कनीर के पुष्प की भाँति होता है जो 
ऊपर से लाल तथा अन्दर से सफेद होता है। इसी प्रकारं कपटी व्यक्तियों के प्रेम 
में वास्तविकता कुछ भी नहीं होती । वे. ऊपर से तो प्रेम का नाटक रचते हैं, किन्तु 
उनके हृदय में कपट भरा रहता है। निष्कपट हृदय का प्रेम पा जाना बड़े ही सौभाग्य 
का विषय है, क्योंकि इस संसार में दो ही बातें प्राप्त करने योग्य हैं--प्रभु की भक्ति 
और निष्कपट प्रेम । 

कयीर तहाँ न जाइए, जहां कपट का हेत । 
| जालू' कली कनीर को, तन राती मन सेत ॥१॥ 

शब्दाथ--हेत ==प्रेम । 

. कबीर कहते हैं कि जहां कपटपूर्ण स्नेह का प्रदर्शन मात्र हो वहाँ कभी नहीं 
जाना चाहिए । कनीर-पुष्ष ऊपर से लाल होता है और भीतर से सवेत--इसका अनुराग 
का लाल रंग कृत्रिम है क्योंकि हृदय में तो इवेत--फीका--रंग है । ऐसे पुष्प को 
नष्ट कर देना उपयुक्त. है, अर्थात्‌ ऐसे कपटी हृदय मनुष्य से प्रेम सम्बन्ध , तोड़ देना . 
चाहिए । ' 

विशेष-- 'कली किनौर फी--का श्रर्थ कुछ .विद्वानों ने कनेर के फूल से 
लगाया है, किन्तु कनेर का फूल पीला होता है।\यहाँ कबीर का तात्पयं दुपहरिया 
के लाल-सुमन से है जो भीतर से इवेत निकलता है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





5 
२४२ i कबीर ग्रन्यावली सटीक 


: संसारी साषस भला, . फंबारी के भाइ। 
दुराचारी बेइनौं, दुरा, हरिजन तहाँ न जाइ ॥२।। 
दाज्दाथं--सरल है। र 
कबीर शाक्‍तों के विरोधी एवं वैष्णवों के प्रशंसक है किन्तु मिथ्याचारी वेष्णव 
के वे विरुद्ध हैं--उससे तो अच्छा वे घुणित शाक्त को ही बताते हैं । वे कहते हैं संसार ' 
लिप्त शाक्त, संन्यासी किन्तु दुराचारी" वेष्णव से अच्छा है। वह संसारी शाक्त तो 
मन से ही कुमारी कन्या के समान निर्मल है र वह वेष्णव कलुषित भावनाओं से 
परिपूर्ण । प्रभु भक्त को ऐसे वेष्णवे के पास नहीं जाना चाहिए । 
निरमल हरि फा नांव सों, के निरमल सुध भाइ । 
के ले दूणी कालिमां, भावे सौ मण सावण लाइ ॥३॥६३५॥ 
शब्दार्थ--क =भ्रयवा । सुध भाइ =शुद्ध भाव। दूणी = दुगुनी । सौ मण - 
=सौ मन, अपरिमित । 
कबीर कहते हैं कि इस संसार. में दो ही प्रकार के आचरण हो सकते हैं- 
एक तो प्रभु का प्रेम-पूर्वक स्मरण और प्रत्येक व्यवहार में मन की पवित्रता रखना 
झौर दूसरा मार्ग यह है कि मनुष्य कुकर्मों में अधिकाधिक संलग्न रहे, फिर उस 
कालुष्य को चाहे तो भी सौ मन साबुन लगाकर भी समाप्त नहीं कर सकता है । 
भाव यह है कि एकमात्र प्रभु-भक्ति ही संसार में काम्य है । 


४३. गुरुसिष हेरा कौ अंग 


| झंग-परिचय--निगुं ण-साधना में गुरु का बहुत अधिक महत्त्व स्वीकार 
किया गया है, किन्तु सच्चा गुरु शिष्य को भाग्य से ही प्राप्त होता है। प्रस्तुत अंग में 
इसी बात का वणन करते हुऐ कबीरदास कहते हैं कि जो गुरु अपने उपदेश द्वारा 
शिष्य को भव-सागर से पार उतार सके, ऐसा गुरु मिलना दुर्लभ है। गुरु में एक 
भक्ति का होना आवश्यक है। राम के प्रति उसमें गात्म-समर्पण की ऐसी 
भावनां होनी चाहिए, जसी हिरन की संगीत के प्रति होती है। गुरुत्व का दर्जा 
: ब्यक्ति को तभी मिलता है जब बह अपनी इन्द्रियों पर तथा सांसारिक श्राकर्षणों पर 
पूर्णतया विजय प्राप्त कर लेता है । 
इस संसार की माया भ्रनायास ही सवका मन मोहित कर लेती है। कोई 
विरला ही ऐसा व्यक्ति होता है जो हरि कृपा प्राप्त करके इस माया के बन्धन से 
छुटकारा पा लेता है। संसार में ढोंगी व्यक्ति तो बहुत रहते हैं, पर ऐसा व्यक्ति ` 
कोई नहीं मिल रहा है, जो सच्चे मन से प्रभु से प्रेम करता है। 
ऐसा कोई नां मिले, हम को दे उपदेस । 
 भोसागर में डूबता, कर गहि काई केस ॥१॥ 
इग्दाथ--भौसागर = भव-सागर, ससारं-समुद्र । केस = केश, बाल । 
कबीर्‌ कहते हैं कि इस संसार में, कोई ऐसा झी, महर; (गुरु ) नहीं मिला 


i 


व्यास्या-भागं | न्‍ २४३ 


जो हमें उपदेश दे सके, जो इस संसार-समुद्र में मुझ इबते हुए को हाथ मौर केश 
पकड़कर निकाल से। . | 
ऐसा कोई नां मिले, हम को लेइ पिछानि । 
अपना करि किरपा करे, ले उतारि मेवानि ॥२॥। 
शब्दार्थ--पिछानि = पहचान । 
कवीर कहते हैं कि हमें संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं भिला जो मेरे गुणों 
को पहचान कर मुझे शिष्य बना लेता और कृपापूरवंक भ्रपना कर इस संसारःक्षेत्र के 
पार उतार देता । ः 
ऐसा कोई नां मिले, रांम अगति का गीत t 
तन सन सोपे मृग ज्यू', सुने बधिक.फा गीत ॥३॥ 
शठ्दार्थ-भृग = हिरन । बधिक=शिकारी । 
भशु-भक्ति से परिपूर्ण कोई गुरु हमें न मिल सका जिसके उपदेश-इ गितं पर 
हम अपना तन-मन, सवंस्व, उसी प्रकार अर्पित कर देते जैसे मृग -भाखेटक का 
तन्त्रीनाद सुनकर विभोहित हो रुक जाता है--फिर उसे यह भी चिन्ता नहीं रहती 
कि मेरे शरीर पर अनवरत बाण-वर्ष हो रही है। र 
विशेष उपमा अलंकार । ; । 
ऐसा कोई नां मिले, श्पना घर देइ जराइ । 
पंचू लरिफा पटकि फरि, रहै रांम लयो लाइ ॥४॥ 
शब्दार्थ--पंचरू लरिका=पांच इन्द्रियां रूपी लड़कियाँ । ल्यौ = श्रम। 
हमें किसी ऐसे पूर्ण विरक्त के दर्शन नहीं हुए, जो अपना समस्त गृहद्वार 
भस्म कर देता और अपने काम, क्रःघ, मद, लोभ, मोह, रूपी पाँचों पुत्रों अथवा 
पाँचों इन्द्रियों रूपी लडकियों से पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद कर प्रभु से सच्चा प्रेम 
कहता हो । [ [ 
ऐसा कोई नां मिले, आसो रहिये लागि । 
सव जग जलता देखिये, झ्ापहों अपणी घाग ५४ 
शब्दायं--सरल है । | 
कबीर कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा सिद्ध नहीं मिला जिसका, भ्रनुसरण किया 
जाता मैंने समस्त संसार को अपनी-अपनी घुन में व्यस्त और अपनी अपनी चिन्ता-. 
व्यथाओं में भस्म होते देखा है। | 
ऐसा फोई नां मिले, जासू कहें निसंक। . 
जासू हिरद फी कहूँ, सो फिरि मांडे कंक ।।६॥। 
शब्दार्य--माँडें->गूधना । कंक--+कंकाल, शरीर । 
कबीर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति संसार में कोई नहीं मिला जिससे निस्संकोच 
होकर अपने मन कीत. कह (क्त'/4०जिससे मेने हदिध'की समर २६४थ प्रकट 
कर देता हूँ, बही सब स्थितियों से भ्रवगत हो मेरे शरीर को उसी प्रकार व्यथित 


२४४ . | | कबीर ग्रन्यावली सटीक 


` करता है जैसे आटे को गूघ-गूघ कर घूसे मारूमार कर यातना दी जाती है। 
ऐसा कोई नां मिले, सब विधि देइ बताइ । 
सुनि मंडल में पुरिष एक, ताहि रहै ल्यो लाइ ॥७॥ 
शाब्दार्थ--सुनि--शुत्य । पुरिष=पुरुषः ब्रह्म । 


ऐसा कोई सदूगुर नहीं मिला जो यांगसाधना के समस्त रहस्यों से मुझे 
झबगत कराता और शून्य मण्डल में स्थित उस परम-पुरुष की ्रनन्त ज्योति से 
मेरा साक्षात्कार करा देता। | 
हम देखत जग जात है, जग देखत हम जां । 
ऐसा कोई नां मिले, पकड़ छुड़ावे बांह ॥८॥ 
शब्दार्थ--सरल है। | 
हमारे देखते ही देखते सम्पूणं संसार विनष्ट हुआ जा रहा है और समस्त 
जगत्‌ के सम्मुख मेरा भी विनाश हुआ जा रहा है। कोई ऐसा कृती (गुरु) नहीं मिला 
जो इस कालचक्र से मेरी भुजा पकड़ कर निकाल देता । 
तीनि सनेही बहु मिलें, चौथे मिले न कोइ। ' 
सबै पियारे राम के, बैठें परबसि होइ ॥६॥ 
हाब्दार्थ--परबसि = परवश, मायाग्रस्त । 
इस संसार में 'तीन' के तो प्रेमी बहुत हैं किन्तु एक उस परम प्रभु का प्रेमी 
कोई नहीं । यद्यपि सब प्रसु से कुछ न कुछ अनुराग रखते हैं किन्तु फिर भी वे मायाः 
ग्रस्त हो संसार में लिप्त हैं। 
माया मिले महोबंती, फूड़े पाले बेन। 
कोई घायल वेष्या नां मिले, साई हंदा सेण ॥१०॥ 
शब्दार्थ--महोवंती = मोहयुरवंत । कुडे = बुरे । पाखे == कहती है । वेध्या= 
बेचा हुआ । साइ =प्रभु। सँण= कटाक्ष । 
इस संसार में सव त्र मोहमयी माया का साम्राज्य है जो कुवचन कहती है 
मिध्याचार कराती है। प्रभु की प्रेम-ष्टि के कटाक्ष का घायल, उससे जिसका हु 
बंध गया है, ऐसा कोई नहीं मिलता । | 
सारा सूरा बहु मिले घायल मिले न कोइ । 
हे घायल ही घायल मिलै, तब रांम भगति दिढ़ होइ ॥११॥ 
प्र शब्दा्--सारा सूरा==भ्रक्षत, वीर योद्धा । दिढ़--हढ़, मजबूत । ह 
संसार में ऐसे योद्धा तो भ्ननेक मिले जो प्रभु-भक्ति से घायल नहीं थे, वि. 
रायल कोई नहीं मिला । जब प्रुभुभक्ति से घायल भक्त को अपने समान ही 
मिल जाता है तो प्रभु-भक्ति परिपक्व होती है । 
GE: 00७०७ प्रमृत होइ th १९७ 


शब्दाय-सरल हू । 


वध्यास्या-भाग॑ १४५ 


मैं प्रभु के प्रेमी को खोज रहा हूँ किन्तु कोई प्रभु-प्रेमी नहीं मिल रहा है । 
जव एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाय तो संसार की विषय-वासनाओों का विष _ 
समाप्त हो जाता है । ; 
हम घर जाल्या आपणां, लिया मुराड़ा हाथि। 
अम घर जालों तास का, जे चले हमारे साथि ॥१३।।६४८।। 
शब्दार्थ---मुराड़ा =ज्ञान-शलाका की मशाल । 
मैंने अपना घर जला दिया है भर ज्ञान-शलाका की.मशाल लेकर साधना पथ 
में बढ़ रहा हूँ अब मैं उसका इस संसार से सम्बन्ध विच्छेद कर घर फूक दूंगा जो 
मेरे साथ चलने के लिए प्रस्तुत हो । अर्थात्‌ वही व्यक्ति मेरे साथ चल सकता है जो 
संसार के विषयों का पूर्णरूप से परित्याग कर दे । 
४४. हेत प्रीति सनेह कौ अंग 
गंग-परिचय- इस अंग में प्रेम की महत्ता का वर्णन किया है। जिसका जिससे 
प्रेम होता है, चाहे व दोनों कितनी ही दूरी पर स्थित क्‍यों न हों, परस्पर मिल ही. 
जाते हैं, जसे कुमुदिनी तो पृथ्वी पर तालाब में रहती है' झौर चन्द्रमा ्राकाश में 
बसता है, फिर भी कुमुदिनी का उससे प्रेम बना हुआ है। इसी प्रकार चाहे गुरु काशी. 
में रहता हो और शिष्य बहुत दूर समुद्र के किनारे पर बंठा हो, किन्तु यदि शिष्य 
गुणवान है तो उसका गुरु उसे कभी नहीं भूल सकता । वास्तविकता तो यह है. कि जो 
जिसको प्रिय हूँ, वह उससे मिलकर ही रहता हूँ, वह उसकी स्मृति से कभी भी 
विस्मृत नहीं होता और प्रभु भी तो मन के भाव पर--प्रीति पर--ही रीभते हैं । 
कमोदनों जलहरि बसँ, चंदा बसे श्रकासि । 
, जो जाही का भावता, सो ताही के पास ॥।१॥ 5 
दाब्दाथं - कमुदिनी =एक पुष्प विशेष, जो जल में तु 
से विकसित होता है i हो ह भर रब बन 
कुमुदिनी का वास जल में है और चन्द्रमा उससे बहुत दूर आकाश में स्थित 
है किन्तु फिर भी उनका प्रेम प्रसिद्ध है । वस्तुतः जो जिसका वास्तविक प्रेमी है बह 
दूर रहकर भी.उसके बहुत सन्निकट है । 
विशेष--अ्र्थान्तरन्यास अलंकार । 
कबीर गुर बस बनारसी, सिष समंदां तीर । 
बिसार्या. नहीं बीसर, जे गुण होइ सरीर ॥२॥ 
कबीर-केहते हैं कि साघक का गुरु तो काशी में रहता है श्रौर शिष्य समुद्र 


तट पर्‌ बठा तपस्या करता है, किन्तु जो साधक गुणवान्‌ है तो गुरु उसे दूर रहने पर 
भी नहीं भूल सकता । 


जो है जाक़ा भावता, जदि तदि मिलसों राइ । 
जाकों तन मन सोंपिया, सो कबहुँ छाँडि न जाइ ॥३॥ 
शाब्दाथ्‌--जदि-तदि = यदा-कदा । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४६ कबीर प्रन्थांवलौ सटौक 


जो जिसका प्रिय है वह उसे यद्राकदा मिल जाता है । जिसको तन-मन 
स्स्व अर्पण किया चुका है वह-कभी भी प्रिय से सम्बन्ध विच्छेद नहीं करेगा । 
स्वामी सेवक एक मत, मन ही में मिलि जाइ । 
चतुराई रोके नहीं, रीरूे मन के भाइ ॥४।६५२।। - 
शब्दाथं--चतुराई-- ज्ञान । भाइ=भाव, प्रेम-भाव । 
स्वामी और सेवक--प्रभु और भक्त--दोनों मन में ही मिलकर एक-मत हो 
जाते हैं हृदयगत प्रेरणा उन्हें एकमत कर देती हैं.। प्रभु किसी के ज्ञान पर नहीं अपितु 
मन के प्रेम भाव पर ही रीभते हैं । | 
४५. सुरा तन को अग 
श्र ग-परिचय--निगु ण सन्तों की भ्रंग साधना में शूरवीर का बड़ा महत्व है। 
प्रस्तुत ग्ग में कबीर ने बताया है कि शूरवीर कोन होता है। जो व्यक्ति अपने मनरूपी 
त्रु से युद्ध करके उसकी काम, क्रोध, मद, लोभ भर मोह इन पाँच प्रकार की 


सेनाझ्ों को जीत लेता है; जो चारों ओर घूमकर युद्ध करता है; अर्थात चतुदिक से - 


अपनी इन्द्रियों को वश में कर लेता है, जो संसार की विषय-वासना में नहीं फंसता, 
जो मनोयोग रूपी अस्त्र-रास्त्र से सुसज्जित होकर एवं सहजावस्था कवच घारण 


. करके कुद्धत्तियों जूझता है,जो अपने स्वामी के हित के लिए इतनी: घीरता से युद्द - 


करता है कि चाहे वह टुकड़े-टुकड़े हो जाये, तो भी रणक्षेत्र से नहीं भागता, जो 
शरीर का मोह छोड़कर प्रभु के लिए भ्रपने शीश को भ्रपंण कर देता है, वही सच्चा 
शूरवीर कहलाता है । द 
. इसकेःभ्तिरिक्त कबीर ने इस अंग में और भी कुछ विषयों का उल्लेख किया 
है। प्रभु-मिलन की शाशा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि अब तो साधना- 
मागे में ऐसी स्थिति झा गई है कि मन प्रभु-भक्ति में ही प्रत हो गया है, अतः प्रभु 
का मिलन निश्चित है । मृत्यु से डरना केवल अज्ञानता का कारण है, क्योंकि मृत्यु तो 
एक. ऐसा साधन है जो ग्रात्मा को'शरीर के बंधन से मुक्त करके परम व्रह्म से मिलाती 
है। साधना पथ सुगम नहीं है, इसलिए हर प्राणी इसके छोर तक नहीं पहुँच 
पाता । प्रभु से प्रेम करना भी आसान नहीं है । वही व्यक्ति प्रभु से सच्चा प्रेम कर 
सकता है जो अपने सिर को उतार कर भ्रपनी हथेली पर रख लेता है । इसलिए भक्ति 
करना शूरवीरों का काम है, कायरों का नहीं । यह तो तलवार की धार पर चलने के 
समान है, जिस पर तनिक भी विचलित होने से स्ंनाञ्ञ हो जाता है; यह उस प्रग्नि 
कुण्ड से समान है, जिसमें कूदने वाले: पार हो जाते हैं भर कूदने से डरने वाले जलकर 
भस्म हो जाते हैं । 
जिस प्रकार सती स्त्री अपना सर्वस्व. बलिदान करके भी अपने प्रियतम को 
प्राप्त कर लेना चाहती है, उसी प्रकार ्रात्मा भी--यदि परम ब्रह्म में उसंका सच्चा 
अनुराग है-परमात्मा को प्राप्त करने के जिये भ्रपना सर्वस्व निछावर करने को 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RE IE 


RP TS eM TT ing 


'ऽपास्यो-मागं ९४७ 


तत्पर रहती है। प्रभु की भक्ति प्रकट होकर, सब प्रकार की बांधाग्रों को सहन करके 
करनी चाहिये । जो बाधाओं से डरकर छिपकर प्रभु की भक्ति करता है, वह सच्चा 
भक्त नहीं है । भक्ति में स्वार्थ-भावना का त्याग आवश्यक है, क्योंकि जब तक भक्त 
के मन में स्वार्थं की भावना है, तब तक वह अपनी भक्ति में सफल नहीं हो सकता । 
काइर हुवां न छूटिये, कछू सुरा तन साहि। 
भरम भलका दुरि करि; सुमिरण सेल संबाहि ॥१॥ 
दब्दाथ--काइर = कायर । सूरा =शुरता । साहि=सुशोभित कर, सराह । 
भरम भलका=भ्रम रूपी भाला । सुमिरणा==प्र भु स्मरण । सेल बरछी, एक अस्व 
विशेष । 
कबीर कहते हैं किं कायर रहने से तो मनुष्य संसार के युद्ध क्षेत्र से मुक्त नहीं 
हो सकता । ग्रतः हे मनुष्य ! तू माया-मोह, काम, क्रोध आदि से युद्ध करने में कुछ 
बीरता-दिखा । इस संसार के भ्रम-रूपी भाले को दूर फेंक दे गौर प्रभु-स्मरण की बरछी 
से, अगद के संग्राम को जीत । | द 
घूणे पड़या न छूटियो, सुणि रे जीव शबूक। 
कबीर मरि मेदान में, करि इंग्रयां ` सू कू ॥२॥ 
झब्दाथं--षू'णों = कोनों में, एकान्त में । भ्रबुऋर- अज्ञानी । मैदान = युद्ध क्षेत्र, 
संसार | झू ऱ-्युद्ध। - 
कबीर कहते हूँ कि हे मूख जीवात्मा !. एकान्त में तपस्या करने से तेरी मुक्ति 
नहीं होगी। मुक्ति के लिए संसार के रणक्षेत्र में इन्द्रियों से युद्धकरना आवश्यक है। 
भाव यह है कि इन्द्रियों को जीत लेने वाली श्रात्मा ही मुक्तात्मा है । | 
कबीर सोई सूरवां, सन सू' साँड झू । 
पंच पयादा पाढ़ि ले, दूरि करं सब दूज ॥३॥ . 
शब्दाथं--सूरवां =सूरमां, शूरमा, शूरवीर । पंच पयादा=काम, क्रोध, मद, 
लोभ, मोह---पांच पदाति, प्राचीन समय में चार प्रकार की सेनाओं का उल्लेख प्राप्त 
होता है-गजसेना, रथसेना, भ्रद्वसेना एवं पताति सेना । कबीर यहाँ पदाति के 
सेनिकों का उल्लेख करते हैं। दूज = द्वैध, हैत-भावना । 
कबीर कहते हैं कि शूरवीर वही है जो मन रूपी शत्रु से युद्ध करे और उसके 
काम, कोष, मद, लोभ, मोह रूपी पांचों पदाति सैनिकों के भगा दे तथा द्वैत-भावना 
को भी रणक्षेत्र में न रुकने दे । | 
सूरा झूर्फ गिरव सू' इक दिसि दूर न होइ ! 

- कबीर या बिन सूरिवाँ, भला न कहिसी कोइ ।४॥ 
शब्दार्थ--गिरद-= इदं-गिदं, चारों ओर । 
ुद्धपक्ष-वस्तुतः शूरवीर वही है जो चारों ओर घूमकर युद्ध करे--एक ही 

दिशा के शत्रुओं का नाश करने वाला सच्चा शूरवीर नहीं । जो इस प्रकार युद्ध नहीं 
- करता उसे कोई श्रेष्ठ योद्धा नहीं कह सकता । । 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





२१४ | ` कयौर ग्रन्यावली सरौक 


'साघनापक्ष--साधक को अपने चारों.ओर छाये माया-श्राकषंणों एवं भरन्य 
र्त्‌ तत्वों से युद्ध करना चाहिए, जो केवल एकाघ भसत्‌ तत्व से  जुकता है वह 
सच्चा साधक नहीं रहता। सच्चे सांधक के लिये समस्त असत्‌ तत्वों से संग्राम 
आवस्यक है । | नए 

विशेष---श्लेष अलंकार । | 
` कवीर झारणि पेसि फरि, पीछे रहे सु सुर । 
साई सू साचा मया, रहसी सदा हुजूर ॥५॥। 
` ` झब्दायं--भारणि = ग्ररण्य, वन | पसि करि=- प्रवेश कर। साचा भंया-- 
कतव्य के प्रति सच्चा । हजूर = कृपा-पात्र । 
` कबीर कहते हैं कि इस संसार रूपी बन में प्रविष्ट हो जो पीछे रह गया, 
इसके विषय-वासना जंजाल में न.फंसा वही सच्चा शूरवीर है । ऐसा करके वह प्रभु के 
प्रति अपने कतंव्य का पालन कर स्वेदा उनका कृपा-पात्र रहता है । 
a गगन दमांमां बाजिया, पढ़या निसाने घाव । 
' खेत बुहार॒या सरिवं, मुझ सरणे का चाव ॥६॥ 


शब्दार्थ--गगन = शून्य, - ब्रह्माण्ड, . सहस्रदल कमल |. दमांमां = नगाड़ा। ` 


निसाने-==ष्वनि से । घाव = चोट । बुहारया==साफ किया । 
शून्य प्रदेश में. कुण्डलिनी के विस्फोट से ्रनहुद नाद हो रहा है, उसकी ध्वनि 
सुनकर. तन-मन उसी नाद से पूर्ण हो गया । साधक ने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 
प्रादि विषयों का कालुष्य हटाकर मन-दक्षेत्र को स्वच्छ किया, क्योंकि उसे जीवन्मुक्त 
होने की लालसा थी । | 
कबीर मेरे संसा फो. नहीं, हरि सू' लाया हेत । 
र कांम कोष सू' 22% मांड्या खेत ॥७॥ 
द भसा=्शका। . हेत=प्रीति। भझुभणाँ=युद्ध करना । चोड़े 
माण्ड्या=चिस्तृत क्षेत्र में, संसार क्षेत्र में । आ 
` कबीर कहते हैं कि अब मैं प्रभु से पेम करके पूणां निरंक हो गया हूँ | ब तो 
इस संसार क्षेत्र में काम-क्रोधादि से युद्ध कर उन्हें समाप्त करना है । 
सरं सार संवा हिया, . पह्या सहज सजोग। - 
. भव के भ्यान गयंद चढ़ि, खेत पड़न का जोग ।।८॥ 
"8 सूर - शूर ने। सार=लोह, लौह-निर्मित अस्त्र से तात्पयं है। 


न लिया । सहज = संजोग-सहजावस्था का कवच धारण कर। 


Fe ~ 
. Sls ~ SER 
alas lil as msdn estas so 


भाव यह है कि अब बार-वार साधक को संसार में इस युद्ध के लिए नहीं 
गाना पड़ेगा, वह जीवन्मुक्त हो जायेगा । 
सूरा तबही परषिये, लड घणों के हेत । 
पुरिजा पुरजा ह्व पड़े, तऊ न छाड़े खेत ॥६॥ 
शब्दार्थ परषिये =जानिए। धणी = स्वागी । पुरिजा-पुरिजा = टुकडे- 
ट्कड़े i 
ब सच्चे शूरवीर की परीक्षा यही है कि वह अपने स्वामी के लिए रणाक्षेत्र में 
लड़कर टुकड़े-टुकड़े क्यों न हो जाय, पर हार मानकर पीछे न हटे। उसी भाँति 
साधक को सांसारिक विषय-त्रासनाओं से युद्ध करना. चाहिए । 
खेत .न छाड सुरिवां, सूरे ढे दल मांहि। 
प्रासा जीवन मरण को; सन में झाणें नांहि॥१०॥ 
इाब्दार्थ--्वै दल =- जय-पराजय, जीवन-मरण । 
सच्चे शूर के मत में जीवन-मरण--जय-पराजय- का कोई भाव नहीं होता 
वह तो युद्ध क्षेत्र में बिना मुह मोड़े दोनों के मध्य जूझता रहता ह । 
विशेष--रूपक अलंकार । 
गब तो झूझ्यां हीं बणें, मुड़ि चाल्यां घर दूरि। 
सिर साहिब को सौंपतां, सोच न कीज सूरि ॥११॥ 
शब्दार्थ--वणै -- सम्भव है । मुड़ि = मुड़ना, लौटना । घर==संसार । 
कबीर कहते हैं कि भवत जब प्रभु-भक्ति के मार्ग पर पर्याप्त आगे बढ़ 
चुका हो और फिर यह सोचे कि वह लौट कर संसार विषयों का पुनः रसास्वादन 
करे तो असम्भव है, क्योंकि वह सांसारिक विषयों को बहुत दूर छोड़ चुका है। 
हे साधक ! प्रभु-भक्ति में मंगल ही मंगल है, अतः उसके लिए सर्वस्व समर्पित करने में 
झागा-पीछा सोचना वृथा है। 
झब तौ ऐसों ह्लं पड़ी, मन का रुचित कीन्ह । 
मरने कहा डराइये, हाथि स्यंघौरा लीन्ह ॥१२॥ 
बाब्दार्थ--ह्वौ पड़ी =अवसर आ पहुंचा। मन का रुखित=जैसा मन को 
इच्छित था। हाथिन्=हाथ में । स्यंघौरा = सिंदूर रखने की डिब्बी । 
कवीर कहते हैं कि म्रब तो साधना मागं में ऐसी स्थिति आ गई है किं मन 
प्रभु भक्ति में ,ही प्रत्त हो गया है, अतः अब प्रभु-मिलन निश्चित है । इसलिए 
हे संसार के चालाक मनुष्यो ! भब मुझे प्रभु-मक्ति मार्ग से विचलित क्यों करना 
चाहते हो । भला जब सती होने वाली स्त्री ने सिंदूर पात्र सम्भाल लिया हो तो 
उसे मृत्यु भय दिखाने का क्या लाभ, वह तो सती होंगी ही। उसी भाँति झब मैं 
प्रभु को प्राप्त करके ही रहूँगा । [ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri डे 
he 





२५० । ह कब र्‌ य यावली सरौक 


जिस मरने थं जग डरे, सो मेरे झान्ड । 
कव मरि कब देखिहेँ, पुरन परमांनन्द ॥। १३।। 
जिस मृत्यु से संसार डरता है, वह मरण मेरे लिए थानन्दमयी होगी 
मैं मृत्यु की . उत्कण्ठापूवंक प्रतीक्षा कर रहा हुँ कि कव मर कर इणे परब्रह्म से 
साक्षात्कार करू । 
कायर बहुत पमांबहीं, बहकि न बोले सूर। 
कॉम पड्या हीं जाणिये, किसके सुख परि नुर ॥१४॥ 
शब्दार्थ--पमाँवहीं = वढ़-चढ़कर बातें करना । नूर=तेज, विजयोल्लास | 
` कायर व्यक्ति ही बहुत चढ़-बढ़कर वातें करते हैं, सच्चे शूर कभी भी बकः 
वास नहीं करते, वे तो काम करके ही दिखाते हैं। कार्य. (युद्ध ) पड़ने पर 
ही जाना जा सकता है कि शूरवौर अथवा कायर किसके मु ह पर विजयोल्लास 
भलकता है । | 
नह भाव यह है कि शूर ही विजय प्राप्त करते हैं, वक-बक करने वाले कायर 
नहीं । 
जाइ पूछो उस घाइलें, दिवस पीड़ निस जाग । 
बांहण-हारा न के जांणे जिस लाग ॥१५॥ 
शब्दाथ--बांहणा-हरा = मारने वाला, वार करने लाग = 
जिसके लगती है, जिसके चोट पड़ती है । के बे का व 
उस घायल व्यक्ति से उसकी पीड़ा की दशा पूछो जो पनी पीड़ा से दिन 
हो होता है और रात को जागता है। उस पीड़ा का अनुभव केवल el 
हं अथवा उसका T ii 
सरला किचित्‌ ग्रनुभव उसको हो सकता है जो (बाणों की) 


भाव यह है कि प्रभु के प्रेम की पीर का अनुमान 
व ब नुमान गुरु को हो सकता है और 
घाइल घू मैं गहि भर्या, राख्या रहै न ग्रोट। 
. जतन कियां जींबे नहीं, बणों भरम की चोट ॥ १६॥ 
शव्दाथ--राख्या-= छिपाने पर । रहै न. रोट = छिपी नहीं रहती । 
साधक प्रभु प्रेम की पीर से आहत गुरुमें उपदेश रूपी बाणों की चोट से भरा 
577 घूमता है, यदि कोई उसे छिपाना चाहे तो. छिपा नहीं सकता । उसके मर्म- 
स्थल ग के उपदेश की ऐसी गहन-चोट लगी है कि प्रयत्न करने पर भी-- 
माया क बन्धन में उलभने पर भी-_ संसार में न रह सकता, अर्थात वह तो 
जीवन्मुख होकर रहेगा । Mr rien i 28: 
ऊंचा विरष प्रकासि फल पंषी 
सर ' पी मुए झूरि। 
- चहत सयाने पचि रहे, फल निरमल परि इरि ॥१७॥ 
वब्दार्थ--बिरष--हक्ष । .फूरि- = प्रयत्न करके । 
CC-0. Jangamwad Math Collection. Digitized by eGangotri 


OSI I PHS, Re ee 


व्याख्या-साग २५ 3 
उस अलख ज्योति के दक्ष का फल का वास शान्य में है,: जहाँ तक साधना 
का दुर्गम पथ है। इस विकट साधना पथ में बहुत से जीवात्मा रूपी पक्षी हार कर 
निष्फल बैठ गये । अनेक चतुर लोग विविध प्रयत्न करने पर भी उस निर्मल फल को 
प्राप्त न कर सके । 
भाव यह्‌ है कि विरले ही साधना की त्रिकट-यात्रा को पूर्ण कर .उस अलख 
ज्योति रूपी निर्मल फल को प्राप्त कर सके । | 
| दूरि भया तो का सया, सिर दे नेड़ा होइ। . 
जब लग सिर सापे नहीं, कारिज सिधि न होइ ॥। १८॥। 
इाब्दार्थ--नेड़ा = समीप । कारिज = कार्य । सिधि=सिद्ध । 
कबीरदास कहते हैं किं वह भ्लख ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म, रूपी निर्मल. फल यदि 
इतनी दूरी पर है तो चिन्ता की वया बाते है, वह शीश दान देने से, अर्थात्‌ साधना 
मार्ग में सर्वस्व त्याग करने से निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। जब तक सवस्व त्याग 
नहीं किया जायगा, तब तक प्रभु-प्राप्ति असम्भव है। 
कबीर यहु घर प्रेम फा, खाला फा घर नांहि। 
सोस उतारे हाथि करि, सो पैसे घर मांहि ।१९॥ 
दाब्दार्थ--खाला-- मौसी । पैसे==प्रवेश करना । 
कबीरदास कहते हैं कि प्रभु-भक्त का मार्ग मौसी का घर नहीं जहाँ विविध 
प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण भातिथ्य प्राप्त होता है, यह तो प्रेम-स्थली है। इसमें 
उसी का प्रवेश हो सकता है.जो शीश हाथ में लेकर अर्थात्‌ सवस्व त्याग के लिए प्रस्तुत | 
हो इधर पदार्पण करे । 
कबीर निज घर प्रेम का, सारग ग्रगम अगाघ । 
सीस उतारि पग तलि धरे, तब निकटि प्रेम का स्वाद ॥२०॥ 
दाब्दायं--सरल है। 
कबीरदास कहते है कि हमारे प्रेम-निकेतन का माग अत्यन्त अगम्य और झगाघ 
है। उस प्रेम का आनन्द तभी प्राप्त किया जा सकता है जब शीश उतार कर परो के 
नीचे रख दिया जाय - अर्थात्‌ जब सर्वस्व बलिदान की तैयारी हो तभी उस प्रेम का 
आनन्द प्राप्त किया जा सकता है। 
प्रेस न खेतों नींपजे, प्रेम न हाटि बिकाइ । 
राजा परजा जिस रच, सिर दे सो वे जाइ ॥२१॥ 
झब्दा्थं--नींपजै=उत्पन्न होता है । | | के 
प्रभु काप्रेम न तो किसी खेत में उत्पन्न होता है न किसी बाजार में 
` बिकता है। इसे तो राजा-प्रजा, धनी-निर्धन जो चाहे वह शीक्षदान देकर ले जा 
सकता है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२९. ' कोर प्रग्यावलौ: सटौक 
सीस काटि पसंग दिया, जोव सरभरि लीन्ह । 
जाहि भावे सो गाइ ल्यौ, प्रेम प्राट हंम कीर्‍ह ॥२२॥ 
कबीरदास कहते हैं कि हमने प्रेम का बाजार लगाया है जो चाहे इसमें से प्रेम 
क्रय कर सकता है, किन्तु तराजू के पासंग को निकालने के लिए अपना शीश चढ़ा कर 
प्राणों के मूल्य में यह प्रेम प्राप्त हो सकेगा । 
सुरे सोस उतारिया, छाड़ी तन को गास । 
झाग थे हरि मुल किया, गावत देख्या दास ॥२३॥ 
शुरवीर साधक ने शरीर का मोह छोड़ प्रभु-मक्तित के लिए भ्रपना शीश दान 
दे दिया । अपने भक्त को ग्राता देखकर स्वयं प्रभु ने सायना मार्ग के बीच में ही बढ़ 
कर उसका स्वागत किया । 
भगति दुहेली रांभ को, नाहि कायर का कांम । 
' सीसउतारे हाथि करि, सो लेसी हर नांम ॥२४॥ 
झब्दाथ--दुहेली =कठिन । 
र प्रभु-भक्ति बड़ी कठिन है, यह कायर के लिए नहीं है। जो शीश उतार कर 
हाथ में ते ले, वही प्रभु का नाम ले सकता है । । 
भगति दुहेली रांम की, जेसि खाँडे की धार । 
: जे डोले तो कटि पडे, नहीं तो उतरे पार ।॥ २४ 
की न की । डोले=विचलित होना । 
प्रभु-भक्ति अत्यन्त क जिस प्रकार तलवार की घार पर धावनी है ।' 
प हे Fri हुए तो सर्वेनाश, अन्यथा हढ़ रहने पर संसार-सागर के पार 
भगति दुहेली रांम को, जैसि गनि की झाल 
. डाकि पड़े ते ऊबरे, दाधे कौतिगहार ॥२६॥ 
डाकि=कुदना । 
_ पम को भक्ति बड़ी कठिन है जैसे दहकती हुई अग्नि की लपट। जो इसमें 
पड़े ५ तो नहीं " ॥ इसम 
हो Fa + इसमें दग्ध नहीं हुए भौर जो केवल कौतूहलवदा इसे देखते 


विशेष---विरोधाभास भ्रलंकार । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यास्या-भाग २५३ 


कबीर हीरावण जिय।, महेगे सोल झपार । 
हाड गला माटी गली, सिर साटे वब्योहार ॥२८७ 
दाब्दार्थ--साटे = तय किया । व्यौहार=व्यापार । | 
कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्रेम का अमूल्य हीरा बड़ा मेंहगा प्राप्त है। शरीर के 
अस्थि-चर्म को नप्ट कर और शीश को बलि देकर यह व्यापार तय किया है । 
जेते तारे रेणि के, तेते बॅरी मरुझ। 
घड़ सूली सिर कंगुरे, तऊ न बिसारों तुझ ॥ २६॥ 
कबीर कहते हैं कि इस संसार में विषय-वासना रूपी मेरे उतने ही शत्रु है 
जितने असंख्य अगणित रात्रि के नक्षत्र । यदि मेरा शीश काटकर किसी महल के 
कंगूरों पर और घड़ सूली पर लटका दिया जाय तो हे प्रभु ! मैं तुम्हें विस्मृत नहीं 
कर सकता । ल्‍ 
जे हार्या तो हरि सवां, जे जीत्या तो डाव । 
पारञ्रहा कू सुवतां, जे सिर जाइ त जाव ।।२०॥ 
दाब्दायं---.हरि सवाँ ==प्रभु के सामने । डाव->दाव, मनोवांछा । 
परब्रह्म की सेवा में यदि शीश व्यर्थ जाता है तो जाने दो, क्योंकि यदि तू 
साधना पथ में हारेगा तो प्रमु जैसे प्रतिद्वन्दी के सम्मुख और यदि विजय प्राप्त हुई तब 
तो तेरी मनोवांछा--प्रमुःप्राप्ति- पूर्ण हो ही जायेगी, भतः दोनों प्रकार से तेरा 
मंगल है । । 
सिर सादे हरि सुबिये, छाड़ि जीव को बांणि । 
जे सिर दीयाँ हरि मिले, तब लग हांणि न जांणि ॥३१॥ 
हे जीव! मायाजन्य झाकषणों में स्वाभाविक रुचि को त्याग कर तू अपने 
' शीद् का दान देकर प्रभु की भक्ति कर । जो शीश-दान देकर प्रभु-प्राप्ति हो जाय तो 
यह सौदा बुरा नहीं है। | 
टूटी बरत कास थें, कोइ न मके रइ फेल ॥ . 
साध सती झव. सूर का, अंणीं कपिला खेल ।३२॥ 
शाब्दार्थ--बरत--एक मोटी रस्सी का ग्राम्य नो॥। रई = भटक । अणीं = 
'नोक । ऊपिला= ऊपर । | 
जिस प्रकार नट की आकाश में बंधी मोटी रस्सा को अटक को टूटने पर कोई 
नहीं सम्भाल सकता, नट की मृत्यु निश्चित ही है उसी भ्राँति साघना-अ्रष्ट साधक का 
स्र नाश निश्चित है। साधक (योगी), सती एवं शुरवीर का कार्य तो तलवार की 
नोक पर चलने ज॑सा ही है । । 
सती पुकारे सलि चढ़ा, सुनि रे भीत समान। 
लोग बढाऊ चलि गये, हंम तुर रहे निर्दान ७३ रे॥ 


\ 


शब्दार्थ--सलि--चिता । समाँन= श्मश्ान। बटार= पथिक । तिदांन= 


झन्त में। | | 
-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५४ कबीर ग्रन्थावलो सटीक 
कबीर कहते हैं कि जीवात्मा रूरी सती साधना की चिता पर चढ़ कर कहती 
है कि हे श्मशान रूपी साधना स्थल ! सुन अब मैं गौरं तुम ही रह गये ग्न्य जो 
साथी (साधना क्षेत्र में गुरु) यहाँ तक आये थे वे चले गये । 
भाव यह है कि साधना में किसी का सम्बल ठू ढ़ना दथा है, केवल साधक और 
साधना-स्थली ही तो वहाँ है । , 
सती बिलारी सत किया, काठों सुज बिछाइ। 
ले सृती पिव श्रापणां, चहुं दिसि गनि लगाइ ॥३४॥ 
सती नारी ने काष्ठ-लकड़ियों की चिता चुनकर यथार्थं आचरण किया और 
उस चिता की चारों ओर से दग्वकारी दहकती गिनि में अपने पति को लेकर भस्म हो 
गई । साधक को भी इसी भाँति अपनी आत्मा के साथ साधना-्षत्र में प्रभु से तादात्म्य 
कर लेना चाहिए । 
सती सूरा तन साहि करि, तन सन फौया घांण । 
|; दिया महौला पीव कू, तब मड़हट फरें बबांण ॥३५॥ 
शब्दाथ-- महौला--महत्त्व। मड़हट = श्मशान । बषांण--प्रशंसा करना । ` 
सती एव शुरवीर ने शरीर को अलंकृत कर शरीर और मन दोनों को पूर्णतया 
नष्ट कर द दोनों ने प्रिय को शुर का स्वामी --राजा--ही उसका प्रिय है, 
का न है तभी इमशान उनकी प्रशंसा करता है, अर्थात्‌ उनकी वीरगति के 
सती जलन कू' नीकलो, पीव का सुमरि सनेह्‌ । 
ट सबद चुनत जीव निकल्या, भूलि गई सब देह ॥३६॥ 
3 का स्मरण कर जीवात्मा रूपी सती साधना मार्ग में दग्ध होने के लिए 


. निकली। सद्गुरु के उपदेश को सुनते ही वह 
' पार्थिव सम्बन्धों को विस्मृत कर दिया । के हे जा गम ने ये 





जीवात्मा रूपी सती प्रभ॒मिलन के लिए 
मन में कैवल मात्र भ्रमु का ही ध्यान था । जब उमर अग्रसर हुई, उसके 
कर दिया तो दोनों में कोई अन्तर न रहा । व स्व प्रभु को समर्पित 
हैं तोहि पूछों हे सखी, जीबत कयू' न मराइ। 
पूवा पाँछें सत करे जीवन क्यू न्‌ फराइ ॥ 
उतात्मा सांसारिक आत्मा से प्रन करती है कि हे सखी " प॥ 
थ गही हो जाती । यदि भु--ता्ष को- आप्त हो जाने पर 7३. «न मुक्त 
साधना मार्ग को अपनाना- किया तो उससे क्या लाभ ? र तुने सत्याचरण-- 
प्राप्ति का उपाय करती । भ ` जीते ही जीते क्यों न प्रमु 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यास्या-भाग । २५५ 


कबीर प्रगट रांम. कहि, छाने रांम न गाइ । 
फूस क जोड़ा दुरि करि, ज्यू' बहुरि न लागे लाइ ॥३९॥ 
वाब्दा्थ--छानै=छिपकर । फुस क जौड़ा=फूंस का छप्पर या फूस की 
टट्टी । लाइ = अग्नि । | 
कबीर कहते हैं कि सबके सम्मुख प्रभु का नाम लो, छिपकर उसका जप करने 
से बया लाभ-? माया-भ्रम रूपी इस फूस के ट्ट्टर को अपने से दूर कर दें जिससे 
सांसारिक तापों की अग्नि तुझे न न व्यापे । 
कबीर हरि सबकू' भजे, हरि कू' भजे न कोइ । 
जब लग गास सरीर की, तब लग दास न होइ ॥४०॥॥ 
झब्दाथ--सरल है। 
कबीर कहते हैं प्रभु सबका ध्यान रखते हैं क्योंकि समस्त जीवों का स्मरण 
कोई नहीं करता (बिरले ही करते हैं) । जब तक जीव को शरीर का मोह है, तब 
तक वह भवत नहीं हो सकता । 
आप सवारथ मेदनीं, भगत सवारथ दास। 
कबीरा रांम सवारथी, जिनि छाड़ी तन की आस ।।४१।६६३॥ 
इव्दाथं-भेदनीं= पृथ्वी, संसार । 
कबीर कहते है कि संसार अपने स्वार्थ से परिपूर्ण है; भवत भी भक्ति का 
स्वार्थं तो रखे हुए है ही किन्तु कबीर तो केवल प्रमु के ही स्वाथी हैं झर्थात्‌ केवल 
प्रभु ही उन्हें मिल जायें यही सब कुछ है। इसी के लिए कबीर ने शरीर का मोह भी 
` छोड़ दिया है। 


४६. काल को अंग 

'ंग-परिचय--मृत्यु को जीत लेना ही साधना का परम लक्ष्य है। प्रस्तुत अंग 
में कबीर ने मृत्यु के विविध रूपों का और उसकी भयानकता का वर्णन करके साधक 
को उसके प्रति सजग तथा जागरूक रहने की चेतावनी दी है। वे कहते हैं कि इस 
संसार के जितने भी झामोद प्रमोद हैं, गे सब दिखावटी और कूठे हैं । वास्तविकता तो 
यह है कि गे सब काल के चबीने (ग्रास) हैं काल सभी व्यक्तियों के सिर पर खड़ा 
हुआ होता है; अर्थात्‌ इससे कोई भी नहीं बच सकता, किन्तु मनुष्य की मूर्खता तो 
देखिए कि वह अनेक प्रकार के सुखप्रद साधनों को उपलब्ध करने में प्रयत्नशील रहता 
है। यह संसार नश्वर है। इसमें जो उत्पन्न हुआ है, वही मरण को प्राप्त होता है; 
अर्थात्‌ जन्म और मरण यहाँ के निर्चित घमं हैं । 

मनुष्य का जीवन स्थायी नहीं है । वह पानी के बुलबुले के समान नश्वर-और 
क्षणमंगुर है और जिस प्रकार प्रातःकालीन तारे देखते-देखते ही छिप जाते हैं, उसी 
प्रकार यह .जीवन'भी देखते-देखते ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए संसार का भी 
कोई भ्रानन्द स्थायी नहीं है । संसार एक क्षण तो सुखद प्रतीत होता है, किन्तु दूसरे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





२५६ कबीर प्रन्थावली सटीक 
ही क्षण यह दुःख देने वाला अनुभव होने लगता है। जो नारी भपने शरीर ५ को 
विविध प्रसाधनों से सुन्दर बनाये रखने का प्रयत्न करती रहती है, उस शरीर में से 
जब झात्मा निकल जाती है, तो उसका मूल्य मिट्टी के ढेर से धिक नहीं रह जाता । 
मनुष्य संसार में जितने भी वैभव एकत्र करता है, वे सब कुछ दिनों के लिए ही 
उसका साथ देते हैं । , 
आत्मा ही इस शरीर का सवंस्व है । जव शरीर से ग्रात्मा निकल जाती हू 
तो यह निस्सार हो जाता है; इसकी कांति निस्तेज हो जाती है। यह आत्मा उस. 
पथिक के समान है, जो अपनी लंम्बी यात्रा से थक कर कुछ देर के लिए कहीं ठहर 
जाता है; इसी प्रकार यह भी कुछ दिनों के लिए इस शरीर में विश्राम करने के लिए 
रुक़ जाती है । इसलिए कबीर मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य ! 
जब तक तेरे शरीर में इस आत्मा का निवास है ; अर्थात्‌ जब' तक तू जीवित है, तब 
तक तू हरि का स्मरण कर, अन्यथा बाद में तुमे पछताना पड़ेगा । 
झूठे सुख कों सुख कहै, मानत है मद मोद । 
खलक चबीणां काल का, कुछ मुख में फुछ गोद ॥ १॥ 
. शब्दाथं-खलक= संसार । चबीणां=भोजन । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! संसारं के माया-जनित आकर्षणों से प्राप्त 
मिथ्यानन्द को सुख समझ क्र तू मन में प्रसन्नता का भ्ननुभव करता है । वास्तविकता 
यह है कि समस्त संसार काल का भोजन है जो कुछ तो उसके मुख में है भौर कुछ 
गोद में। अर्थात्‌ कुछ तो विनाश को प्राप्त हो रहा है भोर कुछ विनाश को प्राप्त 
होने वाला है। | 
ग्राजक काल्हिक निस हमें, मारगि माइ्हंतां । 
_ . काल सिचांणाँ नर चिड़ा, झ्रोभड़ झरोच्यंतां ॥२॥ 
अ बाज । चिड़ा=पक्षी । 
नर ख्पा प ए काल बाज के समान 
eo sm है जो आज या कल की रात 
विशेष--रूपक अलंकार । 
काल सिहणे यों खड़ा, जा'गि पियारे म्यंत । 
रम सनेही बाहिरा, तू क्यू' सोवे नच्यंत ॥३॥ 


शब्दार्थं सिहणँ= सिरहाने, ऊपर । म्यंत = मित्र ॥ नच्यंत= निदिचिन्त 


होकर । 
हे भ्रिय मित्र! जाग, सावधान हो, काल तेरे । 
{ ग, सा ऊपर खड़ा हुआ है। इसके 
धिकार क्ष त्र से केवल रभु भक्त ही बाहर हैं ; श्रतः तू प्रेम-भक्ति प भझज्ञान में 
. मत पड़ा रह । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यास्या-साग २५७ 


सब जग सता नोंद मार, संत न झाबे नींद । 
काल खड़ा सिर ऊपर, ज्यू तोरणि झाया बींद ॥४॥ 
समस्त संसार सुख-निन्द्रा में सोता है, किन्तु साघु को नींद नहीं ग्राती, क्योंकि 
वह प्रभु-भवित में लगा रहता है। उसे पता है कि समय कम है, काल सिर के ऊपर 
खड़ा है, जिस प्रकार दूल्हा आकर वहु को लेकर ही जाता है; उसी भाँति काल नष्ट 
करके ही हटता है। 
विशेष - दृष्टान्त अलंकार । 
गाज कहें हरि फात्ह भोंगा, काल्हि कहे फिर काल्हि। 
अज हो काल्हि फरंतड़ां, ओऔसर जासी चालि॥५॥ 
हे मनुष्य ! तू आज यह कहता है कि कल प्रभु का भजन करूँगा और कल 
के आने पर फिर अगली कल के लिए सोचता है। इस प्रकार कल ही कल में आयु 
व्यतीत हो जाती है और प्रभु-भक्ति नहीं हो पाती । 
फबोर पल फी सुधि नहीं, करे काल्हि का साज । 
काल प्रच्यंता भड़पसी, ज्यूं तीतर को बाज ॥६॥ 
कबीर कहते हैं किं हे मनुष्य ! तुझे यह तो एक पल का भी ज्ञान नहीं कि 
इसमें क्या होगा--विनाश यथवा सृजन और तू सव कार्यक्रम कल--भविष्य--क्रे 
लिए स्थगित कर रहा है । काल अचानक तुझे इस प्रकार झड़प लेगा जैसे तीतर को 
बाज अचानक भझपट कर ले जाता है। 
विशेष--दृष्ठांत ग्रलंकार । 
कबीर टग टय चोघतां, पत्र पल गई निहाइ । 
जीव ज जाल न छाड़, जम दिया दमांमां भ्रइ ॥७॥ 
शब्दारथ--चोघता=चुगता हुआ, उदर-पूति करता हुआ। जंजाल= संसार 
के बन्धन । जम ==यमराज, मृत्यु । दमांमां = नगाड़ा बजाना । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! क्षण-क्षण कर तेरी समस्त आयु व्यतीत हो 
गई झौर तूने उदरपूति के अतिरिक्त और कुछ न किया । जीव इस संसार के बंधन 
से मुक्त नहीं हुआ और इतने में मृत्यु ने आकर झपना स्वर-घोष कर दिया । 
तें श्रकेला ए वोइ जणां, छेतो नांही काइ । 
जे जस प्रागे ऊबरों, तो जरा पहुंती प्राइ ।।८॥ 
शब्दार्थ-छेती = कम । काँइ==कोई भी । जुरा = जरा, वृद्धावस्था । 
कबीर कहते हुँ कि मैं तो अकेला हूँ श्रौर मेरे ये विनाशक दो--जरावस्था 
तथा मृत्यु । इन दोनों में कम कोई नहीं है। यदि में मृत्यु से बच भी जाऊं तो फिर 
यह वृद्धावस्था नहीं छोड़ेगी । मृत्यु और जरा ये दोनों मेरे विनाशक हें । 
वारी वारो प्रापणं, चले पियारे म्थंत । 
तेरी वारी रे जिश; नेड़ी ग्राव नित ॥६९॥ | 
बाब्दार्थ-“श्थिंत१09 भित्र? नेश मि ngotri 





कबीर ग्रन्थावली सटीक 
२५८ 
मनुष्य तेरे प्रियजन झपनी अपनी बारी पर इस संसार से विदा हो 
गये । भब दिन-प्र तिदिन तेरा मृत्यु अवसर भी निकट आ रहा हे । 
दौं की दाधी लकड़ी ठाढ़ी करे पुकार । 
मति बसि पडों लुहार के जाले दूजे बार ॥१०॥ 
४ दौं--आग । दाबी = जलती हुई । | 
रन न कोयले के रूप में लकड़ी पुकार कर कहती है कि मैं लुहार के 
ग्रधिकार मैं न चली जाऊं अन्यथा मुझे दुबारा जलना पड़ेगा (लुहार कोयला जलाकर 
गरम करता है) । 
कप आन यह है कि पर तापों से दरघ जीवात्मा कालाग्नि से भयभीत है। 
जो ऊग्या सो प्राँयवे, फूल्या सो कुमिलाइ । 
जो चिणिपाँ सो ढहि पड़े, जो श्राया सो जाइ ॥११॥ उ 
शब्दार्थ- ऊग्या न्‍- उदित हुआ । थवे = अस्त होता है । जो == 
जिसका निर्माण हुआ । 
ख 'कबीर कहते हैं कि इस नक्‍्वर संसार में जो उदित होता है, उसका अस्त 
निश्चय है | जो कुसुम विकसित होता है वह ग्रवस्य ही मुरकाएगा । जिसका निर्माण 
हुआ है उसका विध्वंस निश्चित है। जो जन्म लेकर इस संसार में झाया है वह मृत्यु 
को प्राप्त होकर निश्‍चय ही यहाँ से जायगा । 
; जो पहर्या सो फाटिसी, नांव'षर्या सो जाइ । 
कबीर सोई तत्त गहि, जो गुरि दिया बताइ ॥१२॥ 
जिस नवीन वस्त्र को घारण किया जाता है वह कभी न कभी श्रवश्य ही 
फटता है । जिसने जन्म लिया है वह मरण को ग्रबदय प्राप्त होगा । ग्रतः हे कबीर! 
तू उस प्रभु-भक्त के तत्व.को ग्रहण कर जिसे तुझे सद्गुरु ने प्रदान किया है। 
निघद्क बेरा राम बिन, चेतति करे पुकार । 
यहु तन जल फा खुदबुदा, बिनसत नाहीं बार ॥१३॥ 
ब्ाव्दार्थ--निधड़क = निडर होकर । बिनसत==नष्ट होते हुए । बार==देर । 
ज्ञानी रपष्ट रूप में घोषणा करता है कि प्रभु-भक्त बिना तू निधड़क क्यों 
बेठा है ! यह शरीर तो पानी के बुदबुदे के के सदुश है जिसे फूटने में देर नहीं लगती । 
ग्रतः प्रभु-मक्ति कर । | 
पांणी केरा बुदयुदा, इसी हमारी जाति। 
एक दिनां छिप जांहिगे, तारे जयं परभाति ॥ १४॥ 
शब्दाथं--पांणीं केरा= पानी के । परभाति= प्रभात। | 
कबीर कहते हैं कि हम सांसारिकों की जाति पानी के बुदबुदों जैसी है 


जिनका अत्यन्त क्षणिक अस्तित्व है। एक दिन हम उसी प्रकार झंचानक लुप्त हो 
जायेंगे जिस जिस प्रकार प्रभात समय में नक्षत्रगण 


ण्‌ । 
“पवशिष१००४दोहरण अलंकार [07 Digitized by eGangotri 


प्यास्या-नाग २५६ 


कयीर यहु जग फुछ नहीं विन धारः षिन मोठ। 
. कालिह जु बेठा माडिया, प्लाज मबांणां दीठ ॥१५॥ 
शाब्दार्थ-मांडियां=भ्नलंकृत हो रहा था । मशांणां=दमशान में । दीठ= 
दिखाई देता है । 
कबीर कहते हैं कि यह जग बड़ा क्षणिक है, क्षण भर में यहाँ मधुर अनुभूति 
होती है तो क्षण भर में ही कटु । कल तक जो व्यक्ति ग्रलंकृत हो रहा था वही आज : 
इमशान में जल रहा था । | 
कबीर मंदिर ग्रापणे, तिय उठि करती ग्रोलि । 
म्हट देष्या डरपतो. चोड़ दोन्हों जालि ॥ १६॥ 
कबीर . कहते हैं कि वही लज्जाशील नारी जो नित्य अपने भवन में परदा 
करती थी भौर शमशान को देख कर डर जाया करती थी वही झ्राज इमशान के निजेन, 
वेरोक-टोक स्थान में जला दी गई संसार कंसा नश्वर है ? 
.संदिर मांहि भयूफती, वीवा फेसी जोति । 
हंस बटाऊ चलि गया, काढो घर की छोति ॥१७॥ 
झब्दाथं--भवूकती = प्रकाशित करती, जगमगाती । हंस बटाऊ =मन रूपी , 
पथिक । 
जो सुन्दर नारी कल तक अपने भवन को दीप-शिखा की भांति अपने सौन्दर्य 
से प्रकाशित रखती थी । उसकी अनन्त पथ की यात्री ग्रात्मा के निकल जाने पर, 
निष्प्राण ग्रवस्था में सब कहने लगे कि यह मिट्टी है, इसे शीघ्र इमशान ले चलो । 
विशेष--रूपक अअ्रलंकार-। 
ऊंचा मंदर घोंलहर. माटी चित्री पोलि। 
एक राम फे मांद बिन, अंम पड़ेगा रोलि ॥१८॥ 
शब्दाथ--पौलि=द्वार । रौलि= रोना । 
मिट्टी के रंगों से चित्रित सुन्दर-सुन्दर द्वार एवं ऊचे-ऊचे भवन तथा 
अट्टालिकाए' सब प्रमु-भक्ति के बिना नष्ट हो जायेगा, जब काल इन्हें विनष्ट कर देगा 
तो रोना ही पड़ेगा । 
फवींर फहा.गरबियो, फाल गहे कर केस । 
ना जांणं कहाँ मारिसी, फे घर के परदेस ॥। १९॥ 
कबीर . कहते हैं कि इस संसार में गर्व किस बात का ? सर्वदा तो मृत्यु 
मनुष्य के बाल पकड़े हुए है, वहं न जाने कहाँ, देश अथवा विदेश कहाँ उठाकर पटक 
दे, समाप्त कर दे। 
कबीर जत्र न वाजई, टूटि गए सब तार। 
जत्र बिचारा क्या करं, चले बजावणहार॥२०॥ 
कबीर कहते हैं कि पंच तत्वों से निमित यह वाद्य-यन्त्र शरीर बजाने वाले 
आत्मा के अभाव में-बजतप०'हीं]५उक्षके०समस्थ्तादा टूछाऽरेः हैं०)/मोठनहल०ततारों को 


२६० ` कबीर परस्थावली सटीक 


बजाने वाली आत्मा भी प्रब नहीं रही है । 
धवणि धवंती रह गई, बुक्ि गए श्रंगार । 
झरहरणि रह्मा ठमूकड़ा, जब उठि चले लुहार ॥२१॥ 
झाब्दाथ--धवणि = भट्टी । घवंती = दहकती । अहरणि--अहरन, निहाई । 
ठबूकड़ा-- हथौड़ा । लुहार = आत्मा से तात्पयं है । 
झात्मारूपी लुहार के चले जाने पर शरीर की कांति निस्तेज हो जाती है 


झौर तापत्रय-युक्त सांसारिक भट्टी दहकती रह जाती है। निहाई गौर हथोड़े रूपी | 


` मनुष्य के साज-सामान यहाँ व्यथं घरे रह जाते हैं । इन सब का प्रयोजन कर्ता. भ्रात्मा 
शरीर में रहने तक ही था । [ | 
पंथी ऊभा पंथ सिरि, घुगचा बांध्या पूठि । 
सरणां मुह रागं खड़ा, जीवण का सब भूठ ॥२२॥ 
दबाब्दायं---ऊभा = प्रस्तुत । बुगचा = गठड़ी । पूठि--पीठ पर । 
कबीर कहते हैं कि आत्मारूपी अनन्त मार्ग का पथिक अपनी कम पोटली 


| 
| 
| 
| 


|| 
g 
| 
के 
है 
| 


पीठ पर बाँध कर उस प्रनन्त पथ के लिए प्रस्तुत खड़ा है। जब मरण विल्कुल | 


सभ्मुख ही है तो संसार में सब कुछ मिथ्या है । 
यहु जिब ग्राया बुर थें, रजा भीं जासी दूरि । 
बिच के वासँ रसि रह्या, काल रह्या सर प्रि ॥।२३॥। 
धब्दायं--जिव = जीवात्मा । 
यह जीवात्मा रूपी अनन्त का पथिक बड़ी दूर से इस संसार में आया था 
और भ्रभी इसे जाना भी बहुत दूंर है। इस विश्राम स्थल--संसार--पर वह न: जाने 


क्यों परधिक रुक गया है, भज्ञान में पचेत पड़ा है, यह भी नहीं देखता कि मृत्यु सिर 


पर खड़ी है । 


राम कह्या तिनि कहि लिया, जुरा पती प्राय। 
 सन्दिर लागे दवार थें, कुछ काढणां न जाइ ।।२४॥ 
यपा बुढ़ापा । ` 
उज स भभु नाम कहना था वे कह चुके, अब तो वृद्धावस्था 
झरा पहुँची । जब मन्दिर गला नहीं 
ब रह 39 र डार लग जाते हैं तब उसके भीतर से कुछ निकाला नहीं 
इससे प्रभु-नाम नहीं निकाला जा सकता । 
: बरियाँ बीती बल गया, वरन पलटया गौर । 


नष्ट हो ह Me द ` तेच आयु व्यतीत हो चुकी है, समस्त शक्ति 
८ T आगमन हे 2 
यदि सब बात बिगड़ गई तो फिर र तेरा वर्ण भी कुछ भौर ही हो गया है! 


ने सकती, तुझे परचात्ताप करने का भी 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


के EE SO NY छत्क _ अजय 


इस शरीर-सदन का द्वार--मुख--बन्द हो जायेगा तब | 


वंयाख्पो- मागं र २६१ 


अवसर प्राप्त नहीं होगा--म्रतः इस झल्प समय में प्रभु-स्मरण कर ले । 
बरियाँ बीती बल गया, प्ररू सुरा कमाया । 
हरि जिन छाड़ हाय थें, दिन नेड़ा धाया ॥२६॥ 
शब्दाथ--दिन नेड़ा आया = मृत्यु समीप आ गई । 
हे मनुष्य ! तेरी आयु व्यतीत हो चुकी है भ्रय तक तूने बुरे ही बुरे कमं 
किये हैं । अब प्रभु को अपने .हाथ से मत जाने दे, क्योंकि तेरी मृत्यु निकट भ्रा 
पहुँची है । 
| कबीर हरि सू हेत करि, कूड चिस न साव । 
वाँध्या बार सटीक के, तापसु किती एक श्राव ॥२५॥ 
शब्दाय-हेत = प्रेम । कुडे = सांसारिक विषय-वासनाएं । षटीक = बधिक | 
झाव--आयु । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू प्रभु से प्रेम कर और बुरी भावनाओं को 
अपने चित्त में न न आने दे वधिक के द्वार पर बंधे पशु की आयु का क्या भरोसा 
अर्थात्‌ काल न जाने कब तुझे चट कर जाय । 
विय के बन में घर किया, सरप रहे लपटाइ । 
ताथं जियरे डर गह्या, जागत रणि बिहाइ ॥२८॥ 

. कबीर कहते हैं कि मेरा इस संसार में ऐसा ही वास है जेसे विष-वन में मैंने 
घर बना लिया हो जिसमें दुर्वासनाग्रों के सपं चारों ओर लिपटे रहते हैं। मैं बले 
भयभीत हूँ, इसलिए दिन-रात जागता ही रहता हूँ । 

कबीर सब सुख राम है, ओर दुख की रासि । 
सुर नर मुनियर प्रसुर सब, पड़े काल को पासि ॥२६॥ 
कबीर कहते हैं कि समस्त सुखों .की राशि राम ही हैं, शेष उपलब्धियों में 
तो दुःख ही दुःख हैं। देवता, मनुष्य, मुनिवर, राक्षस सब काल के बंधन में बंधे हुए 
हैं-“-कोई इससे मुक्त नहीं । प्रतः हे मनुष्यो ! राम का भजन करो। 
काची काया सन ग्रथिर, थिर थिर फाँम करंत । 
ज्यू ज्यू नर निधड़क फिर, त्य्‌ त्य काल हसंत ॥३०॥ 
र शब्दाय अथिर=चंचल । निषड़क = निर्भीक होकर, भगवान से उदासीन 
होकर । 
यह्‌ नश्वर शरीर और चंचल मन है फिर भी मनुष्य अपने कार्यों को गहरी 
नींव देता हूँ । ज्यों-ज्यों मनुष्य निडर होकर निरिचिन्तता से घूमत' है, मृत्यु उसकी 
मूखंता पर हँसती है कि इस ग्रल्प समय में यह प्रभु भजन क्यों नहीं करता ? 
_रोवणहारे भी मए, मए जलांवणहार । 
हा हा करते ते मुए, का३£र करों पुकार ।। ३ १॥ 
दाग्दोथ--कासनि =किससे । करों पुकार = सहायता के लिए प्रार्थना 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` 





२६२ के फबीर ग्रन्यावली सटीक | 


कबीर कहते हैं कि शव के' लिए रोने वाले भी मृत्यु को प्राप्त हुए प्रौर | 
जिन्होंने शव-दाह किया था वे भी मरे। जो प्रिग्रजन आठ-आठ आँसू रोये थे, वे भी | 


मरे। जब सभी मरणशील हैं तो सहाग्रता की पुकार किससे की जाये । केवल एक- 
मत्रा वही प्रभु अनश्वर हैं प्रतः मनुष्य ! उन्हीं की भक्ति कर । 
जिनि हम जाए ते. मुए, हम मी चालणहार । 
जो हम को झागें मिले, तिन भी धंष्या भार ॥३२॥७२५॥ 


जिन माता-पिता ने हमें जन्म दिया वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गये और भ्रव 


~ 
ES PET DOS PE TUG 


el का अक Pe 


हम भी उस म्मनन्त यात्रा के लिए प्रस्तुत हैं । यही तो जगत का शाइवते क्रम रहा है। : 
जो हमें ग्रनन्त पथ पर--भृत्यु पथ पर--आगे मिले वे भी अपने कर्मों की पोटली | 


बाँषे हुए थे, जिनके आधार पर उन्हें पुनः जन्म-मरण के चत्र में पड़ना था । 
४७. जीवनो को श्रग 


ग ग-परिचय--इस अंग में कबीर ने जीवन्मुक्त दशा का वर्णन किया है। | 


जब जीत्र जीवन्मुक्त हो जाता है; अर्थात्‌ सांसारिक विषय-विकारों से छूटकर ब्रह्म- 
लोक में पहुँच जाता है तो वहां उसे न तो वृद्धावस्था के दुख सहने. पड़ते हैं, न वहां 


पर उसकी मृत्यु होती है, ब्रह्म जीव सवंभ्रकारेण दुखमुबत झौर अमर बन जाता है। _ 


किन्तु जीव को ऐसी दशा तब. ही' प्राप्त होती है जब हरि की कृपा से वह साँसारिक 
बन्घनों भ्रोर मोह, माया आदि के प्रलोभनों से छूट जाता है। जब मन से विकारों का 
समूह नष्ट हो जाता है और वह शुद्ध तथा चैतन्य बन जाता है, तभी उसे हरि का 
प्राप्ति होती है। | 

साधक को सम्बोधित करते हुए कबीर ने बताया है कि हे साधक ! तुम उस 
त्य रूपी वृक्ष पर भ्रपना वास बना लो जो हर समय फलों की वर्षा करता रहता है, 
जिसकी छाया अत्यन्त शीतल होती है, जिसकों तीनों तापों का सन्ताप नहीं 


ब्यापता म्रोर जिस पर जीवन्मुक्त साधक पक्षी की भाँति नित्य सानन्द क्रीड़ायें किया | 


करते हूँ। - 


जहां खुरा भुरण ध्यापे नहीँ, मुथा न सुधिये कोइ । 
र चलो कबीर तिहि देसड, जहाँ बेद विधाता होइ ॥१॥ 
अ = वृ ढावस्था । विधाता = प्रभु । | 
जह जरा-भरण का भय ही नहीं भौर न किसी की मृत्यु सुनी है, हे 
| | य सुनी है 
क ड दे को चल | यदि वहाँ कोई धिक व्याधि हो भी गई स्वय 


__ नां जागों किस जड़ी थे, प्रमर दनः । ॥। 
शब्दाभ--असथूल = स्थूल | ै 
कबीर कहते हैं कि जीवात्मा रूपी 


पी योगी इस संसार रूपी बन में ही रह रहा 


था और सांसारिक विषयों मै. मली. 56 इसिः कर्क था १० पता नहीं किस जड़ी- 


CC-0. Jangamwadi 


` व्यास्या-मागे [ २६६ 


बूटी से (भविति की अनुपम बूटी से) वह इसं स्थूल शरीर के रहते हुए भी अमर हो 
गया--जीवन्मुक्त हो गया । 
कबीर हरि चरणों चल्पा, माया मोह थें टूटि । - 
गगन मंडल झासण किया, काल गया रिर कूटि ।३॥ 
कबीर ने प्रभु चरणों को अपना लिया है, उसका संसार से मोह-सम्बन्ध 
समाप्त हो गया है, अव उसने शून्य में अपना निवास बना लिया, जहाँ वह अमर हो 
गया है । । 
यहु मन पटकि पछाड़ि ले, सब झापा सिटि जाइ। 
पंगुल ह्व. पिव पिव करे, पीछे काल न खाइ ।।४॥ 
दाब्दार्थ-पछाड़िं लै=्धोले। ` 
मन के कालुष्य को पटक-पटक धो देने पर मन का समस्त झ्हं नष्ट हो 
जाता है । मन जब विषय-वासनाशओं की झोर नहीं दौड़ता तो प्रभु-नाम स्मरण करता 
है । इस अवस्था के आने पर मृत्यु तुम्हारा डुछ नहीं बिगाड़ सकती । 
कबीर भन तीषा शया, बिहर लाइ षर साँग । 
छित चणू सें चुमि रह्या, तहाँ नहीं काल का पांग ॥५७ 
शाब्दार्थ--षर== प्रखर, तीदण । साण= शान, एक .पत्थर विशेष जिस पर 
धार रखी जाती है । चर्ण = चरणों । पाणि = पाणि, हाथ, अधिकार । 
कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु विरह की तीक्ष्ण शान पर रखकर मन को 
प्रभु-भक्ति कें लिए प्रस्तुत किया है । अब मेरा मन प्रभु के चरणों में अनुरक्त रहता 
है । वहाँ मैं निश्चिन्त हूँ, क्योंकि काल की गति वहाँ नहीं है । 
तरवर तास बिलंबिए, बारह मास फलते । 
सीतल छाया गहर फल, पंषो केलि करंत ॥६॥ 
जब्दार्थ--तास 5 उस । गहर=भरपूर । केलि नन क्रीड़ा । 
कबीर कहते हैं कि हे साधक तुम उस . शून्यं रूपी डक पर अपना वास बना 
लो जो बाहर-मास फलों की वर्षा करता है । जिसकी छाया अत्यन्त शीतल है--वहाँ 
ताप-त्रत्र नहीं व्यापते और फल भी भरपूर है तथा जीवन्मुक्त साधक रूपी स्वतन्त्र 
पक्षी वहाँ क्रीडा करते हैं । | | 
दाता तरवर दया, फल, उपगारी जीबत। 
` पुंबी चले दिसावरां, बिरवा सुफत्र फलंत ॥७.।७ ३२।॥। 
शब्दार्थ--दिसावरां = विदेश । विरषा= वृक्ष । 
स्वयं स्वामी जो समस्त फलों के देने वाला है, दक्ष है एव वह दया का फल 
प्रदान करता है जिससे समस्त जीवों का हित होता है। ऐसा सुन्दर डृक्ष होने पर भी 
जीवात्मा रूपी पक्षी अत्यन्त भटकते हैं, प्रभु को छोड़ सुखःप्राप्ति के अन्य व्यर्थ 
बिधान करते हैं । | ; ङ 
विशेष - कबीर ने यहाँ पक्षौ के रूप में ऐसे व्यापारी का रूपक दिया है जो 
अपने प्रदेश की सुन्दर फसल छोड़कर न्यत्र उससे प्च्छी फसल टटोलने जाता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





२६४ कबीर ग्रन्यावलौ सटौक 


४८. अपारिष को भर ग 
झ्ंग-परिचय--जब साधक ज्ञांनहीन हो जाता है तो उसकी साधना भ्रष्ट 
हो जाती है, अतः साधना की पूर्ति के लिए साधक का पारखी होना अपेक्षित है । 
प्रस्तुत अंग में कबीर ने पारखी का महत्व बताते हुए कहा है कि जब मनुष्य पारख 
से शून्य हो जाता है तो उसकी दशा उस व्यक्ति के समान वन जाती है जो हंसों का 
संसगं छोड़कर बगुलों के समाज को ही सवं स्व समक लेता है। उसकी बुद्धि इतनी 
मलीन हो जाती है कि उसे सदसद्‌ का विवेक नहीं रहता, इसलिए वह सद्‌ का 
'परित्याग करके असद्‌ को अपनाता रहता है । अतः वह प्रभु-भमित रूपी बिखरे हुए 
अमूल्य मोतियों को भी नहीं पहचान पाता और झज्ञानांघ होकर उन्हें छोड़ देता है। 
वस्तुतः अज्ञान के बंधनों में बंधा हुआ मनुष्य उस गाय के समान है जो अपने वास्त- 
विक बछड़े की मृत्यु को भी नहीं पहिचान पाती और उसकी खाल को ही श्रसली 
बछड़ा समभ लेती है । 
पाइ पदारय पेलि करि, कंकर लोया हाथि । 
eR जोड़ी बिछुटी हस को, पया बड़ गां कं साथि ॥ १॥ 
ब्दाभ-पाइ=पाया हुआ । कंकरः=कंकड रौडा व्यर्थ 
बिछुटी = बिछुड़ी । वंगा = बगुले । re प प 
ह ता र पाये हुए अमूल्य पदार्थ प्रभु को छोड़कर व्यर्थ के इस बोक 
7 सिया । हंस परमात्मा को साया 
अ बिपता हिया।। र्‌ छोड़कर माया रूपी कपटी बगुले के 
एक ग्रचंमा देखिया, हीरा हाटि बिकाइ । 
. परपणहारे बाहिरा, कौड़ी बनले जाइ ।।२॥। 
ह उबा । बाहिरा = श्रज्ञान । 
र्‌ ड e 
अ र रह मैंने एक आदचर्य देखा कि संसार के बाजार में प्रभु-भक्ति 
री था । वह हीरा परखने वाले जौहरियों की समझ से बाहर 
, इसीलिए वे उसका मूल्य कौड़ी--नगण्य “बताने लगे । 
क र भ सोदा गया चिकाइ । 
! बाध्या गाँटही, 
शब्दार्थं - सरल है। oT 
कबीर कहते हैं कि संसार के बाजार में सत्कृत्य 
और उनको रखने वाली शरीर की यह्‌ साचास ee ल चोदा बिक गया 
में कुकर्म रूपी खोटे सिक्के जिनके बदले सत्कृत्य वेच दिए हुई जा रही है, इस पोटली 
/ वाघ लिए हैं, अब इसका 


समय निकट ग्रा पहुंचा है । 
अइ । 


शब्दार्थ पडे = कदम-कदम पर । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


POS SH ST TV NY CO = - 


ध्थार्यां सांगी , २६५ 


कबीर कहते हैं कि संसार मार्ग में कदम कदम पर प्रभु-भक्ति रूपी भ्रमूल्य 
मोती बिखरे हुए हैं; किन्तु अज्ञानांघ जीव निकला हुआ जा रहा है । प्रभु-प्रदत्त ज्ञान 
ज्योति के अभाव में जीव संसार में उलभ; कर ही रह जांता है। 
कबीर यहु जग श्रघला, जेसी अघी गाइ। 
बछा था सो मरि गया, ऊभी चाँम चटाइ ॥। ५ ७३७॥ 
शब्दाथ--्रंघला=अंधा, ग्रज्ञान । वछा = वछड़ा । 
कबीर कहते हैं कि यह अज्ञानांध संसार मोहांव गाय की भांति हे, जो अपने 
बास्तविक बछड़े (प्रभु) के बिछुड़ जाने पर पर भी उसकी खाल (माया--जो प्रभु से 
ही उत्पन्न है) को चाटे जाती है। 
` विज्ञेष--गाय का बछड़ा मर जाने पर उससे दूध लेने के लिए मरे बछड़े की 
खाल में भुस .अरवाकर खड़ा कर देते हैं। गाय उसे वास्तविक बछड़ा समक दुलार 
करती है और दूध देती है। यही रूपक कबीर ने अपनाया है। 


४९. पारिष को अंग 
झंग-परिचय--पारिष का अर्थ है परखना, सही मूल्यांकन करना ।' साधक 
को अपनी साधना की पूति के लिए यह ग्रावरयक है कि उसमें किसी वस्तु को परखने 
की, सदसद्‌ के विवेक की वृद्धि हो, अवगुण को ग्राहक मिल जाते हैं तो गुण का 
मूल्य लाख गुना बढ़ जाता है और जब गुणा को ग्राहक नहीं मिलते तो उनका मल्य 
दो कौड़ी का रह जाता है। हंस बगुलों से इसीलिए श्रेष्ठ है कि उसमें रत्न रूपी 
जौहरी ही परख सकता है और उसका मूल्यांकन कर सकता है। ग्रतः साधक में 
परख का ज्ञान हना अनिवाय है, अन्यथा वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर 
सकेगा । 
जब गुण कू गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाइ । 
जब गुण कों गाहक नहीं, तब कोड़ी वदले जाइ ॥ १॥ 
जब श्रषठ वस्तुं को उसका पारखी ग्राहक मिल जाता है तो वह लाखों रुपये 
के मूल्य पर बिक जाती है । जव गुणवान वस्तु को पारखी ग्राहक नहीं मिलता है तो 
ब्रह नगण्य मूल्य में बिक जाती है । 
कबीर सहरि समंद की, मोती बिरे आइ । 
वगुला मंझनं जाणई, हंस चुणे चुणि खाइ॥।२॥ 
शब्दाथं-.-मंझन = मज्जन, स्नान । चुरो-चुणि = चुन-चुन कर । 
कबीर कहते हैं कि भवित के सागर की लहर ने उपदेश य प्रभु-प्र म के 
मौक्तिक बिखेर दिये। संसार-लिप्त पुरुष बगुले के समान उस लहर का उपयोग 
केवल नहाने भर के लिए कर सके और मुक्तात्मा रूपी हंसों ने प्रभुःप्रेम के मौक्तिकों 
को चुन-चुन कह ग्रहण कर लिया । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


फबौर ग्रन्थाचलं [ 
२६६ चली सटीक 


हरि होराजन जौहरो, ले ले मांडिय डटि । 
जबर मिलेगा पारिष्‌, तब हीरा की साटि ॥३।।७४०॥ 
शब्दार्थ---जन = भवत । जौहरी ==पारखी, जौहरी । जवर=जब भी । 
प्रभु-रूपी हीरे को भक्त-रूपी जौहरी संसार के बाजार में सजाकर बेठता है, 
जव इस प्रभु-भव्ति रूपी हीरे का पारखी मिलेग़ा, तभी हमारा सौदा तय हो सकेगा । 


५०. उपजणि कौ अग 


ग्रंगगपरिचय-संसार और इसके झावरणों को देखकर ही साधक को सत्य 80 


एवं ग्रसत्य का ज्ञान होता है ्रौर.इसी ज्ञान के द्वारा उसके हृदय में प्रभु-भवित का 
ग्राविर्भाव होता हैं। जब साधक के मन में ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तभी उसे 
सच्चा गुरु मिलता है, जो उसे सत्पथ की ओर अग्रसर करता है। जिन लोगों के मन 
में इस प्रकार की भक्ति उत्पन्न नहीं हे.ती, उनके मन में अहं भावना बनी रहती है, 
जो उनके पतन का कारण बनती है तथा वे संसार-सागर में इतने गहते डूब जाते हैं 
कि फिर उसंमें उंबर ही नहीं पाते | अतः कबीर भवतों को चेतावनी देते हुए कहते हैं 
कि वे उस इस अहं-भावना का परित्याग करके जीवन-मरण से मुक्ति लाभ करे । 
भगवान में नन्त गुण हैं, जिनका अनुभव केवल हृदय से ही किया जा 
सकता है, वाणी से उनका वर्णन . नहीं किया जा सकता । जब मनुष्य के हृदय में 
सांसारिक विषय-विकार की छाया पड़ जाती है तो उसका हृदयस्थ भगवान उससे 
दूर हो जाता है। इसलिए भक्त सांसारिक विकारों के प्रति बहुत अधिक सचेत रहता 
है भौर वह इनमें नहीं पड़ता । भगवान की भक्ति के द्वारा ही मन शुद्ध सोने के 
सुमान बनना है। इस संसार-रूपी सागर से वे ही व्यक्ति पार उतर सकते हैं, जिन्हे 
प्रभु का झालम्बन प्राप्त होता है । इसी झालम्बन से ही मनुष्य के सारे संशय दूर होते 
हैं और वह मुक्ति को प्राप्त करता है । 
नांव न जाँणों गांव का, मारगि लागा जाँउ' । 
. काल्हि जु काटां भाजिसी, पहिली क्यू न खड़ाँउं ॥१॥ 
के कवीर कहते हैं कि मुझे जिस स्थान पर पहुंचना है वह मुझे भज्ञात है, फिर 
कि में आं पर बढ़ा ही जा रहा हूँ । अब सोचता हूँ कि इस मार्ग पर कल ही 
'विषय-वासना का कांटा चुभा था, फिर भी मैंने उससे नहीं 
nn ससे त्राण के लिए खड़ाऊ नहीं पहनी 
se कक थे, चले जु साँई पास । 
प्रविनासी मोहि ले चल्या, पुर 
अ व लिका'। ह्‌ पुरई मेरी ग्रास ॥२॥ 
; क की दुदंशा देखकर हमें यह 
» शतः मैं उनके पास को चल दिया, प्रभु-भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ । सद्गुरु मुझे 
क बढ़े भ्रथवा प्रभु ने आगे बढ़कर मेरा स्वागत किया श्र मेरी 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह शिक्षा मिली कि एकमात्र प्रभु ही काम्य . 


व्यौस्या-सागं ` २६७ 
ह द्रलोक अचरज भया, ब्रह्मा पड़ या विचार । 
कबीरा चाल्या रांम प, कोतिगहार श्रपार ।।३॥ 
जब कंबीर राम से मिलने चला, प्रमु-भक्ति मागं पर अग्रसर हुआ, तो स्वगे 
में आइचय छा गया एवं ब्रह्मा भी सोच में पड़ गये । इस अश्चर्यं क' देखने के लिए 
. पार जनसमूह उमड़ पड़ा । _ 
विशेष--भादचय यह है कि मृत्यु के पश्चात्‌ ही आत्मा परमात्मा से साक्षा- 
त्कार करती है, किन्तु कबीर जीवित ही मरण को प्राप्त हो, जीवन्मुक्त हो, प्रभु से 
मिलने जा रहा है-यही आश्चयं है। 
ऊँचा चड़ि प्रसमान क्‌, मेरे उलंघे ऊड़ि । 
पसू पषेरू जीब जंत, सब रहे भेर में बूड़ ४ 
दाब्दार्थ--असमान -- आकाश, शून्य, ब्रह्मरन्ध्र । मेर= ग्रहं । पंषेरू=पक्षी । 
जंत = जंतु । | 
कबीर कहते हैं किं पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, सब अहं में डूब रहे हैं । हे साधक ! 
तू इस अहं का परित्याग कर थूऱ्य प्रदेश के लिए प्रस्थान कर । 
सद पाँणीं पाताल का, काढ़ि कबीरा पीव । 
वासी पावस पड़ि मुए, विषेबि लंबे जीव ॥५॥ 
शब्दाथ-सम = अच्छा । 
कबीर कहते हैं कि साधक ! तू पाताल-बहुत गरहरे-में निकाला सुन्दर 
ताजा जल पी । बासी पानी पीकर कितने ही विषयी जीव मरण को प्राप्त हो 
। . 
क भाव यह है कि तू गहन अनुभव पर आाधृत सिद्धांतों को ही सम्मुख रख 
स्वयं के अनुभव पर साघृत सिद्धांत मिथ्या नहीं हो सकते । 
कबीर सुपने हेरि मस्या, सूतां लिया जयाइ । 
ग्रां न मींचों उरपता, सनि सुपनां ह्लं जाइ ॥६॥ 
इाब्वार्थ-मति=एऐसा न हो कि । 5 
कबीर कहते हैं कि इस संसार की अज्ञान रात्रि के बीच स्वप्न में प्रभु ने 
मुझे दर्शन दिया और ज्ञान-दान देकर मुझे अज्ञान निद्रा से a । अब में 
इसी कारण पुनः इस संसार में अज्ञान निद्रा में नहीं पड़ता, कहीं मुझे यह भ्र 
अनुकम्पा द्वारा प्राप्त स्वप्न-तुल्य दुलंभ और अप्राप्य न हो जाये । 
| गोग्यंद के गुण बहुत हैं, लिखे जु हिरदे माँहि। 
डरता पाणी नां पोऊ, मति वे घोये जाहि ॥७॥ 
शस्दाथ--गोव्यन्द= गोबिन्द । 
कबीर कहते हैं कि मेरे हृदय-पट पर प्रभु के अनन्त गुण अंकित हैं। मैं 
इस भय से माया रूपी जल का व्यवहार नहीं करता कि कहीं वे. उससे घुल न जायें । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रद [ 'कबीर ग्रन्यावली सटीक 


कबीर अच तो ऐसा भया, निरस लिस निज नांउ | : 
. पहली काच कथीर था, फिरता ठाँवें ठाउं ॥८॥ 
| शब्दा्थं--निरमोलिस--शुद्ध । कांच-- कच्चा । कथीर = पारा । 
| कबीर कहते हैं कि अब प्रभु-भक्ति के द्वारा मेरा नाम शुद्ध (कंचन तुल्य) 
। हो गया है अनन्या पहले तो मैं कच्चा पारा ही था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भटकता रहता है। भाव यह है कि चचंलदत्ति जीव भी प्रभु-भवित से. पूवं 
सांसारिक माया-आकर्षणों में भटकता रहता था । 
भो समंद विष जल भर्या, मन नहीं बाघे धीर ।. 
सबल सनेहीं हरि मिले, तब उतरे पारि कबीर ।।९।। 
| शब्दाथं -भौ समंद=संसार-रूपी सागर । 
। कबीर कहते हैं कि विषय-वासनाओं के विष जल से भरे संसार-समुद्र को 
| देखकर मेरा मन विचलित हो रहा था ।. किन्तु ग्रत्यन्त शक्तिशाली स्वयं प्रभु जेसा 
' प्रेमी मिल जाने पर कबीर पार उतर गया । 
| मला सुहेला उतर्या, प्रा मेरा भाग । 
रांम नांब नोका गह्या, तब प्राणी पंक न लाग || १०॥ 
| शब्दा्थ--सुहेला--कुशलतापूर्वक । पृक - कीचड़, सांसारिक विषय 
' वासनाएं। 
मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं पूर्ण कुशलता से भवसागर पार उतर गया हूँ 
भ्रभु-ताम रूपी नौका का झा लेने से संसार की माया का जल एवं विषय-वासनाझरों 
की कीचड़ छू भी नहीं सकते । राम नाम की नौका पूणां सुरक्षित है । 
| कवोर केसो की दया, संसा घाल्या खोइ । 
. ` जे दिन गये भगति बिन, ते दिन सालं सोहि ।॥। ११॥ 
कबीर कहते हैं कि प्रभु-कृपा से मेरा माया-भ्रम दूर हो गया। श्रव मुझे उन 
' दिलों के व्यर्थ जाने का पश्चात्ताप है, जो बिना प्रभु-भक्ति के नष्ट हो गये थे। 
४ कवीर जाचण जाइ या, झागे मिलया भ्रजंच । 
ले चाल्या घर प्रापणे, भारी पाया संच |! १२।७५२॥ 


शब्दार्थं--जाचण--याचना के [च=जो याचना नहीं 
ee लिए। भ्रजंच= जो याचना नहीं करता । 


कबीर कहते हैं कि मैं संसार में सुरुयाचना के लिए 

। मागे में मुझे वह प्रभु मिल गये, जो कभी किसी से बाप नही कर अल 
' अपने घर ले गये--प्रभु भक्ति का प्रदेश ही उनका घर 
[ 





“यहाँ मुझे अभित शान्ति 


५१. दया निरबेरत श्तु को अग 
ग्ंग-परिचय--यह संसार अनेक प्रकार के प्रपंचों और विकारों 
नि र विकारों 
` है। इसमें जब विषुय-वासनाझों की हालत घरकचित०्ोही के ह र | 


C-0. Jangam 


व्यास्या-भाग - २६६ 
कर नष्ट कर देती है, केवल प्रभु अथवा प्रभु-जन ही बच पाते हैं। इसी प्रकार जब 
माया रूपी बदली बहुत प्रखर वेग से बरसती है तो उसमें सारा संसार नष्ट हो जाता 
हैं। इसलिए इस संसार में केवल प्रभु-जनों को छोड़कर कोई भी भ्नन्य व्यक्ति सुख 
नहीं प्राप्त कर सकता । 
कबीर दरिया प्रजल्या, दाक जल थल झोल । 
बस नांहि गोपाल सौं, बिनस रतन अमोल ॥ १॥ 
शब्दाथं--प्रजल्या= प्रज्वलित हुझा । दाभ--दग्घ हो गये। झोल = शुष्क 
कबाड़ की ढेरी । ॒ 
कबीर कहते हैं कि संसार रूपी सरिता में विषय-वासताग्रों की बड़वानल 
प्रज्वलित हो उठी जिससे जल-थल एव कवाड सव 'कुल नष्ट हो गया। इस 
वासना-अग्नि ने बड़े-बड़े अमूल्य रत्नों को विनष्ट कर दिया, केवल प्रभु पर इसका 
कोई प्रभाव नहीं । 
ऊंनमि बिधाई बादली, बर्ण लागे अगार । 
उठि कबीरा घाह दे, दात है संसार ॥२॥ 
इाब्दार्थ--ऊ नमि=ऊंची होकर । घाह दे=दहाइ़ दे, रोकर भ्रावाज दे। 
माया-मेघ ऊंचा होकर वर्षा करने लगा, वर्षा में उससे अंगार भड़े, जिनसे 
समस्त संसार भस्म हो गया । कबीर अब तू रोकर चिल्लाती आबाज में, फुट-फूटकर, 
कह कि संसार विनष्ट हो रहा है । 
विशेष--सामान्यतः तो बदली तब बरसती हैं जब वह नीची होती है, 
किन्तु यह बदली ऊँची होकर बरस रही है। इससे भरते हुए झंगार विषय-वासना 
के परिणाम हैं । 
। दाध बली ता सब दुःखीं, सुखी न देखों कोइ । 
जहां कबीरः पग घरे, तहाँ दुक धीरज होइ ॥३।७५५॥ 
झब्दाथं--दाध = अरित । वली == प्रज्वलित । दुक = कुछ-कुछ । 
समस्त संसार विषय-वासना की भ्रग्नि में जल रहा है, कोई भी सुखी नहीं है । 
जहाँ-जहाँ कबीर पदार्पण करते हैं वह! कुछ शान्ति हो जाती है । 


५२. युन्दरि को ग्ग 

झंग-परिचय--कबीर ने अपने दर्शन में आत्मा को नारी रूप में चित्रित किया 
है। यहाँ भो उनका सुन्दरी से तत्पर्यं श्रात्मा से है। जो साधक हेते हैं, जिनकी 
आत्मा विकार-शून्य होती है, उनकी आत्मा सदैव उन्हें प्रभु की ग्रोर प्रेरित करती 
रहती है और उसमें प्रभु के प्रति इतना म्रधिक अनुराग होता है कि वह उसके विरह 
में अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार रहती है। इसके विपरीत जो आत्मा निर्मल 
नहीं होती, जिसमें विकार भरे रहते हैं, वह परमात्मा से सदा विमुख रहती है जो 
झात्मा भगवान्‌ को छोड़कर और किसी से अनुराग करती है श्रथवा किसी झन्य को 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है कर ग्रभ्यावली सटीक 
प्राप्त करने की राशा रखती है, वह कभी भी जीवन्मुक्त नहीं हो सकती । इस मन 
को जब विषय-विकारों से दूर कर दिया जायेगा, तभी आत्मा को सन्तोष मिल सकता 
है । इसलिए मनुष्य को सभी सांसारिक पदार्थों को छोड़ देना चाहिए । 
कबीर सुन्दरि यों कहै, सुणि हो कंत सुजांण । 
बेगि मिलों तुम आइ करि, नहीं तर तजों परांण ॥१॥ 
दाब्दार्थं-- कंत मुजांण=चतुर स्वामी । नहीं तर= नहीं तो । पराण = प्राण । 
साधक की आत्मा रूपी सुन्दरी यह कहती है कि हे चतुर स्वामी.- प्रभु मेरी 
विनय सुनिए । आप आकर या तो शीघ्र दशन दो अनन्यथा मैं घ्राण तज दूंगी, संसार 
त्याग दूंगी । | 
कबीर जे को सु दरी, जाणि करं विभचार । 
ताहि न कबहुँ . ग्रादरं, प्रेम पुरिष भरतार ॥२॥ 
कवीर कहते हूँ कि जो भी ग्रात्मा रूपी सुन्दरी विविध विषयों में लिप्त रह 
ब्यभिचारमय आचरण करती है, उसे उसका स्वामी-प्रभु-कभी भी सम्मान प्रदान 
नहीं करता । 
ज सुदरि सांई, भजे, तजे झन को झास। 
ताहि न कबहुँ परहरे, पलक न छाड़े पास ॥३॥ 
शब्दाय-साई=प्रभु । परहरे==छोड़ना । 
जो आत्मा रूपी सुन्दरी प्रभु का ही भजन करती है अन्य किसी की आश 
नहीं रखती, उसे वे कभी भी नहीं छोड़ते, एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हटते । 
इस मन को मेदा करों, नान्हां करि करि पोसि। 
तव सुल पावे सुदरी ब्रह्म भलके सीस ॥४।। 
हेसाथक! इस मन को संयम के द्वारा पीस-पीसकर मैदा के समान चिकना, 
ह कर ले । तभी त्रह्मरन्ध्र में निरञ्जन ज्योति के दर्शन होंगे और गात्मा प्रसन्न 
दरिया पारि हिडोलनां, मेल्या कंत मचाई । 
सोई नारि सुलषणों, नित प्रति भलण जाइ 
शून्य स्थल के पार प्रभु का हिडोलना है, जिस पर होन न 
हुआ है। वही थात्मः रूपी नारी सु..क्षणी है, जो नित्य प्रति प्रिय के साथ उस पर 


झुलती है । अथवा सुलक्षणी नारी (कुण्डलिनी), जे सोई. 
` के साथ भूलने जाना चाहिए । इप्डलिनी), जो सोई हुई है, को जगा नित्य प्रिय 





क हृदय में न जानकर बन-बन ढूंढ़ता फिरता करता 
हृदय में भग में, ह 
56 षा वह हे आपने, फन “जानकरण्शशार में उसे 


उधारया भाग २७१ 


ढू ढ़ता रहता है । प्रस्तुत भ्रंग में इसी वात का वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि 
यद्यपि हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, किन्तु वह उसे वन-वन ढू ढता फिरा करता 
है, इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान्‌ वसा हुआ है, पर वह उसे नहीं पहिचान 
पाता और इधर-उधर हूँहता रहता है। हृदयस्थ भगवान्‌ को पहिचान लेना प्रत्येक 
व्यक्ति का कार्य नहीं है। उसे तो वही पहिचान सकता है जिसने पांचों इन्द्रियों को 
अपने वश में कर लिया है। ब्रह्म समान रूप में सर्वत्र व्याप्त है, वह कहीं कम या कहीं 
ग्रधिक नहीं हैं, पर जो भगवान्‌ को पने निकट समभते हैं, उनके वह निकट है और 
जो दूर समभते हैं, उनके लिए वह दूर है । 
जब तक मनुष्य के मन में अहं-भावना बनौ हुई है, तब तक उसे भगवान्‌ की _ 
प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः ब्रह्म प्राप्ति के लिए ग्रहं का परित्याग ग्रौर सदगुरु के 
उपदेश पर आचरण करना आवश्यक है । जिस प्रकार आंखों में पुतली है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी सबके हृदय में बसा हुआ है, किन्तु मनुष्य अज्ञानता के वशीभूत होकर 
तथा सांसारिक मोह-माया में लिप्त होने के कारण उसे नहीं पहिचान पाते और उसे 
प्राप्त करने के लिए उधर-उघर फटंकते रहते रहते हैं।. i 
कस्तुरी कु'डलि बसे, मृग दू ढे बन मांहि। 
ऐसे घटि घटि रांम है, दुनियां देखें नांहि॥१॥ 
कैसी विडम्बना है कि झग की नाभि में ही कस्तूरी का बास है किन्तु वह 
उसकी खोज में वन-वन भटकता है, ऐसे ही प्रभु का प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास 
है, किन्तु कोई उसे देख नहीं पाता । 
कोइ एक देखे संत जन, जांक पांचू हाथि। 
जाके पांच” बस नहीं, ता हरि संग न साथि॥२॥ 
` झब्दार्थ--पाँचू =पाँचों इन्द्रियाँ । [ 
उस घट-घट बासी को वह बिरला संत ही देख पाता है, जिसका पाँचों इन्द्रियों 
पर पूर्ण अधिकार हो । जिसका इन पाँचों इन्द्रियों पर अधिकार नहीं, वह प्रभु का 
साक्षात्कार नहीं कर पाता । 
| सो साई तन में बसे, ञ्रंम्यो न जाणें तास। 
र कस्तूरी के मृग ज्यू, फिरि फिरि सू'घ घास ॥३॥ 
शब्दार्थ--भ्र म्यो = अमवश । तास=उसको । | 
वह परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक के हृदय में स्थित है, किन्तु भ्रमवश कोई उसे 
पहचान नहीं. पाता-। जिस प्रकार कस्तूरी के नाभि में रहते हुए भी मृग घास को सू घ- 
सू'घ कर उसे खोजता है, उसी भाँति मनुष्य झ्रन्ये सांसारिक विषयों में उसे खंश्जने 
का व्यर्थ प्रयास करता है । 
कबीर खोजी रांम का, गया जु सिघल दीप । 
. रांम तौ घट भीतरि रमि रह्मा, जो ग्रावे परतोत ॥४॥ 
दब्दाये)-+प्राज़ीत,छरतविकक्ास- ॥॥००॥००. Digitized by eGangotr 





य्ठः । कवीर प्रन्यावलौ सटीक 


कबीर कहते हैँ फि साधक प्रभु को खोजने के लिए सिहृलद्वीप गया किन्तु यदि 
विश्वास सहित देखा जाय तो प्रभु तो हृदय के भीतर ही रमा हुआ है। 
विशेष--नाथ-पंथ में सिंहुलद्वीप को सिद्धपीठ माना गया है, नाथ-पंथी योगी 
इसकी यात्रा को बड़ा महत्व देते थे । 
घटि बघि कहीं न देखिये, ब्रह्म रह्या भरपूरि। 
जिनि जांन्यां तिनि निकटि है, दूरि कहै ते दरि ॥५॥ 
शब्दार्थ--घटि-बच्नि = घट बढ़कर, कम या अधिक । 
ब्रह्म सर्वत्र समान रूः से परिव्याप्त है, वह कही कम या कहीं धिक नहीं 
हैं। ज़ो उसे जानते हैं उनके लिए वह निकट है, जो उसे दूर सममे बंठे हैं, उनके लिए 
वह दूर ही है। 
में जांप्यां हरि दूरि हैं, हरि र्या सफल भरपूरि । 
आप पिछांणें बाहिरा, नेड़ा ही थे दूरि॥६॥ 
मैं प्रमु को बहुत दूर समझता था किन्तु वह सर्वत्र परिव्याप्त है। यदि आप 
उसे दुर खोजने लगोगे तो वह पास होता हुआ भी दूर ही हो जायगा । 
 त्िणकं धरोल्है रांम है, परवत मेरे भांइ । 
सतगुर मिलि परचा भया, तब हरि पाया घट मांहि ॥७१ 
शब्दार्थ-औल्है = रोट में । परचा = परिचय । 
रामरूपी महान्‌ तत्व हं के पर्वत की गोट में छिपा हुआ है। सद्गुरु के 
मिलने पर ग्रहं के विनष्ट हो जाने पर भु से साक्षात्कार हुआ और मैने उन्हें अपने 
हृदय में ही पा लिया । 
रांम नांम तिहें लोक में, सकल रह्या भरपूरि । 
. गहु चतुराई जाहु जलि, खोजत डोलें दूरि ॥८॥ 
शब्दाथ--चतुराई -- ज्ञान । 
को दूर र कहते हैं कि ऐसी नतुरता बुद्धिबल विनष्ट हो जाए जिसके कारण प्रभु 
क जाता हैं। वह तो तीनों लोक--आकाश्ष, एथ्वी, पाताल में समान रूप 
 रव्यांप्त है । 
ज्यू नेनू' में पतली, त्यू' सालिक घट माहु । 
ना उ कनही, बाहरि दृ'ढण जाहि ॥९।।७६३॥। 
' जिस भाँति नेत्रों के मध्य ५ 
के नहीं देख सकते उषी भांति अर धो हक द ग दपण ( ड 
गे जानकर अन्यत्र प्रभु की खोज में भटकते हैं । Sp हे 


५४. निद्या को झग 


द गा की निन्दा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पर-निन्दा 
साधना में बाधक ग में | 
CC-0. Janga IE fs ठानी) जन्ये रमिते" हुए कर्वीरदास 


व्यास्या-भाग । २७३ 


कहते हैं कि जो मनुष्य भज्ञानी हैँ, वे ही दूसरों की निन्दा किया करते हैं, किन्तु जो 
व्यक्ति राम की भवित में लीन होते हैं, उन्हें तो सिवाय भक्ति के ग्रौर कोई बात 
अच्छी ही,नहीं लगती । वे भ्रहनिश भगवान्‌ की भक्ति में तल्लीन रहा करते हैं। यह 
व्यक्ति की दुर्वलता हो।ती है कि दूसरों के दोषों को देखकर तो बह हँसता है, किन्तु 
अपने अपार दोपों की ओर कभी घ्यान भी नहीं देता । निन्दक को, जहाँ तक हो सके, 
झपने समीप रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के मन को शुद्ध वना 
देता है । | 
जो लोग साधुओं की निन्दा करते हैं, वे स्वयं संकट में पड़ते हैं प्रौर नरक के 
भागी बनते हैं । अच्छा तो यही है कि मनुष्य को किसी की भी निन्दा नहीं. करती 
चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना ही तुच्छ क्यों न हो, अन्यथा वह भी दुख का कारण 
बन जाता है । व्यक्ति को अपनी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह शरीर 
और सांसारिक वैभव तो नश्वर तथा क्षणभंगुर हैं। चाहे मनुष्य स्वयं घोखा. खा जाये, 
पर उसे दूसरे व्यक्तियों को धोखा नहीं देना चाहिए । ऐसे ही व्यक्ति को ब्रह्म की 
प्राप्ति होती है । : 
लोग बिचारा नींदई, जिनह न पाया य्यांन। 
रांम नाँच राता रहै, तिनहुँ न भावे झांन।१॥' 
शाब्दार्थ--नींदई=निन्दा करते हैं । राता =भ्रनुरक्त रहना । आंन "अन्य | , 
जिन मनुष्यों को ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई वे ज्ञानियों. की निन्दा करते हैं किन्तु जो 
राम नाम में.अनुरक्त रहते हैं उन्हें अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती । 
दोख पराये देख करि, चल्या हसंत हसंत । 
झपने च्यंति न म्रावई, जिनको श्रा.द न अंत ॥२॥ 
शब्दार्थ--दोख =दोष । च्यंति= चित्त । 
दूसरे के दोषों को देखकर मनुष्य उपहास करता है किन्तु अपने भ्वगुणों को 
जिनका कोई आदि और अन्त ही नहीं, कभी चित्त में भी नहीं लाता । 
निदक नेड़ा. राखिये, ग्रांगणि कुटी बंधाइ । 
बिन साबण पाणी बिना, निरमल करे सुभाइ ॥३॥। 
शब्दार्थ--निदक = निन्दा करने वाला । नेड़ा = समीप । साबण =साुन । 
सुभाइ == स्वभाव । 
जो झ्रापका निन्दक हो उसे अपने पास ही सुविधापूर्वेक रखना चाहिए क्योंकि 
वह बिना पानी और साबुन के स्वभाव को शुद्ध कर देता हैं । 
न्यंदक दूरि न कीजिये, दीजे आदर मांन। 
'नरमल तन मन सय करे, बकि बकि आर्नाह पान ।४॥ 
निन्दक को दूर मत कीजिए, उसे सम्मानपूर्वक पास ही रखना उचित है। 
क्योंकि वह हमारे दोषों का कथन फर उन्हें सुधारने का अवसर दे तन-मन को शुद्ध 
कर देता है । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Ei by eGangotri 





२७४ का ` कबीर ग्रन्थावली सटीक 


जे को नींदे साध कू, संकटि झावै सोइ। 
नरक माहि जाँमें मरे, मुकति न कबहूँ होइ ॥।५।। 
ब्दार्थ--नींदे==निन्दा करता है ] मुकति = मुक्ति । 
जो साधु को निन्दा करता है उस पर स्वयं संकट टूटते हैं । यह नरकतुल्य इप 
संसार से मुक्त नहीं होता, जन्म और मृत्यु के आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है । 
कबीर घास न नींदिये, जो पाऊं तलि होइ । , 
उड़ि पड़े जब ग्रांखि में, खरा दुहेला होइ ॥६॥ 
शब्दार्थ--पारऊं तलि-=पेरों के नीचे। खरा - भारी । दुहेला = वेदना । 
कबीर कहते हैं कि तुच्छ वस्तु को भी हीन समझकर .उपेक्षा मत करो । 
परों से प्रति-पल रोंदी जाने वाली घास की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि 
क री घास का क्षुद्र तूण उड़कर आँख में पड़ जाता है तो वेदना उत्पन्न कर 
है । 
पन यों न सराहि, झौर न कहिये रंक। 
नां जाणों किस ब्रिष तलि, कूड़ा होइ करंक ।।७।! 
क =क्ष्‌द्र । ब्रिष= दक्ष । करंक=शरीर।. | 
कीर कहते हैँ कि दूसरे को क्ष्‌ द्र कहते हुए अपनी सराहना मत करो, क्योंकि 
द पता नहीं कि यह ग्रस्थिचमंमय शरीर किस दक्ष के नीचे ढेरी हो जाय, निष्प्राण 
जाय । - ॒ | 
कबीर श्राप ठगाइये, और न ठगिये कोइ । 
. आप ठायां सुख ऊपजे शोर ठया 
शब्दाय--सरल है। र 
कबीर कहते हुँ कि स्वयं को ही धोखे में रखो में 
भपने को र ' दूसरे को धोखे में मत डालो । 
घोले में डालने से सुख की प्राप्ति होती है भर दूसरों को ठगने से 


भ्रव कं जे साई मिले, तो सब दुख झाषों रो 
त ~ ४ इ ! 
चरन्‌ ऊपरि सीस धरि, कहूँ ज कहणां होइ ॥।३।।७७८॥ 


प॒ मिल जायें तो अपनी सब व्यथा-कथा रो-रो कर , 
म शरख कर मन में जो भी कहने के लिए है सब 


० चाक अम 

अग- ---८ 
उन पर किसी की भली Fe EN दुख के भागी बनते हैं भौर 
ता वा ता. द. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यास्या-भाग - २७५ 


प्रकार व्यर्थ ्रौर निस्सार होता है, जिस प्रकार पत्थरों के ऊपर वर्षां होना । भगवान्‌ 
की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को विनीत और नम्र होना आवश्यक है । जिस 
प्रकार वर्षा का जल नीचे स्थान पर जाकर ही .ठहरता है, उसी प्रकार प्रभु की कृपा 
उसी व्यक्ति पर होती है जो नम्र और विनीत होता है । जिस व्यक्ति में विवेक होता 
है वही शब्द की महिमा को समझकर संसार के विचारों से छुटकारा पा लेता है। 
यह शरीर आत्मा के लिए एक विश्रामस्यल के समान है। इसमें श्रात्मा प्रवेश 
तो करती है विश्राम लेने के लिए, किन्तु यहाँ पर उसे और भी अनेक प्रकार की 
यातनाएं सहनी पड़ती हैं क्योंकि यह शरीर विषय और विकारों से भरा हुआ है । इस 
शरीर की जितनी अ्रधिक चिन्ता की जाती है, उतना ही अधिक. विकारग्रस्त होता 
चला जाता है, जिस प्रकार दूध पिलाने से सपं का विष बढ़ता जाता है । चाहे व्यक्ति 
में जितने गुण हों, किन्तु यदि उसके मन में भगवान्‌ के प्रति प्रेम नहीं है तो उसके सारे 
गुण इसी प्रकार व्यर्थ हैं जिस प्रकार खजूर के दक्ष का सीधापन और ऊ चाई, क्योंकि 
उससे न तो पक्षियों को छाया मिलती है और न फल । श्रहं-भावना के कारण दूसरे 
के गुणों का तिरस्कार करना भी नाश. का कारण होता है भ्ौर दूसरों के गुणों को 
ग्रहण करने से उसमें सद्गुण हो जाते हैं, जिस प्रकार चन्दन के पास रहने से नीम का 
दक्ष भी सुगन्धित और शीतल बन जाता है। ः 
हरिया जांण झूषड़ा, उस पांणों का नेह । 
सका फाठ न जांणई, कबहूँ बूठा मेह ॥१॥ 
शव्दाथ--रू षड़ा = दक्ष । नेह== प्रेम । बूठा = पड़ा । 
प्रभ्‌-भक्ति से पल्लवित भक्त रूपी हरित इक्षों को ही प्रभु के कृपा-वारि का 
ज्ञान होता है। प्रम भक्ति से ही हीन शुष्क ठूंठ जैसे अन्य व्यक्तियों को भला कया 
ज्ञात कि यह प्रम्‌-क्कपा-वारि की वर्षा कब हुई । 
सिरिमिरि क्रिरिमिरि बरषिया, पांहण ऊपरि मेह । 
साटी गलि सजल भई, पांहण बोही तेह॥२॥ 
शब्दायं---सेजन = सजल । पांहण=पाषाण, पत्थर । 
पत्थरों के ऊपर प्रभ-स्नेह वारि की वर्षा हुई, उसके साथ चिपकी हरिभक्त 
रूपी मिट्टी की झात्मा तो सजल--प्रमु-श्रनुकम्पा युक्त-- हो गई, किन्तु वह पत्थर ज्यू 
का त्यू ही रहा । 
पार ब्रह्म बूठा मोतियां, घड़ वांची सिषरांह । 
सगुरां सगुरां खुणि लिया, चूक पड़ी निगुरांह ॥३॥ 
परम प्रम्‌ ने अपनी कृपा के मो।तियों की वर्षा की, साधकों में उनके बीनने के 
लिए होइ लग गई । जो सद्गुरु के शिप्य थे उन्होंने तो मौक्तिक चुन लिये और जो 
सद्गुरुहीन थे, उनके हाथ कुछ न रागा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





२७६ कबीर ग्रन्थावली सटीक 


कबीर हरि रस बरषिया, गिर डूगर सिषरांह। 
नीर मिवांणा ठाहरें, नां ऊंछा परड़ांह ॥४॥ 
शब्वार्थ-हूगर=टीला। सिपरांह= चोटियों पर । मिवांणा=नीचे में। 
ऊ छा=ऊ चे पर । a 
कबीर कहते हैं कि ्रमु-अनुकम्पा वारि की वर्षा पर्वत, टीलों और ऊची-. 
` ऊंची चोटियों (झहं से परिपूर्ण शुष्क, कठोर और दम्भयुक्त मनुष्यों) पर हुई, 
किन्तु वहां वह प्रमु-भक्ति का जल नहीं ठहरा । जल तो ऊचे पर नहीं, निम्न स्थान 
` में रुकता है। 
भाव यह है कि प्रभु की भक्ति और कृपा के अधिकारी विनम्न-हृदय भकत 
ही हैं। 


कबीर मु डत करमियां, लष सिष पाषर ज्यांह । 
| वांहणहारा क्या करे, बांण न लागे त्यांह॥५॥ 
कबीर कहते हैं कि जिन्होंने मूखंता कृत्यों के झआावरण से अपने अंग-प्रत्यंग 
को ढक रखा है, उन पर सदूंगुरु के उपदेश बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें 
सद्गुरु का कोई दोष नहों । 
कहत सुनत सब दिन गए, उरझि न सुरझ्या मन । 
कहि कबीर चेत्या नहीं, .अजहूँ सुपहला दिन ॥६॥ 
कबीर कहते हें कि व्यथा-कथा कहते-कहते समस्त झायु व्यतीत हो गई फिर 
भी मन जो एक बार अ में पड़ा था, पड़ा ही रहा, सुलक्त नहीं पाया । भ्राज 
र हो जाने पर भीं हे जीव! तू सावधान नहीं होता, अज्ञानग्रस्त 
कहै कबीर ध के, सबद न लागे सार। 
` सुध बुष क हिरदे मिवे, उपजि ब्रिवेक बिचार 
शब्दाय--भिदे = विधना । विवेक = ज्ञान । ह 


कबीर कहते हैं कि कठोर-हृदय मनुष्यों पर नहीं 
लगती । ज्ञान- अं उपदेश-बाण की चोट नहीं 
की लि कहता के म्म को भेदकर ही उपदेश-बाण विवेक और विचार 


मा सीतलता के कारणें, माग बिलंबे थाइ । 


रोम रोम विष भरि 
शब्दार्थ-विलेबे=ठहरना | रह्मा, अनृत कहां. समाइ ॥८॥ 


जिस भाँति बटोही मागं में. विश्राम के लिए | ै 
ि में थक ए ठहर जाता है: न्रा 
कहती है कि अनन्त यात्रा में थककर शीतलता की श में हि sr 
विश्राम स्थली संसार के कण-कण में 
स्थान कहां ? इस में मृतांश निर्मल आत्मा के लिए 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यास्या-भागं २७७ 


सरपहि दूध पिलाइये, दूषें विष ह्व जाइ। 
ऐसा कोई नां मिले, स्यू सरपे विष खाइ ॥॥९॥ 
` शब्दा्य-सरपहि=सपं को । स्यू = जो । 
सपं को दूध पिलाने से दूध उसके मुख में जाकर विष ही वन जाता है। 
हमें कोई ऐसा साधक नहीं मिला जो विषयुक्त इस माया की सर्पिणी को खा जाता, 
नष्ट कर देता । 
जलों इहै बडपणां, सरले पेड़ि खजरि । 
पंखी छांह न बीसवें, फल लाग ते दूरि ॥१०॥ 
शब्दार्थं---बड़पणां = बड़प्पन । 
कबीर कहते हैं कि खजूर के सीधे ऊंचेपन का क्या लाभ है? पक्षी 
को तो दूर तक छाया तक नहीं मिलती झौर फल इतने ऊंचे पर लगता है कि 
उसका लाभ सब नहीं उठा सकते । 
बिशेष--इन दोहे का यह खूपान्तर भी मिलता है-- 
“बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजुर । 
पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर ॥” 
ऊंचा कुल के कारणें, बंस बघ्या अधिकार । 
चंदन बास भेदे नहीं, जाल्या सब परिवार ॥११॥ 
दाब्दाथ--वंस = बांस । जाल्या=जला दिया । 
ऊंची जाति का होने के कारण बांस में अहम्मन्यता झा.गई झोर अपने से 
छोटे चन्दन के सद्गुण-सुन्दर, शीतल, सुगन्ध--को बह नहीं अपना सका, इसीलिए 
बह अपने परिवार--समूह सहित नष्ट हो गया । 
कबीर चंदन के निड़े, नींव कि चंदन होइ । 
बूडा बंस बड़ाइतां, यों जिनि बूड़ कोइ ।॥ १२।।७६०॥ 
दाब्दाथं--निड़े = पास होने पर। नींव= नीम । बंस = बाँस। 
कबीर कहते हैं कि दूसरे के सद्गुण ग्रहण करने से बुरा व्यक्ति मी अच्छा 
हो सकता है, देखो चन्दन के पास रहने से नीम भी उसकी सुगन्य ग्रहण कर चंदन 
जैसा ही बन जाता है किन्तु दूसरे के सद्गुण ग्रहण न करने पर जिस प्रकार बांस 
का परिवार सहित विनाश हुआ, ऐसी . स्थिति किसी की न आवे । 
भाव यह है कि सभी ` दूसरों के सद्गुण अपनाने की चेष्टा करें । 


५६. बिनती को अंगः 
अंग-परिचय - इस अंग में प्रभु के प्रति विनय भाव की अभिव्यक्ति की गई 
है । प्रभु सबंगुण-सम्पन्न और दुगूंणों का नाश करने वाला है। ऐसे प्रभु के गुण 
झनंत हैं जिनका किसी प्रकार से भी: वर्णन;नहीं किया जा सकता। मनुष्य सांसारिक 
विकारों में हसक) मीक शूला छना मेद्वी० नृष्ठ-कूर, देता है और रसु 


बः कबीर ग्रन्थावलौ सटौक 


का भजन नहीं करता । ग्न्त में उसे पछताना पड़ता है। प्रभु ही संसार का कल्याण 
करने में समर्थ है । व्यक्ति चाहे जितने धार्मिक कार्य करे, किन्तु. यदि उसका प्रमु से 
झनुराग नहीं है तो चाहे वह हज की यात्रा करे, चाहे काशी यात्रा करे, उसका कोई 
लाभ नहीं हो सकता । साधक का चरम लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह अपने मन 
को आराध्य से मिलाकर एकाकार हो जाये । 
कबीर सांई तो मिलहिगे, पूर्छिहगे कुसलात । 
ग्रादि अंति की फहुंगा, उस अंतर की बात ॥ १॥ 
शब्दाथ-अंतर== हृदय | 
कवीर-कहते हूँ कि स्वामी मिलेंगे तो प्रवश्य ही इस मिलन-बेला में कुशलता 
पूछे जाने पर मैं पने हृदय की व्यथा-कथा आदि से अनन्त तक कहूंगा । 
कबौर सूलि बिगाड़िया, तू नां करि मेला चित । 
साहिब गरबा सोड़िये, नफर बिगाड़ नित ॥२॥। 
झाब्दाय--गरवा = घमंड । ल; ड़िये = त्य!गना । 
कबीर कहते हुँ कि तूने प्रभु को विस्मृत कर अपनी स्थिति को बिगाड़ 
लिया, किन्तु फिर भी चित्त मलीन मत हे.ने दे। प्रभु-भक्ति से भ्रब भी तेरा उद्धार 
हो सकता है, यदि तू र्वं का परित्याग कर दे। यह दम्भ नित्य-प्रतिं हमारी स्थिति 
को बिगाइता है । | 
'करता फेरे बहुत गु'ण, झोगु'ण कोइ नांहि। 
जो दिल खोजों ग्रापणों, तब औगुण मुझ मांहि ॥३। 
मु माहि ॥३॥ 
स्वामी में तो अनन्त गुण ही हैं, अवगुण तो उसमें कोई भी नहीं है। हे 
मनुष्य : यदि तू ग्रा्मदशंन करे तो तू ही समस्त अ्रवगुणों का केन्द्र है । 4 
झोसर बीता झलपतन पीय रहा परदेस । 
` कलंक उतारो केसया, भांनों भरम पअंदेश ।४।। 





न = प्रज्ञान में। भांनों-नष्ट करूँ। 
समस्त रागु अज्ञान में ही व्यतीत हो गई और प्रिय 
प्रब मैं प्पने हृदय से भ्रम भौर शंका TEC RR 
ङा होता चाहता हूँ । "रे गा कर भज्ञनी होने के कंक को मिटा 
स है वीनती, भोसागर के तांई । 
शब्दा्थं--ताई = लिए क है जन छू बरजि गुसाई ॥५॥ 
बजितकर। ^ 'गरेञदासत। ओर=््याचार। बरजि-- 
संसार के सागर धर 


a तुल्य श्रपार जनसमूह के लिए कबीर 
कि हे प्रभु ! मनुष्यों पर काल अत्याचार कर रहा है ग्राप कस रो ४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्योस्या-भागं CA ; २७६. 
काचे ह्वै ह्व गया, केती बार कबीर । 
भीरा मुभ ब क्या खता, मुखां न बोले पोर ॥६॥ 
शब्दार्थ--मीरा.-- गुरुवर । खता=दोष । च 
कबीर न जाने कितनी बार कावा यौर हज कर श्राया किन्तु मुझे पता नहीं 
कि गुरुवर मुझ से क्यों रुष्ट हैं, बोलते तक नहीं । त 
भाव यह है कि व्यर्थाडम्बरों में लिप्त रहने पर गुरु भी शिप्य क नहीं 
झपनाता । द 
क्यू. मन मेरा तुझ सों, यां जे तेरा होइ । 
ताता लोहा यों मिले, संधि न लख़ई कोइ.॥७।७६७॥ 
जञन्दार्थ--ताता = गर्म । संधि=जोड़ । र | 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मेरा आपसे अपार प्रम है, मेरी इच्छा है कि 
हम दोनों इस प्रेम में एकमेल हो जायं जिससे कोई दोनों के भ्रस्तर को उसी प्रकार न 
जान सके जिस प्रकार गरम करके लोहे. से लोहा मिला देने पर दोनों की सन्धियों का 
पता नहीं चलता । : 
५७. साषीस.त को अग | 
झंग-परिचय--भगवान संसार के कण-कण में व्याप्त होकर भी संसार के 
विषय-विकारों से गसम्पृक्त रहता है। यही भ्रसम्पूवतता जव साधक के मन में जा 
जाती है तो वह मुक्ति का ग्रचिकारी बन जाता है । इस अधिकार को प्राप्त करके 
भी जो सुख प्राप्त होता है, वह अद्वितीय एवं अलौकिक होता है। मन साधना में 
सबसे अधिक बाधक होता हैं। यदि व्यक्ति झपने मन को विषय-विकारों से ग्रस्त 
रखेगा तो उसका अवश्य पतन होगा, और अपने इस पतन के लिए वह स्वयं ही 
रदायी होगा । ह 
उः कबीर पूछे रांम कू, सकल भवनपति-राइ । 
सबही करि झलगा रहाँ, सो बिधि हमहि बताइ ॥१॥ 
शब्दाथ--सरल है। 
कवीर समस्तं भुवन-पति (१४ भुवन) प्रमु से पूछता है कि है प्रमु ¦ भाप 
सब भवनों की व्यवस्था कर उनमें रमे हुए भी उनके प्रभाव से जिस प्रकार असम्पृक्‍्त 
ते हो, वह ढंग मुझे! भी बता दो । र 
क जिहि बरियां सांई मिले, तास न जाण झोर । 
सबकू सुख दे सवद करि, अपणों गपणीं ठोर ॥२॥ 
शब्दाथं--जिहि बरियाँ =जिस क्षण । र 
जिस क्षण मुके प्रभु प्राप्ति हो जाय उस समय के समान महत्वमय अन्य ससय 
को मत समभ । सबको यथास्थान पने उपदेश-से सुख पहुंचा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





८४ | | कबीर ग्रन्यावली सरी 


कबीर मन का बहुला, ऊंडा बहे भ्रसोस । 
देखत हीं दह में पडे, दई किसा कों दोस ॥३॥८००॥ 
शब्दार्थ--वाहुला = नाला, गढ़ा । | 
कबीर कहते हैं कि यह मन रूपी नाला वड़ा गेंदला और गहरा है। यह जानते 
हुए भी यदि कोई इसमें गिर पड़े तो फिर किसे दोष दिया जा सकता है ? र्यात्‌ 
गिरने वाला ही स्वयं दोषी है। - , 
५८. बेली को अंग | 
अंग-परिचय--इस अंग में वेल के माध्यम से कवीर ने सांसारिक विकारों का 
वर्णेन किया है। वे कहते हैं कि जलाने के लिए जो लकड़ी लाई गई थी, वह पुनः 


पल्लवित होने लगी; श्र्यात्‌ जिस मन को संयम के द्वारा नियन्त्रित किया गया था, 
वह पुनः विकारों की अर भग्रसर हो गया । माया-रूपी बेल को यदि आगे-आगे से 


,जालण श्रांणीं लाकड़ी, ऊंठी कू पल मेल्हि ॥१॥ 
शन्दाय-तूवड़ी = तूम्बा । जालणा = जलाने के लिए। कु पल = कोमल । 
कबीर कहते हैं कि जलाने के लिए जो लकड़ी लाई गई थी वह पुनः पल्लवित 


का मारा था, वह पुनः विषयों में प्रदत्त होने 
भगा । इस अवस्था में इस संसार सागर के पार जाने के लिए न बेल हैं न तुम्बा-- 


विशेष--तैरने के लिये तृम्वे रादि का सहारा लिया जाता है । 


भाग गागं दों जले पीछे हरिया होइ । 
. ऐता विरष की, जड़ काट्या फल होइ ॥२॥। 
शब्दाथ--दौं = दावाग्नि । हरिया = हरित, पल्लवित । 

तत्क्षण, नि शता क हे “लाया जाय तो यह पीछे ही पीछे, 
। कि मैं उस इक्ष की बलिहारी जाता 

है जिसकी जड़ काटने से, माया को टेक्ष को वलिहारी ज 
होती है | ते सम्‌ल नेप्ट करने 

इस नद ह सौंचों तो कुमिलाइ। 

रथ इहह रो गे, कुछ उण कह्या न जाइ ॥ ३॥ 
CC-0. Jangamwadi होना ollection. Digitized by eGangotri.. 


ने से -" ¬ (इश्वर) प्राप्ति, 


व्यारुपा-भागं २८१ 


कबीर कहते हैं कि इस त्रिगुण--भ्राकृत माया-वेलि की दशा का कया वर्णन 
किया जाय ? यदि इसे इन्द्रियों के कुल्हाड़े से काटा जाय, भे.ग किया जाय तो यह 
आर अधिक बढ़ती है. और यदि इसे प्रमु-भक्ति के जल से (सचित किया जाय तो 
कुम्हला जाती है । 
विशेष---विरोधाभास अलंकार । 
ग्ांगणि बेलि अकासि फल, अ्रण ब्यावर का दूध । 
ससा सींग को धूनहड़ी, रमें वॉक का पूत॥४॥ 
शब्दार्थ--आंगणि==ग्रांगग । अण व्यावर= बिना व्याई हुई। ससा= 
खरगोश । धूनहड़ी = श्ंगी । | 
यह माया रूपी वेल संसार के सहन में फली हुई है और इसे काट देने पर 
शून्य प्रदेश में निर्मल फल--परम-प्रमु की प्राप्ति होती है । सामान्य जनों को यह बात 
ऐसी ही विचित्र लगती होगी जैसे अनब्याई गाय का दूध प्रथवा खरगोश के सींग की 
श्ृंगी की बात कहना श्रथवा यह कहना कि बन्ध्या का पुत्र त्रीड़ा कर रहा है। 
कबीर कड़ई बेलड़ी, कड़वा हीं फल होइ । 
सांघ नांब तब पाइये, जे बेलि बछोहा होइ ॥५॥ 
कीर कहते हैं कि इस माया रूपी कड़बी वेल का फल भी ऐसा ही कड़वा 
हे.ता है । वही प्रभु की खोज कर सकता है जो इस बेल से अपना सम्बन्ध विच्छेद | 
कर दे । 
सीध भइ तब का भया, चहुं दिसि फूटी बास । 
झजहूँ बीज ग्रंकूर है, भो ऊगण की आस ॥६।८०६॥ 
शब्दार्थ--सींध = सिद्ध साधक । वास= प्रसिद्धि। ऊगण = उगने । 
यदि कोई माया से सम्बन्ध विच्छेद कर साधक वन गया और उसकी प्रसिद्धि 
हो गई तं। क्या हुआ, इसका विशेष महत्व नहीं । आज भी इस माया-वेलि का बीज 
शेष है, वहू कमी भी पूनः अंकुरित हो सकता है, अतः हे साधक ' तू सावधान रह । 


५६. अबिहड को अंग 
ंग-परिचय--इस अंग में कबीर ने बताया हैं कि मैंने उस परम ब्रह्म को 
ग्रपना साथी बना लिया है जो सुख-दुख के भावों से परे है और जिसके भ्रतिरिक्त मेरा 
आर कोई सच्चा हितषी नहीं है, जो हर अवस्था में भेरा साथ देता है। ऐसे असीम 
प्रभु का मैं कमी मी साथ नहीं छोडू गा । | 
भाव-यह है किइस संसार में ईश्वर ही सच्चा साथी है भौर उसके प्रति 
अनुराग बनांये रखने में ही मनुध्य का वास्तविक हित है । 
कबीर सायी सो किया, जाके सुख दुख नह कोइ । 
हिलि मिल ह्लं करि खलिस्यू, कदे बिछोह न होइ ॥१॥ 
शब्दाथं--सरल है। 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a 


२८२ कौर ग्रन्याघलौ सटौक 


कबीर ने उस परब्रह्म को अपना साथी बनाया है जिसे कभी भी सुख 
ने हब पर ' नहीं 
व्यापता । में उससे बड़े प्रेमभाव से क्रीड़ा करता हैँ, उस प्र न 
न डिक हुँ मु से मेरा कभी भी वियोग 
` कबीर सिरजनहार बित, मेरा हितू न कोइ । 

म ह बिहड़े नहीं, स्वारय बंधी सोइ ॥ २॥ 
क ९ ==सष्टा, भ्रमु । हितू--हितंषी। बिहँ = छोड़ना । 

कबीर कहते हैं कि स्रष्टा प्रभु के श्रतिरिक्त मेरा हितैषी अन्य को ई नहीं है । 


अन्य सांमारिक प्रियजन स्वार्थं के कारण मेरा ध्यान हैं 
रखते हैं किन्तु 
तअ बे आ नः न्तु वह परम प्रभु 
हवी है। गुणहीन किसी भी दश्चा में नह छोड़ेगा । अ्रतः वही मेरा सच्चा 


। का मघि अर ग्रंत लौं, शुबिहड़ सदा ग्रभग । 
उस तजे नसं 
न तल करता की, सेवग तजे न संग ॥३॥७० ६॥ 
र कहते हैं कि झ्रादि, मध्य एवं अन्त किसी 
ता | भी में साथ 
न , में उस भभु की सेवा और संसर्ग को कभी भी नही शोपा क 


Dr 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पदावली-माग 
पदावली-परिंचय---कथीर पदावली में कबीर के विभिन्‍न दृष्टिकोणों को बड़े 
ही सुन्दर पदों में संकलित किया गया है । इसकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि कबीर 
ने झात्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा को आवश्यक बताया है। 
क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों में लिखा है--श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ गुरु के 
प्रति श्रद्धावान्‌ होने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं । 
पदावली में सर्वप्रथम कबीर के माया सम्वन्धी विचारों की अभिव्यक्ति हुई 
है। उनका माया-सम्बन्धी दृष्टिकोण बड़ा ही रहस्मपूणं, गम्भीर एवं व्यापक है, 
उनके मतानुसार यह सारा संसार ही माया रूप है, जिसकी अद्भुत छटा में मानव 
लिप्त होकर भटकते रहते हैं । कबीर ने पदावली में माया को महाठगिनी कहा हैं। 
जो कि त्रिगुण फाँस लेकर सांसारिक प्राणियों को अपने चक्र में फंसाती रहती है। 
` दूसरी ओर मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ मोक्ष है। परन्तु माया मोक्षःप्राप्ति के मागे 
में सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी खाई है, जिसको कूदना मनुष्य के लिए असम्भव 
नहीं तो कठिन श्रवस्य है। इस रहस्य का उद्नाटन 'पृदावली' के विभिन्न पदों में 
किया गया है । इस सांसारिक माया के सम्बन्ध में पदावली में लिखा है--- 
“साया सहागिनि हम जानी । 


२५ ८ X 
कहत कबीर सुनो भाई साधो ! यह सब भ्रकथ कहानो ।” 
परन्तु इस माया क्रे अन्धकारमय पर्दे को किस प्रकार हटाया जा सकता है ? 
इस प्रश्‍न पर भी पदावली में कई पदों में विचार किया गया है। इस महाठगिनी 
. माया से बचने के लिए पदावली में दो बातों की मोर संकेत किया गया है । .प्रथम तो 
गुरु के प्रति हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए झर दूसरे आत्मज्ञान की उत्पत्ति । इन 
दोनों के सामंजस्यपूर्ण साधन से माया रूपी पर्दा हटाया जा सकता है । इस सम्बन्ध 
में पदावली में एक पद इस प्रकार लिखा गया है--- 
“घट के पट खोल रे तोय पिया मिलेंगे ।” 

अर्थात्‌ हृदय रूपी अ्रन्धकारमय पर्दे को ज्ञान के द्वारा हटाया जा सकता हैं 
झौर उस ग्रातमज्ञान का प्रकाश गुरु कपा से ही हो सकता है। क्योंकि वहं परमात्मा 
प्राणियों के हृदय में पृष्पों में सुगन्ध की भाँति समाया हुआ हं। अतः उस ज्ञान का 
भ्राभास गुरु के दारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने से ही हो सकता है । 
इसलिएं 'पदाबली' में गुरु को गोविद से भी बड़ा बताया है। गुरु एक प्रकार से 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by EE 


२59 ` कबीर ग्रस्थावलौ ससैक 


परमात्मा की ओर ले जाने वाला मार्ग है । भ्रतः यदि हम अपने जीवन में सफलता 
की प्राप्ति चाहते हैं, तो निस्सन्देह ही हमें गुर के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी ] 
' ज्ञान को आँधी आने से माया रूपी टाँटी उड़ जाती है। हृदय में अलौकिक आनन्द 
की प्राप्ति होती है । उसी आनन्द को (ब्रह्मानन्द सहोदर' भी कहा गया है। पदावली 
के पदों में इस भावना तथा दार्शनिक विचार की बड़ी ही सुन्दर अभिव्यक्ति ' 
की गई है । 

ज में 'ब्रह्म' सम्वन्धी विचारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया ह । 
ब्रह्म क्या है और इसका स्वरूप क्या है ? इस विषय में भी 'पदावली' में अनेक 
पदों का संग्रह हुआ हैं । कबीर की ब्रह्मसम्बन्थी विचारधारा उपनिषद के दार्शनिक 
विचारों पर आधारित है । उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है--सर्व खलु इद्र ब्रह्म’ एवं 
ब्रह्म सत्यम्‌ जगन्मिथ्या । परन्तु कबीर ने पदावली में ब्रह्म के स्वरूप को उपनिषद्‌ 
से भी अधिक व्यापक तथा स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। अखिल-विश्व ही ब्रह्म का 
स्वरूप है गौर ब्रह्म से ही इस संसार की सृष्टि हुई है । 'पदावली' में व्यक्त ब्रह्म 
कोई भौतिक 'ब्रह्म नहीं है। कबीर का ब्रह्म दाशरथी राम नहीं है, अपितु वह तो 
तीनों लोकों में व्याप्त रहने वाला ब्रह्म है। उस प्र हा से ही इस मायारूपी संसार 
की सृष्टि हुई है। पदावली में इस बात पर बड़ा ही महत्व दिया गया है । उसमें 
कहा गया है कि ब्रह्म ही जगत्‌ में एकमात्र सत्ता है। ब्रह्म ही से सब की उत्पत्ति हुई 
है और फिर सब उसी में मिल जाते हैं । इस बात को स्पष्ट करने के लिए 'पदावली' 
की निम्न पंक्तियाँ द्रष्टव्य हूँ 

“जल में कुम कुम में जल है, बाहरि भीतरि पानी । 
._ फूटा कुअ जल जलहि समाना, यहु तत कथो गियानी ।” 

अत: ब्रह्म के इस रहस्य को समझने के लिए मानव को सांसारिक ममता 
का त्यागन करना पड़ता है। 

अर्थात्‌ 'अहंभाव' के स्थान पर हृदय में हरि का ध्यान करना पड़ता है । 

इसके भ्रतिरिक्त परमातमा की भक्ति का सम्बन्ध मन से है, मन की भवित 


शरीर को अपने अनुकूल बना लेती हैं। इसलिए 'पदावली' में कर का मनका छाँडि 
के मन का मनका फेर' का उपदेश दिया गया हे । 


इसके अतिरिक्त ब्रह्म का स्वरूप ज्ञानमार्गी 


जाता है और सभी में उस महान्‌ प्रेम 


CC-0. Jangamwad भम के प्रकाद को) देखदा। है, ९ऽइस्संं तो ` उन्होंने | 


पदाद ली भाग २८९५ 


लिखा है--- | 
“लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल । 
लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल ॥' 

आँगल कवि. कालरिज की भाँति कबीर पदावली में प्रेम को भगवान्‌ के 
रूप में ही व्यक्त किया गया है । 

“पदावली' में कबीर के दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार "ब्रह्म को 'निराकार 
ही नहीं अपितु साकार रूप में भी ग्रहण किया गया है। कबीर 'पदावली' में उन पदों 
में ब्रह्म को उन स्थानों पर प्रेम रूप माना है जहां ज्ञान के साथ प्रेम की भी व्याख्या 
की गई है। द 

'पदावली' वास्तव में भक्ति और ज्ञान का आगार है। क्योंकि उसमें ज्ञान 
तथा भक्ति का बड़ा ही सुन्दर समन्वयवादी रूप प्रस्तुत हुआ है ।' 

पपदावली' के विभिन्‍न पदों में तत्कालीन समाज की विषमताओों का भी बड़ा 
ही तथ्यपूर्ण चित्र उपस्थित किया है । इसका कारण यह है कि कबीर ने अपने समय 
में प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों, कुप्रथाओं, घामिक - आडम्बरमय वातों आदि को दूर 
करने का यथाशक्ति प्रयास किया । अतः इस प्रयास का जैसा का तैसा चित्र श्रनेक 
पदों में उपस्थित हुआ है । इस दृष्टि से कबीर पदावली सामाजिक सुधार के अनेक 
प्रयत्नों का भी प्रतीक है । कबीर ने हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जातियों में से इस 
प्रकार की असम्य तथा भेदभावपूर्ण बातों को निकालने की चेष्टा की । दोनों में 
एकता लाने की कोशिश की गई। भतः 'पदावली' में संकलित वे पद, जिनमें कि 
समाज-सम्बन्धी विषमताओं के निवारण का विवेचन किया है, आधुनिक युग के लिए 
भी बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। “पदावली' में हिन्दू समाज में मूतिपूजन तथा 
मुसलमानों में चिल्ला-चिल्लाकर नमाज पढ़ने आदि भ्ाडम्बरी बातों का विरोध किया 
और इन दोनों जातियों में पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर तथा भटके हुए माग से 
हटाकर /सही मार्ग पर लाने के साधनों पर भी प्रकाश डाला गया है। कबीर को 
ऐसे पदों के ्राघार पर ही एक श्रेष्ठ समाज सुधारक भी कहा जाता है । 

“पदावली! में कबीर की रहस्यवादी भावनाओं को भी भली-भाँति स्पष्ट 
किया गया है। इस रहस्यवाद के अन्त्गेत एक श्रज्ञात शक्ति काम करती है, जो कि 
विश्व का संचालन करती है। उपनिषद्‌ में यही अज्ञात शक्ति '्र्वेतवाद' के रूप में 
मिलती है। परन्तु वह शक्ति इस प्रकार दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार जगत्‌ के 
गनन्य हृदय रूप । 'पदावली' में परमात्मा के प्रेम तथा उसकी अनुभूति को गूगे का 
सा गुड़ कहा है-- 

“झकथ कहानी प्रेस को, कछू कही न जाइ । 
गूगे फेरी सरकरा, खाय और मुसकाय ॥। र 
यही रहस्यवाद का सूल है। वेद तथा उपनिषदों में रहस्य वाद इसी खूप में 
मिलता है । गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुह से उनकी विभूति का जो वर्णन किया 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२९ कबीर ग्रन्यावली सटीक 
गया है, वह भी अत्यन्त रहस्यपूणं है। इस दृष्टि से 'पदावली' दार्शनिक सिंद्धान्तों के 
विवेचन करने वाला एक बहुत ही उच्चकोटि का ग्रंथ है। “रहस्यवाद' की जितनी 
गम्भीर विवेचना पदावली में की गई है, सम्भवतः रन्यत्र नहीं । परमात्मा को पिता, 
माता, पुत्र अथवा सखा के रूप में देखना ही रहस्यवाद है। पदावली में सर्वात्मवाद 
मूलक रहस्यवाद की ओर भी निर्देश किया गया है, जो 'माधुयंभाव' से परिपूर्ण है। 
इसके अतिरिक्त परमात्मा के वियोग से जनित सार सृष्टि का दुःख कितना 

अधिक कबीर के हृदय में समाया हुआ है। 'पदावली' में राम की वियोगिन की यह 
झाकुलता निम्न पंक्तियों में व्यक्त की गई है--- 

“चे दिन कब ग्ावेगे भाइ । ॒ 

जा कारनि हम देह धरो है, मिलिवौ अंग लगाइ ॥ 

चिर प्रतीक्षा के पश्चात्‌ जब जीव रूपी दुलहिन अपने प्रिय परमात्मा रूपी 
पिया से मिलती है, तो उसे 'प्रलौकिक-श्रानन्द की प्राप्ति होती है। 'पदावली' के 
एक पद में इस '्रानन्द' को कितने सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है-- 

“वुलहिन गाधो मंगलचार । 
हमारे घर झाये राजाराम ग्रवतार ॥” 

साहित्य में “रहस्यवाद' की अभिव्यक्ति की यह उच्चतम स्थिति है। इस 
प्रकार “पदावली में हमें ग्रात्मोद्धार; जगत्‌ की अन्य सृष्टियों से प्रेम स्थापित करने 
« की प्रेरणा मिलती है। वस्तुतः इस पुस्तक में शुद्ध-रहस्यवाद मिलता है। इसी के 
कारण कबीर को भी डॉ० द्याम सुन्दर जैसे मर्मज्ञ विद्वानों ने 'शुद्ध-रहस्यवादी' कहा 
और उनके रहस्यवाद को सबसे ऊँचा बताया है। 

'पदावली में कबीर के जिन पदों, साखी शब्द, आदि का . संग्रह हुआ है, वह 
सब शुद्ध कविता के सभी गुणों से सम्पन्न है। कबीर अनपढ़ थे। इसलिए उनसे 
इतनी उच्चकोटि की कविता करना ग्राशातीत बात है। परन्तु जहाँ-जहां कबीर की 
भात्मा-अमानुभूतियों से तड़प उठी है भौर उस तड़पन से जो शब्द कबीर की वाणी 
से निकले उनमें उच्च कोटि का काव्यत्व मिलता है। 'पदावली' के भ्रनेक पद इस 


उसी का प्रकाश करना उसका ध्येय है। शब्दों की तोड़-मरोड से 

 तांइ-मरोड़ से चमत्कार लाने की 
वृति जा बैहृर थे। दुर की सूक जिस अर्थ में केशव, विहारी, श्रादि कवियों में 
मिलती है, उस अर्थ में कबीर की पदावली में पाना असम्भव है। 'पदावली' में 


- “रहस्यवादी कविता बहुत उच्चकोटि की कविता है। इन रहस्यमय उक्तियों में 


अलकार जत उमा, रूपक,अन्योकित,प्रतीक तथा छन्द आदि का सुष्ठु प्रयोग हुआ है। 


पदावली. में प्रयुक्त भाषा के झाधार पर फा , सकता है।/कि कबीर की 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Di 


पदावली-भाग २८७ 


भाषा में पूर्वी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट 
था । इसलिए 'पदावली' की भाषा को हम सघुक्कड़ी भाषा कह सकेंगे । इनकी भाषा 
पंचमेल-खिचड़ी होते हुए भी बड़ी रसपूर्ण तथा मधुर है। इसका प्रमाण पदावली के 
पदों की भाषा की संगीतात्मकता, माधुर्यता, प्रवाहमयता ग्रादि बातें हैं । 

हिन्दी-साहित्य में 'कबीर की पदावली' का महत्वपूर्ण स्थान है। मुक्तक काव्य 
की दृष्टि से 'पदावली' अपनी जगह अद्वितीय है और भावी कबियों के लिए एक 
पथ-प्रदशिका के खूप में विद्यमान है। रहस्यवादी क्षेत्र में तो पदावली में प्रयुक्त 
रहस्यपूणं उक्तियाँ सबसे ऊंची हैं यदि आध्यात्मिकता को भौतिकता से श्रेष्ठ माना 
जाय तो 'पदावली' को श्रेष्ठतम पुस्तक माना जा सकता है । हिन्दी-साहित्य में 
प्रभाव की हृष्टि से तुलसी की रचनाश्रों के बाद कबीर की पदावली का ही नाम 
शाता है, क्योंकि तुलसी को छोड़कर हिन्दी-भाषी जनता पर कबीर से बढ़कर झन्ण 
किसी कवि का प्रभाव नहीं पड़ा । 


राग गोड़ी 


दुलहनों गाबहु मंगलचार, 

हम घरि झाये हो राजा. रांम मरतार।॥।टेकी! 

तन रत करि में मन रत करि, पंचतत बराती । 

रांमदेव मोर पांहुने झाये, में जोबन में माती ॥ 

सरीर सरोवर बेदी करिहूँ, ब्रह्मा बेद उचार। 

रांमदेव संगि भांवरि लंहूं, घंनि घंनि भाग हमार॥ 

सुर तेतीसू' कोतिग ग्राये, सुनियर सहस झठयासी। 

कहें कबीर हंम व्याहि चले, पुरिष एक झ्विनासी ।॥ १॥ 

शब्दार्थं--दुलहनीं = सौभाग्यवती नारियो । मंगलेचार=संस्कार के मंगलमय - 
गीत । भरतार = पति। रत=अ्ननुरक्त। पंचतत=क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। 
पाहुने = अतिथि । भांवरि= विवाह-परिक्रमाएँ । धंनि-धंनि=धन्य-घन्य । कौतिंग= 
कोटिक, करोड़ । मुनियर=मुनिवर । 
कबीर यहाँ परमपुरुष से अपने ग्राध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक 

दारा करते हुए कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियो ! तुम विवाह के मंगल गीत 
गाभ्रो ; भ्राज मेरे घर पर स्वामी राम--परमप्रभु आये हैं। मेरी आत्मा प्रभु-भक्ति 
में परिपक्व (जोवन में माती) है। स्वयं प्रभु मेरे द्वार पर अतिथि बनकर झाये हैं । - 
मैं उनका स्वागत पति रूप में ही वरण कर करूँगी । मैं अपने छरीर और मन को 
उनके प्रेम में रंग, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश को बराती बनाकर भर्थात्‌ 
उनको साक्षी बना शरीर रूपी कुण्ड की वेदी पर प्रभु के साथ विवाह-भम्बन्ध में बंध 
जाऊंगी । इस विवाह के संस्कार पर स्वयं ब्रह्मा वेद-मंत्रों का उच्चारण करेंगे। भ्रब 
झागे कबीर ऐसा वर्णेन करते हैं कि विवाह हो चुका है, वे कहते हैं कि इस प्रेम से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रेव कबीर ग्रन्थावली सटीक 


प्रेमिका (आसमा) के इस महामिलन को, देखने के लिए तेतीस करोड़ देवता एवं 
झट्टासी सह्न मुनिवर आये ये । कबीर कहते हैं कि इस प्रकार अविनाशी परम पुरुष 
से विवाहःसूत्र (अटूट प्रेम सम्बन्ध) जोड़कर इस संसार से जा रहे हैं । 
बिशेष--कवीर यहाँ अपनी विचारधारा के प्रतिकूल तेतीस करोड़ देवता एवं 
अट्टासी सहस्न मुनियों तथा ब्रह्मा आदि का उल्लेख करते हैं, किन्तु इसका तात्पयं यह 
नहीं कि कबीर बहुदेववाद प्रथवा ग्न्धविशवास से अन्य देवी-देवताओं को मानते थे। 
इन सबका उल्लेख केवल यहाँ उस परम-मिलन की अद्भुतता दिखाने के लिए ही 
किया है । इससे श्रन्यथा अर्थ निकालना कवीर के साथ अन्याय होगा । 
बहुत दिनन थे में प्रीतम पाये, 
भाग बड़े घरि बेठें ग्राये ।।टेकी। 
मंगलचार मांहि मन राखौँ, राम रसांइण रसनां रसनां चावों ॥ 
मंदिर मांहि- भया उजियारा, ले सूती अपनां पीव पियारा ॥ 
« मैं रनि रासो जे निधि पाईं, हर्माह कहा यहु तुमहि बड़ाई ॥ 
' ` कहै कबीर में कछू न कीन्हा, सल्ली सुहाग रांम .मोहि दीन्हां॥२॥ 
आाब्दार्थ--थे= मैं (बहुत दिनों में) । रसाँयण=रसायन । मंदिर = हृदय, 
मंदिर । सूती ==सती । 
कवीर परमात्मा के साथ अपने महामिलन का वर्णेन करते हुए कहते हैं कि 
मैने बहुत दिनों में श्रपने स्वामी के दर्शन किये हैं (जब से आत्म! परमात्मा से बिछुड़ी 
है, तभी से उसे परम तत्व के दरशन नहीं हुए) यह मेरा परम सोभाग्य है कि मैंने 
इस संसार में ही उनको प्राप्त कर लिया । हे सख्ियो ! (दूसरी आत्माभ्रः) तुम 
अपना मन प्रभु-श्रचेना में गाये मंगल गीतों में ही लगाम्रो एवं जिह्वा से राम नाम के 
, अमूल्य रसायन का रसास्वादन करो । प्रभु आगमन से मेरे हृदय मन्दिर में प्रकाश हो 
-उठा । (ज्ञानवतिका प्रदीप्त हो उठी) । हे सती ग्रात्मा ! तू अपने प्रियतम से भेंट 
कर । मैंने थह अमूल्य और सुन्दर निषि जो प्राप्त की यह प्रभु की ही अनुकम्पा है । 
कबीर कहते हैं कि हे सखी ! मैंने कुछ भी विशेष महत्व का कार्य नहीं किया किन्तु 
यह प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मेरी आत्मा को अपनाया । 
झव तोहि जांन न देहू राम पियारे, 
न ज्यू भाव त्यू' होइ हमारे ॥टेक॥। 
बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये, भाग बड़े घरि बैठे झाये ॥ 
चरननि लागि करों बरिभ्राई, प्रेम प्रीति राखों उरभाई॥ 
इत मन मदर रहौ नित चौथे, कहै कबीर परहु मति धोषं ॥३॥ 
शब्दाथ_वरिग्ाई= सेवा । धोषे-- धोखा । चोषै = भली प्रकार । 
कवीर आत्मा के द्वारा कहलबाते हैं कि हे प्रियतम राम! श्रब मैं तुम्हें अलग ' 
न होने दूंगी । जिस प्रकार भी गाप मेरे पास रह सकते हैं, वैसे हये ! मैंने 
बहुत दिनों से बिछुड़े स्वामी को प्राप्त किया बे ह pS 
i । है और वे घर व॑ठे ही प्राप्त हो गये हैं। . 


७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पदायली-भाग पु २८६ 


यह मेरा परम सौभाग्य है । में उन्हें प्रम-बन्धन में बाँध उनके चरणों में रहकर सेवा 
केखूगी । हे स्वामी ! आप मेरे मन मन्दिर में नित्य भली प्रकार (सम्पूर्ण सुविधाओं 
सहित) रहो । आप अन्यत्र जाकर अं:खे में मत पड़िये ; अर्थात्‌ मेरे जैसा सच्चा प्रेम 
अन्यत्र दुलंभ होगा । | | 
अन फे मोहन बोठ्ला, यहु मन लागो तोहि रे। 
सरन कंवल जन मांलियां, घ्रोर न भावे मोहि रे ॥टेका। 
घट दल कंबल मिवासिया, चहु फों फेरि मिलाइ. रे ॥ 
हुँ फे यीचि समाधियां, तहां फाल न पास पराइ रे॥ 
सलगर मिले तो पाइये, नहीं जम्म भ्रष्यारय जाइ रे॥ 
कदली कुसुम दस भीतरां, तहा वस झागुल फा बोच ` रे। 
तहां तुवादस ोखि ले, जनम होत नहीं मींच रे॥ 
घंफ नालि फे जंतरे, पछिम्त दिषा की बाट रे.) “ht 
नोझर झरे रस पीजिये, तहां भंवर गुफा के घाट रे॥ 
प्रिचेणी भमाह म्हवाइए, सुरति मिले जो हाथि रे। 
तहाँ न छिरि मघ जोइमे, सनरादिक सिलिहें साथि रे ॥ 
घघन गरख्ि मघ जोइये, तहां दीस तार भनंत रे। 
बिजुरी चन्न घम वररतिह, तरां मोजत हैं सब संत रे ७५ 
घोडस एंव जब येतिया, तब मिलि गए की वनवारि रे । 
जुरामरण षण छतिया, धुसरपि खमन निवारि रे॥ 
गुर गमि तँ पाईये, ऋंपि मरे जिनि कोइ रे। 
तही कयीरा एमि रारा, सहज समाधी सोइ रे॥४॥ 
शाब्दा --भ्रक्यारथ = व्यर्थ । कुसुम दल==दीढ़ की हड्डी । दुवादसं= द्वादश । 
मींच==मृत्यु ।बंक तालि == सुषुम्ना । न्तरं = प्न्दर । रीऋर झरै==निर्मर झर रहा 
है, अगत बरस रहा है.। जुरामरफ़ = छडावस्था प्रोर मृत्यु । झंषि मरे--प्रयत्न 
करता हुआ मर जाये, घत्मधिक प्रयत्न करे । 8 
कवीर कहर है हे पनन के स्वामी ! मेरा सन केवल ग्राप में ही भनुरक्त है। 
ग्रापके चरण-कमलों में ही मेरा मन लगता है, मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। 
स्वाधिष्ठान चक्र में मूलाधार चक खे कुण्डली को पहुंचाने में जो समाधि लगायी 
जायेगी, उससे मृत्यु असर हो जागा । भरष्ट कमज़--सुरति कमल - के मध्य 
'ईंदवर का निवास है । मदि सद्गुरु प्राप्ति हो जाय तो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, 
न्यया यह जन्म व्ये ही असा घाता है । कदलीतुल्य रीढ़ की हड्डी के मध्य जो नाड़ी 
जाल है मूलाघार चक्र से -हृदय-बक्त तक पहुँचने में दस अंगुल की. दूरी है। यहां 
हादश दल वाला कस है जिसकी परापे मृत्यु नहीं होती । सुधुम्णा यदि ऊपर 
सझहलार सें खार क्षं जोड़ को/तिसफोह करे को बहाँ उस न्य Ga गुफा से Ss 


उ -फबीर ग्ररयायसी सटीक 


हे साधक को इस स्थात की प्राप्ति की जाय तो. वह निवेशी-स्नान.का 
र न करता है। वहाँ जाकर पुनः ` संसार की थी र -टृवपात करने की 
झावश्यकता नहीं, वहाँ तुम्हारा मिलन भ्रन्‍्य पुक्तात्माओं से भी हो जायगा। भ्रनहद नाद 
के द्वारा मेध-गर्जन का सुख लाभ होता है और परब्रह्म के दर्शन होते हैं । वहाँ अनंत 
ज्योतिष्मान परमेश्वर की कान्ति का विद्युत्‌ प्रकाश है, एवं अमृत-स्रवण से समस्त 
मुक्तात्माएँ स्नात हैं।  षोडष-दल कमल--विशुद्ध .चक्र--प्राप्ति पर साधक प्रु: 
से तदाकार हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्तकर जरा-मरण का भय भाग जाता 
है भौर पुनः झावागमन में नहीं पड़ना पड़ेता । यह परमपद: भुर कृपा के द्वारा ही पाया 
जा सकता है, वेसे चाहे कोई कितना ही भगीरथ प्रयत्न करे, : उसकी प्राप्ति नहीं कर 
सकता । कबीर तो झब उसी परमपद का लाभ सहज समाधि हारा कर रहा है। 
विशेष-- ( १) नाथपंथी साधतानुरूप योग का वर्णन है । [ 
(२) कुछ चक्रों का वर्णन नाथ-सम्प्रदाय॑से भिन्न स्थानीं में प्राप्त होता है। 
(३) प्रभु के वंष्णव नाभ प्रयोग में कीर पर वैष्णव प्रभाव देखा जा 
सकता है । ' 
गोकल नाइज बोठुला, :मेरो भन.लांगी तोहि रे । 
बहुनक दिन बिधुरें भये, तेरो श्रौसेरि जावे मोहि रे ॥हेफा। 
करम कोटि कौ ग्रह रच्यो.-रे, .मेह गये की झाल रे । 
आपहि श्राप बेंघाइया, हैँ लोचन मर्राहू फ्यास रे ॥ 
भापा पर'-संभि ची'न्हये, 'दीसे सएव “सर्मांन -रे | 
इहि पद नरहरि भेटिये, तू' छाड़ि कपटे. प्रतिसान रे ॥६: 
नां कतहुं चलि जाइये, : नाँ सिर लोज॑ भार रे। 
रसनां रसहि बिचारिये, सारंग ओरंग घार रे॥ 
` साषं सिधि ऐसी पाइये, किया होइ भहोइ रे । 
जे दिठ ग्यांन न ऊपजे, तौ ग्रहटि रहे जिनि फोइ रे ॥ 
एक जुगत एकं मिले, किबा जोग कि भोग रे। 
इन दन्य फल पाइये, रांम नम सिधि जोग रे ॥ 
रेम भगति ऐसी कीजिये, मुखि अंमृत बरिषे चंद रे । 
आपही झाप विचारिये, तब. केता होइ भ्रनंद रे ॥ 
पुम्ह जिनि जानों .गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार रे। 
केवल कहि समझाइया, श्रात्म साधन सार रे॥ 
चरन कंवल चित .लाइये, रांम नांम गुन गाइ रे। 


ल्न कहे कबीर संसा i भयति मुकति गति पाइ रे ॥ ,१ 
थ--नाइक--नायक । बीठुल [=बिुल, हिन्दुओं के गौसेरि 
=श्राश्चम्‌, स्शृति ।  देलोचन = दोनों रँ । संमि = हिन्दुओं के ग्राराघ्य । औसे 


, समान. रूप से । 
Re t ९ गीर कुलनायक ; र 
हे द ह किह गोसः Col त विल अभ । फेरी०आहके प्रीति हो गई 


# 


पदावलोनमाग | २९१ 


। श्राप मेरे से बहुत समय से बिछुड़ गये हो (भात्मा-परमात्मा से घहुत समय पूर्व 
कं हो चुकी) ies स्मृतिः मुरे व्यथित करती है। आपके 3! की आशा में 
मेरे दोनों नेत्र प्यासे मरते हैं, मैं स्वयं ही इत जगत्‌ के वन्वन में बंध गया हूँ जिसके 
फलस्वरूप स्नेहहीन व्यक्तियों से मैंने प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर विविध 
कर्मों का तन्तु ताना | आगे कबीर कहते हैं कि वह सत्र व्यापी प्रभु सवको समान 
' रूप से दृष्टिगत हे.ता है तथा जिस रूप में वह सृष्टि के कण-कण में. व्याप्त है उसी 
भाँति स्वयं मैं भी, अतः अपने भीतर ही प्रभु को खोजने की चेष्टा करनी चाहिए, 
न्यत्र नहीं । अतः हें मनुष्य ! तू कपट एवं मिथ्यामिमान का परित्याग कर श्रपना 
पूर्ण समर्पण प्रभु चरणों में कर दे। उस प्रश्ु की खोज में न सो इधर-उधर भटकने 
की झावस्‍्यकता है और न शीश पर शास्त्र ग्रंथों का बोम ढोने का । केवल जिह्वा से 
प्रेम सहित उस परम प्रभु का ध्यान करते रहो ! साधना से ही यह सिद्धि प्राप्त हो 
सकती है अथवा उस प्रभु से प्रेम द्वारा पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर ही उनका साक्षात्कार" 
आनन्द प्राप्त किया जा सकता है। यदि मनुष्य की दृष्टि ज्ञानपूणं नहीं है तो वह 
संसार में ही भटक्रती रहती है। अनन्य साधना से ही उस पमतत्व, एक अविनाशी 
ब्रह्म की प्राप्ति हो समती है अयवा एक समय में एक ही की साधना 200: जा सकती 
है भोग की अथवा योग की; भ्र्थात्‌ योग और भोग का अप्तम्पृक्त होना | ह । 
राम-नाम जपने से यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है कि योग और भोग दोनों का आनंद 
प्राप्त हो । भाव यह है कि यदि मनुष्य कुण्डलिनी को ब्रह्मरन्ध्र में पहुंचा दे मरौर वहाँ 
से वित अमृत का पान करे तो वह अमर हो जाय, मुक्त हो जाय । -- 

कबीर कहते हैं कि हे सांसारिक मनुष्यो ! तुम यह समभते होगे कि यह 
कबीर ने यों ही मनोरंजनारथं गीत गाया है वस्तुतः यह तो मेरा स्वयं का ब्रह्म 
सम्बन्धी हष्टिकोण है। मैंने तो केवल झआात्म-साधना' की विधि का कथन मात्र किया 
है । यदि आप राम-नाम स्मरण कर उनके चरणों में प्रेमरूवेक झगने चित्त की विनि- 
योग कर देंगे तो निस्संदेह ही भविति के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जायेगी । 
` @िश्ेष--यद्यपि.इस पद में कबीर ने कुछ स्थलों पर योग-साधना कौ विविध 
प्रक्रियाओं का उल्लेख कियां है, किन्तु ये विशेष महत्व 'प्रेम-भगति' को ही दे रहे हैं 
यह इस पद के उत्तराद्धे से भली भाँति स्पष्ट है । ` 
ग्ब सें पाइबो रे पाइबो ब्रह्म गियान, 
सहज समाघ सुख में रहिवो, कोटि कलप विशाम ॥ढेका। 
गुर फुपाल छुपा अब फीन्हों, हिरदे कंवल बिगासा । 
भागा ज्म दसों दिस सुझ्या, परम जोति प्रकासा ॥ 
सृतक उठ्या घसफ कर लीय, काल अहेड भाग । 
उदया सूर निस किया पयांनां, सोबत थ जब जागा ॥ 
गचिगत अकल अनूपम देश्या, फहतां कह्या न जाई । 


वैं गग मिठाई ॥ 
सुन करै मनहीं मन रहस, गु'ग जानि मिठाई 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





२९२ कबीर ग्रन्यावली सटीक 


पहुष बिना एक तरबर फलिया, बिन कर तूर बजाया । 
तारो बिना नौर घट भरिया, सहज रूप सो पाया ॥। 
देखत कांच भया तन कंचन, बिन बानी मन सांनां । 
उड्या विहंगम खोज न पाया, ज्यू जल जलहि समांनां ॥ 
पृष्या देव बहुरि नहीं पूजो, न्हाये उदिक नांउं। 
भागा भ्रम ये कहो कहता, प्राये बहुरि न श्रांउं ॥ 
श्राप में तब - ग्रापा निर्या, अपन पें ग्रापा सूझ्या । 
ग्रापं वहत सुनन पुनि अपनां, प्रपन:पे ग्राहा सूया ॥। 
छापने परचे ' लागी तारी, ग्पन पे श्राप समांनां । 
कहै झबीर जे श्राप बिचारे, मिटि गया ्रावन जांनां ॥। ६॥। 
हाव्दार्थ--कोटि कलपः्=करोड़ों कल्पों तक । अहेड़ी--बधिक । निस= 
सधि, भज्ञान । पयाँनां==प्रमाण, नप्ट हो जाना । रहस = प्रसन्न होना । पहुप= 
पुष्प । कंचन = स्वर्णे,^निर्मल । निरष्या = देख । भ्रावन जाना = आवागमन । 
कबीर ब्रह्म-दर्शन के पश्चात्‌ अपनी मिलनानुभूति का वर्णन करते हुए कहते हैं 
कि अब मुझे ब्रह्मज्ञान की प्रोप्ति हो गई हे । उस सहज समाधि में ऐसा अपरिमित 
सुख है कि करोड़ों कल्पों तक उसी स्थिति में रमा जाय । [ 
कृपालु सद्गुरु ने! जब कृपा द्वारा ज्ञान प्रशस्त किया तो हृदय में पूर्ण 
कमष का विकास हुआ जिससे मेरा संसार-विषयक भ्रम दूर हो गया पोौर भ्रमन्त 
ज्योति प्रकासित हो उठी । भेरा समाप्त झात्म-ज्ञान पुनरुजीवित हो प्रभु-मिलन के लिए 
अ्रफ्लरत हो गया जिससे फाल रूपी बंधिक जो संसार का वघ करता है, डर कर भाग 
गया । जब मैं इस प्रकार चेतनावस्था में झा गया तो ज्ञान-सूर्यं का उदय हो गया एवं 
भशान-निशा समाप्त हो गई । इस स्थिति में मैंने उस अगम्य, नादि, अनुपम प्रभु के 
दर्षन किये--उस दशानानन्द का वर्णन श्रवर्शंनीय है। जिस भाँति गू गा मिठाई के 
स्वाद का आणन्द मन हो मन भोगता है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, केवल 
अ ल र भाप्त करनी पड़ती है, वही दशा मेरी उस झानंद 
। यह्‌ 
क किला हुं जो कुछ भी अभिव्यक्ति की वह तो उस झानन्द-दशा 
फलित हो गया है, भर्थात्‌ वह भशरीरी होकर भी शोभा युक्त था जिसने बिना हाथ 
के ही वाद्य बजा कर ध्वनि की; ' श्र्थात्‌ वह बिना कारण कार्य करने में समर्थ है । 


में जाकर एकमेक हो मिल जाता है। 


चुका, भ्रव उनकी शरण में नहीं जाऊंगा. भस्थापित देवताशों की झाराघना बहुत कर 


। भेरा . 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. ठमके सम्राउर गब में संसार 


पदावलौ-माग २९१ 


में पुनः नहीं बंध सकता । 
जब मैंने अपने हृदय के भीतर ही प्रभु की खोज की तो मुझ को उनके दर्शन. 
हुए । इस प्रकार अपनी आत्मा में ही परमतत्व से साक्षात्कार हुआ | आत्मतत्व से 
परिचय होते ही मैं भव सागर तर गया, झात्म का परमात्मा से मिलन हो गया । 
कबीर कहते हैं कि जो ग्रात्म तत्व का विचार करता है वह मुक्त हो गावागमन के 
चक्र से छूट जाता है. । | 
. विशेष--दष्टांत, विभावन्रा, उपमा, भनुप्रास श्लादि झलंकार स्वयं कबीर 
की अटपंटी वाणी में ग्रा गये हैं । 
नरहरि सहज हों जिनि जांनां । [ 
गत फल फूल तत तर पलव, अंकूर बीज नसांना ॥टेक॥। 
प्रगट प्रकास ग्यांन गुरगमि थे, ब्रह्म प्रगति प्रजारी । 
ससि हर सूर द्र द्रंतर, लागी जोग युग तारी ॥। 
उलटे पवन चक्र षट वेषा, मेर-रंड सरपूरा । 
गगन” गरजि भन सु नि समानां, घाजे प्रनहद तुरा ॥ 
सुमति सरीर कबीर .बिचारी, शिझुटो संमम स्यांमों। - 
पद आनंद फाल थ छूटे, सुख में सुरति समांनीं ।७।। 
दाव्दा्थ-नरहरि = प्रभु । गुरगमिये=गुरु के उपदेश से । प्रजरी = जलन 4 
सहज साधना द्वारा ही प्रभु 'को जाना जा सकता है । इस सरघना से सांसारिक 
विषय-वासना के बीज और अंकुर समाप्त हो जाते हैं, एवं इस संसार इक्ष कर -व्झस्त- 
विक फल प्रभु की प्राप्ति होती है। 
गुरु ने अपने सदुपदेश से ज्ञान का प्रकाश कर दिया एवं प्रभु की भक्ति पर 
. साधक को लगा दिया । इस ज्ञान सूर्य के प्रकाश से ह्रदय प्रदेश का कोना कोना भास- 
मान हो उठा एवं योग साधना में साधक प्रदत्त हुआ जिससे कुण्डलिनी को जाग्रत कर 
उसने छहों. चक्रों का वेधन किया और ऊर्ध्वगामी हो उसने शून्मस्थिति ब्रह्मरन्ध्र का 
भेदन किया जिससे अमित आनन्ददायी अनहद नादं होने लगा । कबीर भ्रपनी .सदूकुद्धि 
द्वारा विचार कर यह घोषणा करते हैं कि शरीर:की निकुटी में प्रभु-साक्षात्कार किया 
जा सकता है और इस भाँति .सुरति-निरति का इर्य कर मनुष्य परम पद 
अधिकारी हो कालबंघन से मुक्त हो सकता है । 
विशेष-- (१) 'अनंहद तुरा”-कुण्डलिनी जब षट्चक्रों का प्रेदन कर ब्रह्म- 
रन्ध्र में पहुंचाती है तो ्रलख ज्योति के दर्शन होते हैं भौर झरीर का खेम प्रति रोम 
से प्रम्‌ नाम का शब्द निकलता है--मही '“म्रनहुद नाद' कहलाता है . जिसे कबीर 
अनहद तूरा' कह रहे हैं । | 
(२) 'त्रिकुटी' दोनों नेत्रों एवं नासिका मूल भाग का केन्द्र बिन्दु, ध्याना- 
वस्था में योगी यहीं अपना ध्यान लगता है। ३. 'पय झानन्द --भानन्द पद, युक्त, 
` हंसात्म--योगियों ने इसे ही 'परम काम्य माना है । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





२६४ | कबोर ग्रन्यावली सटीक क्‍ 
सन रे मन हीं उलटि समांनां । 
गुर प्रसादि भ्रकलि भई तोकों, नहीं तर था बेगांनां ॥टेक। 
नेई थं दूरि दूर थं नियरा, जिनि जसा कर जांनां। 
प्रौ लों ठीका चढ्या बलींडे, जिन पिवा तिनि मांनां ॥ 
उलटे पवन चक्र क्ट बेषाँ, सुनि सूरति ते लागी । 
भ्रमर न मरं मरे नहीं जीवं, ताहि खोजि बेरागी ॥ 
पनभे कथा कवन सों कहिये, है फोई चतुर बबेको । 
कहे- कबीर गुर दिया पलीता, सो भूल बिरल देखी ॥ ८।। 
शब्दार्थ--प्कलि = ज्ञान, विवेक । वेगांनां=भ्रावारा । नेडँ= निकट, यहाँ 
ऊध्वं स्थान से तात्पर्यं है। उलटे पवन=उल्टे होकर प्राणायाम करना । बबेकी = 
विवेकी । झल -- अलख ज्योति । | 
कबीर कहते हैं कि सांधक का मन ऊध्वंमुखी हो गया है, इसे गुरु कृपा से ज्ञान 
लाभ हो गया; अन्यथा यह तो निपट झावारा - चारों ओर भ्रमित . रहने वाला था | 
जब प्रभु को खोजने चलते हैं तो वह ऐसा लगता है कि वह दूर अर्थात्‌ अन्यत्र है, किन्तु 
सर्वत्र खोजने के पदचात्‌ परिणाम यही निकलता है कि वह कहीं अन्यत्र नहीं, हृदय में 
ही स्थित है। जो भी'भनुप्य ऊपर चढ़ गया भ्रर्यात्‌ भन की द्तत्तियों को ऊर्ध्वोन्मुखी 
कर प्रभु से भ्रम किया उसने उसकी प्राप्तिकर ली। अधोमुखी हो प्राणयाम साध 
कैर षट-चक्रों का भेदन कर यदि शून्य में सुरति को लगा दिया जाय तो मनुष्य 
आवागमन चक्र से विमुक्त हो जाय हे साधक ! तू उसी मागं की साधना कर । कबीर 
कहते हो इस अपरूर्व कथा का वर्णन किससे किया जाय, ऐसा कोई चतुर एवं विवेकवान 
मनुष्य हु ¦ 
भाव यह है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस योग-साधना का पात्र 
समका जाये । कबीर कहते हैं कि सद्गुरु के ज्ञान-स्फुलिग दान से उचित मार्ग का 
शह ओर उस भलख ज्योतिस्वरूंप परम प्रभु के दर्शन बिरले ही लोगों को 
इहि तात रांम पहु रे परांनी, बूझो कथ कहांणों । 
हेरि कर भाव होइ जा ऊपरि, जाग्रत रेंनि बिहांनौं ।।डेफ। 
डांइन डार सुन हां डोरे, स्थंघ रहे यहे घेरे । 
पंच कुटंब मिलि झूझन लागे, बाजत सबद संधेरे ।। 
503 ससा बन घेरे, पारधी बांण न मेले । 
पंडित अल सकल यन्न वाझे, मछ ग्रहेरा खेल 
सोई पंडित सो तत ग्याता, जो इहि पदहि दिवार । 
अन्वा - डॉइन = माथा। स्यंघ = सिह, A | 
रोह=भागा। पारधी =ब्रहेरी । सायर क काल । पंच कुटुम्ब = पांच ज्ञानेन्द्रियाँ 


=सागर। मं 2. ; 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized, भेण पु पिक योगी । तत 


_पंदोयलौ-भाग॑ I २६५ 


ग्याता =तत्व ज्ञाता, उसके जानने वाला । | 
कबीर कहते कि हे प्राणियों ! संसार का सार यही है कि राम-नाम स्मरण 
कर प्रभु की अकथनीय कथा का चिन्तन किया जाय । जिसके हृदय में परम प्रभु का 
वास सबसे ऊपर है वह दिन-रात प्रे म-पीर से अहृत हो जागता रहता है । हे साधक ! 
सुन, ऐसे योगी के मार्ग में माया रूपी डाकिनी आकर्षण के विविध प्रपंच फला बाघा 
डालती है भौर काल रूपी सिंह समस्त संसार रूपी वन पर अपना अधिकार किये हुए 
है/। विषयादिक आाक्षणों की ध्वनि सुनकर मन रूपी मृग उस भोर भागता है एवं 
खरगोश के रूप में वासनाओं ने संसार को घेर रखा है किंन्तु फिर भी साधक रूपी 
ग्रहेरी बाण-वर्षा द्वारा इनको नष्ट नहीं करता” जब' इस समस्त सृष्टि के जल-थल 
वासना ग्नि से भस्म होने लगते हैं, तब भी योगी रूपी हेरी यहाँ. निश्चिन्तता से 
क्रीड़ा करता है उसे सांसारिकता नहीं व्यापती। कबीर कहते हैं. कि वही व्यक्ति 
ज्ञानी है, मेरा गुरु है जो इस पद का विचारपूर्वक आचरण कर स्वयं भी इस भव- 
सागर से तर जाय और कबीर जैसे म्रन्य-लोगों को भी संसार-सिन्धु,से तार दे । 
विशेष-सांगरूपक अलंकार । 
ग्रवधू ग्यांन लहरि घुनि मांडोरे। . 
सबद प्रतीत झनाहद राता, इहि बिधि ब्रिष्णां षांडी ॥टेका। 
घन फे ससे समंद घर कौया, मंछा बसे पहाड़ी । 
सुई पीवे बांम्हण सतवाला, फल लागा बिन बाड़ी ॥ 
बाड बुण कोली में बंठी, खूंटा में गाड़ी। 
तांणें बाणें पड़ी अनंवासी, सूत कहै बुणि गाढी ॥. 
कहै कबीर सुनहु रे संतौ, श्रगम ग्यांन पद मांहीं । 
गुर प्रसाद सुई क॑ नांके, हस्तो झव जांही॥१०॥ 
झब्दार्थ--पांडी --नष्ट की । ससै =खरगोश, यहां चंचल मन के लिए प्रयोग 
किया गया है। मंछा = आत्मा । पहाड़ी शून्य रूपी पर्वत । बाड़ी खेती । षाढ़= 
थान, वस्त्र । कोली ==जुलाहा । खू टा = बुनाई में काम आने वाला एक खूटा। 
गाड़ी = यह भी बुनाई से सम्बन्धित । ताणै-बाणे=ताना-बाना वस्त्र में दो तरफ से 
पड़ने वाले सूत के धागे । गाड़ी = बुन ने वाली । 
' कबीर कहते हैं कि हे ग्रवधुत ! ज्ञान-लहर के उठने पर साधक समाधि में 
लीन हो गया । अनाइद नाद से उत्पन्न झातन्ददायी शब्द में ही उसकी इत्तियां रम 
गई । इस भांति उसने सांसारिक तृष्णा को नष्ट कर दिया। जिसके फलस्वरूप संसार 
' रूपी बन में भटकने वाले चंचल खरगोश रूपी मन ने शुन्य-समुद्र में भ्रपना वास-स्थान 
बना लिया एवं मछली रूपी पवित्र म्रात्मा शून्य-शिखर रूपी पर्व त पर जा वसी । वहाँ 
'पहुँच कर प्रभु-भकित में मस्त मुक्तातमा ब्राह्मण अशत का पान करने लगा रौर इस 
प्रकार बिना ही खेती किए प्रभु रूपी अमूल्य फल को प्राप्ति साधक को हं: गई । इस 
अवस्था में पहुँच कर आत्मा रूरी जुलाहिन सुन्दर कर्म रूपी वस्त्र का निर्माण करती 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है। इस वस्त्र बुनने की प्रक्रिया में भ्रात्मा हीं कर्ता है एवं स्वयं ही साघक--'अहं , 
ब्रह्मास्मि । 
विविध सुन्दर कर्मों का ताना-बाना डालकर वह उस वस्त्र का निर्माण कर 
रही है- सूत अर्थात्‌ सत्कर्म स्वयं उसे पुण्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कबीर 
कहते हैं कि हे साधुओं ! ध्यानपूवं क सुनो, इस श्रगम्य, भ्रप्राप्य मुक्तपद को साधक गुरु 
कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कृपा से भ्रसम्भव भी सम्भव हो जाता है-सुई 
की नोंक जैसे सूकम स्थान के मध्य से हाथी जैसे विशालकाय पशु का आवागमन भी 
वे सम्भव कर सकते हैं । - | 
एक श्रच॑भा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंघ खराव गाई ॥टेका। 
पहले पूत पोछे भई माइ, चेला फ गुर लागे पाइ । 
` जल को मछली तरवर व्याई, पकड़ि बिलाइ भुरगे खाई-। 
बेलहि डारि गूनि घरि प्राई; कुता फू ले गई बिलाई ॥ 
तलि करि भ्रावा ऊपरि करि मूल, बहुत भाँति जड़ लागे फूल । 
कहै कबीर या पद को तूझे, सांकू' सीन्यू' त्रिभुवन सुरू ॥११॥ 
शब्दायं--डॉ० राम कुमार वर्मा जी ने भ्रपनी पुस्तक 'संत' कबीर' में उल्ट- 
र अर्थ निम्न प्रकार दिये हैं- द 
पुत्र--जीक। माताउ-माया । गुरु--शब्द । चेला = जीवात्मा । सिंह = ज्ञान। 
गाय = वाणी । मछली = कु डलिनी । तरुवर मेरुदण्ड । कुत्ता = अज्ञानी । बिल्ली = 
माया । पेइ=सुषुम्णा नाड़ी । फल-फूल-- चंक्र और सहस्रदल कमल । घोड़ा = मन । 
र ब पक पंच-प्राण । गोनि=स्वरूप की सिद्धि। 
झ्रधिकांश शन ये $छ शब्दों में हमा: 
भिन्न है जैसा कि झर्थ करते समय स र ह हा सते 


हे भाई ! मैने एक ाण्चये देखा है । यह भादचंय साधना क्षेत्र का है। वहाँ 


गविनाशी'--फिर माता रूपी माया का श्रविर्भाव । दासी 

i स आं माया प्रभु की दासी है--चेली 
है--उस प्रभु का अंश जीव अर्थात्‌ गुरु' उंसके पीके लग रहा हे-पैरों पड़ र है । 
भाव यह है कि , भभु-दांसी माया में संलिप्त कहता है मृलाधार में स्थित कुण्डलिनी 


अपने बंधन में बाँध लिया। इस संसार रूपी की 

'ऊष्वं मुखी है, इस मूल-स्थान-_ इस की शाखाएं भ्रधोमुली एव : 

si मिरंजन दर्शन- न सर पर विविध कामनाओं को तृप्त हरे बालों 
_ ` ` जपत होता है। कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस पद 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वघावलो भाग ३ ३७ 


के प्रये को हृदयंगम कर (आचरण कर) सकेगा, उसे त्रिमुवन का ज्ञान सहज प्राप्त 
हो जायेगा । 
हार के वारे बड़ पकाये, जिनि जारे तिनि षापे। 
ग्यान अचेत फिरे नर लोई, ताथें जनमि जनमि डहकाये ।देका। 
घौल मंदलिया बेलर बाबी, कऊवा ताल बजावें॥ 
पहरि चोल नांगा दह नाचे, भेंसा निरतिं करावं ॥ 
स्यंघ बंठा पान कतरे, घूस गिलोरा छाबे। 
उंदरी बपुरी मंगल गावे, कछू एक श्रानंद सुनावे ॥ 
कहै कबोर सुनहूँ रे संतो, गडरी परबत खावा । 
चकवा बेसि शगारे निगलें, समंद भ्रकासां घावा ॥१२॥ 
शब्दार्थ--जारे - जल गये हैं, विषय-वासनाझ्रों को समाप्त कर दिया है। 
डहराये==भटकते फिरते हैं । बौल = ढौल । स्यंघः= सिह, ज्ञान । 
प्रम्‌-भक्ति में अनुरक्त लोग साधना की भट्टी में तपे हैं, जिन्होंने वहाँ अपनी 
विषय-वासनाओों को भस्म कर दिया उन्होंने प्रमु को प्राप्त किया भौर जो भ्रज्ञानी हैं 
चे तो संसार के माया प्रपंचों में भटकते फिरते हैं एवं उन्हें बारम्बार आवागमन के चक्र 
में पड़ना पड़ता है। | + की 
ढोल, मृदंग वाम्बी आदि विविध वाद्य संसार में माया के रूप में 
बज रहे हैं विषय-वासना की ओर एकदम लपकने वाला फौग्मा रूपी जीव भी इन 
झ्ाकर्यणों की गति में अपने को छोड़ देता है। विषय-वासना का वस्त्र धारण कर बह 
जीव निलंज्ज होकर उन आाकर्षणों में भटकता है एव विविध तामसिक दत्तियों का 
मैंसा उससे यह नृत्य कराता है। ज्ञान का सिह निश्चिन्त होकर भ्रम के ules 
कतर रहा है--तष्ट कर रहा है, माया रूपी घू स उसे पथश्रष्ट कर विविध be 
की गिलौरी (पान में डालने की) देना चाहती है किन्तु ज्ञान उसके र 
गाता । वेचारी मुक्तात्मा प्रभु-भक्ति के आनन्दप्रद-मंगल-गान (नाम-जप) गार्त र 
कबीर कहते हैं कि हे साधुओ ! सुनो, माया रूपी गड़रिनी ज्ञान के म स पवत की 
नष्ट करना चाहती है, किन्तु कुण्डलिनी शून्य में विस्फोट कर भलख के 
ज्योति के दर्शन करती है और समुद्र भ्र्थात्‌ विपय-वासना में पड़ी आत्मा सू 
Sh आ कबीर ने उलटबाँसी के मध्यम से योगसाधना की विविध 
प्रक्रियाओों को पार कर प्रमु-्राप्ति रछा इ का है । 
चरषा जिनि जर । 
कातौगो हजरी का सूत, नणव के भइया की सों ॥टेक।। 
जलि जाई थलि ऊपजी, भाई नगर में श्राप । 
एक भ्रचंमा देखिया, बिटिया आयो वाप ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६८ कबीर प्रन्यावलौ सटौक 


वाबल मेरा व्याह करि, बर उत्परम ले चाहि। 
“ जब लग बर पावे नहीं, तब लग तू हीं ज्याहि॥ 
सुब७, ए घरि लुबधी झोबो, श्रान बू फे भाइ । 
चूल्हे शगनि बताइ करि, फल सों दीयों ठठाइ ॥ 
सब जगही मर जाइयो, एक बढ़इया जिनि मरं । 
सब रांडन कौ साथ चरखा को घरे॥ 
कहै कबीर सो पंडित ग्याता, जी या पदहि विदारं। 
पहले परच गुर मिल, तो पीछें. सतगुर तारे ॥१३॥ 
. झब्दार्थ-विटिया=माया रूपी पुत्री । उत्यमऽ= उत्तम । बढ़इया == 
- वढुई, प्रम्‌ । | 
कबीर प्रेमिका के रूप में कहते है कि यह शरीर रूपी चरखा नष्ट न हो, 
क्योंकि मैं प्रियतम अर्थात्‌ प्रभु की सोगन्ध खा कर कहती हूँ कि इससे प्रम-भक्तिरूपी 
उत्तम कमों का सूत कातूगी । i 
जीवात्मा के रूप में कबीर ग्रागे कहते हैं कि मैं भ्रगने वास्तविक जन्म-स्थान 
से इस संसार रूपी नगर में स्वयं ही आ गई हूँ। मैंने यह बड़ा श्रादचर्य देखा कि माया 
रपी प्रभु की बेटी ने (क्योंकि वह उनसे उत्पन्न है, इसलिए उनकी पुत्री) जीव (जो 
भ का ड रंश है) रूपी पुत्र को जन्म दिया । अ्रब आत्मा प्रभु से प्रार्थना करती है 
कि मेरा विवाह सम्बन्ध जो भ्रात्मिक बन्धन है किसी उत्तम व्यक्ति के साथ कर दे और 
है परम पिता जव तक कोई न्य सुन्दर वर. नहीं मिलता तब तक तुम्हीं मुझे पत्नी 
रूप में स्वीकार करो। सुबुद्धि रूप झ्ात्मा को झाकषित करने के लिए विषय-बासना 


कहते हैं कि जो इस पद का म्रथं हृदयगम 
Ee गरि कर सके वही पण्डित है, वही 
कसी का परिचय यदि पहले कुछ आचरण सम्बन्धी सिद्धान्तों जाप शी 
सद्गुरु स नौका पार लगाते हैं । 
गीब--( १) कबीर की आत्मा अपने 'बाप' 
-भभु सेही सम्बन्ध 
ज्‌ । जो ग्रात्माएं इस 
स्थापन न कर अन्य सांसारिक माया ग्राकर्षणों में सी हती रकार प्रभू से सम्बन्ध 
गिन-- रॉडनि'--कहा है। हैं उन्हें कबीर ने ग्रभा- 
(२) केवल मात्र उक्सि-वैचित्र् लाने के 
में 'प्रियतम' के लिए 'नणद के भइया' का गा आ Pe कथनी क्त 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वदावली भागं २६३. 
झब मोहि ले चलि नणद के बीर, अपने देसा । 
इन पंचनि मिलि लूटी हूँ, कुसंग आदि बदेसा ।।टेकी। 
गंग तीर मोरी खेती बारी, जमुन तीर खरिहानां ! 
सातौं बिरही मेरे नीपजे, पंचू मोर किसातां ॥ 
कहे कवोर यहु भ्रकथ कथा है, कहतां कही न,जाइ। - 
सहज भाइ जाह ऊपजे, ते रमि रहे समाई।१४॥ 
दाब्दार्थ --नणद के वीर= प्रियतम । पंचनि= पाँचों इन्द्रियों ने। गग=इड़ा । 
= पिंगला । 
ह ड की गात्मा प्रियतम से मनुहार करती कहती है कि हे प्रियतम ! भ्व 
मुझे झाप अपने देश में ले चलो । इस संसार रूपी विदेश में मुझे यहाँ के माया आक- 
बंणों (पंचनि) के सम्पर्क ने लूट लिया है | गंगा और यमुना रथात्‌ इडा और पिंगला 
के तट पर मेरो खेती-वारी और खलिहान है-मेरा सर्वेस्व वहीं है ग्रतः मेरी गति 
वहीं है । अब तो पांचों ्ञानेन्द्रियां, छठा मन तथा सातवीं बुद्धि यही मेरे ज 
बास्तविक उत्पत्तियाँ हैं जिन्हें काम, क्रोध, मद; लोभ, मोह रूपी कृपकों ने उत्पन्न किः 
हैं। ग्रतः मुझे इस अवस्था से उबारो। कवीर ऊहते हैं कि संसार के भदुभुद he 
व्यापार की कथा और उससे युक्ति का उपाय कष्य है जिस प्रक्रिया से सहज समा 
. प्राप्त की जा सकती है मैं उसी में लगा हुआा हूँ । 
अब हम सकल फुसल करि माना . 
स्वांति भई तब गोब्यंद जानां ॥टकी। 
कोटि उपाधि, उलटि भई सुख सहज समाव 0 
ee अया है रांम, दुख बिसर॒या सुख कोया विश्रांस !! 
बरी उलटि भगे है माता, साषत उलि सजन भये चीता \\ 
झापा जानि उलटि ले झाप, तौ नहीं ब्याप तीन्यु -ताप ॥ 
झब मन उलटि सनातन हुवा, तब हम जानां जीवत सूवा ॥ 
` कहे कबीर सुख सहज समाऊं, झाप न डरों न न और डराऊ ॥१५॥ 
शब्दार्थ--स्वांति==शान्ति । गोव्यंद = गोबिन्द, प्रमु, ब्रह्म । = 
प नहक क प्रमु को जान लिया तभी चित्त को शान्ति हुई, ` 
| ~ 
र नो शो स्वाभाविक गति है उससे विपरीत झाचरण 
कर अर्थात दत्तियों को जड़ोन्मुख से चिदुत्मुख कर देने स जो शरीर की Abs टि 
व्याधियां थीं वे समस्त सहज समाधि में परिवर्तित हो गई । mo 3 Fe 
मुझे रामं सम ग्राह्म और प्रिय हो गया है भोर हुए अका 
लाभ कर रहा हैँ । काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि जो. भा स 
द दास बन कर पत्र रूप में काम भ रहे हैं ॥ शावत असे ग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








आर, कबीर ग्रन्थायली सदी 
भ्रष्ट भी सज्जन रूप में परिवर्तित हो गये हैं । यदि मनुष्य अपनी दत्तियों को 
अन्तमुंखी कर दे तो उसे दैविक, दैहिक, भौतिक--तीनों तापों में से कोई भी 
व्यथित नहीं कर सकता । जब मैं जीवन-मुक्त की स्थिति में ग्रा गया तभी मेरा मन 
जो संसार माया में उलभा रहता था निर्मल होकर अपने प्रकृत रूप (जिस रूप में 
ईश्वर ने उसे प्रदान किया था) में झा गया । 
कबीर कहते हैं कि मैं सहज-समाधि में अपने को लगाकर सुख लाभ करूँगा 
झोौर संसार-तापों के भय से न तो स्वयं भयभीत होऊंगा श्रौर न किसी को भयभीत 
करूँगा । 
विशेष--पद की टेक पूर्णतः: लोकगीत पर श्राघृत है। लोकगीतों में पति के 
` लिए नणद के वीर का सम्वोधन बड़ा प्रिय है । 
संतो भाई भाई ग्यांन की पश्रांधी रे । 
भ्रम फो टाटी सबं उडांणीं, मय! रहे न वांधी ॥टेक॥ 
हिति चत को हठं थुनं गिरनीं, मोह बलींडां तटा । 
तिस्नां छांनि परी घर ऊपरि, कुबघि का भांडा फूटा ॥ 
जोग जुगति करि संतों बांधी, निरच्‌ चुवे न पांणीं । 
फूड कपट फाया का निफस्या, हरि की गति जब जांणों ॥ 
भ्रांधीं पींछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जम मोंनां । 
कहें का हक के प्रगटे, उदित भया तम बींनां ॥१६॥ 
शब्दाय =व्ट्ट, . छप्पर । उडांणशी= उड़ गई । थूनी = 
रोकने के लिए एक प्रकार की टेक, जायसी ने भी नागमती के वियोग बर्णन में ल 
न नि 2 2 क छप्पर को मजबूत करने के लिए उसके सिरे पर 
भांन= भानु, सूये । षींना = ता १ ३ अ यजाः 
कबीर कहते हैं हे संतो ! ज्ञान की आँधी आयी जिससे माया-बन्धनों से बंधी 
भ्रम की टट्टी, छपरिया 75 हकर उड़ गई। ज्ञान-आंची आते ही मिथ्या प्रेम इत 


७-० 


तृष्णा की छान घर--संसार--से भ्रलग जा पड़ी तथा 
कि वह किस गलत मार्ग पर थी। हे संतो !- जीवात्मा Se सता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पदावली भाग ३०१ 
झब घटि प्रगट सये रास राई, सोधि सरीर कनफ को नाई ॥टेक॥ 
कनक कसोटी जसे कसि लेइ सुनारा सोधि सरीर मयो तन सारा । 
उपजत उपजत बहुत उपाई, मन गिर भयो तबे थिति पाई ॥ 
बाहरि षोजत जनम गंवाया, उनसनों घ्यांन घट मीतरि पाया। 
बिन परचे तन कांच कथोरा, परचें कंचन भया कबीरा ॥१७॥ 
दाब्दा्यं---सरल है । 
शरीर को यौगिक-प्रक्रियाओं से कंचन के समान शुद्ध किया है तभी हृदय में 
प्रभु के दर्शन हुए हैं । जिस प्रकार स्वर्णकार कसौटी पर कस कर स्वर्ण को शुद्ध कर 
कंचन बना लेता है उसी प्रकार योग-साधना से मैंने शरीर को शुद्ध किया। हृदय में 
प्रभु-भक्ति उपजाने के लिए अनेक प्रयत्न किम्रे किन्तु जब चंचल मन पूर्ण रूप से 
शान्त हो गया तभी शान्तिपूर्ण स्थिति भी प्राप्त हुई । मैंने व्यर्थं समस्त संसार में प्रभु 
को खोजते हुए जीवन व्यर्थं कर दिया, उन्मनी की घ्यानावस्था से मैंने उसे हृदय में 
ही प्राप्त कर लिया । प्रभु के बिना परिचय के तो यह शरीर कच्चे मांस के समान 
ग्रशुद्ध था किंन्तु उनसे साक्षात्कार होते ही यह विशुद्ध कंचन के रूप में परिवर्तित 
हो गया । 
{हडोलनां तहां भूले आतम रांम । 
प्रेम अगति हिडोलबां, सब संतनि फो विश्ञाम ॥टेक।। 
चंद सुर घोह खंभवा, बंक नालि की डोरि। 
भूलें पंच पियारिया, तहां भूले जीय मोर ॥ 
द्वादस गम के प्रंतरा, तहाँ प्रमृत कों ग्रास । 
जिनि यहु अमृत चाषिया, सो ठाकुर हस दास ॥ 
सहज सुनि फौ नेहरो, गगन मंडल सिरिमौर । 
दोऊ कुल हम री जो हम भूलें हिडोल॥ 
प्रध उरघ की गंगा जमुनां, सूल कवल को घाट । 
घट चक्र की गागरो, त्रिवेणीं संगम बाट ॥ 
नाद व्यंद की नावरी, रास नांम कनिहार । 
कहे फबीर गुण गाइ ले, गुर गंमि उतरो पार ॥१८॥ 
_ ब्दा पंच पियारियाँ = पांचों इन्द्रियाँ। सुनि = सन्य । द 
प्रेम भक्ति क्के हिंडोले पर समस्त संत जन रमण करते हे || उसी लि पर 
] 
ह Lr हिंडोले में दो सम्ब होते हैं उसी प्रकार इड़ा, पिंगला के दो स्तम्भ . 
है जिसके मध्य बंकनालि-सुषुम्ता- की डोर डाल रखी है जिस पर पाँचों ज्ञानेन्द्रिया 
ठ नित्तदत्तियां वहीं केन्द्रित हो गई हैं--मेरा मन भी वहीं 
झूलती हैं भ्र्थात्‌ समस्त तयां वहीं के MN 
झूलता--रमता है । जिस शुन्य स्थान पर--ब्नह्मरन्ध्र में--दादश आ ग 
सइश प्रकीलि अकाधित रहता, है।हीं शत का. ड उ. वजा ; 





कबर ग्रन्यावली सटीक 
३०२ 
का पान कर लिया वह हमारा स्वामी है हम उसके सेवक । शून्य शिखर पर सहज- 
समाधि में ही हमारा पीहर है, यहाँ भूलकर हम अपना पिठृकुल एव षबसुर कुल 
भर्थात्‌ लोक एवं परल, क .द'नों को ही श्रेष्ठता प्रदान कर देंगी 5 
प्व दूसरा रूपक प्रस्तुत करते हुए कबीर कहते हैं. कि कुण्डलिनी मूलाधार 
चक्र के घाट से इड़ा-पिंगला रूपी मार्गो वारा पटू चक्रों की गगरी को उठाकर--भेदन 
कर-_त्राटव के संगम पर पहुँच कर विस्फोट करेगी जिससे जो अ्नहदद नाद उत्पन्न 
होगा वहीं इसं तीर्थ स्थल में नौका होगीं जिसे नाम-स्मरण से खरया जायगा । कबीर 
कहते हैं कि हे जीव ! तू राम का गुणगान कर ले जिससे इस संसार-सरिता से पार 
` उतरा जा सके । 
को बीने प्रेम लागी रो, माई को बने । 
रांम रसांइण माते री, माई को बीन ॥टेका। 
पाई पाई तू पुतिराई, पाई को तुरियाँ वेचि खाई रो, माई को बीने । 
ऐसे पाई पर बिथुराई, त्यू' रस बांनि बनायो री, माई फो बीने ॥ 
नाचे तांनाँ नाचे बांना, नश्चे कूच .पुराना री, भाई को बीने । 
करगहि बेठि कबीरा नाचे, चूहै काद्या तांनां री, माई को बीने॥१९॥ 
शब्दार्य--सरल है । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति के इस अनुपम वस्त्र का हे सखि! कोन 
बुनेगा । मैं तो झव.राम रसायन में मदमस्त हूँ और कौन इस सुख को प्राप्त करना 
चाहती है । हे बुनकर सखि.! तूने अपना समस्त घन पाप-कर्मो में खचं कर डला, 
आब इस भक्ति-चस्त्र को कोन बुनेगा (वस्त्र बुनने में कुछ पूजी की झावश्यकता होती 
है न) बुनकर सखि ! माया झाकर्षणों में लिप्त रह गयी, भ्रब इस प्रमु-प्रेम को कौन 
पूरा करे। बुनकर के अभाव में तानाबाना द.नों इधर-उधर हो रहें हैं एवं वस्त्र 
बुनने में बही पुरातन ढर्रा चल रहा है जिसमें विषय-वासना री प्रमुख थीं । इसीलिए 
करघे पर कवीर यह देखकर प्रभु-भक्ति वस्त्र बुनने बैठ गये कि काल रूपी खूहा भ्रायु 
को समाप्त कर रहा है। 
भाव यह्‌ ह्‌ कि संसार-रीति, माया-पथ, छोड़ शीघ्र ईइवर-भजन करो । 
_ जुनि करि सिरांनां हो रांम, नालि करम नहीं ऊबरे ।ेक।। 
दिन केट अब पुने जुका, तब हम सुगन बिचारा । 
लरक परके स जगद है, हम घोट चोर पग्मत्त चो रांस ॥। 
इत उत चितवत कहवन शहा, साड जलन क LN 
६ 5" ए व सलधती ऽका हो राध ॥ - 
एक गग दाई पा सपष संघ कधि लाई ; 
क मोड चि शापे, किलि फिस सर्व लिए ह ए 
i सनि करि बाना बुमि करि, छाक परी सो हि ध्यांश } 
बह, कतर में व नि vif Coe प्रिफाह्त स बृहिआाएगर २०; 


ष £ दा Ya हि 3. » _ उई hes ड़ 
ताना लहहूं। यार्न छीरीं, लीग मोह 


. झब्दार्थे--दखिन=दक्षिण । कू ट=कोने में, कोण--दिशा का। भू'का-= 
इवान के सू कने की ध्वनि पञवा=पाव भर। संपे=धीरे-धीरे। किलिकिलि = 
धीरे-धीरे । छाक == सूक्ष्म भोजन, कलेवा जैसा । 

कबीर कहते हैं कि मैंने सांसारिक कर्मों का तन्तु वायु तानना वन्द कर दिया 
क्योंकि इन कमो के द्वारा संसार से मुक्ति सम्भव नहीं । दक्षिण दिशा में जिस समय 
इवान रूपी सांसारिक जीवों की व्यथित ध्वनि ग्रा रही थी, भाव यह है उनकी दुदंशा 
देखकर हमने अपने विषय में कुछ शकुन अनुमान किया। उसी समय मुझे यह 
झ्राभास हुआ कि यम-नियम संयम रूपी पुत्रों के जागने पर भी यह विषय-वासना का 
चोर मेरे भीतर घुस आया । तभी मैंने ताना-बाना एवं सूत के पाव-पाव के गोले 
झादि एकत्रित कर लिए अर्थात्‌ अपने. सम्पूर्ण प्राप्य को लेकर इस संसार से कहीं 
घरन्यत्र जाकर अपने सुकमों का वस्त्र बुनने का निश्‍चय किया। कुछ पग बढ़कर 
घीरं-घीरे हमने उन दुष्कर्मों के भ्रघूरे ताने-बाने में अच्छे कर्मों की- संधि मिलाने का 
प्रयास किया । किन्तु यहाँ जो विषय-वासना में पड़कर पापों की गठरी बाँध ली थी 
वह धीरे-धीरे नष्ट हुई । इस भाँति सत्कर्मों का ताना-बाना डाल मुझे वस्तुत:.ग्राह्म 
भोज्य--प्रमु-भक्ति--का ध्यान आया । कबीर कहते हैं कि प्रभु-भक्ति में प्रदत्त 
होते ही मैं कमं-निरत हो गया--यह सब प्रभु जानते हैं। . 

विशेष--लोकधुन में झाघृत, भौर आधृत ही क्या लोकघुन की ही संगीती- 
. स्कता ने कबीर के अभीष्ट अथं की श्रीदद्धि में अपूर्वं योगदान दिया है। 

तननां चुनना तज्या कबीर, रांम नांस लिखि लिया दारीर ॥।टेक॥ 

जब लग भरों नली का वेह, तब लग दूटं रांम सनेह॥ 

ठाढी रोम छीर साई, ए लरिका फ्यू जीवें खुदाई । 

कहे कबीर सुनहु री माई, पृरुणहारा न्रिमूवन राई ॥ 

शब्द्थ--सरल है । । A कि 

कबीर कहते हैं में जीवन्मुबत हो गया हूँ इसीलिए कनत bi 
वस्त्र बुनने का व्यापार त्याग मैं प्रमु-भिति में झवुरवत हो गया है | जनन fa 

५ २ पगा दव तक मेरी रास में प्रीति य 
जीवन-नलिका पर आयु रूपी सूत लपेदता रहूगा तब ४४ MS 
रहेगी, भाव यह है कि जीवन-पर्यन्त मैं प्रभु-प्रेमानुखत रगा । कबीर की शल 

माया---जिसरे रहा था ब्राइचर्यान्वित है कि यह जीव मुकसे 

--जिससे वह पहले पल्लवित रहा था आई ९ सेका कहते 
पृथक्‌ होकर जीवित कँसे है किन्तु कबीर माया रूपी, (कठी) मीमा ना 5 
हैं कि जीवनदान देने वाला तो ग्नन्त वा्वितिमय त्रु हैः 

जुगि न्याइ र भरि जाइ । | ne 

EE दर यललीडी टेडी, ओलोती डर राई ॥5 || 

लगरी तजी प्रीति पाष सू उडी देहु ph स्क 
छोंपी छोडि उपराह डो बाँषो। ज्यू सुगि जुणि रर समाई 


‘CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३०४ कोर ग्रन्थावली सटीक 
देसि परहडी हांरा यु दावों, ल्यावों पूत घर घेरी । 
जेठी घीव सासरे पठवों, क्यू बहुरि त झावै फेरी ॥ 
लहुरो धीइ सब कुल खोयौ, स्न ढिंग बैठन पाई । 
` कहे कबीर भाग बपरी को; किलि किलि सबै चुकाई ॥२२॥ 
शब्दाथं--जुगिया == जग । जाजरौ == जर्जर । वलींडौ = छप्पर के बीच में 
भीतर की ओर लगने वाला एक बांस । टेढौ टेढ़ा । ग्रौलाती=जहाँ छप्पर के 
झगले भाग से पानी चू-चू कर केर गिरता है। मंगरी=छप्पर की कमर । पाषं = 
पाखा, प्रायः मिट्टी अथवा पक्की ईटों के बने ढलाव के एक विशेष प्रकार के स्तम्भ 
जिन प्रर छप्पर के सिरे टिके रहते हैं । डॉडी = यह भी छप्पर में ही लगने की एक 
लकड़ी होती है | छींको = एक प्रकार का लटकने वाला भूलना सा जिस पर प्रायः 
भोज्य पदार्थ सुरक्षा की इष्टि से रख दिये जाते हैं। डौ - बो । परहडी =घड़े रखने 
क्रा स्थान विशेष जो एक प्रकार से मकानों में बनी अंगीठी के ऊपर की सिल्ली कें 
समान होता है । जेठी षीय =बड़ी पुत्री, यहाँ तात्पर्ये कुण्डलिनी से है। ग्यू = जिससे, 
हुरी धीय = छोटी पुत्री ्र्थात्‌ माया । बपरी==बेचारी । 
कबीर कहते हैं कि हे जीव ! यदि तू भन्य सांसारिकों की भाँति मरना 
चाहता है तो मर जा किन्तु तू तनिक यह तो ध्यान रख कि तेरा शरीर रूपी भवन 
जर्जर हो चुका है, विपय-वासनाग्ों के दबाव से बलेंडा रूपी शरीरका मेरुदंड भुक गया 
है जिससे न जानें कब वर्षा की झौलाती रूपी भाशंका श्रा पड़े । 
मैं प्रभु प्रेम के पाखों पर शरीर को छोड़ दू गा जिसमें नाम-जप की डाँडी 
लग जायेगी । उस स्थान पर प्रभु प्राप्ति के फल को ऊँचे पर ही रखूंगा जिससे वह 
भेरे लिये बहुत समय तक सुरक्षित रहे । इस घर के द्वार जिनसे मन बाहर जाता है, 
पलहंढी रूपी अंकुश से बुलद् करवा दूंवा। कुण्डलिती रूपी बड़ी लड़की को उसके 
इवसुर ग्रह--वास्तविक घर--शुन्य शिखर पर--पहुँचा देंगे जिससे वह पुनः लौट 


क्र इस संसार में न भ्रा सके माया रूपी छोटी लड़की ने तो समस्त कुल 


संसार को सम्पकं में भ्राते ही नष्ट कर द्रिया। कबीर कहते है कि यह अ्पना-अपना 


. ¬तग्य है, छोटी का किया हुआ बड़ी लड़की--कुण्डलिनी--को करना पड़ रहा है । 


विशेष--रूपक, सांगरूपक, स्मकातिशयोक्ति अलंकार । 
मन रे जागत रहिये भाई । 
गाफिल होइ नसत मति ख़ोबे, चोर पुसे घर जाई ।।टेक।। 
षट चक्र की फत्तक कोठडी, बस्त भाव है सोई । 
ताला कु जो कुलफ के लागे, उघडत बार न होई ॥ 
पंच पहरवा सोइ गये हैं, बसते जागण लागी । 
जरा मरण व्याप कुछ नांही, गगन मंडल ले लागी ॥ 
करत विचार मनही मन उपजी, नाँ फ़हीं गया न झाया । 


7“ कहेनकेयीर संसी सेव डि राम तर धने वीधी १(९३॥ 


पदावली-माग ३०५ 

शब्दाथं--गाफिल ==चेतानाशून्य । चोर = पंच चोर---काम, क्रोध, मद, लोभ, 
मोह । पंच पहरवा==पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। वसतें-- कुण्डलिनी । 

कबीर अपने मन को प्रबोध देते हुए कहते हैं कि हे | मनतू चेतनाशून्य हो. 
झपनी पूजी को मत खों भ्रन्यथा माया रूपी चोर का शारीर के घर में प्रवेश हो 
जायेगा । * 

यह शरीर षट्चक्रोंयुत स्वर्ण-कोठरी है जिसमें कुण्डलिनी सुप्तावस्था में पड़ी 
है, किन्तु जब प्राणायाम द्वारा कुण्डलिनी चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर जायेगी तो 
समस्त रहस्य प्रकट हो जायेगा । इश अवस्या में पहुंचकर शरीर की पाँच ज्ञानेन्द्रिया 
रूपी पहरेदार जो समस्त क्रिया व्यापार के संचालक हैं सो गये हैं ; अर्थात्‌ उन्होंने 
ग्रपनी गति स्थिर कर दी है। उसके सोते ही कुण्डलिनी जग गई और वह शून्य की 


गोर अग्रसर होने लगी, वह ब्रह्मरन्ध्र पर पहुँच गई । वहाँ पहुँचने पर फिर जीवात्मा 


को जन्म-मरण का भय नहीं रहता । मन में विचार करते ही करते यह सिद्धि प्राप्त 
हुई है अथवा मन की इत्तियों को श्रन्तमुं खी कर देने पर व्रह्म-प्राप्ति हो गई । इसके 
लिए: मुझे कहीं इधर-उघर न भटकना पड़ा । कबीर कहते हैं कि इस प्रकार राम रूपी 
अमूल्य रत्न को प्राप्त कर मैं संसार-संशय से छूट गया । 
चलन चलन सबको फहत है, नाँ जाँनों बैकुठ कहाँ है॥टेक। 

जोजन एक प्रमिति नहीं जांने, यातनि ही बैकुठ बषाने । 

जब लग है वेफु'ठ फी भास तथ खग महीं हति चरन निवासा ॥ 

फह सुने छेसे पतिम्रइवे, जब लग तहां पराप नहीं जहयें। ' 

फहै फबीर यहु फहिये फाहि, साथ संगति बेकुठहि पाहि॥२४॥ 

हव्दायं--सरल है । 

कबीर कहते हैं कि सब प्रु लोक--शून्यगढ़ को जाने को कहते हैं किन्तु 
उसका मार्ग किसी को ज्ञात नहीं है । जो व्यक्ति उस एक ब्रह्म की सीमाओं--शक्तियों 
से भ्रवगत नहीं वह तों व्यर्थ में ही वैकुण्ठ की बात करता है, उसे प्रभु स्थान का 
पता भी नहीं । जब तक मन में बैकुण्ठ पहुँचने में कोई कामना प्रमुख है तब तक 
प्रभु-चरणों में निवास झसम्भव है। उस प्रभु-लोक की बताई गई बातों को जब तक 
स्वयं न देख लें, विद्वास किस ग्ाधार पर करें ?. कबीर कहते हैं कि में यह किसे 
समभाऊ कि साधु-संगति में ही प्रथु का वास है - वहीं बँकुण्ठहै। 

अपने विचारि झसवारि फौज सहज के पाइडे पाव जब जब दौज ॥टेका। 

दे मुहुरा लगांम पहिराँकें/ सिकली जीन गगन दोराऊं । ` 

चाल बेकुठ तोपि लें तारों, यकहि भ्रम ताजनें मारूं ॥ 

जन फदीर ऐसा भ्रसवारा, वेद कतेब वहूँ य॑ स्यारा ॥२५॥ 

शब्दार्थ--भझसवारि--सवारी । Fs 

कबीर), वकि काक a भात्मविचा igiti ई सिय 
समाधि की Bn mio मत में अरी की भें पहना नियंत्रण 


कबीर ग्रन्यावली सटीक 
३०६ 
- _ यों को भ्रन्तमूं खी कर, जीवन कस के, शुन्य-शिखर की 
में कर लो ज 2 sk इ चाकर तेरा उदार करू भौर 
LES व मार द जिसने तू प्रभु-धर मानुरकत 
ह उपर सन ह ss जो वेद-शास्त्र, कुरान 
हो जाय। कवीर कहते हैं कि ऐसा ही साधक ठीक हें.ता है , कु 
ग्रादि घर्म-ग्न्थों के पचड़ से दूर रहता है । ॒ 
विशेष-- सांगरूपक अलकार । 
झपने सें रंगि आपनपौ जानू; 
जिहि रंगि जांनि ताही छू सामु ॥टेक य 
अभि ग्रंतरि मन रंग समानां, लोग कहुँ कबीर बोरानां ॥ 
रंग न चीन्हें मुरलि लोई, जिहि रमि रंग रह्मा सब कोई । 
जे रंग कबहु न झावे न जाई, वहै कबीर तिहि! रह्मा समाई ॥२६॥ 
शब्दा्थ-- अपने मैं रंगि == अपनी चित्तदत्तियों को अन्तमु खी करके । 
कबीर कहते हैँ कि मैंने जब अपनी रत्तियों को झन्तसु खी कर दिया तभी 
मुझे भ्रपने वास्तविक रूप--कि मैं भी ब्रह्मांश हूँ, अतः मेरा वास्तविक प्रिय ब्रह्म ही 
है--के दर्शन प्राप्त हुऐ। जिसने भी प्रभु के रंग को पहचान लिया, मैं उसी को 
गा.। > 
हक मेरे मन में प्रभु-प्रम का रंग समाया" हुआा है, किन्तु संसार मुझे सांसारिक 
ग्राचरणों से विरत देख पागल समभता है क्योंकि मूख, अज्ञानी प्रभु के प्रेम रंग को 
नहीँ पहचान पाते, यद्यपि समस्त सृष्टि के झरणु-परणु में उसी की र कान्ति हे । वह्‌ 
रंग इतना प्रगाढ़ है. कि कभी छूटंता नहीं है। कबीर उस रंग में पूर्णतया रगा 
हुआ है । 
कः विशेष--महाकवि सूरदास ने भी इसी भाव का पद कहा है। 
“ग्रापुन पौ झ्ापुन ही में पायौ । 
झरब्दाह सब्द भयो उजियारो, सतगुरु -भेद बतायौ । 
ज्यों कुरंग-नाभी कस्तूरी: हू ढत फिरत भुलायो । 
फिर चेत्यो जब चेतन ह्वै करि, आपुन ही तनु छायौ ॥ 
भगरा एक नबेरो रांभ, जे तुम्ह अपने जन सू' काम ॥देप्ता। 
ब्रह्मा बड़ा कि जिनि रू उपाया, बेद घडा फि जहां थे झाया ॥ 
यहु सन बड़ा कि जहाँ मन माने, रांम बड़ा पीह एांसाह जाले । 
कहे कबीर हूँ खरा उदास, -तोरय घड़े कि हरि के दास ॥२७॥ 
दब्दाथं-सरल हैः . 
। कबीर कहते हैं कि प्रभु ! यदि आपको भ्रप्रने: भक्तों से स्नेह है तो एक 
झगड़े को निपटा दो । वह यह कि ब्रह्म बड़ा है या जिसने हमें. उत्पन्न किया है, वेद 
बड़े हैं प्रथवा वह बड़ा है जहाँ से वेदों का उद्गम है। यह मन बड़ा है भ्रथवा वह 


प्रभु जिसमें अब यह रमता है अथवा इन सबसे बड़े स्वयं झाप हैं यह सब बातें 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangothi 


पदावलोी-भाग ३०७ 


गाप €| जान सकते हैं। तीर्थस्थल बड़े हैं या उनसे भी बड़ हैं प्रभु-भकत, भाव यह 
है कि तीर्थ-(थलों की अपेक्षा साधुसंगति भ्रधिक श्रेयस्कर है । कवीर तो ग्व इस झगड़े 
से उदास हो गया है--वह केवल प्रभु को ही सर्वोपरि मानता है । 
विशेष--“ब्रह्म वड़ा कि जिनि रू उपामा' ~ से यह ध्वनित होता है कि 
शरीर का स्रप्टो कबीर परबह को ही मानते. हैं जवकि हिन्दुओं की पौराणिक 
मात्यतानुसार ब्रह्मा ही शरीर का निर्माता है। किन्तु इस विचार वेभिन्त्य से कबीर के 
्रमिप्रेत अर्थं को पाठक तक पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती । 
दास रांरमाह जानिहै रे, झौर न जाने कोइ ॥टेका। 
काजल देइ सबे कोइ, चवि चाहन मांहि बिनांन। 
जिनि लोइनि मन मोहिया, ते लोइन परवांन ॥ 
बहुत अगति भौसागरा, नांनां विधि नांनां भाव । 
जिहि हिरवे श्रीहरि भेटिया, सो भेव कहे कहें ठाउं ॥ 
दरसन संमि का कोजिए, जो गुन नहि होत समांन । 
सींघन नीर कबीर मिल्यो है, फटक न मिलै पख्ान ॥२८॥ 
शब्दा्थं- सरल है। | 
कवीर कहते हैं कि प्रभु को भक्त के अतिरिवत ग्रन्य कोई नहीं जानता। जिस 
` भ्रकार नेत्रों में काजल तो सभी डालते हैं, किन्तु वह सुन्दर नेत्रों में ही शोभा पाता 
है। नेत्र की जिन सुन्दर पुत्तलिकाश्रों ने मन को मोहित कर दिया वे ही नेत्र प्रामा- 
णिक स्म से सुन्दर हैं। संसार-सागर में विविध प्रकार की अनेक भक्ति-पद्धतियां हं 
किन्तु जिसके माध्यम से हृदय में प्रभु के' दर्शन हो जाय वह भक्ति तो किसी ही 
किसी--बिरले को ही प्राप्त हैं । उन प्रभु भक्तों के दर्शन करके ही हे मानव ! क्‍या 
चाभ, यदि तुमने स्वयं में उसके समान गुण उत्पन्न न क्रिये। कबीर को तो प्रमु- 
रूपी समुद्र का पवित्र जल प्राप्त हो गया है, हे जीवात्मा ! तुझे चारों ओर 
भटकने से तो पत्थर की भी प्राप्ति हो सकती । 
कसे होइगा मिलवा हरि सनां, 
रे तू बिष बिकारन तजि मनां ॥टेक॥ 
रे तें जोग जुगति जान्यां नहीं, तें गुर का सबद मानयां नहीं ॥ 
गंदी देही देखि न फूलिए, संसार देखि न भूलिए। 
कहे कबीर मन बहु गुनी, हरि भगति बिनां दुख फुन फु नो ॥२९।। 
शब्दायं-सरल है । े 
द कवीर कहते हैं क्रि हे मन ! तू विषय-विकारों का परित्याग कर दे, अन्यथा 
' भपपकःपूरित शारीर से प्रमु से किस प्रकार मिलन होगा! हेमन! तूनेनतो 
' यौगिक प्रक्रियाओं को जाना और न सदगुह के उपदेश का पालन किया जिससे प्रभु 
रोति सम्भव होती; 0.0 तू ुनभररीस ऋाऽजो८ हिरक हैर, दुमत कर 
और न संसार के विभिन्न माया-आकर्षणों में पड़ कर अचेत हो कबीर कहते हूँ कि 


फबीर ग्रन्थावली सटीक 


३०८ 
इस संसार में चाहे कितने ही गुणं क्यों न हों प्रभु-भवित बिना वे सब दुख ही 
| 
है कासू कहिये सुनि रामां, तेरा मरम न जानें कोई जी । 
दास बबेकी सब भले, परि भेद न छानां होई जी ॥ेका। 
ए सकल अहा ड ते पूरिया, भ्ररू इजा महि थांन जी । 
चनें सब घट ग्रंतरि पेषिया, जब देख्या नेन समांन जी ॥ 
` राम रसाइन रसिक हैं, अदगुत गति बिस्तार जी। 
भ्रम निसा जो गत करे ताहि सूर संसार जो ॥ 
सिव सनकादिक नारवा, ब्रह्म लिया निज बास जी । 
कहे कबीर पद पंकजा, अब नेड़ा चरण निवास जी ॥३०॥ 
इाब्दार्थ}-मरम = रहस्य । बवेकी = विवेकी, ज्ञानी । छानाँ==पाया। पेषिया 
_देख लिया । पंक्यंजा = पंकज । नेड़ा = पास; निकट। 
कीर कहते हैं कि हे प्रमु ! मैं तुम्हारी भहिमा-वर्णंन किससे करू, क्योंकि 
कोई तुम्हारा भेद जानता ही नहीं । भापके भक्त बड़े ज्ञानी हैं, किन्तु वे भी आपका 
भेद नहीं पा सकते । इस समस्त ब्रह्माण्ड में आप परिपूर्ण हैं रौर फिर भी झापका 
स्थान कोई दूसरा ही है । मैंने जब अपने हृदय घट को समग्रत: देखा तो झ्रापके दर्शन 
किये, प्रापकी गति उसी प्रकार है जिस भाँति नेत्रों से देखते तो सबको हैं, किन्तु हम 
स्वयं अपने नेत्रों को (बिना दर्पण आदि के) नहीं देख सकते । आपके द्वारा ही 
समस्त क्रिया-व्यापार संचालित होते हैं किण्तु आपके दर्शन नहीं हो पाते । आपकी गति 
परम विचित्र है। प्रभु! झाप रसिकों के लिए श्रमूल्य रसायन के सदृश हैं। जो इस 
संसार में अज्ञान-रात्रि को विनष्ट कर देता है उसे ही संसार का वास्तविक रूप ृष्टि- 
गत होता है । शिव, सनकादिक एवं नारदादि ने ब्रह्म को ही अपना निवास बना लिया 
है, भर्थात्‌ वे उसमें ही रम गए हैं। कबीर कहते हैं कि श्रब मेरा वास भी प्रमु के 
पदपद्मों में ही होगा । 
विशेष---'सिव सनकादिक नारदा--ये समस्त पौराणिक ऋषि और (शिव) 
देवता हैं । 
में डोरे डरे जाँऊंगा, तो में बहुरि न भौंजलि आंऊंगा ॥ेक।। 
सूत बहुत कछु थोरा, ताथे लाइ लै कंथा डोरा। 
कंथा डोरा लागा, तब जुरा मरण भो भागा ॥ 
जहाँ सूत कपास न पूनों, तहाँ बसे इक सूनीं । 
उस नीं सू' चित लाऊंगा, तो में बहुरि न भोजलि झांकगा ॥ 
सेरे डंड इक छाजा, तहाँ बसे इक राजा । . 
य हद पक तो रहो में बहुरि न भौजलि झांऊंगा ॥ 
| । तहां तब लाइ लें जोती । 
८-0 सिसप्नोतिएि ओति पमलाङगा/ मेदुर ते भीजेलि आऊ गा | 


पदावलो-भाग ~ | $ o है 


जहाँ ऊगै सुर न चंदा, तहां देष्या एक झनंदा । 
उस आनन्द सू चित लाऊंगा, तौ में बहुरि न भौजलि आऊंगा ॥ 
सूल बंध इक पावा, तलां सिघ गणस्वर रावा । 
तिस सूलहि सूल मिलाऊंगा, तो में बहुरि न मोजलि श्रांऊंगा ॥ 
कबीरा तालिब तोरा, तहां गोपंत हरी गुर मोरा। 
तहां हेत हरी चित लांऊ गा, तो में बहुरि न सौजलि आऊ गा॥।३१॥ 
जव्वार्थ-भौजलि = भाभी, यहाँ सखी के श्रं में प्रयुक्त हुआ है। थोरा = 
थोड़ा, अल्प । कंथा==साधुओं के . धारण करने का एक वस्त्र विशेष । जुरा =जरा, 
दृद्धावस्था । भौ=भय। पुनी =रुई की कातने से पूर्वं बनाई जाने वाली एक. बत्ती 
सी । मूनीं =मुनि, ब्रह्म । राजा ==स्वामी ब्रह्म । ग जोती =निरंजन ज्योति। मूल 
बत्ध =मलाधार चक्र । सिद्ध गणेश्वर राबा = सिद्धि दाता गणपति, कुण्डलिनी । 
कबीर कहते हैं कि यदि मैं प्रमु के मागं पर अग्रसर हो गया तो हे सखि! 
मैं फिर लौटकर इस संसार में तहीं ग्राऊंगा । अर्यात्‌ मैं मुक्त हो जाऊंगा । i 
इस संसार में कर्म रूपी सूत का कोई ग्रोर छोर नहीं, रतः उसमें पड़ने की 
प्रेक्षा कंथा धारण करना, विरक्त होना अधिक श्रेयस्कर है । संसार से विरक्त होने 
पर प्रभ-भक्ति को अपनाने के कारण जरा-मरण का भय समाप्त बह जायेगा । जहाँ 
सूत, कपास एवं पूनी आदि अर्थात्‌ कोई भी सांसारिक उपकरण नहीं है वहाँ हे का 
निवास है। मैं उन ही परम प्रमु से प्रेम करूंगा रौर पुनः इस संसार दा 
आउऊँगा। मेरे प्रेम नगर के अनुपम (शून्य) भवन में एक राजा--बह्म--का के 
हे। म्ब मैं उसी राजा की भक्ति करूंगा और इस संसार में नहीं लौह गा ।. ह 
प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में हीरे और मोती हैं एवं वहीं निरंजन ज्योति का बह पर 
मैं उसी पंरम-ज्योति स्वरूप से अपनी आत्मा की दीप-ज्योति मिला दा 3. न 
एवं चन्द्रमा की भी गति नहीं है वहाँ - शून्य--स्थल “पर हान क 
मैं उसी आनन्द में चिरमग्न रहूँगा और हे सखि गै अव उः व ट 
में एक स्थल है जहाँ सिद्धि सदन Et हर दा 
प्राप्ति में सिद्धि प्रदान करने वाली कुण्डलिनी का बास है। उस मम पा 
के मूल उस ब्रह्म से मिला दू गा और फिर इस संसार में नहीं आ र र 
शून्य गढ़ में वट्‌ मेरे भी गुरु का. 
हैं कि जहाँ बह्यानन्दी साधक के गुरु का वासे है ये अर रब हम चर 
मैं भी प्रभु-प्रेम के कारण पनी चित्तदत्तियों को वहीं के 


मैं इस संसार में पुनः नहीं राऊ गा । ु र 
“स गया, सबद जु कहां सम पे 
ला माह 5 रत मकर कोई न कहे समभ "टेक 


८ , पंचतत भी नाहों || 
र यला सुबमन नाही, ए गुण कहाँ समदी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१० | कबीर ग्रन्यावलौ सरै क 


नहीं गिह द्वार कछू नहीं तहिवाँ, रचतहार पुनि नाँहीं । 
जोवनहार प्रतीत सदा संगि, गुण तहाँ समाँहीं ॥ 
तुटे बंधे बेचे पुनि तूटे, जब तब होइ बिनासा । 
तब को ठाकुर भब को सेवग, को काकं बिसवासा॥ 
कहै कबीर यहु गगन न विनसे, जौ धागा उनमानाँ। 
सीखें सुनें पड़ें का होई, जो नहीं पदहि समाँनां ॥३२॥ 
शब्दा्थं--विनसि = विनष्ट । ब्रह्म ड=ब्रह्माण्ड। प्यंड=पिंड, शरीर। 
पंचतत = पंचतत्व 'क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा ।' . 
कवीर कहते हैं कि सन्तो ! जीवन का यह .सूत्र टूट जाने पर शरीर-सत्ता 
समाप्त हो जाती है तो थुरु का सदूपदेश कहाँ समायेगा ? मुझे तो यहो आशंका 
हनिश त्रस्त करती है कि जीवात्मा गुरु-उपदेश द्वारा किस प्रकार जीवन्मुक्त होगी । 
शरीर की सत्ता समाप्त होने पर ब्रह्माण्ड ग्रौर पिण्ड तथा पंचतत्व एवं इडा- 
पिंगला आदि का कोई महत्व शेष नहीं रह जाता। गृह्‌, द्वार अथवा सृजक-मृतक के 
लिए तो कोई भी नहीं रह जाता । उस अगम्य, नादि ईश्वर में ही आत्मा का लय 
हो जाता है। यह जीवन सूत्र टूटता है, बंधता है और इसी प्रकार जीवन-क्रम चलता 
रहता है, इसी के द्वारा जो पहले कभी स्वामी रहा होगा उसे किसी का सेवक बनना 
पड़ता है । कबीर कहते हैं कि इस ज्ञान के श्रावण मात्र से कुछ नहीं होता, वास्तविक 
तत्व को हृदयंगम कर उन्मन अवस्था से ब्रह्म से तद्रूप हो जाने पर शून्य--ब्रह्म से 
त्मा विलग नहीं होती । ः 
ता मन को खोजहु रे भाई, तन छूटे मन कहां समाई ॥टेक॥। 
सनक सनंदन ज देवनामा, भगति करी भन उनहें न जाना । 
सिब बिरंचि नारद मुनि ग्यानी, सन की गति उनहें नहीं जानी ॥ 
धुभ्रहिलाद बभीषन सेषा, तन भीररि सन उनहें न देषा। 
ता मन का कोई जानें भेव, रंचक लोन भया सुषदेव॥ , 
गोरष भरथरी गोपीचन्दा, ता मन सों मिलि करे ग्नन्दा । 
र प्रकल निरंजन सकल सरीरा, ता मन सौं मिलि रह्या कबीरा ॥३३॥ 
~ शब्दाथ-विरंचि=व्रह्मा। ध्र =ध्रब अक्त । बभीषन--विभीषण । 
भेव==भेद। _ | 
ह कबीर कहते हैं कि हे भाइयो ! उस मन की गति का पता लगाओ जो शरीर 
के छूटने पर भी न जाने कहाँ रमग करता है। सनक सनन्दन झादि जो ऋषिगण थे 
उन्होने ग्रपार भक्ति करके भी मन का रह्स्य न पाया । शिव एवं न 
ज्ञानी, महामुनि भी मन की गति को न जान ए (नपन तार जि 
-भ्‌ न पाये । परम-भक्त ध्व, प्रह्नाद, विभीषण 


एवं शेषनाग भी शरीर स्थित मन की गति से अवगत 

न हो सके । उस रहस्यपूर्ण मत 
का भेद भला कोई वया जान सकेगा ? शुकदेव मुनि ने थोडी-सी उसकी गति को 
जान पाया अयवा फिर गोरखनाथ, भृ 


हरि, गोपीचन्द जैसे नाथपंथी योगियों ने मत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कप ३११ 


की गति को जानकर पूणं आनन्द प्राप्त किया। जो मन शरीर में भ्रलख निरंजन 
ज्योति स्वरूप परमात्मा के समान समाया हुआ है उसमे कबीर ने पूर्ण परिचय प्राप्त 
कर लिया है । हि 
विशेष--पद की प्रथम और अन्तिम पंत्रित से ऐसा भ्राभास होता है कि मन 
का प्रयोग कबीर ने इन दो पंक्तियों में परात्मा के लिए किया है । 
भाई रे बिरले दोसत.कबीर के, यहु तत वार बार कासों कहिये । 
सांनण घड़ण संवारण संख्य, ज्यू राषे त्यू' रहिए टेका | 
आलम दुनों सबे-फिरि खोजी, हंरि बिन सकल:अयानां । 
छह दरसन छुंयांनवै पाबंड, ग्राकुल किनहूँ न जानां ॥ 
जप तप संजम पूजा अरचा, जोतिग जग बौरानां। 
कागद लिखि लिखि जगत मुलानां, मनहीँ मन न समाना ॥ 
कहै कबीर जोगी भ्रू जंगम, ए सब झूठी झासा। 
गुर प्रसादि रठों चात्रिग ज्यू, निहचे भगति निवासा ॥३े४ी। 
बब्दार्थ--बि रलै =-कोई ही.। दोसत -- साथी, क्योंकि कबीर का सावना मार्ग 
बड़ा विकट है अतः उसके साथ चलने के लिए बिरले ही साथी मिलते हैं । तत =तत्व, 
सत्य । आलम = दुनिया, संसार । दुनी =दुनिया। छह दरसन = षट्दर्शन, शिक्षा, 
छन्द, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प । । ' 
कबीर कहते हैं कि मेरे साथी बहुत कम हैं--इस सत्य का बारम्बार उद्घाटन 
मैं किस-किस के सम्मुख करू । वह परम प्रभु भरण, पोषण एवं दोष-संत्रारण सब 
क्षेत्रों में समर्थ है, अतः वह जिस प्रकार रख रहा है मनुष्य को वेसे ही रहना उ 
मैंने सवंत्र सृष्टि में खोज कर देख लिया, किन्तु प्रभु बिता क प निर्जनता 
और कुछ नहीं है, षट्दर्शन एवं अन्य विविध शास्त्र स (जिन्हें कबीर A 
ब्राह्मणा वर्ग का पाखंड मानते हैं) में प्रभु की खोज में बड़े व्यग्र म aa 
किन्तु कोई भी उन्हें पूर्ण्पेण जानने में समर्य नहीं हो सका । उ न 
लिये संसार जप, नियम-संयम, पूजा-अ्ंता, ज्योतिष आदि विविध po 
हो रहा है। उसकी खोज के लिए पुस्तक पर म एवं विविध धर्मग्रः हक 
ढेर लिख कर मन ही मन भ्रफुल्लित है, किन्तु इनमें किसी से भी ह अ 
रूप प्रकट नहीं होता। कबीर कहते है कि योगी आदि विभिन्‍न उ 2 साध कील 
खोज में झूठी भ्राश ले लेकर मर रहे हैं, इनके द्वारा गृहीत wn 
होता तो निश्चयपूर्वक गुरु उपदेश के द्वारा प्रहण की गई दृढ़ 
होता है । 
संकर गये ऊठि | | 
संमाधि झजहूँ नहीं छूटि देका 


प्रले काल कहू कितेक भाष, गये इह से गिणत लाष । 
गजि पुरयौ गहि नाल, कहै कबीर ब राम निरास॥३५ 
cc Mwa th Collection. Digitized by eGangotri 


३१२ | कबीर प्रन्थादलौ सटौक 


इब्दायं--सरल है। ः 


इस पद में कबीर प्रभु की प्रगम्यता का वर्णन कहते कहते हैं कि शिवशंकर - 


जैसे न जाने कितने तपस्वी प्रभु की प्राप्तिइच्छा में समाधि लगा-लगा कर पराजय 
मान गये किन्तु प्रभु की समावि--निद्रा आज भी नहीं हूदी, जो उन्हें दर्शन दे सकें। 
न जाने कितनी सृष्टियों का सूजन एवं विनाश हो गया भ्रौर इन्द्र जैसे न जाने कितने 
लक्ष देवता उनसे पराजित हो गये । ब्रह्मा उन्हें खोजते-खोजते कमल-नाल पकड़ कर 
बैठ रहा, किन्तु कबीर कहते हैं कि वे भ्रदुभुत राम किसी को भी प्राप्त नहीं हो सके । 
. विशेष--पद की प्रत्येक पंक्ति में हिन्दुओं के किसी न किसी धामिक विश्वास 
का कबीर को ध्यान है जिनके श्राघार पर वे ब्रह्म की झगम्यता [सद्ध फर रहे हैं । 
झच्यंत च्यंत ए माघो, सो सब सांहि समांनां । 
ताहि छांड़ि जे ग्रांन भजत हैं, ते सब अमि सुलाँनां ।।टेक॥। 
ईस कहे में ध्यांन न जांनू, बुरलभ लिज पद मोहीं । 
रंचक करुणां कारणि केसो, नांच घरण को तोहीं ॥ 
कहो घों सबद फहां थ ग्राव, अरू फिरि फहाँ समाई । 
सबद श्रतीत का मरम न ज्ञाने, भ्रमि भुली दुनियाई ॥ 
प्यंड मुकति फहां ले कीजे, जो पद मुकतिन होई । 
प्यंड मुकति फहत है मुनि जन, सबद अतीत था सोई ॥ 
प्रर गुपत गुपत पुनि प्रगट, सो फत रहै लुकाई । 
कबीर परमांनंद मनाये, कथ फष्यो नहीं जाइ ॥३६॥ 
शब्दा्थ--रंजक=थोड़ी-सी । करुणा=दया। प्यंडं मुकति==शरीर की 
मुक्ति लुकाई= चिपना । . [ 
वह अनुपम ब्रह्म समस्त सृष्टि में समा रहा है, उस परम-प्रभ को छोड़ जो 
अन्य का भजन करते हैं वे लोग सांसारिक भ्रम में अमित हैं। | 
भ्रमु स्वयं कहते हैँ कि मैं ध्यान द्वारा प्राप्य नहीं हैं, मुझे प्राप्त करना अत्यन्त 
कठिन है । हे प्रभु ग्राप अपने दासों-भक्तों-पर थोड़ी सी तो दया दृष्टि फेरिये 
जिससे वे आपका नाम . जपने में ,समर्थ हो सकें । भला बताझो तो शब्द ब्रह्म, 
नाद-प्रह्म, कहाँ से उत्पन्न होता है ग्रौर फिर कहाँ समा जाता है। सद्गुरु के उपदेश 
का संसार रहस्य नहीं जानता बह केवल मात्र माया-भ्रम में उलका हुना है। इस 
शरीर की ही मुक्ति को लेने से क्या लाभ यदि. मुक्ति स्वरूप परम-पद की प्राप्ति न 
हुई । जीवनमुक्त मुनिगण यह बताते हैं कि बह भ्रनहद नाद ही तो ब्रह्म था । वह प्रभु 
आ हो जाते हैं भौर कभी अहस्य, अगम्य--न जाने वे किधर छिपे हुए हैं । 
` नहीं एल कला कहु परतहा की आ्राप्ति हो गई है, इस झानन्द का वर्णन 
सो कछ बिचारहु पंडित सोई, 


जाफ रूप न रेष वरण नहीं फोई ॥टेफ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पदावली-माग ३१६ 


उपज प्यंड प्रांन कहाँ थं झावे, मृवा जीव जाइ कहाँ समावे । 
इंद्री फहां कर'ह बिशरांमां, सो कत गया जो कहता रांमा ॥ 
पंचतत तहाँ सबद न स्वादं, भ्रलख निरंजन विद्धा न बादं।. 
फहे कबीर मन मनहिं समानां, तब अ्ागम निगम झूठ करि. जाना ॥३७॥। 
वाब्दार्थ--लोई= लोग । रेप =रेखा । झागम निगम->वेद और शास्त्र 
आदि । 
` अला पण्डित लोग अर्थात्‌ ज्ञानी उसका कया विचार कर सकते हैं जिसकी न 
कोई रूप रेखा है और न कई वणं-जो सर्वथा निराकार है, उसको पाने का प्रयत्न | 
तो बड़ा यत्न साध्य है । 
` शरीर की उत्पत्ति पर उसमें प्राणों का संचार न जाने कहाँ से हो जाता है 


-ग्रौर जीव की मृत्यु पर वही प्राण नजाने कहाँ जाकर समा जाता है ? जीव के 


मरणोपरान्त न जाने इन्द्रियाँ, जो संसार के नाना विषयों में अनुरक्त थीं, कहाँ जाकर 
सो जाती हैं और वह हंसात्मा जो शरीर को सजीव बनाये थान जाने कहाँ चला 
गया ? जहाँ जाते हैं वहाँ पंचतत्व निमित यह भौतिक संसार नहीं है, केवल वह 
ग्रलख निरंजन ब्रह्म ही ज्योतिष्मान है । वहाँ किसी लौकिक विद्या अथवा विचारधारा 
की गति नहीं है । कबीर कहते हैं कि जब मन की दृत्तियों को झन्मुंखी कर ब्रह्म में 
केन्द्रित कर दिया जाता है तव आगम-निगम यादि की समस्त शास्त्रीय विचारधारा 
मिथ्या प्रतीत होने लगती है श्रौर केवल ब्रह्म का ही ध्यान रहता है । 
जो पे रोज़ रूप भगवाना; 
तौ पंडित का कथिसि गियाना ॥टेक॥ 
नहीं तन नहीं मन नहीं भ्रहंकारा, नहीं सत रज तम तीनि प्रकारा ॥ 
विष झमृत फल फले श्रनेक। चेद रु बोधक हैं तर एक । 
कहैं कबीर इहै मन माला, कहिषु छूट कचन उरभाना ॥३८॥ 
शब्दार्थ--सरल है। ट 
कबीर कहते हैं फि यदि ब्रह्म बीज रूप ही एक है sa | 
यह सष्टि फली है तो फिर पंडित इसी बात के रहर दाया क 
करेगा ? वह ब्रह्म न तो शरीरधारी है और न मनयुवत है एव म ss 
गुणों से परे है । इस संसार में उसी की सृष्टि के ख्प में विष श्रौर अश 


गेट हैं किम एक ही है । कबीर कहते हैं कि इस 
युक्त डुक्ष लगे हुए हैं किन्तु उन सबका मूल हक हे शो सा सौर बा 


=; i अस पाँडे, | 

बंद दुर्रान पढत नाही यंति पड़े सुखि छारा ॥ 

रांस नांप तत समरत चट्‌. + 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


5 
ire ७०० 
p hdd है, कं 7 न ; 

A 









E+ 


१ DT hon का # क$ 
२. ॥ र EY के सं प 
2०. «हा yt PA 
7% 5. >* 
05९ PS ए ८० FS 
oe ३ चु 
ia न 





३१४ वीर प्रस्यावली सो 


बेद पढ्याँ का यहु फल पांडे, सब घटि देखें रांमां । 
जन्म मरन थे तौ तू छूटे, सुफल हूँहि सब कांमाँ ॥ 
जीव बघत अरू धरम कहत हो, प्रधरम कहां हैं भाई । 
ग्रापन तौ मुनिजन ह्व बेठे, का सनि कहाँ कसाई ॥ 
नारद कहै ब्यास यों भाषे, सुखदेव पूछो जाई । 
कहै कबीर कुमति तब छूटे, जे रहो रांम ल्यौ लाई ॥३६॥ 
शब्दा्थं--खर-- गधा । छारा =छार, धूल । घटि= हृदय में । का सति= 
किसकी । क्यौ = प्रगाइ प्रेम । | 
हे पांडे जी ! आप किस दुबुद्धि के फेर में पड़कर विविध पाखंड कर्मो का 
जंजाल फैलाते हो । हे भाग्यवान ! राम-ताम क्यों नहीं जपता ? व्यर्थ में वेद और 
पुराण पढ़ने से क्या लाभ ? वास्तविक ज्ञान तो प्रभु-भक्ति है, यह पुस्तकीय ज्ञान तो 
ऐसा ही है जैसे गये पर चन्दन लंदा हुआ हो और वह उसका कुछ भी लाभ न उठा 
सके । यदि तूने राम-नाम का रहस्य नहीं जाना तो अन्त में मुख में धूल पड़ेगी; 
भर्थात्‌ झ॒त्यु को प्राप्त होगा । हे पाण्डे जी ! वेद पढ़ने का तो यही लाभ है कि प्रत्येक 


जीव के हृदय में प्रभु की सत्ता को समझो । इससे तू जन्म-मरण के आवागमन चक्क से . 


भुक्त हो जाएगा और तेरे. समस्त कार्य सफल हो जायेंगे । यदि तुम पशुबलि करके भी 
धमं कहते हो तो फिर अधर्म पूणं कार्य कौन-सा रह गया ? तुम स्वयं पशुवलि करके 
तो मुनि कहलाते हो, फिर भला कसाई किसे कहोगे ? व्यास जी, नारद भ्रौर शुकदेव 
जेसे ऋषियों द्वारा इस मत की पुष्टि कराते हैं। कबीर कहते हैं कि यह कुबुद्धि जो 
तुम्हें ऐसे क्रूर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है तभी छूट सकती है जव तुम अपनी 
वृत्तियाँ राम में केन्द्रित कर दो । | 

पंडित बाद बदंते झूठा । 

रांम कह्याँ दुनियाँ गति पावे, घांड कह्यां सुख मीठा ॥टेका। 

पावक कह्माँ पाव जे दाजे, जल कहि त्रिषा बुराई । 

भोजन कह्यां भूष जे भाजे, तौ सव कोई तिरि जाई ॥ 

नर के साथि सुवा हरि बोले, हरि परताप न जानं । 

जो कबहुँ उड़ि जाइ जंगल में, बहुरि न सुरते घ्रानं ॥ 

साची प्रीति विषे माया सू', हरि भगतनि स्‌' हासी । 

, कहै कवीर प्रेम नहीं उपज्यो, बाध्यो जमपुरि जासी ॥४०। 
ाब्दाथ--पावक =्रर्नि। त्रिषा =प्यास। सूवा=तोता । बहुरि=फिर । 

जमपुरि= नरक लोक में । 


पंडित लोग व्यर्थ के विभिन्न बाद प्रस्थापित कर ईश्वर के भूठे स्वरूप से 
परिचय कराते हैं। भला यदि राम-नाम कहने गात्र से संसार से मुक्ति हो जार 
श्रौर खाँड का नाम-मात्र लेने से मुह मिण्टान्न का स्वाद ले ले, अ्रग्नि का नाम लेते 


से ही पैर जल जाय और जल कह देने भर से प्यास बुझ जाय, भोजन कहने भर गे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


nn ssn PN rE srR earner press 


वदावलो-भाग ३१५ 
भूखा मिट जाय तो सब ही अपनी इच्छानुकूल तृप्ति पा लें। मनुष्य द्वारा सिखाये 
जाने पर तोता भी राम-नाम उच्चारण करता है, किन्तु बह प्रभु प्रताप रो तो अवगत 
नहीं होता । यदि कभी वह अपने पिजड़े से छूट जाय तो पुनः कभी उसे प्रभु की 
स्मृति भी नहीं श्रा सकती । जो जीवात्मा माया के विविध विषयों से अनुराग रखते 
हैं भौर प्रभु-भकतों का उपहास कहते हैं उनके हृदय में कभी भी प्रमु-प्रेम उत्पन्न नहीं 
हो सकता है श्रौर वे ग्रावागमन के बन्धन में वधे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 
जो पे करता बरण बिचारे, 
तो जनमत तीनि डाँठि किन सारे ॥टेक 
उतपति व्यंद कहाँ थे आया, जा घरी भ्रू लागी माया। 
नहीं को ऊंचा नहीं को नांचा, जाका प्यंड ताही का सींचा ॥ 
जे तु बांभन बभनीं जाया, तो गांन बाट ह्वं काहे न झाया। 
जे तू तुरक तुरकनों जाया, तो भीतरि खतनां क्यू. न कराया ॥ 
कहे कबीर मधिम नहीं कोई, सो मधिम जा मुखि रांम न होई ॥४१॥ 
झब्दाय-तीनि डांडि=तीन खंडों में। मधिम= नीच । i 
कबीर कहते हैं कि यदि सृष्टि कर्ता प्रभु भी वर्ण-विचार करे तो मनुष्य के 
जन्म लेते ही उसे तीन खण्डों में विभाजित कर दे। समस्त जीवों का मूल उत्स एक 
ही है और फिर सब माया वंधन में पड़ते हैं ॥ समस्त जीव समान हैं क्योंकि शरीर' 
एक ही सांचे में ढले हुए हैं। इसलिए कोई उच्च भौर निम्न नहीं है। हे ब्राह्मण ! यदि 
तुझे अपनी उच्चता का गं है तो तू शेष संसार के समान ही मातृ-गर्भ से क्यों जन्मा 
किसी अन्य मार्ग से क्यों नहीं आया ? रौर हे तुर्क ! यदि पू अपनी श्रेष्ठता में किसी 
को कुछ समता ही नहीं तो मातु उदर में ही खतना करा कर अन्य लोगों से अपनी 
श्रेष्ठता प्रमाणित करता । कबीर कहते हैं कि कोई नीच नहीं है, केवल वही नीच है 
जिसके मुख से राम-नाम का उच्चारण नहीं होता । 
विशेष--इस पद में कबीर के सत्य कथन की प्रसरतापयं को छखने वाली है । 
कथता वकता सुरता सोई, आप बिचार सो ग्यानी होई ॥टेका। 
जैसे अगिन पवन का भेला, चंचल चपल बुधि का खेला । 
नव दरवाजे दसू दुवार, बूझि रे ग्यानीं ग्यांन सि tl 
देही साटी वोल पबनांँ, बूक रे ग्यानों मूवा स कनां । 
मुई सुरति बाद भ्हंकार, वहन सूचा जो बोलणहार 
जिस करान तटि तीरथि जाही, रतन पदारय घट हों माहीं 
पढ़ि पढ़ि पंडित बेद बबांे ल हा द 
न बलाइ, सो न मुवा । 
२ र 5 दिखाया, मरता जाता नजरि न आया ॥४२॥ 
Es he पे ड नब॒ दरवाजे=नौ इन्द्रियाँ । 
शब्दार्थ--पलाइः्=भ्नहं । पवन=हवा ' 


दस == दस्‌” ऋ Bw ad Math Collection. Digitized by eGangotri 


के ० पकबोर ग्रग्थावलं 
३१६ | री सहौक 


.जो अपनी वृतियों को अंतमुंखी कर धिचार करता है बही ज्ञानी हैं, वही 
उपदेशक है, वही प्रभु प्रेमानुरक्त हैँ । जिस प्रकार वायु के संस्पशं से अग्नि. प्रज्वलित 
हो उठती है उसी समय सर्वेत्रगामी और तीव्र बुद्धिं के द्वारा ही यह आत्म-चिन्तन 
सम्भव है । शरीर में नौ द्वार एवं ब्रह्मरन्ध्र हैं है ज्ञानी ! ज्ञान द्वारा ठू इनकी स्थिति 
का अनुमान कर। शरीर तो मिट्टी मात्र है जिसको प्राण वायु जीवन प्रदान करती 
है, हे ज्ञानी जो (शात्मा) मर गया वह कोन था, उसके स्वरूप पर विचार कर्‌। 
कबीर स्वयं ज्ञानी से किये गये प्रश्‍न का उत्तर देते कहते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती 
मनुष्य की मृत्यु पर नष्ट तो श्रहं मिथ्या दम्भ एवं स्वार्थ व्रत्ति होरी है। जिनके लिए 


मनुष्य विविध तीथोँ की यात्रा का श्रम उठाता है वह रत्न झोर श्रमूल्य पदार्थ भर्थात्‌ | 


प्रभु तो हृदय में ही वास करते हैं । पण्डित व्यर्थ में उद्घोप गिरा से वेदों का मन्त्रो 
'च्चार करता है किन्तु भ्रन्तर में रहने वाले ब्रह्म से परिचित नहीं होता । मृत्यु पर 
मनुष्य नहीं मरता केवल मात्र उसका ग्रहं नष्ट हो जाता है और वह तो समस्त 
संसार में रमा हुआ है परमात्मा आत्मा के खूप में रह जाता है। कबीर कहते हैं कि 
सद्गुरु ने मुझे ज्ञान-दृष्टि प्रदान कर ब्रह्म के दर्शन करा दिये जिसमे में जीवन-मरण 
के आवागमन चक्र से से मुक्त हो गया । 
हम न मर मरिहै संसारा, हम कू मिलया जियावनहारा ॥टेक॥। 
गब न मरों मरनें सन मांँनाँ, तेई मुए जिनि राम न जाँतां। 
साकत मरें संतन जीवे, भरि भरि रांम रसाइन पीव ॥ 
हरि मरिहै तो हमहें मरिहें, हरि न मर हंम काहे कू मरिहँ । 
कहै कबीर मन मनहिं मिलाबा, ग्रमर भये सुख सागर पावा ।।४३॥ 
शब्दाथ-साकत=शकिति । रसाइन = रसायन । 
कबीर इस पद में प्रमु प्राप्ति के पश्चात्‌ ग्रपनी मन:स्थिति का वर्णन करते 
कहते हैँ कि भ्रब मेरा मरण नहीं हो सकता क्योंकि मुझे तो जीवन या श्रमरता प्रदान 
करने वले प्रभु के दर्शन हो गये । झव मैंने मन में हढ़ निश्चय कर लिया है कि में 
मरण को प्राप्त नहीं होऊंगा --मरते तो वे हैं जो प्रभु-महिमा से अवगत नहीं होते 
और मैं तो प्रभु से साक्षात्कार कर चुका हूँ । शाक्त या बलि ग्रादि की विविध हिंसा- 
त्मक क्रियाओं में. ही पड़ा हुआ नष्ट हो जाता है और साधुजन भरपूर मात्रा में रार्म 
रूपी रसायन--प्रभु भक्ति का पान करते हैं, श्रतः वे अमर हो जाते हैं। यदि प्रभु की 
समाप्ति हो जायेगी तो. हमारा भी नाश हो जायेगा । किन्तु जब वही नहीं मरेगा तो 
हम कँसे मर सकते हैं ? क्योंकि हम तो उस अंशी के अंश हैं । कबीर कहते हैं कि मन 
को भ्रभून्मुख कर देने से सुख सागर की प्राप्ति होकर मनुष्य अमर हो जाता है। 
कॉन रर कोन जनमे झाई, सरग नरक कने गति पाई ।टेक॥ 
पंचतत अविगत थें उयपनां, एक किया निवासा । 
बिछुरे तत फिरि सहि समांनां, रेख रहो नहीं ग्रासा ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





परदावली-भाग ३१७ 
जल में कुभ कुभ में जल है, वाहरि भोतरि पांनों। 
फूढा कु'स जल जलहि समांनां, यहु तत कयो गियानीं 0 
गाद गगां अंते गगना, मधे गगनां भाई! 
क कबीर करम किस लागे, झूठी संक उपाई ॥४४॥ 
` ज्ाब्दार्थं अ्विगत==ग्रह्म। एक-एक में ही। संक==शका । उपाई= 
उपाय । 
कीर कहते हैं कि भला कोन मरता जीता है एवं मरणोपरान्त कौन स्वगे 
और नरक प्राप्त करता है--ये तो विश्वासमात्र ही हैं। प्रभु से उत्पन्न पंचत्व -- 
पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु--एकत्र रुप में आने पर मनुष्य का रूष घारण कर 
गये; शरीर नष्ठ हो जाने पर उससे विलग हो, ये पंचतत्व पुनः उसी ब्रह्म में समा 
जाते हैं मोर फिर मनुष्य का कुर्छ चिन्ह भी संसार में नहीं रह जाता । वस्तुतः यह 
सृष्टि इसी प्रकार है कि संसार के जल में शरीर रूपी एक घट है जिसमें भीतर भी 
जल विद्यमान है--शरीर में समस्त तत्त्व इस सुष्टि के ही है--एवं उसके बाहर 


. तो संसार रूपी जल है ही । शरीर रूपी घट के फट जाने पर शरीर घट स्थिति जल 


रूपी आत्मा शेष संसार में व्याप्त परमात्मा से मिल गई । इस प्रकार सृष्टि के झादि, 
मध्य और श्रन्त में भ्र्थात्‌ सर्वत्र परमात्मा का ही निवास है। कबीर कहते हैं कि संसार 
के माया-ञ्कर्ण तथा संसार अम मिथ्या है, यहाँ तो केवल कर्म ही प्रधान है । 
कोन मरे कहु पंडित जनां, सो समभाई कहौ हम सनां ॥टेकी। 
माटी माटी रही समाइ, पवे पवन लिया संगि लाइ। 
कह कबीर सु नीं पंडित गुनि, रूप मूवा सब देखे दुनों ॥४५॥ 
न्दा रूप मूवा = शारीर मर गया । इुनी दुनिया । | 
हे ज्ञानी पण्डित भवत | हमें बताश्रो तो सही कि मरता कौन है ? मरना कुछ 
नहीं केवल मिट्टी का दूसरी मिट्टी में मिल जाना है; पवनांश का सम्पूर्ण वातावरण 
में व्याप्त वायु से मिलन है। कवीर कहते हैं कि ज्ञानी पंडित ! सुन, सब लोग केवल 
शरीर को नष्ट होता देख उसे मरण कहते हैं, किन्तु यह कोई नहीं देखता कि यह 
व्यष्टि का समष्टि से, अंग से झात्मा का परमात्मा. से मिलन है । 
जे कों मरे मरन है मींठा, 
गुर प्रसादि (जनही मार दीठा ।टेक॥ 
सूवा करता मुई ज करनीं, मुई मारि सुरति बहु धरनों । 
सूचा झापा सूवा मांन, परपंच लेई मू. झमिमान 0 
रान रें रमि जे जन मूवा, कहै कबीर गबिनासी हुवा ॥९ ९ 
इहा ==ऊपर हो जाते हैं । 


बाब्दार्थ -प्रसादिम्ञकृपा । में हु 
कीर कहते हैं कि सदगुरु की पा से जिन्हें मरण के दशन हो जाते हैं वे यदि 
मरना चाहे तो मरण ही उनके लिएं मधुर क्योंकि वह प्रशुु-दशन क एक उपाय 


है । जो सासॉरिकी ५ पसर मतता हि: हर्षात्‌ उनसे विरत हो जाता हूँ उस 





३१८ | कबीर ग्रन्थावली सटीक 


कर्म-दोष या कर्म-पाप नहीं लगता। व्यक्ति को कामिनी एवं अन्य मायाकर्षणों से 
विरत हो जाना चाहिए । झह और दम्भ को नष्ट कर एवं मिथ्या-मान को भी त्याग 
कर व्यक्ति सांसारिक प्रपंच से अलग हो जाता है। कवीर कहते हैं कि इस भांति 
संसार के लिए मर कर जो प्रभु-भवित में लीन रहते हैं फिर वे प्रभु से मिलकर 
अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं । 

विशेष--मूलपद पर गीता का प्रभाव है । 

जस तू' तस तोहि कोई न जांन, 
लोग कहें सब श्रांनहि ग्रांन ॥टेक॥ 

चारि बेद चहूं मत बिचार, इहि' अभि भूलि पर्यौ संसार । 

सुरति सुमृति दोइ को बिसवास, बाकि परयो सब भ्रासा पास ॥ 

ब्रह्मादिक सनकादिक सुर नर, में बपुरौ धू का में का कर ॥ 

जिहि तुम्ह तारो सोई प तिरई, कहै कबीर नांतर बांध्यो मरई।।४७॥ 

कवीर कहते हैं कि हे प्रभु! झाप जैसे है उस रूप में आपको कोई नहीं 
जानता सब गौर ही और रूप में आपका स्वरूप वर्णन करते हैं। चारों वेद एवं 
समस्त मत-मतान्तरों का उद्देश्य भी आपका स्वरूप वणान है किन्तु संसार उनमें 
विश्वास कर व्यर्थ भूल में पड़ा हुआ है-वहाँ ईश्वर का वास्तविक स्वरूप कहाँ ? 
-प्रभु को प्राप्त करने के लिए केवल दो ही उपाय हैं--प्रेम और स्मृति ग्रंथ, संसार 
शेष उपायों के द्वारा इन्हीं के चारों ओर घूमता है। आगे कबीर पूर्व कथन से विरोध 
रखती हुई वात कहते हैं कि ब्रह्मादिक एवं सनकादिक आदि ऋषिगण एवं अन्य देवता 
तथा मनुष्य भी उनका भेद न जान सके तो मैं बेचारा भला उनको क्या जान सकता 
हैं ! कबीर कहते हैं कि हे प्रमु ! जिसे आप इस संसार-सिन्धु से तारना चाहते हैं तो 
तर जाता है, अन्यथा थषेष मनुष्य तो माया-बंधन में पड़े ही मर जाते हैं और आवा- 

गमन के चक्कर में पुनः पड़ते हैं । | 

| लोका तुम्ह अ कहत हो नंद कौ नंदन, नंद कहो घ्‌ काकौ रे । 
धरनि श्रकास दोऊ नहीं होते, तब यहु पंद कहां थौ रे ।।टेक॥। 
जामे, मरे न सकुटि श्रावे, नाँच निरंजन जाको रे। 
श्रयिनासी उपज नहि बिनसँ, संत सुजस कहैं ताकौ रे॥ 
सष चोरासी जीव जंत में भ्रमत नंद थाको हे । 


दास कबीर को ठाकुर ऐसो, भगति करे हरि ताकौ रे॥४८॥ 
ाब्दाथ--विनसँ = नष्ट होता है । लष = लाख । 


| और न कभी 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Doi, 2०4 0 शक फ्माता हद । वह 


परदावली-भाग से ३१६ 


| 


प्रविनाशी प्रमु न तो जन्म लेता है न मरता है। हे साधु जनो ! तुम उसी का गुण- 
करो । नंद तो, जो कृष्ण का पिता है, आवागमन के चक्कर में पड़कर चौरासी 
लाख योनियों में अमित होता रहा है; अर्थात्‌ वह तो सामान्य मनुष्य है किन्तु कबीर 
के स्वामी ऐरो हैं जो इन सब सांसारिक बातों से परे हैं। उसी की भक्ति काम्य है। 
ँ निरगुण रांम निरगुण रांम जपहु रे भाई, 
मस्बिगत की गति लखी न जाइ ।।टेक॥। 
चारि वेद जाकं सुमृत पुरांनां नौ व्याकरवां मरम न जाना । 
सेस नाग जाके गरड़ समांनां, चरण कंवल कवला नहों.जांनां ॥ 
कहै कबीर जाके भेदे नांही, निज जन बेठे हरि को छाहीं ॥४९॥ 
कबीरं कहते हैं कि हे भाई ! तुम निगुंण ब्रह्म की भक्ति करो | उस अगम्य 
प्रभु की गति का किसी को पता नहीं । चारों वेंद एवं समस्त स्मृति एवं पुराण ग्रन्थ 
. तथा नव-व्याकरण इस निग ण ब्रह्म के रहस्य को न जान सके शेषनाग को जिसका 
वाहन गरुण चट कर जाता है उस प्रभु के रहस्य को उनके चरण कमलों में रहने 
वाली लक्ष्मी नहीं जान पाती । कबीर कहते हैं कि परम प्रभु के रहस्य को कोई नहीं 
“जान पाया, किन्तु प्रभु-भक्त उनके रहस्य को पहचानकर उन्हीं की शरण में रहते हैँ । 
 बिशेष--कवीर के ब्रह्म की विशेषता यही है कि उसे जहाँ निगुण बताते हैँ 
वहाँ उसका सम्मिलन वैप्णवों के आराध्य विष्णु झादि से कर देते हैं किन्तु इन नामों 
को भी कबीर ने अवतार के नाम के रूप में नहीं अपनाया उनका, निगुण ब्रह्म जनता 
में प्रचलित इष्टदेव के नामों से अभिहित हो सर्वसाधारण के अधिक निकट ग्रा 
जाता है । 


कोई कहो कबीर कहाँ रांम राई हो ॥टेकी। 
नां हम बार बूढ़ चाहीं हम, नां हुमरे चिलकाई हो । 
पठए न जांऊं गरवा नहीं भांऊ, सहजि रहूँ हरिझाई हो । 
चोदन हमरं एक पखेवरा, लोक बोले इकताई हो । 
जुलहै तनि बुनि पांच न पावल, फारि बुनी दस ठाई हो। 
त्रिगुण रहित फल रमि हम राखल, तब हमरो नाउ राम राई हो। 
॒ जग में देखों जग न देखे मोहिं, इहिं कबीर कछु पाई हो ।५०॥ 
शब्दार्थ बिलगि बिलगि== भिन्न भिन्न रूप । ब्वार्‌==पानी । वूढ =ईबवा । 


चिलकाई= प्रकाशित होना । हैं भर सृष्ट के प्रत्येक 
कबीर का ब्रह्मा स्वयं कहता है कि मैं सर्वच व्याप्त विभिन्‍न नल नये 

पदार्थ में सब कुछ मैं ही हूँ। यह नाना रूपात्मक ज ९ ह नतो 

है। कोई मुझे किसी नाम से पुकारता है भर कोई किली प से। he 

जल-प्रवाह में ईव सकता हूं एस माव कितीहि अनाहते प्रकाशित है । 


३२०. । कबीर ग्रन्यावली सटीक 


जाता हूँ श्रौर न कही आता हूं तो स्वाभाविक रूप से, प्रयत्न न करते हुए भी संसार 
(विद्वानों से तात्पर्ये) मुझे एक परमतन्त्र के रूप में जानता है। जुलाहा जिस प्रकार 
एक ही थान को बुनकर उसके दस टुकड़े कर देता है उसी भांति मैं एक होते हुए भी 
सवंत्र रहता हूँ । मुझे मेरी सत्‌-रज तम त्रिगुणात्मक प्रकृति भी नहीं व्यापती, इसी 
अद्भुतता के कारण मेरा नाम राम पड़ा । कबीर ने उसके स्वरूप को कुछ ग्रहण किया 
है। इसीलिए वे कहते हैं कि ब्रह्म तो समस्त जगंत को देखता है किन्तु संसार उस 
परमात्मा को नही देखता । 
_ लोका जांनि न भूलौ भाई । 
खालिक खलक खलक मैं खालिक, सब घट रह्यो समाई ॥टेका। 
ग्ला एके नुर उपनाया, ताकी फेसी निदा । 
ता नुर थें सव जग कोया, फोन भला फोन मंदा ॥ 
ता ग्ला की गति नहीं जांनीं, गुरि गुड़ दीया मींठा । 
कहै कबोर में पूरा पाया, संब घटि साहिब दींठा ॥५१॥ 
शब्दाथं खालिक=प्रभु। खलक=संसार । नुर = रत्न । मंदा=वुरा । 
गुरि=सद्‌ गुरु। गइ =ज्ञानोपदेश। पूरा=पूर्णं ब्रह्म। साहिव = स्वामी, ब्रह्म । 
दींढा = ष्टिगत हुआ । | 
हे पंडित ! तुम प्रभु-महिमा को जानते हुए भी उसे भूलो मत । अर्थात प्रभु 
को विस्मृत कर संसार की विषय-वासनाश्रों में मत पड़े रहो । वह ब्रह्म सर्वत्र है। 
इस प्रकार वह प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ है। एक प्रभु से ही समस्त 
संसार का निर्माण हुआ है अ्रतः दूसरे की निन्दा कर प्रभु को ही निन्दित करते हैं। 
जब समस्त संसार उसी एक ज्योति से प्रकाशित है तो फिर भला अच्छा झौर बुरा 
उच्च और निम्न का भेद कैसा ? सतगुरु के मधुर ज्ञानोपदेश से प्रभ के दर्शन हुए, 
उसकी गति अगम्य है। कबीर कहते हैं कि मुझे पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हो गये, श्रव मुझे 
प्रत्येक के हृदय में उसका वास दृष्टिगत होता है । | ; 
'रांम मोहि तारि कहाँ ले जहो । 
सो वकु कहाँ घू' कंसा, करि पसाव मोहि दैहो ॥टेक 
जो मेरे जीव वोइ जांनत हौ, तौ मोहि मुकति bo । हक 
एकमेक रमि रह्या सबनि में, तौ काहे भरमावो ।। 
सारण न जब लग कहिये, तब लग तत न जांनां । 
रांम देख्या है म्ना 
er र शनि क मन मांनां ॥५२॥ न 
उसा उ पर तर कर। पासव--कृपा क 
हे प्रभु! मेरी समक में नहीं आता कि आप | 
ले जाग्न मो मुझे इस संसार से तार के 
कहाँ ते जाओगे । हिन्दुओं का यह विश्वास है कि संसार सागर से पार फ्ोकर मनुप्य 


वेकुण्ठ में जाता है तो हेःप्रभ ! आप मुझे है करेंगे 
CC-0. Jangamwad? Math Colle tore BSI, उहा प्रदान करेगे वह 


पदावली-साग के पे 


कैसा है ? यदि आप अपने और मेरी जीवात्ना में द्वेत-भावना से प्रन्तर देखते हैँ 
तो मुझे मुक्ति का साधन बताइये जिसमें में झापफे स्वरूप में लीन हो एकमेक हो . 
जाऊ । यदि वह एक ब्रह्म सवत्र समस्त वस्तुश्नों एवं पदार्थों में परिव्याप्त है तो फिर 
मुझे इस द्वैत (भ्रम) में क्यों डाला गया । तारने एवं तरने की तो बातें तभी तक 
सूझती हैं जब तक प्रभु को नहीं जाना जाता। कबीर मन में प्रभु की सत्ता को स्वी- 
कार कर स्त्र राम की हो भाँकी में देखते हैं । 
सोहं हंसा एफ समांन, ज्ाघा फे गुण घांनहि पांग ॥ठेफा। 
माटी सफल संसारा, यहु लिपि झांडे घड़े ख़भारा॥ 
मंच बरन दस एुहिए गाइ, एफ एष देखो पतियाह। 
कहै फवीर संसा फ़रि दूरि, त्रिभुयनवाय र्या भरपूर ॥५३॥ 
वव्दाथ--सोहं = सोऽहं, ब्रह्म । हंसा = द्यात्मा। कायान्दशरीर। आंनहि- 
'ग्रादि=श्नन्य ही अन्य । संसा =संशव । 
कबीर कहते हैं कि ब्रह्म भौर प्रात्मा में कोई अन्तर नहीं, केवल मात्र मनुष्य 
के ही गुण भिन्त हैं, वही माया में संलिप्त है। समस्त संसार में एक ही मिट्टी है, 
सृष्टि निर्माता ब्रह्म रूपी कुम्भकार मे उसी मिट्टी के विविध भ्राकारधारी मनुष्य रूपी 
घड़े निमित कर दिये हैं । संसार ने पंचवर्ग रूपी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और 
दसों इन्द्रियों द्वारा एक झानन्द प्राप्ति ही काम्य दना ली है। कबीर कहते हैं कि 
संसार के माया-अन्य भ्रम को दूर कर ले घौर प्रमु फा भजन कर क्योंकि वही समस्त 
संसार में परिव्याप्त है । [ 
प्यारे रांम मनीं रनां । | 
फासू' कवु फहन फो नाहीं, दसर घौर जनां ॥ टेका 
ज्यू' दरपन प्रतिव्यंब देखिए, जाव प्रवाल सोई । 
संसो मिद्यो एक कों एके, महा प्रष थब होई ॥ 
जों रिफ तौ सहा कठिम है, विन रिषं थें त्य खोटी । 
कहुँ कबीर तरक दोइ साधे, ताको मति है मोटी ॥५४॥ 
शब्द प--दरप्‌न = दर्पण । प्रतिव्यंव प्रतिविम्ब । संसौ=संशय। तरक = 
तके । 
हे प्रम ! मैं ग्रापका महिमागान मन ही मम करं लेता है, मैं किससे आपका 
गुण-वर्णन करू, कोई अन्य प्रभु-भक्ति में खनुरकत नहीं मिलता । जिस प्रकार दपंण में 
प्रतिविम्ब है, उसी भांति इस संसार में ्रापका प्रतिविम्ब है। संसार-भ्रम का नाश 
तो तभी हो सकता है जब महाप्रलय होकर राब कुछ तष्ट ह प के 
एक प्रभु ही शेष रह जाय । मदि मैं प्रमु को भ्रपने भम हास 0 
प्रयत्न करूँ तो यह प्रेमरनिर्बाह बडा कठिन है। कबीर कहते हैं कि करते हैं वे तिबुध 
बल से संसार और प्रमु दोनों की सत्यता प्रशाणित करने का प्रयास करते है रा 


हैं, क्योंकि एक्म्ित्र अभु से प्रेम! ही्यतुण्या का जेय 2०५ by eGangotr EE 3 ५33 
न a कि दर [ : के र tes 












4 4 
ha i, =" 
hs है हा +। 5 
अं ९ Ee "« 
| {sks I डः ~ 
५० 03% £ का 
I Py 
TS ` 


+ B 4%, 


—_ 


३२२ | फवीर ग्रन्भावली सटीक | 


हंस तो एक एक करि जांनां । ia 
दोइ कहँ तिनहीं कों .दोजग, जिन नांहिन परिचांनां ॥टक॥ 
एके पवन एक ही पांनीं, एक ज्योति संसारा । 
एक ही खाक घड़े सब मांडे, एकही सिरजन हारा ॥ 
जैसे बाढी काष्ट ही काटे, गिनि न कार्ट कोई । 
सब घटि भ्रंतरि तू हीं व्यापक, धरे सरूपं सोई ॥ 
माया मोहे झरथ देखि कंरि, काहे कू गरवांनां । 
निरमे भया कदू नहीं ल्याप, कहै कबीर दिवांनां ॥५५॥ 
शब्दाथ--दोई= द्वैत । दोजग==दोजख, नरक । खाक=मिट्टी। भाँड = 
पात्र | वाढ़ी==बढ़ई। अगिनि=अग्नि। तू ही.= तू ही, ब्रह्मा । सरूपे=स्वरूप । 
अर्थ == धन । गरबाँना--गर्व करना, मिथ्या दम्भ के र्थे में प्रयोग । 
कबीर कहते हैं कि हमने तो प्रमु की एक ही परब्रह्म के रूप में जाना है। 
जो व्यक्ति प्रमु को एक से अधिक बताते हैं थवा जो प्रभु भ्रौर संसार दोनों को . 
सत्य मानते हैं, वे नरक के अधिकारी हैं । .संसार में एक ही पवन परिव्याप्त है एवं 


ˆ जल भी एक ही है। समस्त संसार एक ही परम ज्योति के प्रकाश से थवा एक ही 


` सूर्य से प्रकाशित है। एक ही मिट्टी से सृजनकार ब्रह्म ने मनुष्यों के रूप में विविध 


` झाकार के पात्रों का निर्माण किया है। इन सबसे यही सिद्ध होता है कि प्रभु एक ही ' 
है । जिस प्रकारे . बढ़ई काष्ठ की लकड़ी-को ही काटता है, श्ररिन को कोई नहीं काट 


सकता, उसी भाँति भौतिक उपादानों को तो .नष्ट कर सकते हैं _ किन्तु परम ज्योति 
स्वरूप ब्रह्म को नष्ट नहीं किया जा सकता । हे प्रभु ! समस्त संसार के हृदय में 


. , आपका वास है, एक प्रकार से . समस्त संसार के रूप में प्रभु ही विविध रूपों में 


भासित है। हे मनुष्य ! क्यों व्यर्थ मिथ्यादम्भ करता है, तेरा चंचल मन धन एवं 
अन्य माया प्रलोमनों में सहज ही फंस जाता है। कबीर कहते हैं कि प्रमु-प्रेमानुरक्त 


- भक्त को किसी प्रकार का सांसारिक भय नहीं रह जाता, वह तो प्रभु-प्रेम में ही लीन 


रहताहै। . . ; 
` झरे भाई दोइ कहाँ सो मोहि बतावो, 
बिचिहि भरम का भेद लगायो ।।टेका 
जोनि उपाइ रची हे धरनों,. दीन एक बीच भई करनीं । 
रां रहीम जपत सुषि गई, उनि भाला उनि तसबी लई ॥ . 
' कहे कबीर चेतहु भोर, बोलनहारा तुरक न. हिदू ॥५६॥ 
शब्दार्थ दोइ=दो, यहाँ. तात्पर्यं एक से अधिक का है, बहुदेववाद । तसबी 
==मुसलमानों के जपने की माला का विशेष नाम । भोंदू मूख, बुद्ध । | 
कबीर कहते हैं कि है बहुदेववादियो ! मुझे इस बात का उत्तर दो कि एक 


¡ से अधिक भगवान्‌ कहाँ से झा गये । यदि वह एक से अभ्रधिक है तो उसने एक से 


अधिक पृथ्वी फा निर्माण क्यों नहीं किया । सब घर्मो का बिन्दु तो एक ही है, केवल 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पदावली-भाग ३२३ 


मात्र उनकी चरण पद्धति में अन्तर है। हिन्दू और मुसलमानों ने अपने-अपने 
झाराध्य को पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार कर इस सत्य को विस्मृत कर दिया और हठ्ध्मी 
से एक ने माला को और दूसरे ने तमी को अपनाया । कब्रीर कहते हैं कि भेद बुद्धि 
रखने वाले हे भोंदुओ ! (वुद्ध) मनुष्य के शरीर में बोलने वाली गात्मा न तो ' 
हिन्दू है और न मुसलमान--वह तो इस भेद वुद्धि से परे है। 
ऐसा भेद बिगुचन भारी । ; 
बेद कतेब दीन भ्ररू दुनियाँ, कौन पुरिष कोन नारी ॥टेक॥ 

एक बूंद एके मल मतूर, एक चाम एक गूदा । 

एक जोति थे सब उतपनां, कोत बांम्हन कौन सुदा ॥ 

साटी का प्यंड सहजि उतपनां, न'्द रुव्यंद सभानां । 

बिनसि गयां थं का नांव घरिहो, पढ़ि पुनि ज्नंम जांनां॥ 

रज गुन ब्रह्मा तम गुन संकर, सत गुन हरि है सोई । 

कहै कबीर एक रांम जपहु रे, हिदू तरक न कोई ॥ ५७॥। 

शब्दार्थं - वेद = चारों वेद । कतेब= किताव, कुरान, मुसलमानों का घम 
ग्रन्थ । वयद = वीयं की एक बूंद से तात्पयं है। सूदा =शुद्र । प्यंड = पिंड, शरीर । 
नाद = शब्द । रुव्यंद = रण्ड । र [ 

कवीर कहते हैं कि भेद-बुद्धि ने भारी वितण्डावाद खड़ा कर रख्षा है। इस 
भेद-बुद्धि ने भारी यि।वेध धर्म ग्रन्थों, मतों एवं देशों में विभेद कर रखा है। 
वास्तविकता यह है कि स्त्री और पुरुष में भी कोई अन्तर नहीं है, सब ही उस परब्रह्म 
के ग्रंश हैं । [ | 

सल मनुष्य एक ही वोये की बूंद से उत्पन्न हुए हैं। सव समान रूप से 
मल-मूत्र का त्याग करते हैं । सब में एक ही चर्म और मांस समान ही हैं । सबका 
जन्म परम ज्योति स्वरूप एक ब्रह्म से ही है । फिर भला ब्राह्मण और शूद्र का अन्तर 
कैसा ? मिट्टी से संबके शरीर की उत्पत्ति एक समान भाव से हो होती है। सवके शरीर 
में नाद-ब्रह्म की -श्रवस्थिति है । यदि यह शरीर नष्ट हो गया तो मृत्यु के उपरांत 
गात्मा को कया सम्बोधन दोगे ? भाव यह्‌ है कि नाम-रूप का भेद मिथ्या है--सब 2 
समान रूप से ब्रह्मा का वास है। इस सत्य के होते हुए भी संसार व्यर्थ पोथी-ज्ञान 
उसका हुआ है । हिन्दुओं का यह विश्‍वास कि ब्राह्मण में रजोगुण, श भ क 
एवं विष्णु में सतगुण प्रधान है---आ्रामक है । इसीलिए कबीर कहते be न भी 
परब्रह्म का ही भजन करो । हिन्दू भौर मुरालमान सब एक हैं, तः भा 
एक ही हैं । 

हमारे रांम रहीम करीमा केसो, अहल रांम सति सोई । 
इनके काजी मुलां पीर पैकंबर, रोजा पछिम निवाला । 


£ [व विवाज[ ॥| 
जे प॒रा, ग्यारति गंग [इव 
इनके पूरब दिला देव {न 00006 Digitized by eGangotri 


३२४ कबीर ग्रन्थावली सटीक 


तुरक मसीति देहुरे हिंदू, दहुठा रांम खुदाई। 
जयां मसीति देहुरा नाहीं, तहाँ काकी ठकुराई ॥ 
{हिदू तुरक दोऊ रह तूटी, फटी अरू कनराई । 
अरघ उरं दसहुँ दिस जित.तित, पूपि रह्या रांम राई । 
कहै कबीर दास फकीरा, अपनों रहि चलि भाई। 
हिदू तरक का करता एके, ता गति लखी न जाई ॥।५८॥। 
बाब्दार्थ--हंमारे = हमारे । करीमा =करीम । केसो = केशव । बिलमिल= 
बिस्मिल्लाह । बिस्म्भर = विश्वम्भर, विशव का भरण पोषण करने वाला । मुलाँ= 
मुल्ला । पैकंबर = पैगम्बर, धर्मंदृत । रोजा= रमजान के दिनों में उपवास रखने को 
रोजा कहते हैं । दिज = द्विज, ब्राह्मेण । मसीति--मस्जिद । देहुरे = देवालय । ठकुराई 
=प्रभुता, स्वामित्व । रहि=राह्‌, मागं । करता = कर्ता, ब्रह्म । 
कबीर यहाँ सव मत-मतान्तरों द्वारा आराधित प्रभु को नामों की विभिन्नता 
होते हुए भी एक ही मानते हैं । वे कहते हैं कि हमें तो प्रभु राम, रहीम, केशव, अल्लाह 
समस्त रूपों में समान भाव से मान्य हैं विस्मिल्लाह न कहकर यदि उसे विश्वम्भर 
कर दिया जाय तो भी वह वही प्रभु रहेगा कोई दूसरा नहीं । 
एक ओर मुस्लिमों के यहां काजी, मुल्ला, पीर तथा पेगम्बर एवं रोजा तथा 
पश्चिम दशा की ओर मुह उठाकर.नमाज पढ़ने की मान्यता है तो दूसरी र 
हिन्दुग्नों के यहां पूर्वं दिशा की शोर मुख करके ब्राह्मण और अन्य देवताञ्रों की पूजा 
विधि है भौर एकादशी ब्रत तथा गंगा स्नान की मान्यता है। भला एक ही प्रभु के 
लिए उपासना-पद्धति का यह व्यवघान कैसा ? मुसलमान मस्जिद एवं हिन्दू मन्दिर 
में प्रभु का वास मानते हैं। इस प्रकार वे राम और अल्लाह में भेद उत्पन्न कर देते 
हैं। भला जहाँ मन्दिर भौर मस्जिद नहीं है, वहाँ किस प्रभु का शासन है ? इस प्रकार 
हिन्दू भर मुसलमान व्यर्थ अपने बीच भेद की दीवार खड़ी कर त्रुटिपूर्ण ्राचरण करते 
हैं और परस्पर लड़ते हुए एक-दूसरे से. कतराते रहते हैं। ' ` . | 
भवत कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य ! तू अपने उचित मागे का 
अवलम्बन कर क्योंकि-ऊपर नीचे त्र-तत्र-स्वस्त्र वही सर्वशक्तिमान्‌ एक ही ब्रह्म बसा 
हुआ । हिन्दू और मुस्लिम दोनों का निर्माता एक ही ब्रह्मा है, उसकी गति कोई नहीं 
देख पात़ा। 
काजी कोन कतेब बषांनें। 
पड़त पढ़त केते दिन बीते, गति एके नहीं जांनें ॥डेक।। 
सकति से नेह पकरि करि सुनति, यहु नबदू' रे भाई । 
जोर षुदाइ तुरक मोहि करता, तौ ग्रापे कथि किन जाई ।॥ 
: हों तो तुरक किया करि सुनति, भ्रौरति सों का कहिये । 
श्रथ सरौरी नारि न छूडै, गाधा हिंदू रहिये। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प॒दा वली-भाग ३२५ 


छाडि कतेब रांम कहि काजी, लून करत हो भारो। : 
पकरी टेक कबीर भगति को, काजी रहे ऋष मारो 
दाब्दार्थ--कतेन = किताव, कुरान शरीफ । खून करते हो भारी = बहुत ग्नन्याय 
करते हो । सुनति = मुसलमानों की सुन्तत की रस्म । 
कबीर कहते हैं कि हे काजी ! क्यों व्यर्थ कुरान के पोठ के चवकर में पड़े 
हुए हो ? इसका पाठ करते-करते तुम्हें न जाने कितना समय व्यतीत हो गया, 
किन्तु तुम अब भी प्रभु महिमा से परिचित नहीं हो सके । ये काजी शान्ति- 
पूर्वक बालक का खतना करते हूँ, यह इनका श्रादशं है । यदि तुक अपने प्रभुत्व 
का इसी प्रकार उपयोग करें तो काजी ही कट जाय, मार दिया जाय। 
यदि तुम तुकं होकर खतनें कराने से पवित्र होते हो तो फिर स्त्री को 
बया उत्तर दोगे ? अर्थ शरीर भाव ही अच्छा है । झतः है मुल्ला | अपनी 
पवित्रता बनाने के लिए हिन्दुओं के ग्राधे ्राचरण करो । हे मुल्ला ! ,तुम कुरान 
ग्रादि धर्म-ग्रन्थों को छोड़ राम-नाम का जप करो, ऐसा न करने पर तुम भारी 
न्याय कर रहे हो । कबीर कहते हैं कि मैंने तो भवित का इढ़ सम्बल बात क्र ` 
लिया है; धर्मनिष्ठ मुसलमान, काजी, मुझे मुसलमान बनाने का व्यर्थ उपक्रम 
Er ३ इरि रांग रहीम रह्मा भरपूरि ॥टेक॥ 
कहां पुकार दूर, 
र तौ भ्न गा नांहीं, देखे खलक दुनीं दिल माहीं। 
हरि गुन गाइ बंग में दीन्हा, काम क्रोध दोऊ, बिसमल कीन्हां ॥।, 
कहै कबीर यह मुलनां झूठा, रांस रहीम सबनि में दीठा ॥६०॥ 
वाव्दार्थ -- अलह = अल्लाह । वंगर-बांग । बिसमिल = नष्ट करना । दीठा = 
ps हे कि हे मुल्ला जी ! आंप वांग देकर प्रु को दूर से बुलाने का 
उपक्रम क्यों करते हो ? उसे श्रल्लाह कहो या hi वह तो सवत्र 0 हः) 
यह अल्लाह गूगा तो नहीं है, उसे तो समस्त संसार में तथा अपने हृदय Fs 
सकता है । कबीरदास जी कहते हैं कि यह बाँग लगाने वाला मुल्ला क 
हुआ है वह राम और रहीम सभी नामों को धारण करने वाला ब प 
है। म्तः मैंने तो प्रभु का गुणगात्र कर बांग को श्रलंग कर दिया है अप bk 
मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं । प्रमु समरण से मेरे शत्रु काम तणा 
हो गये हैं । 
पढ़ि ले काजी बंग तिबाजा, सा 
दसौं दरवाजा॥ : हो 
करनी कबिला करे देही, बोलनहार pe { 
जहां न दोजग भिस्त सुकांमां, इहा हों रांन इहा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





३२६ कबीर प्रन्यावलौ सटौक 


बिसमस तांमस भरंम कं दूरी, पच्‌ भषि ज्यू' होइ सबूरी। 
_कहै कबीर में सया दिवांनां, मनवाँ मुसि मुसि सहजि समानां ॥६१॥ 
हाब्दाथ--मसीति= मस्जिद । कबिला = कर्बला । दोजग =नरक । 
कबीर कहते हैं कि हे काजी ! तू मसजिद में जो नमाज पढ़ता है वह झूठी है, 
झब तू प्रभु नाम का स्मंरण कर सच्ची नमाज पढ़ । इस एक शरीर रूपी मसजिद के 
दस द्वार है, उन सबसे यही राम नाम ध्वनि आनी चाहिए | तू मन को मवका और 
शरीर को कर्बला के समान पवित्र तीर्थंधाम बना ले । तेरे भीतर व्रह्म का जो अंश 
आत्मा है वही तेरा पूज्य गुरु है । ग्रतः तू श्रपना ध्यान वहां केन्द्रित कर, उस ब्रह्म 
में लगा, जहाँ न्‌ स्वर्ग है और न नरक । वह एकमात्र ब्रह्म ही राम और रहीम झादि 
नामों से पुकारा जाता है। तू अपनी समस्त तामसी दृत्तियों को समाप्त कर माया- 
अम को भगा दें। यदि तू पांचों इन्द्रियों से अर्थात्‌ सम्पूणं चित्तदृत्तियों से प्रभु का 
. भजन करेगा तो तुझे शान्ति प्राप्त होगी । - 
कबीर कहते हैं कि मैं तो प्रभु-प्रेम का दीवाना हो गया हूँ और मेरा मन चुप- 
चाप--संसार से झसम्पृक्त हो सहज समाधि में लीन रहने लगा है। 
मुलां करि ल्यो न्याव खुदाई, 
इहि बिधि जीव का भरम न जाई ॥टेक।। 
सरजी झांने देह बिनासँ, माटी बिसमल कौता । 
जोति सरूपो हायि न भाया, कहो हलाल कया कीता ॥ 
बेद कतेब कहो क्यू' झूठा, झूठा जोनि बिचारं । 
सब घटि एक एक करि जांने, भीं दूजा करि मारं ॥ 
कुकड़ी सारे बकरी मारे, हक हक करि बोले । 
सब जोब सांई के प्यारे, उबरहुगे किस बोले ॥ 
दिल नहीं पाक पाक नहीं चीन्हां, उसदा षोज न जांनां। : 
कहै कबीर भिसति छिटकाई, दोजग ही मन मानां ॥६२। 
क क हैं कि हे मौलवी साहब ! इन बाह्याचारों के ढोंग में न : पड़कर 
ही दा चे ह ४ जार से जीवात्मा का भ्रम नष्ट 
निर्मित जीव के शरीर को नष्ट कर SD nis 


करने का क्या लाभ, जब वह ज्योतिस्वरूप परम ब्रह्म ही तुम्हें दष्टिगत नहीं हुआ । वेद, 


तुम बकरी और भी का आप उसमें अपने जंसा 

मं भ्रौर पुन्य की बातें र मुर्गी जैसे निरीह जीवों भी 

प्रिय के नात बढ़-चढ़ कर करते हो । समस्त हाह ही. सर को 
मम हत्याएं कर तुम किस भाँति मुक्त हो सकोगे ? तुम्हारा हृदय तो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दवावलौ-साग हर 


स्वच्छ नहीं है और न तुम उस परम पवित्र प्रभु को पहचान पायें और न उसको 
खोजने का कभी प्रयत्न ही किया । कबीर कहते हैं कि मुल्ला जी ! आपने प्रश्न झोर 
संसार में (संसार के जीवों में) -दत-भावना स्थापित कर भ्रम का वातावरण बना 
रखा है । 
या करीम बलि हिकमति तेरी, 
खाक एक सुरति बहु तेरी ।।टेक॥ 
ग्रर्धं गगन में नीर जमाया, बहुत भांति करि नूरनि पाया । 
झबलि आदम पीर मुलांनां, तेरी सिफति करि भये दिवाँनां ॥ 
कहै कबीर यहु. हेत बिचारा, या रब या रब यार हमारा ॥६३॥ 
` जञब्दार्थं ~ करीम =ईहवर । बलि=बलिहारी । हिकमति= सराहनीय प्रयत्न, 
यहाँ माया से तात्पर्यं । खाक = मिट्टी । | : 
कबीर कहते हैं कि हे प्रमु ! मैं तुम्हारी माया पर बलिहारी जाता हुँ । तुमने 
चित्र-विचित्र सृष्टि की रचना की है। इस संसार में मिट्टी एक ही है, किन्तु उसी से 
ही तुमने विविध भाँति के जीव निर्मित कर दिये । तुम्हारी यह विचित्र माया ही तो 
है कि आकाश के कुछ भाग में न जामे कैसे जलमय मेषों की सृष्टि कर दी । आपके 
ज्योतिस्वरूप का साक्षात्कार बड़े प्रयत्न से ही हो पाता है । संसार में जितने भी बली, 
ग्रादम तथा भ्रन्य पीर आदि श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं, वे केवल झापकी कृपा भर भक्ति 
से हुए हैं कबीर कहते हैं कि इसीलिए मैंने ब्राप्गी प्रिय भर्वित कोही अपना लक्ष्य 
निर्धारित कर लिया है । 
काहे री नलनों तू. कुमिलानों, 
तेरे हो नालि सरोवर पांनों ॥ढेक।। 
जल मैं उतपति जल में बासं, जल मैं नलनों तोर निवास । 
ना तलि तपति न ऊपरि आणि, तोर हेतु कहु कासनि लागि ॥! 
कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हंमारे जान ॥६४॥ 
झब्दार्थ--नलनी =कमलिनी । उदिक =जल । 
कबीर कहते हैं कि हे कमलिनि । तू क्यों कुम्हला रही है? तेरी नासिका तो 
सदैव जलपूर्ण सरोवर में रहती है। इस जल में ही तेरा जन्म हुआ भौर जल bs ही 
तू प्रारम्भ से अन्त तक निवास करती है। तू तो थल की गरमी से भी दूर है द 
सूर्य का ताप तुझे झुलसा सकता हैं (क्योंकि रात्रि में विकसित होती है) के तू द 
` कारण से सूखती जाती है। कबीर कहते हं कि जो जल के समान ही ह! गये, जल 
एकरूप हो गये--जहाँ तक मेरा ज्ञान है, वे तो अमर ही हो गये हैं । 
इब तू' हसि प्रमु में कुछ ब र 
भिमांन | 
Rss कीन्हा, तब लग में करना नहीं चीन्हां। 
००.०. कहै. पद, ताच हस जीवत न सू वाले माहा ॥६५॥ 


tized by eGangotri 


३२९ : कबीर ग्रन्यावली सरीर 


कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सर्वत्र हैं, आप ही समस्त 
चर-भ्रचर के विधायक हैं--हे पंडित ! तू इस सत्य का साक्षात्कार करके अपने प्रह 
को विदूषित कर दे । जब तक मैंने भ्रहं का परित्याग नहीं कर दिया तब तक मैं प्रभु 
के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाया । कबीर कहते हैं कि हे श्रेष्ठ संतो ! सुनो मैं 
इस भरहं-दर्प का परित्याग कर न जीवित -संसारसम्पृषंत और न मृत--संसार से 
असम्पृक्‍त की स्थिति में हूँ भ्र्थात्‌ जीवन्मुक्त हूं ।. 
विशेष--महात्मा कबीर द्वारा बणित यह जीवन्मुक्त स्थिति गीता के निष्काम 
योगी की सी दशा है। | 
शब फा डरों डर उरहि समांश, . 
जब थे मोर तोर पहिचांनां ॥टेका। 
जब लग गोर तोर करि लीन्हां, भे भे जनमि जनमि दुख दीन्हा । 
प्राम निगम एक करि जाना, ते सनयां मन मांहि समाँनां ॥ 
जब लग ऊच नंच करि जांनां, ते पसुवा सूले ्ंम नांना । 
कहै कषीर में मेरी खोई, तनहि रांस झाबर नहीं कोई ॥६६॥ 
शब्दार्थ - मोर-तोर =मेरी-तेरी । -आगम-निगम == वेद-शास्त्र । पसुवा =पशु 
के समान मूर्ख मनुष्य । मेरी = गहं भावना । 
कबीर कहते हैं कि भ्रव मैं जीवन्मुक्त स्थिति में आकर संसार के तापों तथा 
मायादिक के भय से भयभीत क्यों होऊ ? मैं तो श्रहं और परं की भावना को विदूरित 
कर भय-मुक्त हो गया हूँ । जब तक मैं ग्रहं भौर परं जनित हवत भावना में संलिप्त 
रहा तब तक मैं ्रावागमन चक्र में पड़कर जन्म-मरण का दुःख भोगता. रहा । झागम 
निगम आदि जितने भी घमं ग्रंथ हैं उन सबकी एकमत मान्यता यही है कि वह परम 
प्रभु हृदय के भीनर ही' ग्रवस्थित है। जस तक मनुष्य मनुष्यों में ही ऊंच और नीच 
ह है तब तक वह मनुष्य नहीं श्रपितु नाना संशयो में पड़ा हुमा 
कबीर कहते हैं कि जब मैंने प्रह॑ का परित्याग कर समस्त चर-झचर को एक 
मोना तव मुझे सर्वत्र ब्रह्म दष्टिगत हुआ । | 
विशेष -कविवर सुमित्रानन्दन पन्त के निम्न भाव से तुलना. कीजिए 
“एक ही तो ग्सीम उल्लास, विश्व में पाता विविधाभास ।” 
बोलनां का कहिये रे भाई, बोलत बोलत तत नमाई ॥ डेका! 
बोलत बोलत बढ़ें 'वकारा, बिन थोल्यां क्यु' होइ बिचार । 
संत मिले कछु कहिये कहिये, मिलै भ्रसंत भुष्टि करि रहिये॥ 
ग्यानीं सू' बोल्या । सुरखि सू' बोल्या ऋष मारी । 
कहै कबीर भ्राघा घट खोले, .मरया होइ तो मुघां न बोले ॥६७॥ 
कबीर कहते हैं कि व्यर्थ तक॑ से क्या लाभ तकंजाल में वास्तविक 
सत्य का नाश हो जाता है। व्यर्थं बक-बक न 
| "बक करने से ही वितण्डा खड़ी होती है, किन्छ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वदावली-भाग प 
पाप बोले नहीं तो विचार-विमर्श कंसे हो ? इसके विषय में कबीर की नीति यह है 
कि यदि संत मिले तो उससे विचार-विमर्श कीजिए शौर ग्रदि दुर्जन मिले तो चुप 
रहना ही श्रेयस्कर है । ज्ञान-सम्पन्न से तो वार्तालाप हितकारी और मूर्ख से तो 
बोलना अख मारना ही है । जिस प्रकार आधा भरा हुआ घट ही छलकने पर ध्वनि 
करता है और पूणं भरा होने पर वह न.छलकता है श्रौर न बोलता है इसी भांति 
ज्ञानी तो दूसरे की ज्ञानपूर्ण बात सुनकर चुप रहता है, उसका श्रादर करता है किन्तु 
जो ज्ञान से रित्रत है वह दूसरे की ज्ञानपूर्ण बात सुनकर उसे कुतकं का विपय बना 
देता है । 
विशेष--दृष्टांत अलंकार । 
बागड़ देस लुवन का घर है, 
तहाँ जिनि जाइ वान फा डर है ॥टेक॥। 
सन जग देखौं कोई न धीरा, परत घुरि सिरि कहत झबीरा । 
न तहां सरबरन तहां पांगों, न तहां सतगुर साघु बांणीं ॥ 
न तहां कोफिल न तहां सुवा, ऊचे चढ़ि चढ़ि हंसा मृवा । 
देस सालवा गहर गंभीर, इग डग रोटी पग पग नीर ॥ 
कहै कबीर घरहीं मन मांनां, गूगे का गुड़ यू गे जांनां ॥६८॥ 
शब्दार्थ--बागड़ देश=सांसारिक मोह-माया से युक्‍त संसार । लूवन=दुःखों 
का । मालवा = भक्ति का प्रदेश । 
उस प्रिय के देश का माग झर्नि के समान दाहक बाधाओं से परिपूर्ण है-- 
साधन-स्थली पथ भ्त्यन्त विकट है । कबीर कहते हैं कि मैंने समस्त संसार को देखा 
किन्तु उसमें कोई ऐसा धैर्यवान्‌ दृष्टिगत न हुआ जो उस पथ का भ्रवलम्बन कर सके । 
कुछ प्रयत्न तो करते हैं किन्तु उसमें परिपक्वता के भ्रमाव के कारण उन्हें असफलता 
ही प्राप्त होती है । उस मार्ग में भंत पथिक के परिश्रमशमनार्थे न तो कोई सरोवर है 
झौर न जल का कोई अन्य साधन एवं साधना मागं में प्रदत्त होने पर सदृ-गुरु की 
उपदेश वाणी और सज्जनों के सत्संग का सम्बल भी शेष नहीं रहता । वहाँ कोयल की 
कलित काकली झौर तोते के रूपाकर्षण कें लिए भी स्थान नहीं, अर्थात्‌ किसी प्रकार 
का सुख उपलब्ध नहीं । वहाँ.तो हंसात्मा उच्चतर सोपान को प्राप्त करती जाती हैं। 
इस भांति वह प्रभु का स्थान अत्यन्त कठिन साधना के उपरान्त सम्य होता है। वहाँ 
पहुंचकर तो पग-पग तृप्ति ही तृप्ति है (डग-डग रोटी पग-पग नीर) । कबीर कहते हैं 
'कि मेरा मन तो उसी स्थान पर रम रहा है, उस झानन्द का मैं वर्णन उसी प्रकार 
नहीं कर सकता जिस भाँति गगा मनुष्य गुड़ के मिठास को मन ही मन प्रसन्न हो 
सराहता है, उसे अभिव्यक्ति नहीं दे सकता । 
॒ je १. कबीर साधना मागे की विकटता बताकर साधक को उससे विमुखं 
नहीं करते ग्रपितु उस पथ की विषमताओं से उसे सचेत कर बै, दत अतूट श्रद्धा 
श्रादि गुणों सेटपरिफ्सँ र, ईककाउत तित प्रताप लगाना चाहते हैं। 


३३० कबीर '्रस्थावलौ सटौक 


२. लोकोवित अलंकार । 
अवधू जोगी जग थं न्यारा । : 
द्रा निरति सुरति करि सांगी, नाद न षंड धारा ॥ढेका 
बसे गगन में दुनों न देखे, चेतनि चौकों बेठा । 
चढ़ि अ्रकास झआसण नहीं छाड; पीवे महा रस मींठा ॥ 
परगट कंथा मां हैं जोगी, दिल में दरपन जोदे । 
सहंस इकीस छ से धागा, निहचल नाक पोवे ॥ 
ब्रह्म भ्रानि में कायां जारे, त्रिकटी संगम जागें । 
कहै कबीर सोई जोगेस्वर, सहज सु नि ल्यौ लागे ॥६६॥ 
यहाँ कबीर हठयोगी साधना का वर्णन करते हैं कि योगी समस्त संसार से 
पृथक्‌ आचरण करने वाला व्यक्ति है । उसका तो मुद्रा, इड़ा-पिगला, श्छुंगी और अन- 
हद नाद से ही ग्रहूट सम्बन्ध होतां है । 
वह तो साधना की मुद्रा ग्रहण कर शून्य में लय लगाता है; इस प्रकार वह 
शून्य स्थल-ब्रह्मरन्ध्र--पर पहुंचकर वहाँ स्रवित होने वाले अमृत का पान करता 
है । वह विरागी के वेश में रहता हुआ हृदय में उसी अनूप का दर्शन करता है । वह 
इवकीस सहस्त छः सौ नाइ्यों में भ्र्थात्‌ सम्पूण तन मन में ईश्वर को रमा लेता है। 
इस भाँति जब वह ब्रह्म की अलखस्वरूप निरंजन-ज्योति से शरीर को निर्मल कर 
लेता है तो त्रिकुटी में ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। कश्रीर कहते हैं कि वही साधक 
ge हैं जो सहजावस्या को प्राप्त कर अपनी चित्तद्तत्तियों को शून्य में केन्द्रित कर 
-देता हैः। 
विज्ञेष--दीपक अलंकार । 
अवध गगन मंडल घर कोजे। 
प्रमृत झरे सदा सुख उबजै, वंक नालि रस पीजे ॥ेका। 
सूल बांधि सर गगन समांनाँ, सुषमन यों तन लागी । 
कास क्रोध दोऊ भया पलीता तहाँ जोगणीं जागी ॥ 
सनवां जाइ दरीबे बैठा, मगन भया रसि लागा ।, _ 
कहै कबीर जिय संसा नांही, सबद भ्रनाहद बागा ॥७०॥ 
हे अवधूत ! तुम शून्य ब्रह्मरन्ध्र --को अपना स्थायी वास बना लो। वहाँ 
सदव अमृत सवित होता जिससे अमित आनन्द की प्राप्ति होती है । सुषुम्ता नाड़ी 
को वहाँ पहुँचाकर उसके द्वारा साधक को इस अमृत का पान करना चाहिए । 
सुलावार चक्र से कुण्डलिनी जागृत हो सुषुम्णा के माध्यम से ऊब्वंगामी हो 
गई, जिसमें काम, क्रोव आदि विकारों ने जलकर पलीते का कार्य किया और इस 
विस्फोट द्वारा ही तो योगिनी-रूप कुण्डलिनी सुषुप्तावस्था 
में पहुंच कर मन उस सहजावस्था में पर से जागृत हो गई । शार 
विद्यमान है । कबीर कहते हैं कि १हच गया जहाँ अलख के दर्शन या आनंद ही रात 
हैं कि इस भ्रवस्था में पहुंचकर साधक के मन में 


CC-=0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तात ३३१ 
भ्रम या माया का संशय नहीं रह जाता है रौर वह प्रनहद नाद के भ्रानंद में लय हो 
परमात्म-स्वरूप हो जाता है। [ 
बिशेष--१. “मूल मूलाधार चक्र से तात्पर्य, षट्चक्रों में यह सबसे पहला होता - 
है जहाँ कुण्डलिनी सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है। 
२. 'जोगणी -_कुण्डलिनी के लिए योग-साथना में बहुप्रयुवत शब्द । 
कोई पीच रे रस रांम नाँम का, जी पीवे सो जोगी रे। 
संतो सेवा करो रांम की, गौर न दूजा मोगी रे ॥टेक 
यहु रस तों सव फीका भया, ब्रह्म अगनि परजारी रे। ' 
ईश्वर गोरी पीवन लागे, रांम तनीं मतिवारी रे ॥ 
चंद सूर दोइ साठी कीन्हीं, सुषमनि चिगवा लागी रे। 
अमृत कू पी साचा पुरया, मेरी त्रिष्णाँ भागी रे ॥ 
यहु रस पीवें गू'गा गहिला, ताकी कोई न बूरे सार रे। 
कहै कबीर महा रस मंहगा, कोई पीवंगा पीवणहार रे ॥७१॥ 
शाब्दार्थ--परजारी=जलाई जाना सूर=सूर्य। चिगवा= पीता त्रिप्णां= 
प्यास । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु-भक्ति के अनुपम रस का पान ही श्रेयस्कर है जो 
इसका पान करता है वही वरतुतः योगी है । इसलिए हे साधुजनो ! तुम परम प्रभु 
की ही भक्ति करो अन्य कोई इस पूजा और भक्ति का पात्र नहीं है । ह 
हृदय में ईश्वर भक्ति जग जाने पर सांसारिक विषय-वासना के आकर्षण 
रौर रस निस्सार और छूछे अनुभव होने लगते हैं। शिव र 'पावंती इस भक्ति 
रस का पान कर ही राम-नाम में मदमस्त रहते हँ। 

. जब मैंने इड़ा और पिंगला की भट्ठी बनाकर प्रभु-भवित की अग्नि 2 को 
ुपुम्णा के पलीते द्वारा प्रज्वलित किया तो मुझे ग्रशृत की प्राप्ति हो गई, निरंजन 
ज्योति के दर्शन हो गये एवं मेरी तृष्णाएँ परितृप्ति हो गई। इस अनुपम रस का पान 
तो कोई ऐसा व्यक्ति ही करेगा जिसे संसार पागल सममे झौर वह इस रस को तह 
कर यूगा ही बन जाता है, उसे भ्रभिव्यक्ति प्रदान नहीं कर सकता । कबीर 5 
कि इस महारस को प्राप्त करने के लिए महान्‌ त्याग और संयम तथा भ्रहूट नाक है । 
झावश्यकता है, इसीलिए यह कुछ महंगा है । ग्रतः बिरले ही इसका पान र पाते 

न भेरा मर ग बो जिभवत मया उियास हे 
गुड़ करि ग्यान घ्यांन कर महुवा, भव साठी करि भारा । 
सुषमन नारी . सहजि समाती, पौरे hs हे 
होइ पू जोडि चिगाई भो, या महा रस भा 
कास ऋध ` दोइ किया बलीटा, छूटि म ससा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





३३२ कबौर ग्रन्थावलौ ससैक 


सुनि मंडल में मंवला बाजे, ` तहाँ मेरा मन नाच । 
गर प्रसादि अमृत फल पाया, सहजि सुषमनां काछ ॥ 
प्रा मिलया तब सुष. उपज्यो, तन की तपति बुझानी । 
कहे कबीर भव बंधन छूटे, जोतिहि जोत समानी ॥७२॥ 
शब्दार्थ--उन्मनि = उन्मत्त हो कर, उन्मनी श्रवस्था में । भव -> संसार । सुनि 
_दान्य । प्रसादि=कृपा । ज्योतिहि==ज्योति में, ब्रह्म में । 
कबीर यहाँ मदिरा खींचने की प्रक्रिया के रूपक द्वारा हठयोगी साधना से 
ब्रह्म-प्राप्ति का मार्ग बताते हैं कि हे अवधृत ! मेरा मन प्रभु-भक्ति में मदमस्त 
है । वह उन्मनी अवस्था द्वारा शून्य में पहुँच अमृत का पान करता है। इस महारस 
के पान से मुझे प्रत्येक लोक का ज्ञान प्राप्य है । भाव यह है कि सृष्टि के कण-कण 
का ज्ञान मेरे साधक को है। 
झव कबीर मदिरा खींचने की विधि द्वारा बताते है कि किस भाँति मैंने महा- 
रस को प्राप्त किया है । मैंने ज्ञान को गुड और ध्यान को महुवा अथवा जौ वनाकर 
संसार को ही अपनी भट्ठी बना लिया । इस भट्ठी में अग्नि प्रज्वलित करने के 
लिए काम और क्रोध (को नष्ट कर) का पलीता बना दिया एवं इंगला-पिगला का 
समन्वय कर इस भट्टी को तैयार किया । इस साज के पुरा हो जाने पर अमृत का 
ख़वण होने लगा । सुषुम्णा नामक नाड़ी सहजावस्था में पहुँच गई और इस प्रकार मैंने 
इस महारस का पान किया । इस अमृत पान से मुझे ज्ञात हुआ कि शून्य-ब्रह्मर्ध् 
में भ्रनहद नाद हो रहा है जिसकी ध्वनि से मेरा मन ग्ात्म-विस्मृत हो प्रभु में लीन 
हो गया । इस भाँति गुरु कृपा से यह भ्मृत प्राप्त किया और सुषुम्णा सहजावश्था में 
ही रहने लगी । कबीर कहते हैं कि इस भाँति अंशी में, आत्मा के परमात्मा में 
विलय हो जाने से मनुष्य विमुक्त हो जाता है। किन्तु यह सब तभी सम्भव है 
भव-ताप और बन्धन तभी नष्ट हो सकते हैं जब कोई ज्ञान-परिपूर्ण पथ-प्रदर्शक 
सद्गुरु मिले । 
_विशेष---सांग रूपक अलंकार । 
छाकि पर्यो श्रातम सतिवारा, 
पीवत राम रस करत विचारा ।।टेक।। 
बहुत मोलि. महेंगे गुड़, ले कसाब रस राँम चुवावा । 
तन पाटन.मं कीन्ह पसारा, माँगि माँगि रस पीवे बिचारा । 
_ कह कबीर फाबी मतिवारी, पीवत राँम रस लगी खुमारी ॥७३॥ 
शब्दाथ--सरल है। 
प्रेम कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा प्रभु भक्ति का रसपान कर मदमस्त है। ह 
इस भ्रम-रस का पान कर प्रभु का ही विचार करती है। मैंने बहुत मूल्य चुका कर 


रुचरणों ७ में बेठ ' ४ > 
रर सहे यह आन का मू दा है. ए ग 
बा I" ग्र त्‌ किया में 
CC-0. Jangamwadi SE । |Z by शरीर रूपी वस्त्र में रप 


पदावली-भाग ३३३ 
लिए इतनी तृष्णा बढ़ गई है कि वह माँग-मांग कर उसका पान करती है। राम 
रसायन से मदमस्त फवकड़ कबीर कहता है कि राम-भक्ति रस का पान पर उसका 
नशा ऐता चढ़ता है कि फिर उतरता नहीं । 
: बोलो साई रांम को दुहाई । 
इहि रसि सिव सनकादिक माते, पीवत अजहूँ न प्रघाई ॥टेका। 
इला प्यंगुला भाठी कीन्हीं, ब्रह्म गनि परजारि। 
ससि सर सूर द्वार दस मू दे, लागी जोग जुग तारी ॥ 
सन मतिवाला पीवे रांम रस, दूजा कहू न सुहाई । 
उलटी गंग नीर बहि आया, भ्रंगुत धार चुवाई ॥ 
पंच जने सो संग करि लीन्हें, चलत खुमारी लागी । 
प्रेस पियाल पीवन लागे, सोवत नागिनी जागी ॥ 
सहज सु नि मैं जिनि रस चाष्या, सतगुर थे सुधि पाई । 
दास फबीव इहि रसि माता, कबहूँ उछकि न जाई ॥७४॥ 
शब्दार्थ-अघाई--तृप्ति । द्वार दसम्=शरीर के दस द्वार--दो आाँल, दो 
नासिका-विवर दो कण-छिद्र, एक मुख, एक मलद्वार, एक मूत्रहार एव एक ब्रह्मरन्न 
या दशम द्वार । उलटी गंग== कुण्डलिनी की ऊघ्वंगति। पंच जने=पाँच इन्द्रियाँ 
नागिन = कुण्डलिनी | | ल | 
हे कबीर कहते हैं कि हे भाइयो ! प्रभु की भवित करो, क्योंकि इस अनुपम 
भक्ति रस का पान कर छिव भौर सनकादिक जेसे भी '्राज तक परितुप्त ह हुए। 
उनकी कामना है कि अभी इस रस का पान रौर करें; भौर करे। हृदय में ब्रह्म 
ज्योति प्रज्वलित कर इड़ा और पिंगला नाड़ियों की भट्टी बना ली । इ गिला-पिगला 
के मध्य सुषुम्णा के द्वारा कुण्डलिनी को ऊर्ध्वगामी कर सहजावस्था की प्राप्ति की । 
इस प्रकार सुषुम्णा के. माध्यम से कुण्डलिनी हारा बरह्मन मे विस्फोट रे अमृत 
सरवण होने लगा। प्रमु-भकिति में मस्त मेरा मन उस महारस के न Ri 
समस्त रसों के आनन्द को भूल गया । इस अमृत पान के साथ-साथ पांचा इ जी 
तल्लीन थीं । इस महारस से ही ये सब भूंम रही थीं। इस भांति बनता 2 
जागृत हो गई । सद्गुर से ज्ञान लाभ कर ही साधक इ सहज री 
को प्राप्त कर सकता है.। दास कबीर तो इसी रस को पान कर 
उ प क रे, ताथे बिसरि गये रस झोर ।टेक॥ 
क तेरा को महां, खेंचि लेई जिनि भार। 
विरि यसेरा पंषि फा, ऐसा साया जाल॥ 
ग्रोर मरत फा रोइए, जो भ्राया थिर न रहाइ । 


जो उपज्या सो बिनसिहै ताये दुख करि मरे बलाइ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३३४ कत्रीर प्रन्थावली सदीक 


जहाँ उपज्या तहां फिरि रच्या रे, पीवत मरदन लाइ । 
कहै क़बीर चित चेतिया, ताथे रांम सुमरि बैराग-॥७५॥ 
शब्दार्थ रस = लौकिक आनन्द । विरपि = इक्ष। संषि=पक्षी । थिर= 
स्थिर, अमर । | | 
कबीर कहते हैं मैंने राम रस की प्राप्ति कर ली है, इससे मुझे अन्य सांसारिक 
तुच्छ रस विस्मृत हो गये । भगे कबीर मन को प्रबोध देते हैं कि हे मन ! तेरा 
इस संसार में कोई नहीं है फिर तू क्यों व्यर्थ में दूसरों का बोझ ढोता है, उनके 
लिए क्यों अनेक पाप कमं करता है । इस संसार का माया जाल तो ऐसा है जैसे पक्षी 
का रात को किसी पेड़ पर ग्रल्प समय का बसेरा ! मनुष्यों के मरने पर दुःख भी 
` क्यों किया जाय, यहाँ तो जो भी आया है वह तो जायगा ही । जो उत्पन्न हु्रा है 
वह अवश्य ही मरेगा अतः शोक करना हथा है। यह जन्म-मरण, सृजन-संहार का 
क्रम अ्हूट है किन्तु फिर भी लोग वस्तुस्थिति भूलकर इसका रसपान करने में लगे 
हैं । कबीर कहते हैं कि चित्त जब तक सावधान होकर विषय वासना का 
परित्याग नहीं कर देता तब तक प्रभु भक्ति कहाँ ? अतः निर्मल मन से प्रभु का 
भजन ही श्रेय है । 
राम चरन मनि. भाए रे । हे 5 
अस ढरि जाहु रांय के करहा, प्रेम प्रीति ल्यो लाये रे ॥टेक॥। 
श्राब चढ़ी अंबलो रे झंबली, बबूर चढ़ी नग वेली रे।. | 
द्व थर चढि गयो रांड को करहा, मनह पाट की सैली रे । 
` कंकर कूई पतालि पनियां, सूने बूद बिकाई रे। 
बजर परो इहि मथुरा नगरी, कान्ह पियासा जाई रे ॥। 
एक वहिड्या दही' जमायो, दुहरो परि गई साई रे । 
यूति जिमाऊं शप्नो करहा, छार मुनिस की डारी रे॥ 
इहि ड बाज मदन भेरि रे, उहि बनि बाज तूरा रे । 
Fe इह्‌ बनि खेले राहो रकमनि, उहि बंनि कान्ह होरा रे ॥ 
. भासि पास तुरसी कौ बिरवा, माहि द्वारिका गांऊं रे। . 
र तहां मेरो ठाकुर रांम राइ है, मगत कबीरा नांॐ रे ॥७६॥ 
सब्दाथ- -मनि= मन को । अम्बली =ग्नाम । नगबेलीः-आकाश वेल । 
करहान्ज्करषा । पाट की सैली->ऊन, रेशम या बालों की एक माला सी जिसे 
योगी गले भ्रथवां शीश पर धारण करते हैं । कुई= क 
म ई--कुईया, छोटा कुआँ । बजर--आग 
मल न Fs । रकमनि=श्रीकृष्ण भगवान्‌ की प्रियतमा किन्तु यहाँ 
ट्‌ ह 4-4 ® ५ 
एवं पूज्य पौधा । "त >यहाँ बह से भयं । तुरसी--सुलसी, एक सुधित 


कबीर कहते हैं कि मेरे मन को रामचरण 
में जा ' भ्रमु भक्ति अत्यन्त प्रिय है। मैं 
प्रभु में अपनी समस्त चित्तदत्तियाँ केद्नि जा में. रंग जाऊं 
हे CC-0. Jangamwadi त कर उन्हीं के , ग म-इ जाऊं, यह मेरी 





पदाबली-सागं ज 
| ३३५ 


इच्छा है । जो लता आम जैसे सुमधुर फल के 
मान ही मधुर ही हो जाती है भोर न र करती है, वह तो 
लेती है वह तो व्यर्थे की आकाश बेलि ही बनती है। इसी प्रकार ह 
भक्ति का आश्रय लेते हैं वे मुक्ति का मधुर फल प्राप्त करते हैं Bol 
मार्ग का ses वाले भावनाओं के शूलों से विद्ध डोते हैं । क 
. ग्ब आगे वे योग साधना का रूपक बाँघते कहते हैं कि 
से सम्बद्ध हो गई एवं मन ही स्वयं सेल्ही 2 ( द र ह जला 
शीश पर धारण करते हुँ) । मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी रूपी पनिहारिन है जिसे 
शूत्यदेश में ग्रमृतोपम जल लेने जाना है। इस संसार रूपी मथुरा नगरी में तो ग्राग 
ही लग जाय क्योंकि जीव की यहाँ तृप्ति नहीं होती, उसकी वास्तविक तृप्ति तो उस 
शून्य में सवित अभृत का पान करने से-होती है । इस संसार रूपी बन में तो 
रुक्मिणी-माया--का नृत्य हो रहा है और उस शून्य लोक में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मपुरी 
कृष्ण का लीलाप्रसार हो रहा है उस द्वारिकापुरी--ब्रह्मलोक--में सवंत्र तुलसी के 
पवित्र पादप महक रहे हैं । वहीं पर मेरे स्वामी-ब्रह्म का. निवास है, मैं उन्हीं की 
भक्ति करता हूँ । " 
बिशेष - दृष्ठटान्त, रूपक अलंकार । ` 
थिर न रहै चित थिर न, रहै, च्यंतांमणि तुम्ह कारणि हो । 
सन मेले में फिरि फिरि झाहों, तुम सुनहु न दुल बिसरावन हो ॥टेक॥ 
प्रेस खटोवला कसि कसि बाध्यो, बिरह बान तिहि लागु हो । 
तिहि चढ़ि इंदऊ करत गबंसियाँ, अंतरि जमवा जागू हो ॥ 
सहरू सछा सारि न जाने, गहरे पेठा थाई हो। 
दिन एक मगर मछ ले खेहै, तब को रखिहे बंधन भाई हो ॥ 
महरू नांम हरइये जानें, सबद बुर बौरा हो। 
चारे लाइ सकल जग खायो, तऊन भेटि निसहुरा हो ॥ 
जौ महाराज चाही महरईये, तौ नायौ ए मन बोरा हो। 
तारो लाइक सिविटि बिचारो, तब गहि भेंटि निसहुरा हो ॥ 
भई कांन्ह कै कारणि, अमि स्मि तीरथ कीन्हा हो। 
सो पद देहु मोहि मदन मनोहर जिहिँ परि हरि मैं चीन्ह। हो ॥ 
दास कबीर कीन्ह अस गहरा, बभ कोई महरा. हो। 
यह संसार जात में देखों, ठाढा रहो कि निहुरा हो ॥७७॥ 
_जब्दा्थ-/ थिर = स्थिर । च्यंतांमणि= चिन्तामणि, ब्रह्म । मैले = मेले । 
फिरिफिरि= बारम्बार । खटोलवा= खटोला, खाट की छोटा रूप । बान = पतली- 
पतली रस्सियों को, जिनसे खाट बुनी जाती है बाने कहते हैं ।- जमवा =, 


कुभावनाएँ । महराईये=दया करना । _ स्थिर नहीं 
2 दतो व्याकुल स्थर्‌ नही रहता 
हे प्रु हे हल ह॥ लिये दया शा के र र * 





३३६ कबीर ग्रन्थावली सटीक 


भ्रमित होता रहता है । हे दुःखमोचन प्रभु ! भाप मेरी पुकार सुनते नहीं, आप मेरे 
भन के मेले में बारम्बार साकर दर्शन दीजिये । मैंने प्रेम रूपी खटोला बड़े प्रयत्न से 
तैयार किया है जिसमें विरह का बान लगाकर इसे स्थायित्व प्रदान किया है। इस 
प्रेम-खटोले पर चढ़कर मेरी समस्त इन्द्रियां आपसे मिलने के लिये प्रस्थान करती हैं 
किन्तु तभी मन में विषय-वासनाझ्रों के रूप में यम का आविर्भाव हो जाता है" श्रेष्ठ 
व्यक्ति--प्रभु भक्ति में लीन भक्त--सरिता के तट पर उथले जल में मछलियां 
सांसारिक क्षणिक झानन्द-भ्राप्त करना ही भ्रपना लक्ष्य नहीं वनाता अपितु वह 
तो गहरे पैठ कर हरि-हीरा ही प्राप्त करता है। उसी को वास्तव में सद्गुरु जानो 
जो सन्तों के उपदेश (सबद) को हृदयंगम करता हो। समस्त संसार चारो अवस्था 
में पड़ नष्ट हो रहा है किन्तु तो भी उसे ब्रह्म दर्शन नहीं होता । हे प्रभु ! यदि आप 
मुझ पर दया करना चाहते हैं तो इस मन को प्रबोध देकर उचित मार्ग पर लगा दो। 
मैं ग्रापका ही ध्यान करता हुआ . श्रापको प्राप्त करूं । मैं व्यर्थं भ्रमित होकर तीर्थो 
में भटकता रहा, किन्तु मुक्ति तो ब्रह्म-ध्यान से होती है। हे प्रभु ! श्राप मुझे बही 
श्रवस्था प्रदान करो जिसमें मैं ्रापसे साक्षात्कार कर सकू । | | 

कबीर कहते हैं कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ही कबीर की इस गम्भीर बात को 
समझ सकता है। मैं इस संसार को पतन-मार्ग पर जाता हुआ देखता हूँ । हे प्रभु ! मैं 
भी इन लोगों की श्रेणी में ही सम्मिलित हो जाऊ, या झाप मुझे कृपा कर सद्बुद्धि 
प्रदान कर रहे हैं जिससे मैं मुक्त हो सकू गा । 

बीनती एक रांस सु नि थोरी; पब न बचाए राखि पति मोरी ।टेक।। 

जस मंदला तुमह बजाबा, सेलें नाचत में दुख पावा ॥ 

जे मसि लागी सबं छुड़ावो, रब मोहि जिनि बहु रूपक छायो ॥ 

कहै कबीर मेरी नाच उठावो, तुम्हारे घरन फबल दिखलावौ ॥७८॥ . 

शब्दाय--धोर = थोड़ी, पल्प । मंदला = वाद्य विशेष | मस ==स्याही, पाप । 
त 23 है पु ' र थोड़ी सी प्रार्थना सुन लीजिये, अब श्राप मुझसे 
मैं उसी के फेर में पड़कर रख र । ग्रापकी माया ने जो झाकषंण जाल फैलाया, 
क न पि य हुआ । मेरी जितनी भी पाप- कालिमा है श्राप 
त र. वधल, ॐ ९ च नवसा । वी 
रा -कमलों के दर्शन करा कर इस संसार-प्रपंच 

सन थिर रहै न घर ह्व भेरा, इन सम घर जारे बहुतेरा [ ॥ रेक 

घर तजि बन बाहरि कियों वास, धर बन देखों दोऊ निरास ॥ 


५ जुरा मरण फो ग्रधिक बियाप । 
वेदा, घर मैं घर दे परमांनंदा ।।७६॥ 


| “द को खोज में व्यर्थ बाहर भटकत 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वदाबलो-भाग ३३७ 


है जबकि वास्तविक श्रानन्द-परमानन्दब्रह्म--मन में ही है। 
वे कहते हैं कि यह मेरा चित्त स्थिर नहीं रहता, इसकी इस श्रस्थिरता ने 
बहुत से सुख नष्ट कर दिये । इसने झानन्द की खोज में घर--अन्तरका परित्याग कर 
संसार के चक्कर काटे, फलस्वरूप घर और बाहर दोनों स्थान पर इसे निराशा ही 
प्राप्त हुई । जहाँ-जहाँ मैं जाता हैँ वहीं-वहीं शोक ओर सांसारिक ताप विद्यमान है 
झौर संसार में वही जरा-मरण के द्वारा आवागमन का चक्र चल रहा है । कबीर कहते . 
हैं कि हें प्रभू ! .अब में आपके श्री चरणों की वन्दना करता हूँ अतः प मुझे हृदय 
. में ही दर्शन दीजिये । े 
कसे नगरि करों कुटवारी, चंचल पुरिष बिचषन नारी ॥टेक॥ 
बैल वियाइ गाइ भई बाँक, बछरा वृहे तोत्यू सांझ! 
मकड़ी घरि माषो छछिहारी, मास पसारि चील्ह रखवारी॥ 
भूसा. खेवट नाय. बिलइया, मोडक सोव साप पहरइया । 
नित उठि स्याल स्यंघ सू झूम, फहै फबोर कोई बिरसा दूरे ॥८०॥ 
शब्दार्थ -विचषन = विलक्षण, चतुरा। नारी=माया रूपी स्त्री । मकड़ी 
घरि=कुण्डलिनी । छछिहारी = छाछ रूपी अशत का व्यापार । न 
कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु के पावन नगर में किस प्रकार प्रवेश करूं (क्योंकि 
मार्ग में प्रनेक बाधाएं हैं) । यह जीवांत्मा प्रत्यन्त चंचल है भ्ौर .इसको पथ-भ्रष्ट 
करने वाली माया जैसी चतुर स्त्री है जो विविध आकर्षणों से इसे पने बद्य में करना 
चाहती है । | 
ईदवर से ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुईं है, माया से नहीं, वह तो बन्ध्या 
ही रही । निकाल में अर्थात्‌ सर्वदा ईरवर से, ब्रह्म से ही फल प्राप्ति होती है । ब्रह्म 
रन्ध्र (मकड़ी घरि) कुण्डलिनी (भाषा) श्रत (छाछि) का व्यापार क रही है । 
सांसारिक प्रलोभनों से रक्षा सुषुम्णा (चील) ही करती है ; क्योकि उसी में समस्त 
मनःप्रत्तियां केन्द्रीमूत हो जाती हैं। सांसारिक पुरुषों की .स्थिति ऐसी है कि वे 
माया-रूपी नौका में बैठे हुए हैं और उनका खेवनहार भी विषय-वासना संचालित मन 
है। भज्ञानान्‍्ध जीव सोता रहता है और नित्यप्रति उठकर जीव री शइगाल पा. 
के महान्‌ आकर्षण रूपी सिह से संघर्ष करता है । कबीर कहते हैं कि इस पद का भात 
कोई बिरले ही समझ सकते हैं । की पल 
ै भाई रे चन बिलू ठा खाई a 
बाधनि संगि स के, सकष म भेद सहाई! 
सब घर फोरि बिलूटा खायो, फोई न जाने `` 
खसस निपूतो छांगणि सुतो, रांड न देई सेव ॥ ६ 
याहोसनि पनि भई बिरनी, माहि हुई घर घालं । 


३३८ कबीर ग्रन्यावलो सलेढ 


हैं है दीपक घरि जोया, मंदिर सदा अ्रधारा। 
घर घेहर सब श्राप सवारथ, बाहरि किया पसारा ॥ 
होत उजाड़ सब कोई जांनें, सब काहू मनि भावे । 
कहै कंबीर मिले जे सतगुर, तो यहु चून छुड़ावं।८१॥ 
शाब्दार्थ--चून = पुण्य--संतकर्मों का पुण्य । बिलू टा= माया । खाई=नष्ट | 
कर देता है । बाघनि=माया । खसम = स्वामी, पति, ईश्वर । लहाई = प्राप्त किया। 
भेव= भेद । 
कबीर कहते हैं हे भाई ! समस्त सत्कर्मो के पुण्य को यह मायारुपी 
बिल्ली खाये जा रही है, नष्ट कर रही है। यह माया सबके साथ लग जाती है | 
पर इस प्रकार कोई भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता । इस शरीर आगार को माया 
के विविध आकर्षण नष्ट कर रहे हैं। इस भेद को कोई नहीं जानता । ईश्वर रूपी 
स्वामी तो पुत्रहीन है अर्थात्‌ उसका आंगन सूनम है, भ्रर्थात्‌ वह ममत्व-बंधन में नहीं 
पड़ता । यह माया किसी को प्रभु का पुत्र नहीं बनने देती । इसी भावना से निकट का 
ष्यक्ति भी कभी-कभी दूर का हो जाता है और माया जीव और ब्रह्म के मध्य दीवार | 
खड़ी करने में सफल हो जाती है। पांचों ज्ञानेन्द्रियां अपने-अपने स्वाद में लिप्त रह | 
मोद मनाती हैं । यह स्थिति भक्त को अच्छी नहीं लगती । 
संसार के व्यक्ति ग्पने-अपने घरों में तो प्रकाश करने के लिए कई-कई दीपक 
प्रज्वलित करते हैं, किन्तु उनके हृदय मन्दिर में सदैव अज्ञानांधकार रहता है। मनुष्य 
झपनी पहुँच के भीतर तो स्वार्थ-साधना में तत्पर रहता ही है, साथ ही बाहर भी उसी 
फी पूर्ति करना चाहता है। जब व्यक्ति संथा नष्ट हो जाता है तो सब उसकी मूखंता 
पर प्रसन्न होते हैं। कवीरदास जी कहते हूँ कि यदि कोई सद्गुरु मिल जाय वही इस 
माया से सत्कमों के टे (पुण्य) को बचा सकता है.। 
|  बिषिया श्रजहूँ सुरति सुख ग्रासा, 
` ` हरण न देइ हरि के चरन निवासा ॥टेक।। 
सुख मांगें दुख पहली श्राव, ताथ सुख मांग्या नहीं भावें । 
जा सुख थें सिव बिरंचि डरांनां, सो सुख हमहुँ सांच करि जाना ॥ 
सुखि छ्याड्या तब सब दुख भागा, गुर के सबद मेरा सन लागा । 
निस बासुरि विषतनां उपगार, बिषई नरकि न जातां बार ॥ 
कहे कबीर चंचल मति त्यागी, तब केवल रांम नांम ल्यौ लागी ॥८२॥ 
` शन्दा्थ-हुणा न देइ=होने नहीं देता । बिरंच= ब्रह्मा । बासुरि = दिन । 
कबीर कहते हैं कि मेरा मन अब भी विषय-चासना जनित ग्रानन्दःप्राप्ति की 
प्रासा में भटक रहा हैं, इसीलिए यह मुे प्रभु-चरणों का प्राश्रय नहीं लेने देता । ' 
मुझे वह विषय-वासना का सुख रुचिकर नहीं, जिसकी इच्छा करने पर दुख 
पहले मागं में ग्राता है। जिस विषय-वासना के रसानन्द से शिव एवं ब्रह्मा जैसे महा 
“देव भीं भयभीत हो प्रार्थना करते हैं कि इस सुख से हमें बचामो, मैं उसी सुख की 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





वदावलो-भाग ३२९ 
वास्तविक सुख मान बैठा । सांसारिक सुख का परित्याग करने पर ही मेरे समस्त भव- 
ताप नष्ट हो गये और मन गुरु के उपदेशानुसार चलने लगा। हे मनुष्य यदि ! तू 
निशिदिन विषय-वासना में संक्षिप्त न रहता तो. नरक का भागी न होता । कबीर कहते 
हैं किं जब मैंने चंचल बुद्धि का जो विषय-वासुनाओं में भटकती रहती थी, परित्याग 
कर दिया, तभी मेरी राम से लगन लगी । , 
तुम्ह गारड़्‌ में विष का माता, काहे न जिवाव मेरे ्रमृतदाता ॥ेक॥ 
संसार भवगम डसिले काया, भ्र दुख दारन व्याप तेरी माया । 
सापनि एक पिटारं जागे, भ्रह निसि रोवे ताफू फिरि फिरि लागं। 
कहैं कबीर फो फो नहीं राखे, रांम रसांइन जिनि जिनि ग्ाखे ॥८३॥ 
कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! माया के साँप द्वारा काटे गये आप मेरे विष 
का अन्त क्यों नहीं कर देते; क्योंकि श्राप उस सर्प के लिए गरुड़-स्वरूप हूँ। हे ग्रमृत- 
मय प्रमु ! आप मेरा उद्धार कीजिए। यह. समस्त संसार सर्प है जो' जीव के शरीर 
को डसता है, विषयुक्त कर देता है। फिर ऊपर से तेरी माया अनेक दारुण दुखों. से 
व्यथित करती है । - इस संसार के पिटारे में माया-रूपी सपिणी का स्थायी वास हैं, 
उसके दंश से मानव दिन-रातः रोता है, किन्तु फिर भीं वारम्वार उसका ही आलिगन 
करता है । 
+ जी कहते हैं कि इस माया--सपिणी से वही बच सकते हैं, जिन्होंने 
प्रभु-भवित का मधुर रसायन चखा हँ । 
सायां तजूं सी नहीं जाए, 
फिर फिर माया मो सपटाइ ॥टेका। [ 
साया झादर साया मांन, साया महीं तहां ब्रह्म गियांन। 
साया रस माधा फर णां, माया फारनि तजे परान॥ 
नाया जप तप साया जोग, माया बाँबे सबही लोग।' 
'माया जल थलि माया माकासि,ाया व्यापि रही चहू पासि ॥ 
माया माता माया पिता, प्रति माया अस्तरी सुता। 
साथा मारि फरे व्योहार, फहै कबीर मेरे रांम प्रधार ॥ ८४ 
कबीर यहाँ माया-प्रभाव का उल्लेख करते कह रहे हैं कि माया का यद्यपि मैं 
परित्याग करना चाहता हूँ किन्तु उसका भाकषंण इतना प्रबल हैं कि कह बारम्बार 
मुझे अपने में संलिप्त कर लेती है संसार में मनुष्य ने माया को ही आदर और क 
सब कुछ समक लिया है। जहाँ माया का प्रभाव नहीं है, वहीं प्रमु का ज्ञान ग्राप्त हू 
गया है। माया में.ही समस्त रस और माया में ही समस्त आनन्द मानकर व्यक्ति 
उसके लिए प्राण भी छोड़ देता है। आज माया ही जप, र तप रौर योग जाया एच 
गई है--इस भांति माया ने समस्त जगत्‌ को प्रपने बंधन में बांध रखा है ता 
समुद्र, आकाश सार्वज्र अपना प्रभाव दिखा रही है। संसार में समस्त सम्ब ! 


| तष्ट 
` पिता, पत्ली: मायाजमित मिथ्या हैं। कबीर कहते हूं कि मैं माया को 
ता, और. पून्ी mwadi Math मिथ्या हैं Digitized by eGangofri 


: ३४० | | कयीर ग्रन्थावली सटीक 


कर आचरण करता हूँ और मेरे एकमात्र आधार प्रभु ही हैं । 
प्रिह जिनि जांनो रूड़ौ रे।' 
कंचन कलस उठाइ लै मंदिर, रांम कहै बिन धुरो रे ॥टेका। 
इन प्रिह सन डहके सबहिन फे, काहू कों पर्‌यो न प्री रे। 
राजा रांणां राव छत्रपति, जरि मये भसम को कूरो रे॥ 
सवथ नीको संत मंडलिया, हरि भगतनि फो सेरो रे। 
गोबिद के गुन बेठे गेहं, खेहेँ दूको टेरौ रे॥ 
ऐसे जांनि जपौ जग-जीवन, जम सू तिनफा तोरो रे । 
कहँ कबीर रांम भजबे' कौं, एफ ग्राध कोई सरो रे॥८५॥ 
झास्वार्थ--ग्रिह= भवन ।. खड़ौ=सूने, भयानक । घूरौ--धुल के समान। 
नींकी --अच्छी । जम =मृत्यु । 
उन स्व॒णं-कलशधारी मन्दिरों को जिनमें राम नाम, प्रभु-नाम का उच्चारण 
नहीं होता वे केवल कंकर-पत्थर से बने भूतों के घर हैं । इन मन्दिर नामधारी घरों 
ने सबके ही चित्त को भ्रमित किया है, किन्तु ये किसी को भी तत्वदर्शन न करा सके । 
राजा, ताल्लुकेदार एवं अन्य छत्रपति समस्त ही मृत्यु के परचात्‌ जल कर भस्म के ढेर 
मात्र रह गये--उनका कोई भ्राज अस्तित्व भी नहीं । इन सबसे श्रेष्ठ तो सन्त-समूह. 
है। वेचारे रूखी-सूखी खाकर ग्रानन्दसहित प्रमु का गुणगान करते हैं। कबीर कहते हैं 
कि हे मनुष्य ! प्रमु को इस प्रकार भक्तिभाव से भजो कि संसार बन्धन से मुक्त हो 
जाम्नो। वे भागे कहते हैं कि प्रभु-भजन करने के लिए तो कोई एकांध बिरला ही : 
तत्पर होता है। † | 
रजसि मोंन देखि बहु पांनीं, फाल जाल की सबरि न जांनी ॥टेका। 
गारे गरव्यों औधट, सो जल छाडि सिफानों हाट । 
बंघ्यो न जांने जल उदमादि, कहै कबीर सब मोहे स्वादि ॥८६॥ 
शब्दायं--सरल है। 
संसार-जल में लिप्त रहने वाले मछलीरूपी. जीव विषय-वासना का ग्राकर्षण 
देखकर उसमें फंस गया, किन्तु उसने काल, मृत्यु-रूप जाल का भय न जाना। भाव 
यह है कि Bs काल-पाश से परिचित होता तो विषय-वासना रूप जल में न 
पड़ता । श्रभु भाक्त के तट पर जाकर मनुष्य के मिथ्या ग्रहं का नाश हो जाता 
इसलिए जीव रूपी मछली को इस विषय-जल को छोड़ यहाँ से, से चल स 
“बाहिए । कबीर कहते. हैं कि जो संसार बन्धन में बेधा हुआ है वह प्रभु भक्ति के 
र जान पाता। कबीर कहते हैं कि सय मनुष्य संसार फे माया-मोह में 
काहे/रे मन दह दिसि धावे, सिपिम्रा संगि संतोष न पारँ ।।दे 
जहां जहाँ कलपे तहां तहां वंध, रतम कौ पाल फियो i 
थो प सुख पईयत इन सांहीं, तो राघ छाडि फत बन को जांहीं ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoth 


पदावलो-मार्म 


शानंद सहत तजौ विष नारी, अब क्या भौषे पतित मिषारी। 
कहै कबीर यहु सुख दिन चारि, ति बिषिया भनि चरन मुरारि ॥्७। 
इाब्वार्थ--कलपे =कल्पना करता है। बघनां=बंघन। भीष==दुखी होना । 
कबीर कहते हैं कि हे कि हे मन !. तू क्यों व्यर्थ भ्रमित होता फिरता है ! तू 
विषयानन्दों में संलिप्त है, किन्तु फिर भी तुके सन्तोष नहीं--तृष्णाभरों के पीछे बावला 
हुआ फिरता है। जिस-जिस स्थान की कल्पना मनुष्य करता है, वहीं पर उसे माया- 
मोह का बन्धन बांध लेता है। भ्रात्मा रूपी पूर्ण स्वच्छ स्वर्ण थाली को उसने पापों 
से कलुषित कर दिया है। जो मनुष्य को .इस सांसारिक वभव, विलास एवं विषय- 
जनित झ्रानन्दों में ही सुख प्राप्त होता और वैराग्य से प्रभु-प्राप्ति में नहीं, तो भला 
राजा लोग अंतुलित सम्पत्ति और वभव का परित्याग कर वन का मागं क्यों ग्रहण 
करते ? हे पतित जीव ! अब पाप कमं कर के क्यों भिखारी-सदृश दीन बनकर सुख- 
शान्ति की प्रार्थना करता है। यदि तुम विषयो के भोग एव नारी के संसगें का 
परित्याग कर दो तो वह झानन्दस्वरूप ब्रह्म सहज प्राप्त हो जायेगा । इसीलिए कबीर- 
दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू इस विषय-वासना के-सुख को त्याग दे, क्योंकि यह 
क्षणिक है और प्रभु का ही भजन कर । (६ 
जियरा जाहि गौ में जांनां, 
जो देख्या सो बहुरि न पेष्या, साटी सू' लपटोंर्नों ॥ठेक।॥ 
बाकुल बसतर किता पहिरबा, का तप वनखंडि वासा । 
कहा सुगधरे पांहुन. पूजे, कागज डारे. गाता ॥ 
कहै कबीर सुर सुनि उपदेसा, लोका पंथि लगाई। , 
सुनों संतो सुमिरो भगत जन, हरि बिन जनम गवाई ॥८८॥ 
ब्दार्थ--मुगधरे = जड़ । पाहन=पत्थर, सूति । 
कबीर कहते हैं कि मैं अब यह जान गया हूँ कि मन प्रमु मिलन के लिए 
भ्रवश्य जायगा । जिसने उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर लिया फिर वह इत विषय- 
वासनाएणे संसार की ओर नहीं देखता। भ्रभुभकित में व्याकुल साधक को वेशभूषा 
की चिन्ता की क्या आवश्यकता है एवं न ही वह वन में जाकर सानन करता है वह 
तो मन में ही प्रभु-मिलन सुख प्राप्त कर लेता है । कबीरदास जी लोक-वेद सम्मत 
साधुजनों की वाणी का आश्रय लेकर कहते हैं कि जड़ पाहन मूति को पूजने एव उसके 
सम्मुख तपस्या करके भपने शरीर को सुखाने से क्या लान ? इसलिए हे साधुजनो ! 
एवं प्रभू भक्तो ! ईश्वरः्राप्ति के बिना यह जीवन व्यर्थ है । 
ठग जग कों ठगौरी लाई ` 
हरि के वियोग बैसे जीऊ मेरी माई ॥टेक।। 
कंन पुरिष को काकी नारी, अम yee 
CC-0. Jan सलम" वधु ।की C 0ब्राक,। कोन es i offi 
फ र तांतां, ई द पहिचांनां ॥८९॥ 


३४१ 


३४२ ` | कबीर प्रन्थावलौ सटीक 


कबीर अपनी आत्मा के द्वारा कहलाते हैं कि हे सखि! प्रभु बड़े भारी ठग 
हैं जिन्होंने अपने प्रंम से समस्त संसार को ठग रखा है । उनके वियोग में भला मैं केसे 
जीवन धारण करूं ? भला तनिक मन में विचार करके सोचो तो सही कि इस संसार 
में कौन किसका पति ओर कौन किसकी पत्नी है । कौन किसका पुत्र और कौन किसका 
पिता है, भला इनमें कौन किसके दुख से मरा है। ये समस्त संसार-सम्बन्ध मिथ्या हें । 
कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो एक ठग से लग गया है, इस संसार-भ्रम के नष्ट होने 
पर मैंने उस ठग स्वरूप परमात्मा को पहचान लिया है । 
विशेष-सभंगंपद यमक अलंकार । 
सांई मेरे साजि दई एक डोरी, हस्त लोक पर मैं तें बोली ॥रेक।। 
इक रर सम सूत खटोला, ्िस्नां बाब चहूँ दिसि डोला । 
पांच कहार का मरम न जांनां, एके कह्या एक नहीं मांनां ॥ 
सुभर घांम उहार ,न. छावा, नेहर जात बहुत दुख पावा । 
कहे कबीर वर बहु दुख सहिये, रांम शीति कर संगही रहिये ॥६०॥ 
शब्दाथे- भूभर=गमं रेत, तप्त बालू । नैहर =पीहर । 
कबीर कहते हैं कि मेरे शरीर रूपी एक डोली का निर्माण प्रभु ने कर दिया । 
वह इस संसार में इधर-उधर भटकती फिर रही है। यह मानव-शरीर एक कच्चे सूत 
से निमित खटोले के समान है जिसको तृष्णा चारों ओर घुमाती फिरती है। इसे 
पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ विना समभे-वूझे चारों ओर विषय-तुष्टि में भटकाती फिरती हैं । 
ऐसी अवस्था में आत्मा प्रियतम्‌ ब्रह्म के पास कैसे जाय, क्योंकि मार्ग में तप्त बालू है 
एव परिश्रम दूर करने के लिए छाया तक का आश्रय नहीं है । कबीरदासजी कहते हैं 
कि चाहे कितने ही दुःख सहने पड़ जायें किन्तु कभी भी राम-प्रेम, प्रभु-भक्ति का 
, आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए । 
) बिनसि जाइ कागद की गुड़िया, 
जब लग पवन तब लग उडया ॥टेका। 
गुड़िया को सबद श्रनाहुद बोले, खसम लिये कर डोरो डोले । 
पवन थक्‍्यो गुड़िया ठहरांनी, सीस धुने घूनि रोब प्रांनी ॥ 

, कहे कबीर भजि सारंग पानीं, नहीं तर ह्वै है खेचा तांनी ॥६१॥ 
स्दाथ--कागद को गुड़िया =नश्वर शरीर । स्वरूप=स्वामी, प्रभु । सारंग 
' पानी = कृष्ण, भगवान्‌ । 

कबीर कहते हूँ कि यह मेरा शरीर कागज निमित गुड़िया के तुल्य क्षणिक 
अस्तित्व का है। जब तक इसमें प्राणावायु'का संचार है, इसका अस्तित्व तभी तक है । 
यह शरीर ग्रोगसाधना द्वारा अनहद शब्द सुनने की स्थित, ्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त कर 
लेता है। क कागज bh स्थित प्राण-वायु निकल जाता है 
FANS _ Be कवौ आ है or तल SS i | तारिक, बृह; ष्ठि विदारक 
रुदन कर उठते है हैं कि हे मनुष्य ¦ तू प्रभु का भजन कर श्रन्यथा 





पृदावली-भाग ३४१ 


संसार बन्धनों में पड़ा हुआ लू इधर-उधर खिचता रहेगा । 
| सन रे तन कागद का पुतला । 
लागे बू द बिनसि जाइ छिन मैं, गरव करे कया इतना ॥टेक।। 
माटी खोदाह भांत उसारे, ग्रंध कहे घर सेरा । 
ाचे तलब बांधि लै चाले, बहुरि न करिहै फेरा॥ 
खोट कपट करि यहु धन जोयो', ले धरती में गाड़ यो । 
रोक्यो घटि साँस नहीं निकसे, ठौर ठोर सब छाड़ यौ ॥ 
कहै कबीर नट नाटिक थाके, मंदला कौन बजाचे । 
शये पबनियां उभरी बाजी, को काहू हं आरावे ॥६२॥ 
शब्दार्थ विनस=्=तण्ट । भींत= दीवार, भिति । उसारे= फूस निर्मित 
छप्पर । तलब-समृत्यु ॥ खोट==पाप । नाटिक=नाटिका । मंदला=एक वाद्य 
विशेष । | 
कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू इस शरीर पर क्यों व्यर्थं इतना गवं करता 
है, इसके लिए क्यों व्यर्थं इतने सम्भार करता है ? इसका अस्तित्व तो उस कागज के 
' पुतले के समान क्षणिक है जो बूद पड़ते ही नष्ट हो जाता है। 
मिट्टी खोदकर कच्ची दीवार पर छप्पर डालकर जो हूटा-फूटा रहने का 
स्थान बनाया है उसे ही यह अज्ञानी जीव अपना घर बताता है । मृत्यु जब 
ग्रायेगी तो इस मनुष्य शरीर को समाप्त कर जायेगी फिर इस संसार को तू 
देख भी नहीं सकता । यह जो धनराशि तूने विविध पाप कर्मं करके एकत्रित कर 
पृथ्वी में गाड़ी है वही मृत्यु के समय देरे प्राणों को निकलने में वाधा देती है, सोचता 
है, मैं इसे किस किस स्थान पर छोड़ें जा रहा हुँ । कबीर कहते हैं कि यह शरीर 
अब इस संसार नाटक में अभिनय करता-करता परिश्राम्तःहो गया फिर भला अब वाद्य 
से ध्वनि कौन निकाल. सकता है। सब साथी चले गये, छूट गये, कौन किसका साथ 
देता है ? , 
, ऊठ तन कों कहा रबइये, मरिये तौ पल भरि रहण न पहये ॥देक 
चीर बांड घत प्यंड संवारा, प्रान गये ले बाहरि जारा 0 
चोवा चंदन “ रचत अंगा, सो तन जरं काठ के संगा ॥ 
दास कबीर यहु कोन्ह बिचारा, इक दिन ह्व है हाल हमारा ॥९२॥ 
शब्दार्थं --चरचत = चित । नहीं 
इस मिथ्या शरीर को, जिसका अस्तित्व मृत्यु के एक क्षण अनन्तर नहीं रह 
पाता, क्या सँवारा जाय । खीर, मिष्ठान; घी 23 ह स्मा I 
पदार्थों से जिस शरीर का पोषण किया मृत्यु ही ज पर बहुत 
इ्मणान में ले जा कर भस्म कर देते हैँ। न रादि विविष सू pd 
ंगराग से जिसकी “हसेम! तही i ec ल जिचार- 
जाता है । ग्रत: इस शरीर के पोषण से क्या लाग 5 रतः र्ज 


१४४ _ कबीर ग्रन्थाबलौ सरीर 


पूवं क यह कहते हैं कि एक दिन हमारी- भी यही गति होगी, अतः क्यों न शरीर का 
मोह त्याग प्रभु भजन किया जाय ? 
| देखहु यहु तन जरता है, घड़ी पहर बिलंबो रे भाई जरता है ॥टेका। 
काहे कों एता किया पसारा, यहु तन जरि बरि ह्वै है छारा। 
नव तन द्वादस लागी भ्रागी, मुगघ न चेतं नख सिख जागी ॥ 
कांम क्रोध घट भरे बिकारा, . आपहि आप जरे संसार! । 
कहें कबीर हम मृतक समांनां, राम नांम छूटे अभिमांनां ॥६४॥ 
का शब्दाथं--विलंबौ=रुको । पसारा--प्रसार, सम्भार। बरि है-- प्रज्वलित 
T। | 
कबीर कहते हैं कि यह शरीर जिसके लिए तुम पाप-पंक में फसते हो, भस्म 
होकर म्रस्तित्वहीन हो जाता है। तुम थोड़े समय बाद देख लेना कि यह जलता है 
या नहीं---अर्थात्‌ अवश्य जल जायेगा । क्यों व्यर्थं तुमने इसके लिए पाप कर्म किये, 
यह तो जल कर क्षार हो जायेगा । इस दारीर को बारह प्रकार की अग्नियाँ जलाकर 
` नष्ट कर दंगी, किन्तु जो संसार में - लिप्त हैं, वह यह देखकर भी प्रभु-भक्ति में नहीं 
लगता । मनुष्यों के हृदय में काम-क्रोध आदि विकार भरे हुए हैं, इनके ताप से संसार 
स्वयं भस्म होता जाता है । कबीर कहते हैं कि मैं तो जीवन्मुक्त हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु 
का ग्राश्रय ले लिया है । ईश्वर भजन से ही संसार में मिथ्याभिमान नष्ट होता है ।- 
तन राखनहारा को नाही, तुम्ह सोचि विचारि देखो मन सांहीं ॥टेक॥। 
जौर कुटंब अपनों करि पायों', मूड ठोकि ले बाहरि जायो । 
दगावाज लूटे श्ररू रोबें जारि गाडि घुर घोर्जाह षोंदें ॥ 
कहत कबीर सुनहु रे लोई, हरि बिन राखनहार न कोई ॥४॥ 
~ मत ना 
; र कहते हैं कि मन में यह भली भाँति विचार कर देख लिया कि इस 
स को बचाने वाला कोई भी नहीं है। जिस परिवार का पालन-पोषण जीवनपर्यन्त 
J वै ही थोड़ी देर सिर पीटकर मृत्थूपरान्त इसे घर से निकाल देते हैं। ये सांसा- 
क बड़े धोलेबाज हैं जो उसे जीते जी लुरते हैं रौर मरने पर रोते भी हैं एवं मरने 
पर जलाकर या दफन करके फिर खूटे भ्रथवा कब्र के ऊपर कुछ चिनवाते हैं। कबीर 
ग्रपनी शिष्या लोई को सम्बोधित करते कहते हैं कि इस मनुष्य की रक्षा प्रभु के 
ग्रतिरिक्त पौर कोई नहीं कर सकता । $ 
| र क्या सोचे भ्राइ बनों, सिर परि साहिब रांम धनीं ।।रेक। 
र स पाप बहुत में कोनहां, नहीं गोब्यंद की संक मनीं । 
{यो भोमि बहुत पढितांनों, लालच लागों करत घनी ॥। 
छूरी फौज ग्रांनि गढ घेयौ', उड़ गयो गुड़र छाड़ि तनीं । 
पकयो हंस जम ले चाल्यो, मंदिर रोये नारि घनों॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


एवावली-भारें 


फहै कबीर रांम किन सुमिरत, चीन्हत नांहिन एक चिनों । 
जब जाइ आइ पड़ोसी घेयो' छांड़ि चल्यौ तजि पुरिष पनों ॥ ९६ 
दाब्दाथं-संक = भय । भोमि=भूमि, पृथ्वी । घनी =ञ्नत्यधिक । 
कबोर कहते हूँ कि हे मूर्ख जीव! अव जव शीश पर मृत्यु ग्रा चढ़ी है तब 
क्या सोचता है कि प्रभु सर्वोपरि है, यह वात तो पहले सोचने की है। जब तो प्रश्न 
का कोई भय न मानते हुए तूने प्रतिदिन बड़े-बड़े पाप कर्म किये। जब लोभ भौर 
'लालच में बुरी तरह ग्रस्त था, किन्तु अब पृथ्वी पर लोट-लोट कर पश्चाताप करता 


३४॥ 


है , जब मृत्यु ने इन शरीर रूपी किले पर श्राक्रमण कर दिया तो आत्मा इस शरीर - 


को छोड़कर चली गई । प्राणों को पकड़कर यम लेकर चल दिया तो घर पर बहुत से 
सम्बन्धी रोने लगे । कबीर कहते हैं कि राम का स्मरण कोई नहीं करता, उस पहः 
चानने योग्य को कोई नहीं पहचानने का प्रयत्न करता । जब इस शरीर को मृत्यु झा 
दबाती है तो सब अपने मनुष्यत्व को खो यहाँ से चल देते हैं। 
सुचटा डरपत कहु मेरे भाई, तोही डराई देत बिलाई । 
तीनि बार झंघे इक दिन में, कबं क सता खबाई ॥टेका। 
या मंजारी मुगघ भ मानें, सव दुनियां उहफाई। 
राणां राव रंक को व्यापें, फरि करि प्रीति सवाई ॥ 
कहत फबीर सुनहु रे सुटा, उबरे हरि सरनांई । 
लाषों सांहि तें लेत भ्रचांनफ, काहू न पेत दिलाई ॥६७॥ 
झब्दा्थ--सुवटा = तोता, यहाँ जीव से तात्पर्ये है।' विलाई=माया। खता 
खवाई= धोखा हो जायगा, चट कर जायगी । मंजारी= बिल्ली । डहकाई=बहकाई । 
सरनांई = शरण । न 5 
हे शुक रूप जीव ! 'तू यहाँ इसी प्रकार से भय-त्रस्त रहेगा, क्योंकि यहाँ यह 
माया-रूपी बिल्ली तुझे चट कर जाने के लिए बंठी हुई है। यह तुमे दिवस में श्नेक 
बार रूघ देती हैं, किन्तु वह तो मेरा भाग्य है कि तू अ्रबतक बचा है; किसी बार 
धोखा हो जायेगा और यह बिल्ली तुरे चटकर जायगी । तू इस बिल्ली के मोह में 
न पड़, इससे प्रेम न कर, इसने समस्त संसार को इसी प्रकार बहक रखा है। यहु 
राजा, भिखारी सब को प्रेम सिखा कर अपने फंदे में डाल डा लेती है षयो कबीरदास 
जी कहते हैं कि हे तोते रूप जीव !. सुन, यह माया बिल्ली लाखों मनुष्यों के समूह में 
भी चुपचाप ही व्यक्ति को चट कर जाती है, इससे निस्तार मरु अरण बाल ही 
सम्भव है । । 
का सांगू कुछ थिर न स 
i जग ज॑ 
शोर सब व पर लघ नाती, ता रावन घरि दिवा न बातो । 


का सा फोड समंद सी खाई, ता रावन फी खरि न पाई है 


फ्ता ६२ 5808 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 650600 | 





३४६ | कबीर ग्रन्यावली सरौक 
ग्रावत संग न जात संगातो, कहा भयो दरि बांधे हाथी । 
कहै कबीर शत की बारी, हाथ भाड़ि जसे चले जुवारी ॥६८॥ 
शब्दाथं कोट = दुर्ग । संगाती--साथी । दरि=द्वार पर। , 
कबीर कहते हैं कि मैं तुमसे हे प्रभु बया मांगू, देखते ही देखते संसार यू ही 
चला जाता है । इस संसार में ऐसा कुछ भी तो नहीं है जो स्थिर है। जिस महाराजा 
रावण के एक लाख पुत्र एवं सवा लाख नाती थे उसका भी अन्त में समूलनाश ऐसा हो 
गया कि उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला भी शेष न रहा । जिसका लंका जेसा 
भव्य किला और उसके चारों ओर विशाल समुद्र पर उसका आधिपत्य था, उसी 
रावण का आज चिह्ल तक शेष नहीं है। चाहे कोई द्वार पर हाथी वांध-वांधकर 
कितना ही वेभवशाली क्यों न कहला ले किन्तु न तो उसके साथ कुछ संसार में आया 
था और न उसके साथ संसार से जायगा । कबीर कहते हैं कि सत्यु के समय 
वैसे ही खाली हाथ मनुष्य जाता है जैसे जुए में हारने पर जुआरी खाली हाथ 
जाता है। ` 
विशेष--उपमा अलंकार । 
रांम ! थीरे दिन कों का घन करतां, 
धंधा बहुत निहाइति मरनां ॥टेक।। 
कोटी घज साह हस्ती बंध राजा, क्रिपन को धन कौन काजा । 
धन कं गरिव रांम नहीं जांनां, नागा ह्लं जम पें गुदरांनां ॥ 
. कहे कबीर चेतहु रे भाई, हंस गया कछु संगि न जाई ॥६९॥ 
शब्दाथ--क्रिपन = कृष्ण, कंजुस । गरिब = गर्व घमंड । नागा== नंगा, खाली 
हाथ । हंस=जीव । 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! थोड़े दिन स्थिर रहने वाले इस सांसारिक धन 
का कया करना, इसके लिए न जाने कितने प्रयत्न जी तोड़कर करने पड़ते. हैं । यदि 
कोई साहूकार अ्रथवा राजा झपने द्वार पर हाथी बांधकर भवन पर सौ पताकाएं 
: फहरा दे और कृपण अपने कोष में अतुल धन जमा कर ले तो इसका किंसी और को 
क्या लाभ ! ये लोग घनाभिमान में प्रभु को भी नहीं पहचान पाते, किन्तु जब यम 
इन्हें ले जाता है तो नंगे होकर खाली हाथ जाते हैं। कबीर कहते हैं कि सब साव- 
घान हो प्रभु-भक्ति का भजन करो क्योंकि प्राण निकल जाने पर कुछ भी साथ नहीं 
जाता, यह सांसारिक वैभव यथावत्‌ यों ही घरा रह जाता है । 
काहे कू माया दुख करि जोरी, 
हाथि ड गज पांच पछेवरी ॥टेक॥ 
मां को बंध न भाई साथी, बांधे रहे तुरंगम हाथी । 
भड़ी महल बाबड़ी छाजा, छाडि इये क राजा ॥ 
००-कहे अल्लीर संस उम्र लाए “परे रे प्ावे। शीह २९ थाई Wo |, ॥ 


शब्दार्थ--बंध--बन्धु । तुरंगम--घोड़े । 


कवर मा न्‍ २४७ 


कबीर कहते हैं कि हें जीव ! तूने यह माया, धन-सम्पत्ति व्यर्थ क्‍यों दुःख 
उठा-उठा कर संचित की है। तुमे मृत्यु होने पर लाल रंग का बही पांच गज वस्त्र 
प्राप्त होगा, अन्य कुछ नहीं । हः [ 
इस संसार में कोई किसी का न बन्धु है न सखा, समस्त संसार-सम्वन्ध मिथ्या 
हुं फिर क्यों व्यर्थ धनिक लोग द्वार पर हाथी घोड़े बाँध कर वेभव का प्रदशन करते हैं। 
भोंपड़ी, महल, सरोवर एवं अन्य भवन सव को यहीं छोड़कर बड़े-बड़े राजा मृत्यु- 
गामी हो.गये । कवीर कहते हैं कि मूढ़ जीव ! तू प्रेम: सहित प्रभु भक्ति कर। इस - 
माया को कोई नहीं खाये जाता । / 
साया का रस षांण न पावा, 
तब लग जस बिलवा हूँ धावा ॥ढटेका। 
झनेक जतन फरि गाड़ि दुराई, काहू सांची फाहु खाई । 
तिल तिल करि यहु माया जोरी, चलती बेर तिणां ज्यू' तोरी । 
| कहें कबीर हैँ ताफा दास, माया मांमें रहै उवासं॥१०१॥ 
शम्दार्थ--जम=यम, मृत्यु । बिलवा==विलौट।, नर बिल्ली । दुराई=> 
छिपाई । तिना = तिनका । ; 
कवीर कहते हैं कि मनुष्य अपनी विविध दुःखों सहित एकत्रित घन-सम्पत्ति 
का ग्रास्वाद भी नहीं कर पाया था कि मृत्यु रूपी बिलौटा आ धमका। यह अनेक 
भतन करके गाड़ और छुपाकर रखी थी, किन्तु सत्य-सत्य वताग्नरो इसका उपभोग 
भ्राज तक कोई कर पाया है । कण-कण एकत्रित कर तो यह माया संचित की, किंन्तु | 
इस संसार से चलते समय तृण के समान इससे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। कबीर 
कहते हैं कि मैं उसी का दास हूँ उसी का भक्त हूँ, जो माया के मध्य रहता हुआ भी 
उससे संलिप्त न हो । : 
विशेष--कबीर भी यहां वेदान्तियों के समान “पृद्मपत्रमिवाम्भसि' जसा 
रदश वताते हैं, वास्तव में यह आदश बहुत ऊँचा है रौर कदाचित्‌ कबीर इस स्तर 
पर पहुँच गये थे तभी वे, इतनी हढ़तापूर्वंक इस मत की प्रस्थापना करते हूँ । _ 
मेरी मेरी दुनियां करते, मोह मछर तन धरते। 
झगे पोर कूकदम होते, वे भो गये यों करते ॥टक।। 
किसकी समां चचा पुनि किसका, किसका पंगुड़ा जोई । 
यहु संसार बजार मंड्या है, जानेगा जन कोई ॥ 
सें परदेसी काहि पुकारा, इहाँ नहीं फो भेरा। 
यहु संसार ढूंढि सब देख्या, एक भरोसा तेरा ॥ 
खांहि हलाल हरांम निवार, भिस्त तिनहु को होई । 
पंच तत का अरम नजानें, दोजगि पड़िहै सोई ॥ 
कुशल कत्ति ष्यं मय का ० 
ए सब सिले पाप सबारय, इहा नहीं को तेरा ॥ 


ड्‌ ४ कबीर प्रन्यावलो सरीए 
सायर उतरी पंथ संवारो, बुरा न किसी फा करणां। 
कहै कबोर सुनहु रे संती, ज्वाब खसम कू भरणां ॥१०२॥ 
शब्दार्थ-मछर==मत्सर-। मरम==भेद । दोजगि=दोजख, नरक। | 
कारणि=लिए । सवारथ = स्वार्थं । सायर= सागर । खसम ==स्वामी, प्रभु । 
कबीर कहते हैं कि सब मनुष्य महं, अथवा ममत्व-भावना के कारण विविध | 
झरीर घारण करते. हैं। जो पहले समाज में सम्मानीय स्थानों और पदों की शोभा 
थे उन्हें भी चौरासी लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इस संसार में माता-पिता | 
आदि के जो सम्बन्ध हैं, वे सव मिथ्या है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यह संसार 
तो बाजार के समान है, जिसमें थोड़ी देर कीं पठ लगाकर सब अपने-अपने गन्तब्य 
स्थान को चल देते हैं। हे प्रभु ! मैं इस जगत्‌ में परदेशी सहश हूँ । मैं किसे श्रपना 
समभू, एकमात्र अ्रवलम्ब तेरा ही है। ये सांसारिक सम्बन्धी परिश्रम की कमाई 
खाकर झाराम करते हैं मौर इस प्रकार भ्रष्ट आचरण करते हैं। यह मानव यह नहीं 
समझता कि इस शरीर का मोह कंसा ? यह तो मृत्यु के पश्चात्‌ पंचतत्व में समाहित | 
हो जाता है। इस रहस्य का न समभ सकने के कारण ही ये दोजख, नरक को 
भोगते हुँ । हे जीव ! तू परिवारियों के लिए पाप कमं कर घन संचित करता है और 
यह विशवास करता है कि ये सब मेरे. हैं यह तेरा मिथ्या भ्रम है | यहाँ इस संसार में ' 
तेरा कोई नहीं है, सब अपना स्वार्थं साधन कर रहे हैं । [ 
कबीर कहते हैं कि हे सज्जनो ! तुम श्रपना परलोक संवार लो, किसी का 
बुरा मत सोचो, क्योंकि तुम्हें अन्ततः उस स्वामी, ब्रह्म, को अपने कर्मों का उत्तर 
देना होगा । | 
रे यामें फ्या मेरा क्या तेरा, 
लाज न मरहि कहत घर मेरा॥टेक॥ 
चारि पहर निस भोरा, जैसे तरबर पंखि बसेरा । 
जैसे बनिया हाट पसारा, सब जग का सो सिरजनहारा । 
थे ले जारे वें ले गाड़, इनि दखिइनि दोऊ घर छाड़े । 
कहत कबीर सुनहु रे लोई, हम तुस्हू बिनसि रहेगा सोई ॥१०३॥ 
शब्दाथ--भोरा=भोर, प्रातःकाल । पंखि=पक्षी । हाट == पैठ, बाजार | 
बिनसि=नष्ट होना । सोई=वही, प्रभु । 
कबीर कहते हैं कि हे मूर्ख मनुष्य ! “तुझे इस संसार को अपना कहते लज्जा 
तक नहीं ग्राती -इसमें 'मेरा भौर तेरा' भला क्या रंखा है? तेरी इस संसार मे 
क्षणिक स्थिति ऐसी ही है जैसे रात्रि में चार प्रहर व्यतीत करने के लिए पक्षीगण पेई 
पर बसेरा डाल तेते हैं; भ्रथवा जैसे वणिक पेठ में जाकर थोड़ी ही देर के लिए 
; इ ता र अपनी कहने लगता है और समस्त जगत्‌ के स 
प्रमु को भूल जाता है। जे प्‌ ङपण घन को संचित करते हैं एवं जो उसे विषय- 
रल वनो ह पी” हर पार को ह 





पदावली-भाग | ३४६ 


हैं लोई (शिष्या का नाम) ! हम तुम अर्थात्‌ सब संसार तो नष्ठ हो जायेगा, केवल 
रह्म ही चिरन्तन झभौर सत्य है, श्रतः उसी का भजन करो । - 
नर जांणें अमर मेरी काया, घर घर बात दुपहरी छाया ॥ढेक॥ 
मारग छाडि कुमारग जोचें, आपण मरे झौर कू' रोवें। 
कछू एक किया कछू एक करणां, भुगध न चेते निहचे मरणां ॥ 
ज्यू' जल यू'द तसा संसारा, उपजत बिनसत लगे न बारा । 
पंच पंषुरिया एक ससीरा, कृष्ण कबल दल भवर कबीरा ॥ १०४॥ 
शब्दाथ्‌--लगे न बारा=देर नहीं लगती । पंच पंषुरिया=पाँच तत्व। 
कबीर कहते हैं कि मनुष्य यह सोचता है कि मेरा यह शरीर अमर है, किन्तु 
उसे यह ज्ञान नहीं है कि यह दुपहरी की छाया के सहश क्षणिक एव अस्तित्वहीन है । 
वह सन्मागे को छोड़ कुमागं को ग्रहण कर लेता है, स्वयं भी तो इसे मरना ही है फिर 
ग्रौर मरण देखकर क्यों व्यर्थं रुदन करता है। कुछ तो दुष्कर्म उसने पहले ही किये हैँ 
भौर कुछ अब और करेगा, वह यह नहीं सोचता कि संसार में लिप्त रहने से क्या 
लाभ ? निश्‍चय ही उसे एक दिन मरना है । यह संसार जल की एक बूंद के तुल्य है, 
जिसे उत्पन्न होते और नष्ट होते देर नहीं लगती । इस एक शरीर के पांच संचालक्‌-- 
ग्रांख, नाक, कान, रसना एवं त्वचा--उसे विविध वासना विषयों में भ्रमित करते 
रहते हैं । कबीर तो सहस्रदल में स्थित ब्रह्म में लीन हो गया है। 
विशेष----उपमा अलंकार । 
जन रे हरषि बाद न फीजे, अपतं सुकृत अरि भरि भरि लीजै ॥टेक 
छु'भरा एक फाई मादी, बहु विधि जुगति बणाई । 
एफनि में सुफताहल मोती, एकनि व्याधि सगाई ॥ 
एकनि दीनां पाट पटंबर, एकनि सेज निवारा। 
एवनि दीनं गरे गूदरी, एकनि सेज प्यारा ॥ 
सांची रही संम की संपति, सुगघ कहे यहु भेरी । 
अंत काल जब आइ पहुँता, छिन में कीन्ह न वेरी ॥ 
चड़ा चींयड़ा चूहड़ा ले गया, तर्णी तणगती दूटो ॥१०५॥ 
शब्दार्थ--प्रहरषि =ग्रहनिद्य । सुकृत = पुण्य । कु भरा= जुम्हार । जुगति = 
युक्ति सहित । सूम==कृपण । पहुँता= पहुंचा । बड़ी ीय हा 
हेड --चूहा | - 
कबीर कि हे मन ! तू अनिश संसार-जाल में ही मत उस प): 
पुण्य कमे कर के पक सेभाल ते । कुम्हार एक ही'मिट्टी रा हारा भरत्या 
करके बहुत-सी वस्तुएं निमित कर देता है, किसी एक पात मे हाल 


` रहतेहेभ्रौर दूसरा व्याघ के पास होता है जिसमें वह रजका आक कय 
| । को तो विविध 
| ता है उसी सक्त सू, मनुष्य उस हम से ही निमित हैं? किन्द ए 


३४० . कबीर यन्थावली सदी 


प्रकार की सुन्दर-सुन्दर वेशभूषाएँ प्राप्त हैं तो दूसरे को बिछाने के लिए वस्त्र त | 
नहीं प्राप्त होते एक के शरीर पर चिथड़े होते ‡ तो दुसरे को सुन्दर शय्या प्राप्त | 
होती है । यह सब अपने-अपने कर्मों का ही फल हं! कृपण तक की सम्पत्ति यहां | 
रखी रह जाती है, संसार में बद्ध जीव सम्पत्ति पर अपना स्वत्व बताता है और जब | 
मृत्यु भ्रा पहुंचेगी तो पग्र भर में सब कुछ समाप्त हो जायेगा। कबीर कहते हैं हि 
हे सज्जनो ! साधुओं ! इस संसार में तुम जिस-जिस वस्तु को अपनी वताते हो, 
वह सब फूठ है । इस जजर शरीर को काल रूपी चूहा ले गया तो सव सम्बन्ध 
चरमरा कर टूट जायेंगे । 
बिशेष--भ्रनुप्रास अलंकार । 
; हड़ हड़ हउ हड़ हसती, दिवांनपनां क्या करती है। 

गाड़ी तिरछी फिरती है, क्या च्यों च्यों म्यों म्यों करती है ॥।ेक। 

प्या तू' रंगी दया लू चंगी, घ्या सुख लोड़ . कोन्हां । 

सीर मुकदस सेर विघांरी, जंगल फेर पजीतां। 

भूले भरपि कहा छुन्ह राते, झया मदुसाते साया । 

रांस रंगि सघा शतियाले, फाया होइ निकाया ॥ 

फहुत फबीर घुह्मण लु'वरी, हरि मजि . ह्लं निस्सारा । 

, सारा षलक सराय फिया है, भानत फहा विचारा ॥ १०६॥ 

. “शब्दार्थ--हड़-हड़->खिलखिला कर, अट्टहासपूर्वक । च्यों-च्यौं स्यों-म्यों= 
चिल्ल पों मचांना, :उंथल-पूयल का बातावरण : बनाना । मीर = भुसलमान समाज की 
श्रेष्ठ पदवी जिसका भश्रर्थ प्रथम होता हैं । सुकद्म==मुकददम, पहले ग्राभों में हुआ करते 
थे, यहाँ सम्माननीय ब्यक्ति के प्र्थ में । मदुभाते=भदमाते । निस्तारा==छ्ुटकारा। 
बलक=संसार। मांनस == मनुष्य। ` | ः 

कवीर माया को सम्बोधित करते कहते हैं कि तू खिलखिंलाकर झटटुहासपू 
हसकर क्या उत्पात किया चाहती है। तू ऐस पागलपन क्यों कर रही है? पू 
इधर-उधर शान्ति भंग करती क्यों फिर रही' है ? कोई व्यक्ति तेरे रंग में रंगकर सुं 
प्राप्त कर रहा हो, भले ही वह मीर-मुकहम कोटि का श्रेष्ठतम व्यक्ति क्यों न हो। 
वह वन में गड़े अज्ञात खजाने के समान निरर्थक भानन्दोपभोग में लगे हैं क्योंकि उप 
आनन्द का किसी को लाभ तो प्राप्त होता ही.नहीं है। इसलिए तुम भ्रम में पई 
हुए माया के रंग में मत पड़ो । यह माया सबको मदमस्त बना देती हैं । प्रभु-भवित के 
रस में रगे हुए सवंदा (स्थायी) गानन्द का सुख लाभ करते हैं । उसी से शरीर 
निष्पाप होता है । कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया ने तो समस्त संसार 
अपने दूषित प्रभाव से विषाक्त बना दिया है, फिर बेचारे मनुष्य की तो बात ह 
कया ? ग्रतः हे आत्माहपी सुन्दरी ! तू प्रभु का भजन कर, इसी से मुबित सम्भव ह 

हरि क नांइ गहर जिति करक, रांम नांम चित सुखां न घरऊ ॥।टेक। 

जसं सती तजे स्यंगार, ऐसे जियरा करम निवार। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 










पदावली-भाग 


राग दोष दहूँ में एक न भाषि, कदाचि ऊपजं तौ चिता न राषि। 

सूले यिसरय गहर जो होई, फहे कबीर क्या करिह मोही ॥१०७॥ 

शाव्दार्थ--मुखां=मुख में । स्यंगार = ऽटुंङ्गार। निवार=परित्याग । 

कबीर कहते हूँ कि जो मनुष्य प्रभु के सम्मुख भी ग्रहं भाव का .परित्याग 
नहीं करते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो कभी राम-नाम, प्रभु-नाम को हृदय अथवा मुख 
में आने ही नहीं देते वे झागे जीव को समभाते हैं कि जैसे-सती नारी श्रृङ्गार का 
पूर्ण परित्याग कर देती है, उसी प्रकार तू कर्मों का पूर्ण त्याग कर कमं-विरत हो 
जा एवं राग-द्वेष दोनों में से किसी में भी अपना मन न लगा और यदि कभी राग-द्रेष 
उत्पन्न भी हो जाय तो तू उस पर विचार ही न कर, वहे स्वयं समाप्त हो जायेगा । | 


३५१ 


' कवीर कहते हैं कि यदि धूलि में विषयरस हुआ तो वह मोह करके भी कुछ नहीं 


बिगाड़ सकता । 
भाव यह है कि हें मनुष्य ! यदि तू इस उपयुक्त स्थिति को प्राप्त करं ले 
तो माया-मोह, विषय-विकार तुझे प्रभु-भक्ति पथ से हटा नहीं सकते 
सन रे फागद कीर पराया । ._ ' 
फहा सयो व्योपार तुम्हारे, फल तर बढ़े सवाया ॥ढेका। 
बड़े घोहरे सांठों दीन्हीं, कल तर फाढ्यो खोट । 
चार लाब अर असी ठीफ दे, जनम लिष्यो सब चोट । 
जब फी बेर न फांगद फौरयो, तो घमं राइ सु तुदे । 
पुची वित्ति थंदि ले पैहे, सब कहे कौन फँ छूटे ॥ , 
गुरदेव ग्यांनों भयौ लगनियाँ, सुमिरन यीन्हां हीरा । 
: बड़ी निसरनी नांव रांन फो, घढ़ि गयौ फोर कबीरा ॥१०८॥। करे 
धब्दार्थ--पराया--दूसरे का । तर->तक । सवाया=सवा गुना । वीहे= 
व्यापार करने वाला । ee 
कबीर कहते हैं कि मन ! तूने दूसरे बौहरे का कागज भरा है । ये पाप जो 
तू भ्रजित कर रहा है, उसी प्रकार कल तक सवा गुने बढ़ जायेंगे जिस भाँति वौहरे/ 
का सूद । यह तेज ब्रौहरा कल तक तुझ पर सूद कं कर न जाने क्या-क्या दोष 
निकाल देगा जिसका फल तुझे चौरासी लाख योगियों में जन्म लेकर भटकते हुए 
उठाना पड़ेगा । यदि भ्रब की बार इस मनुष्य जन्म में कागज x पाप-कर्म रूपी 
घन न चुका दिया तो मृत्यु-पश्चात्‌ घर्मराज तुझसे रुष्ट हो जायेंगे पूजी आर 
जाने पर तुके जब बन्दी . कर देगा, तब तुके कौन मुक्त करायेगा : द हार 
जमानती ही तुझे स्मरण का हीरा देकर इससे मुक्त करा सकता है । HS 
राम-नाम की सीढ़ी को पाकर इस संसार में बद्ध कबीर भी भक्ति के चरम सपान 
भभु--को प्राप्त कर लेगा द र 
धागा ज्यू ` जोरि। E 
त टि न नां ऊ मिल॑ बहोरि ॥८का॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३५२. कबीर ग्रन्थावली सरी 


उरस्यो सूत पांन महीं लागे, कूच फिरे सब लाई । 
छिटके पवन तार जब छूटे, तब मेरो कहा बसाई ॥ 
सुरझ्यो सूत गुढ़ी सब भागी, पचन राखि मन धीरा । 
पंच. मइया भये सनतुखा, तब यहु पान करीला ॥। 
नांग्हों मेंदा पीस लई है, छांणि लई हे बारा । 
फहेँ कबीर तेल जब मेल्या, बुनत न लागी वारा ॥१०९॥ 
शस्वाथ--ॐ=वह, ब्रह्म । वहोरि==दुबारा। पंच भइया=पाँचों भइया, 
पाँचों इन्द्रिया । मेंदा=वारीक आटे को छान कर निकाली जाती है। छांणि= 
छान कर । | । 
कबीर कहते हूँ कि प्रभु भक्ति का धागा यदि टूट जाता है तो जैसे भी हो 
उसे जोड़ भ्रवश्य लेना चाहिए क्योंकि यह टूटने का क्रम तो चलता ही रहेगा, किन्तु 
वह पुनः प्राप्त नहीं हो सकते। उलभ हुआ सूत पिंडी के खूप में परिणत नहीं 
किया जा सकता, चाहे आप उसे मुहल्ले के सब व्यक्तियों से करा देखिये । यदि 
विषय-वासना रूपी वायु के चलने पर प्रभु-भक्ति का तार टूट जाय तो मेरा क्या वश 
है ? कर्म-सूत के सुलक जाने पंर सब गांठें, मन के सन्ताप, दूर हो जते हैं भ्रौर इस 
प्रकार प्राणों में घेये का संचार होता है। पांचों इन्द्रियां जब श्रपने वश में हो जाती 
है, तभी यह कमे-रूपी सूत पान (जिसके ऊपर सूत सपेटा जाता है) पर चढ़ सकता 
है । कबीर कहते हैं कि इस कर्म सूत को कलफ लगाने के लिए जो प्रयत्न रूपी दो 
बार की छनी मंदा लगाई भ्रौर थोड़ा-सा स्नेह (तेल) चुपड़कर कर्म-सूत से भक्ति 
का जो सुन्दर वस्त्र बुना, उसे बुनते थोड़ी भी तो देर न लगी । 
विशेष--१. कबीर ने यहाँ अक्ति को जुलाहे क्म से सम्बन्धित उपमानों 
रारा स्पष्ट किया है, इससे उनकी उपमा और रूपक योजना में कुछ दुरूपता अवश्य 
झा र है। किन्तु यदि उसे जुलाहे कर्म-ज्ञान के सन्दर्भ में देखें तो वह सवषा 
स्पष्ट है । 
९. उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति रादि अलंकार स्वाभाविक ही पद में . 
झा गये हैं । 
ऐसा ग्रोसर बहुरि न ग्राव, रांम मिल प्रा जन पाव ॥।टेक॥। 
अनम अनेक गया ग्ररू श्राया, की 'बेगारि न भाड़ा पाया । 
सेव अनेक एरुधु कंसा, नानां रूप घरे नट जैसा ॥ 
रसाया केवलाफंत, फवीर के पुल हरन अनंत ॥११०॥ ` 
ब्दा --ओसर = भ्रवसरः। पुरा जन= पूं पुरुष,बह्म । भाड़ा = किराया । 
॒ क विष्णु, ब्रह्म । 
९ कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म जैसा सुभ्रबसर फिर प्राप्त नहीं हो 
सकेगा ग्रतः भवित को अपना ले, जिससे पूणं पुरुष नारायण की प्राप्ति हो जाय । है 


जीव ण नाना योनियों में जन्म, गबा गकार ए किर वन्तु, सब में. तु बेगार 


०३. ' | 
ज्पाग 
पदावल ३५३ 


की है, जिसका तुझे कोई फल नहीं प्राप्त होगा। हे प्रभु ! उन विभिन्‍न जन्मों में 
` मैंने नाना वेय न7 के समान धारण किये हैं, भाव यह है कि भिन्न-भिन्न योनियों में ~ 
भिन्न-भिन्त स्वरूप प्राप्त किया है। कबीर कहते हैं कि हे लक्ष्मीकान्त ! हे प्रभ ! मैं 
झापसे एक ही वरदान माँगता हूं, वह यह कि आप मेरे अनन्त दुखों को दूर कर 
दीजिए । ; 
. सिशेष--१. कवीर का पुनर्जन्म में हढ़ विश्वास ऐसे ही पदों से प्रकट 
होता है । शक 
२. कवीर पर वैष्णव प्रभाव की घोषणा यत्र-तत्र प्रभु के लिए आये यह 
वैष्णव नाम भी करते हैँ । 
३. उपमा अलंकार । 
हरि जननीं में बालिक तेरा, 
काहे न श्रोगुण बकसहु मेरा ॥।टेक। 
सुत झपराध करे दिन केते, जननीं के चित रहें न तेते। 
कर गहि केस करें जौ घाता,. तऊ न हेत उतारे माता । 
कहै कबीर एक बुधि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥१११॥ - 
शब्दा्थं--सरल है। 
हे प्रभु! आप माता हैं भर मैं तुम्हारा श्रवोध वालक हूं । तुम मेरे भवगुणों 
पापों को क्षमा क्यों नहीं कर देते ? बालक दिवस में न जाने कितने अपराध करता 
है, किन्तु माता के हृदय में उनमें से एक भी नहीं रह जाता। माता का हाथ पकड़ 
कर तो कभी वाल आदि खींचकर बालक उसे -दुख पहुंचाता है, किन्तु तो भी माता 
उससे अपनी स्नेह छाया नहीं हटाती । कबीर बुद्धिपूर्वक विचार कर एक बात कहता 
है कि यदि पुत्र दुखी रहता है तो माता भी उसके दुख से.व्यथित रहती है। 
जप भाव यह है कि प्रभु मैं दुखी हूं, भाप मेरे दुख सें व्यथित हो मेरा दुःख हर 
ए्‌ । 
विशेष--कवीर के सम्बन्ध भावना के ये पद उन्हें ईश्वर के बहुत समीप 
पहुंचाकर वैष्णव रहस्यवादी भक्तों के साथ-साथ सूर, तुलसी जैसे भक्तों की कोटि में 
पहुंचा देते हुँ । | | 
` गोब्यंदै तुम्ह थें डरपों भारी ।  - fe 
सरणाई प्रायौ कय गहिये, यहु कौन बात तुम्हारी ॥दको। 
घृप दाभतें छांह तकाई, मति .तरवर सचपाङ ' 
तरंवर मांह ज्वाला निकस, . तो ष्या लेइ बुझा ॥ 
जे बन जलै त जल कू घावे, मति जल सीतल होई । 
जलही मांहि भ्रगनि जे तिकसे, .भोर न ईजा कोई 
तारण तिरण तिरण तू तारण, झौर न इजा जांनों * 
“क्क्है “कबीर "सरना प्राणों;-(प्रॉन) ते ऽ मांगों (९ 


३५४ कबीर ग्रन्यावली सटीक 


शब्दार्थ--गोब्यंदे-- गोविन्द, प्रभु । दाझते= जलते हुए, भुलसते हुए। 
" तकाई--देखी । तरवर= तरुवर । सचपाऊं= शान्ति पाऊ । सरनांई = शरण में । 

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मुझे आपसे बड़ा भय लगता है, इसीलिए 
गापकी शरण में झाया हूँ। किन्तु आप शरण में आये हुए की भी रक्षा नहीं कर 
रहे हैं, यह आपका कैसा न्याय है ? संसार के माया-मोह . की अग्नि में जलते हुए मैंने . 
झापकी शीतल भक्ति का सहारा देखा, किन्तु अब उस प्रभु जिस तरुवर की भवित 
छाया है, की शरण में घ्राकर भी शान्ति लाभ नहीं हो रहा है। यदि तरु-से ही अग्नि 
निकलने लगे तो मैं उस पाप-ताप को केसे शान्त करूंगा ? यदि संसार रूपी वन 
जलने लगे श्र मैं प्रभु रूप शीतल जल की ओर झाऊ किन्तु यदि वह जल भी शीतल 
न करे तो मेरी क्या दशा होगी ! कबीर कहते हैं कि हे प्रभू ! आप ही मेरे उद्धारक 
हैं, इस संसार-सागर से पार उतारने वाले हैं, मेरा सहायक झौर कोई नहीं है। हे 
प्रमु ! मैं तो एकमात्र आपकी ही शरण में झा गया हूं, किसी अन्य श्राराघ्य को नहीं 
जानता । मेरे एकमात्र आप ही हैं, अतः मेरी रक्षा कीजिए । 

` सें गुलांम मोहि वेचि गुसाई, तन मन घन मेरा रांसजी के तांई' ॥देक॥। 
यांनि कबीरा हाटि उंतारा, सोई गाहुक सोई वेचनहारा ॥॥ 
` . बेचे रांम तो राखे फोन, राखें रांम तौ बेचे कोन । 
फहे कबीर में तन मन जार॒या, साहिब अपना छिन न बिसारया ।। ११३॥ 
. शब्दा्थ-सरल है। | 

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं तुम्हारा दास हूं, मेरा तन, मन, धन स्स्व 
ग्रापके लिए ही है अतः आप मुझे चाहे तो वेच दें। उस स्वामी ने कबीर को लाकर 
इस संसार रूपी बाजार में रख दिया है--वस्तुतः वही मेरा बेचने वाला है भौर वही 
क्रय करने वाला | यदि मुझे राम बेच देना चाहें तो फिर भला कौन ऐसा है जो मुझे 
संसार में रख सके, एवं यदि वह रखना चाहें तो फिर भला कौन वेच कौन सकता है। 
कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, प्रत्येक पल 
भेरा प्रभु के लिए ही है। 

विशेष--भगवान्‌ के प्रति पूर्णतया समर्पण भारतीय सन्तों की प्रमुख विशेषता 
है । यही विशेषता कबीर के इस पद में भी स्पष्टरूपेण परिलक्षित होती ह । 

' अ्रबमो्हि राम भरोसा तेरा, प्रौर कौन का करों निहोरा ॥टेका। 
जाके रांम सरीखा साहिब भाई, सो क्यू. प्रनत पुकारन जाई । 
जा सिरि नौनि लोक को भारा, सो क्यू न फरे जन की प्रतिपारा । 
. कहैं कबीर सेवा बनवारी, सींचो पेड़ पी सब डारी॥११४। 

शब्दाथं--निहोरा +- आश्रय ` । सरीखा= समान । अ्नत= भ्रत्यत्र, 
जगह । प्रतिपारा = प्रतिपालन, पालन-पोषण । 

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! अव मुझे केवल मात्र ापका ही श्रय है, भर. 
मैं किसकी हुल्दनाप्राप्रके,प्रतिकित कहे ०0० जिसके पर्श “सर्च' सम॑ जैसे स्वामी हैं उरे | 





BT le Fo in Sih 7 ५... he 


पदावली भाग ३५५ 
` न्यत्र किसी भौर की वन्दना करने से क्या लाभ ? जिस प्रमु राम पर तीनों लोकों के 
पालन-पोषण करने का भार है, वह भला अपने भकत की हितचिन्ता क्यों न करे ? 


कबीर कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करने में ही मंगल है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ को 
सींचने से समस्त शाखाएँ स्वयं जल प्राप्त कर सेती हैं, उसी भांति प्रमु-भक्ति से 
समस्त कामनाएं स्वयं सफलीभूत हो जाती हैं । र 

विशेष---अ्रर्थान्त रन्यास अलंकार । 

जियरा मेरा फिरे उदास। 

रांस बिन निकसि न जाई सास, अजह कोन ग्रास ॥ेक॥ 

जहाँ जहां जाऊ रांम मिलाबे न फोई, कहो संतो कैसे जीवन होई। 

जरे सरीर यहु तन कोई न बुझावे, अनल दहै निस नींद न झावं ॥ 

संदन घसि घसि अंग लगांऊ, रांम विनां दारन दुख पाऊं । 

` सत संगति मलि जन फरि घीरा, सहज जांनि रांमहि भज कबीरा॥ ११५॥ 

शब्दाय--अनल =भ्राग । दहै = जलाती । दारन= दारुण, भयंकर । 

कबीर कहते हैं कि मेरा मन संसार से उदास रहता है। मुझे शंका है कि ' 
कहीं बिना राम भक्ति. के ही जीवन समाप्त न हो जाय। हे साघुरो! मुझे बताझो 
कि मैं कसे जीवन धारण करू, जहाँ-जहाँ भी प्रभु दर्शन जी गाशा में जाता हूँ मुझे 
कोई भी प्रभु से साक्षात्कार नहीं कराता । मेरा यह शरीर रात-दिन विरह की आग 
में दगध होता रहता है, किन्तु इसका ताप नहीं मिटता । शरीर की शान्ति के लिए 
चाहे मैं शरीर पर घिस-घिस कर चन्दन लगाऊ, किन्तु बिना प्रभु-भक्ति के मैं दुःखों - 
की दारुण व्यथा से व्यथित हो रहा हूँ । कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू साघु-संगति 
करता हुआ राम भक्ति में अपनी चित्तदृत्तियाँ केन्द्रित कर । 

रांम कहो न शजं फेते दिना, जब ह्व है प्रांन प्रभु तुम्ह लीनां ॥टेका। 

सो जमत अनेक जन्म गया, तुम्ह दरसन गोव्यंद 'छित न भया । 

अस्य सूलि परयो अव सागर, कछू न बसाइ वसोधरा॥ 

फहे कबीर देखभंजनां, फरो वया दुरत निकंदनां११६। 

शब्दार्थ--छिन न भया==क्षण भर के लिए भी नहीं हुआ । दुरत निकदना= 
पापों को नष्ट करने बाले। | ८ 

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तुमे कितने दिन इस संसार में व्यतीत हो गये, 

भाज तक तूने प्रभु का नांम उच्चारण नहीं किया | अब वह समय आ पहुंचा है 

कर इस जीवन को समाप्त कर देगा । इस जग कक द पड़े ह sa 

हो गये प्रभु दर्षन एक क्षण के लिए भीन ही सका 
भमित होकर ही संसार-समुद्र में पड़ा हँ, इससे निकलने के लिए प्रभु मेरा कोई 
वश नहीं चलता । कबीर कहते हैं कि हे दुख-भंजन प्रभु ! अब एकदम इस ससार से 
गार निकाल दो । ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





३५६ कबीर ग्रन्थावलो सटीक 


हरि सेरा. पीव माई, हरि भेरा पौव, हरि बिन रहि न सक मेरा जीव ।उेका। ' 


हरि मेरा पीव में हरि को बहुरिया, रांम बड़े में छुटक लहुरिया । . 
किया स्यंगार मिलन के तांई, काहे न मिलो राजा रांम.गुसांई ।। 
यब की बेर मिलन जो पांऊ, कहे कबीर भौ-जलि नहीं श्रांऊं ॥ ११७॥ 
. शब्दार्थ--सरल है। i 
कबीर कहते हैं कि हें सखि! सुनः। प्रभु मेरे प्रियतम हैं, उनके श्रभाव मे 
भेरे प्राण पल भर भी नहीं रह सकते । वे मेरे पति है तो मैं उनकी पत्नी।' वे महान्‌ 
हैं मैं शुद्र । मैने प्रेम-पथ पर अग्रसर होकर श्ट गार किया, किन्तु भरियतम राम न जाने 
क्यों नहीं मिल रहे हैं ? कबीर कहते हैं कि उस प्रियतम से यदि अब की वार मिलन 
हो गया तो फिर मैं इस संसार-जल में डूबने के लिए नहीं श्राऊ गा । 
| रांम बान म्रन्ययाले तीर, जाहिं लागे सो जानें पीर ।।टेक॥ - 
तंन मन खोजों चोट न पांऊं, श्रोषद मुली कहाँ - घसि लांड । 
एकहीं रूप दीसे सब नारी, नां.जानों को -पीयहि. पियारो ॥ 
. कहे कबीर जा मस्तिक . माग, नां-जांतू काहू देइ सुहाग ॥११८॥ 
शब्दार्थ--झषद =भ्रौषघ । मूली= मूलि । दीसँ = दृष्टिगत -। 
कबीर कहते है कि राधे भक्ति का बाण लगा है, इसंकी बेदना को वही जान 
सकता है जिसको स्वयं यह बाण लगा है। इस बाण 'का प्रहार देखने के लिए मैं 
तन-मन को खोजता. हूँ, किन्तु कहीं घाव दृष्टियत नहीं होता बैसे वेदना शरीर के रंग- 
, प्रत्यंग में है। इसलिए यदि कोई उपचार भी. करूँ तो समक में नहीं राता कि औषधि 


'किस स्थान “भर लूगाऊं । संसार में जितनी भी प्रात्माएँ हैं, वे सब एक ही रूप में | 


दृष्टिगोचर होती हैं, किन्तु यह कहना बड़ा कठिन है कि इनमें. प्रभु को यह प्रिय 
होगी । कबीर कहते हैं कि ज्ञात नहीं किस पुरुष का ऐसा भाग्य होगा, जिसे “वह प्रिय 
तम॒ श्रचल सोभाग्य प्रदान कर अंगीकार करेंगे । . | 
:` श्राह नहीं पूरिया रे, रांस बिन को फर्म फाटणहार ॥टेक।।' 

जद "सर .जल परिपूरता, चात्रिग. चितह उदास। . 

भेरी विषम कमे गेति हूँ परी, ताथे पियास पियास ॥ 

सिघ मिले. सुधि नां सिले, मिले मिलावै सोइ । 

सूर सिध जब भेटिये, तब दुख न ब्यापै कोइ ॥ 

बो -जलि ..जेसें मछिका, उदर' न अरई' नीर। . 

स्यू तुम्ह कॉरनि केसवा, जन ताला देली कबीर ॥११६।॥ र 


शब्दार्थ--कर्म: काट्रणहार == कमं-बंघन से मुक्त करने वाला । जद = जसे. 


चान्रि=.चातक । बो कलि = जल में बस कर भी । मछिका= मछली । 

कबीर कहते हैं कि प्रभु के बिना कोई न .तो झ्राशा को पूणं कर सकता है 
'श्रौर न इस भव-बंधन को ही विदृरित कर सकता है। जिस प्रकार,सरोवरों के जल 
परिपृरां ; रहने प, चातक की प्यास, तरही. मिल्ती/>छ्स्ती, आंति:०भेरी भी गति बड़ी 





३५७ 


विचित्र हो गई है, इसीलिए. इस संसार के श्रानन्दों में भी : 
साधु इत्यादि सज्जन-गण तो मिल जाते हैं किन्तु कोई है रे ही हो रही है । 
मिलता, जो प्रभु से मिला दे । जब ऐसा व्यक्तिं मिल जायेगा न 
रह जायगा । पानी में पड़े हुए भी जेसे मछली का पेट जल से हा नाक 
भक्षण भी करती है) उसी भाँति कबीर कहते हैं कि पड 
झ्रापके बिना मेरी तृप्ति सम्भव नहीं । ९ अता पा 
ह अलंकार । | 
रांम बिन तन की ताप न जाई, जल में गअधिकांई 
तुम्ह जलनिधि मैं जल कर मीनां, जल गा a ह 
द प्यंजरा हे या तोरा,, वरसन देहु भाग i | 
सतगुर ° $ 
hdl है चेला, कहै कबीर रांम रमू श्रकेला ॥१२०॥ 
कबीर कहते हैं. कि इस संसार में द 
बढ़ते जाते हैं। बिना प्रभु के इन तापों का जगा एलान न a 
तों मैं जल पर ही जीवन धारण करने वा.) मछली हूँ, किन्तु दिना कि 
सर्वान्ति्यामी भ्रभु के पास रहते. हुए भी उनके दर्शन के लिए तड़पती हैं है र 
पिजड़े हैं तो मैं उनमें आबद्ध तोता हूँ जिसकी सीमाएं वह पिजड़ा ही है। हे hy 
आ दर्शन दें तो वह मेरा बड़ा भाग्य होगा। यदि श्राप सद्गुर हैं है मैं 
न शिष्य हूँ कबीर कहते हैं किं वह प्रभु एक ही है और सर्वत्र 
गोव्यंदा गुण गाईये रे, ताये भाई पाईये परम निघांन ॥टेका। 
ऊंकारे जग ऊपजें, बिकारे जग जाइ। 
ग्रनहद बेन बजाइ करि, रह्या गगन मठ छाइ ॥ 
झूठ जग डहकाइया रे, क्या जीवण को झास | . 
राम रसांइण जिनि पीया तिनिकौं बहुरि न लागी रे पियास ॥ 
अरघ षिन जीवन भला, भगवंत भगति सहेत। 
कोटि कलप जीवेन ब्रिया, नांहिन हरि सू हेत ॥ 
संपति देखि .न हरषिये, विपति देखि न रोइ । 
.- ज्य' संपति त्यू ` विपति है, करता करे सु होइ ॥ ` 
सरग' लोक न ` घांछिये, डरिये न नरक निवास । 
हुंणां था सो ह्लं रह्या, मनहु न कीजें झूठी प्रात ॥ 
क्या जप क्या तप संजमां, क्या तीरथ ब्रत स्नान । 
जो पे जुगति न जानिये, भाव मगति भगवान । 
“सुनि संडल मैं सोधि ले, परम जोति परकाल 
C [2५० दकत केलि” फूल्यो रे अकाल 


शैघ८ फयीर प्रस्यावलौ सौ 


कहै कबीर हरि गुण गाइ ले, सत संगति रिदा मंझारि । 
जो सेवग सेवा करं, ता संगि रमें रे मुरारि॥१२१॥ 
शाब्दार्थ--विकारे=पाप-कमं । । अनहद वेन = भ्रनहद नाद । रसाँइण==रसा- 
यन । वांछिये = इच्छा करना । संजमां= संयम । सु नि= शून्य । नहूवाँ = उसका | 
कबीर कहते हैं कि हें मनुष्य ! तू प्रमु का गुणगान कर, इसी -उपाय से उन 
परमनिघान ब्रह्म की प्राप्ति सम्भव है । 'ग्रो मकार का स्मरण करने से संसार बनता 
है और पाप-कमों से तो इस लोक में भी जीवन .नष्ट हो जाता है। वह ब्रह्म अनहद 
- नाद उत्पन्न कर शून्य में.रम रहा है। समस्त संसार जीवन की आशा में इथा ही जग 
के घोले में पड़ा हुआ है | जिन्होंने राम-भक्ति का अमूल्य रस पान कर लिया, उन्हें 
फिर संसार-रसों की प्यास शेष नहीं रह जाती । -- | 
यदि प्रमु से प्रेम नहीं है तो कोटिकोटि युगों का दीर्घं जीवन हँथा और प्रभू- 
भक्ति युक्त एक क्षण का जीवन भी श्रेष्ठ र । सम्पत्ति सुख को देखकर हृषित नहीं 
होना चाहिए और न विपत्ति को देखूकर दुखित होना चाहिए । स्वर्गं लोक की इच्छा 
/करना और नरक से भयभीत होना भी उचित नहीं है क्योंकि मन में इन मिथ्या ग्राशा 
्रकांक्षामरों को रखने से क्या लाभ? जो होना है वह तो होकर ही रहेगा- | 
“सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।” २।३८ (गीता) 
| ५ 





iC x 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥” २।४७ (गीता) 
प्रभु जप, तप, संयम, तीर्थे, व्रत, स्नान झादि विविध कर्मों से प्राप्त नहीँ | 
के हे तक प्रेम - भक्ति सहित उनसे हृदय से निवेदन नहीं किया जाता तब तक सब | 
व्यर्थं है। 
के हें साधक ! तू उस अलेख निरंजन ज्योतिष्मान को शून्यमण्डल, ब्रह्मरम्प्न में 
खोज ले। वहाँ उसका न तो कोई आकार है ग्रौर न वर्ण, बिना दत्त के ही पुष्प के 
समान वह वहां विकास पा रहा हे। कबीर कहते हैं कि हे मानव ! तू प्रभु का गुणगान | 
कर, साधु संगति कर, क्योंकि इसी से प्रभू-प्राप्ति होगी । जो प्रभु की सेवा प्रेम-भक्ति 
दारा चा उसे उनका नैकट्य भ्रवद्य ही प्राप्त होता है। | 
| तथेव -ग्रनहदवेन = झनह॒द वेरु, अनहृद नाद से तात्पयं । 
५ गगन भठ= शून्यस्थान, ब्रह्म रन्ध्रः सहसदल कमल से तात्पयं । 
। सु नि मण्डल =शून्यमण्डल,' सहसदल कमल से तात्पर्य । . 
परम जोति परकाश = नाथ पंथी योग साधना में ब्रह्म को परम ज्योतिस्वर्स्प _ 
x निरंजन, निराकार माना गया है । [ 
सन रे हरि भजि हरि भजि हरि भजि भाई। 
, जा दिन तेरो कोई नांहीं, ता दिन रांस-सहाई ॥डेक॥ 
CC-0. RE त न्‌ जातु EL OS: कासा LN 











पदाबलो-भांग | ३५६ ` 
मीर मलिक छत्रपति राजा, ते भी खाये माया ॥ 
बेद न जांनू' भेद न जांबू, जानू एकहि रांमां । 
पंडित दिसि पछिवारा कोन्हां, मुख कीन्हों जित नांमाँ ॥ 
राजा प्रंबरीक के कारणि, चक्र सुदरसन घारे। 
दास कबीर को ठाकुर ऐसों, भगत की सरन उबारं ॥१२२॥ 
इाब्दार्थ--तंत=वंच । मीर =श्रेष्ठ महान्‌ । पछिवारा = पीठ । ग्रम्वरीक = 
एक राजा का नाम । | | 
कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू सर्वदा प्रभु का स्मरण कर। जब मनुष्य - 
मृत्यु को प्राप्त होगा तब उसका राम के भ्रतिरिक्त और कोई सहायक नहीं होगा । 
कबीर आगे कहते हैं कि मैं तन्त्र, मंत्र--किसी भी पूजा-विघान से जानकारी नहीं 
रखता, केवल रूप-सौन्दर्य में भटकता रहता हूँ । यह शरीर नाशवान है- 
सबको माया नष्ट कर देती है मीर, राव, राजा, छत्रपति सब ही नष्ट हो 
जाते हैं। हे प्रभु ! मैं वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से परिचित न हूँ, मैं तो एकमात्र 
प्रापको ही जानता हूँ । पण्डित लोग व्ययं के विधि-विधानों में पड़े रहते हैं, किन्तु 
मैं तो नामस्मरण में ही विश्वास रखना हूँ। कबीर के प्रभु बड़े दयालु हैं, वे भक्त 
को दुख से उबारकर शरण में ले लेते हैं, इन्होंने राजा अम्बरीष की दुर्वासा से सुदर्शन _ 
चक्र द्वारा बचाकर रक्षा की । 
, राम अणि रांम अणि रांम चिंतामणि, भाग बड़े पायो छाई जिले ॥टेका। 
असंत संगति जिनि जाइ रे मुलाइ, साथ Res i ne 
॒ लुकाइ, प्रेम गांठि दे ज्यू' छूटि न 
लवि व का नांच मंझारि, फहै कबीर भजि चरन मुरारि ॥१२३॥ 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू रामरूप चिन्तामणि का भजन कर | हर 
व्यक्तियों के भाग्य बड़े महान हैं, जो इसे संसार से मुक्त हो गये हैं। वे य 
भाग्यशाली हैं जो दुजेनों की संगति छोड़कर साघु-संगति या अभुशुणग्रानर क त 
कवीर कहते हैं कि वह ब्रह्म शूत्य स्यान में छिपा हुआा बैठा है। र के दि 
द्वारा वहाँ रोके रखो कभी अन्यत्र न चला जाय । कबीर कहते हैं कि भ्न ४ 


वशित्व ! . कष . 
३. सवनिधि--पदम, महापद्म शंख, मकर, कच्छप, सुक्‌न्द, कुन्द, नील, | 
४. कहै उन सरण 'ुरारि--ैबीर विराक्त ईश्वर के उपासक हैं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३६० कबीर ग्रन्यावली सरीक 


- किन्तु उन पर वैष्णव प्रभाव इतना प्रबल है कि वे उस निराकार को कहीं-कहीं साकार 
“बना देते हैं निराकार के 'चरन' भजने की केसी संगति । 
निरमल निरमल रांम गुण गावे, सो भगता मेरे मनि भावे ॥टेका। 
' जे जन लेहि रांमको मांउ, ताकी में बलिहारी जांउं । 
जिहि घटि रांम रहे भरपूरि, ताकी में चरनन की धुरि ।। 
जाति जुलाहा मति कौ धीर, हरवि गुण रमें कबीर ॥१२४॥ 
कबीर कहते हैं कि जो भक्त निर्मेल-मन होकर राम के गुणों का गान करता 
है वह मेरे मन को च्छा लगता है। जो भकत प्रभु का स्मरण करता हैं, मैं उसकी 
बलि-बलि जाता हूँ । वेसे मैं जुलाहे जैसी पिछड़ी जाति का हूँ किन्तु भक्ति पथ में 
बड़ा धैर्यवान्‌ हूँ, मैं हापत हो कर राम का गुणगान करता हूँ । 
जा नरि राम भगति नहीं साधी, सो जनमत काहे न सूवो अपराधी ॥टेका। 
गरभ मुचे मुचि भई किन वांझ, सुकर रूप फिरे कलि मांझ । 
जिहि कुलि पुन्न न. भ्यांन बिचारी, वाकी बिधवा काहे न भई महतारी ॥ 
कहे कबीर .नर सु'दर सरूप, रांम भगति बिन कुचल करूप ॥१२५॥ 
: झब्दार्थ-जनमत=जन्म लेते ही। मूवौ =मरना। मुचे= समाप्त होना। 
कुचक=दुश्चरित्र। ह 
कबीर कहते है कि जिसने प्रभु भजन नहीं किया, वह अपराधी, पापी जन्म 
लेते ही क्यों न मर गया। वह तो मनुष्य के खूप में सुअर जैसा इस कलियुग में रह 
रहा है, वह गर्भ में ही क्यों न समाप्त हो गया, उसकी माँ बाँझ क्‍यों न हो गई। 





जिस परिवार में पुत्र ज्ञान-सम्पन्न नहीं हुआ, उसकी जननी उसे जन्म देने से पूर्व 
विधवा क्यों न हो गई। कबीर कहते हैं कि चाहे मनुष्य कितना ही रूपवान्‌ क्यों न हो 
किन्तु प्रभु भवित के बिना वह वह दुश्चरित्र रौर कुरूप है। 
विशेष--पद के भाव की तुलना कीजिए-- र 
` “येषां न विद्या तपो न दानम्‌, ज्ञानम्‌ न शीलं न गुणो न धर्मः । 
| ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति ॥' ¦ 
रांम बिनां प्रिग धिग नर नारी, कहा ते भ्राइ कियों संसारी ॥टेक॥ 
रज बिनाँ कंसो रजपूत, ग्यान . बिना फोकट ग्रवघुत । 
. गनिका को पूत पिता कासो कहै, गुर बिन चेला ग्यान न लहै ॥ 
कवारी कन्यां करे स्यंगार, सोभ न पाद बिन भरतार । 
कहे कबीर हूं कहता डरूं, सुबदेव कहे तो में क्या करों ।।१२६॥ 
दब्दाथ--ध्रिग = चिक्‌, धिक्कार । स्यंगार--श्यृंगार । सोभ = शोभा । 
र द कहते हैं कि वे तरारी जिन्होंने संसार में आकर प्रभु का नाम नहीं 
लिया, धिक्‍कारने योग्य हैं। जिस भाँति वैभव के बिना, राजरूपी ठाट के बिना राजपुत्र 
. „. श्रथवा राजपूत का कोई अर्थ नहीं, उसी प्रकार बिना ज्ञान के योगी किस काम का | 
सद्गुरु के बिना शिष्य ज्ञान . लाभ वैसे ही नहीं कर सकता जैसे - वेक्या-पुत्न यह क्हमे | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता कि वह मुक का पुन्न है। कबीर कहते हैं कि शुक- 
... देव भादि प्रतिष्ठित मुनिगण कहते हैं कि बिना गुरु के और प्रभु-भक्ति के मनुष्य वैसे 
ही हैं जैसे कुमारी कन्या बिना पति के व्यर्थं ही शंगार करती है। 
` जरि जाव ऐसा जीचनां, राज, रांम सू प्रीति न होइ। 
जन्म अमोलिक जात है, चेति न देख कोई ॥टेक॥ 
मधुमाघी धन संग्रहे, सधुवा मधु ले जाई रे॥ 
गयो गयो घंन सू'ढ जनां फिरि पीछे पछिताई रे ॥ 
विषिया सुख के कारने, जाइ गनिका सु प्रीति लगाई । 
अंधे आगि न सुरई, पढ़ि पढ़ि लोग बुझाई ॥ 
एक जनम फ कारणे, कत पुजौ देव सषंसौ रे ॥ 
काहे न पुजौ रांम जी, जाको भगत महेसी रे ॥ 
कहै कबीर चित चंचला, सुनहु भू'ढ मति मोरी । 
बिषिया फिरि फिरि आवई, राजा राँम न मिले बहोरी ॥१२७॥ 
शब्दार्थ--श्रमौलिक==भ्रमूल्य । चेति = सावधान हो । मधुमाषी = मधु 
. मक्खी । मघुवा = शहद एकत्र करने वाला । गनिका = वेश्या । सहंसौ=सहस्न । 
महेंसौ = शिव। | - 
कीर. कहते हैं कि ऐसा जीवन, जिसमे प्रभु से प्रेम न हो, समाप्त हो जाय । 
यह अमूल्य जन्म प्रभु भक्ति बिना व्यर्थं व्यतीत हुआ जा रहा है, किन्तु कोई सावधान 
' होकर इसका कूपरिणाम नहीं देखते । मधुमवखी मधु संचित करती है, किंन्तु उसे मधु- 
विक्रेता इकट्ठा कर ले जाता है भर वह पीछे पछताती रहती है, इसी भाँति मनुष्य 
तू विविध पाप कर्मों से जो सम्पत्ति संचित कर रहा है, उसका उपभोग करने के लिए 
तू दोष कहाँ रहेगा ? इस मनुष्य जंन्म के चले जाने पर हे मूर्ख ! तू पीछे पछतायेगा 
बिषयानन्द प्राप्त करने के लिए ही वेशया. से लोग प्रेम सम्बन्ध स्थापित be हुँ। 
प्रज्ञानांध को दूर का दृष्टिगोचर नहीं होता चाहे कोई उन्हें द कितना ही शालसम्मत 
बचनों द्वारा समभावे। इस एक जन्म के लिए क्यों सहसत देवताओं की भा | 
करते हो, उस एक परम प्ररु राम की क्यो नहीं, भजते जिनका भजन शिव 
क मुरख विषय- 
कबीर हैं कि हे चंचल मूर्ख-पज्ञानी मन मेरी बात सुन । यह ३2 
वासना का कल र न्य जन्मों में भी प्राप्त हो जायेगा किन्तु फिर अभु दर्शन 
भर प्रभु-भक्ति का अवसर प्राप्त नहीं होगा । 
रांम न जपहु कहा भंयौ म 
रांस बितां जम मेले फंघा ॥टेक। 
सुत दारा का किया पसार, अंत की बर सपव 
न चले षोषरी हांडीं ॥ 
माया ऊपरि साया माड, सार तीर पुकारे ।१२८॥ 
जपो रांम ज्यू ग्रति उबारे, ठाढी बाँह्‌ कबीर 37 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





३६२. - १ फयीर प्रम्यावलौ सहीक 
शब्दाथ--मेलै =डालेगा । दारा==स्त्री, पत्नी । | 
कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तू राम नाम क्यों नहीं जपता, अज्ञानां 

हो रहा है। प्रभु भवित विना काल तुझे कवलित कर जायेगा। अब तो पुन्र-पत्ली 

प्रादि के लिए पाप कर्मों का प्रसार कर रहा है, किन्तु मृत्यु के समय कोई तेरा साध 

नहीं देगा। माया-मोह का बन्धन मिथ्या है, तेरे साथ तो खाली हांड़ी तक नहीं 
जायेगी--फिर तू क्यों पाप कर्मों में रत है। हे मनुष्यो ! राम का भजन करो जो 
संसार-सागर से बाहर पकड़ कर उबार लेता है। 

डगसग छाड़ि दु मन बोरा। े 

ग्ब तों जरें बरें बनि शाव, लीन्हों हाथ सिधौरा ॥हेक॥। 

होइ: निसंक . मगन हू नाचौ, लोम सोह अम छाड़ौ । 

सुरौ कहा सरन थं डरपे, सती न संचे भांडो ॥ 

लोक वेद कुल को मरजादा, इहै गले में पासी। 

गाधा चलि करि पीछा फिरिहै, ह्लं है जग में हासी ॥ 

यहु संसार सकल है सेला, रांम कहै ते सुचा। 

कह कबीर नांव नहीं छाड़ों, गिरत परत चढ़ि ऊंचा ॥ १२६॥ 








शब्दा्थ-डगमग=चंचलता । वौरा--पागल । संचै--इकट्ठा करना । | 
भाँंडौ= सांसारिक मोह-माया के पदार्थ । पासी=फांसी, बन्धन । सूचा”-भ्रमर। | 


कबीर कहते हैं कि हे पागल मन; तू यह चंचलता त्याग दे । झब तो मैंने 
हाथ में प्रमु भक्ति का खाँड़ा ले लिया है, जसे भी होगा तुझे सीधा कर दू'गा अतः 
तू स्वयं ही सन्मार्गे पर झा जा। प्रभु भक्ति में मग्न हो संसार दुखों से निशशंक हो 
नाचते रहो और लोभ, मोह, माया-भ्रम का परित्याग कर दो । शूरवीर मरण से नहीं 
डरते और सती स्त्री मोह में नहीं भ्राती, उसी भाँति भकत प्रभु-भवित पंथ पर ग्रडिग 


है । लोक शास्त्र एव कुल मर्यादा के बन्धन शूर और सती की मर्यादा में रखते हैँ 
श्रव यह आधे मागे से ही लक्ष्य को प्राप्त किये बिना लौट पड़े तो उसकी संसार | 


में हँसी होगी । 


कबीर कहते हैं कि यह समस्त संसार मेला है जहाँ अति लगा ही रहता 
है । जो यहाँ प्रभु का नाम लेते हैं बे भ्रमर हो जाते हैं, इसलिए प्रभु का सम्बल नहीं _ 


का चाहिए, गिरते पड़ते कैसे भी हो, प्रभु-मिलन के लिए कटिबद्ध रहता 
चाहिए । | द 


का सिचि साधि करों कुछ नाहीं, . 

रांम रसांइन मेरी रसना माहीं ।ेक।। 

नहीं कुछ ग्यांन ध्यान सिधि जोग, ताथ उपजे नांना रोग । 
का बन में बसि भये उदास, जे मन नहीं छाड प्रासः पास । 


नना क हित सार, कहै कबीर तजि जग व्योहार ॥१३०॥ 
¬ सषि== सिद्ध, । रसाँइन = रसायन । काच = कच्चे । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पदावली-भाग ३६३ 


कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु प्राप्ति के लिए अन्य साधनाएं, विधि-विधान कया 
करूँ, वयोंकि मेरी जिह्वा पर तो ग्रह्म-प्राप्ति का श्रचूक रसायन राम-नाम बसा है, 
किन्तु न तो प्रभु का नाम ले और न श्रन्य ज्ञान, जप, तप गदि करे तो 


उसमें अनेक दुखों का आविर्भाव होता है। विरक्त होकर वन में जाकर संन्यासी बनने _ 


का कोई लाभ नहीं, यदि मन ग्ाशा-तृप्णा का परित्याग न कर सका | कवीर कहते 
हैं कि यह सव सांसारिक कमं मिथ्या हैं, इस संसार का कार्य-व्यापार त्याग देना 
चाहिए, क्योंकि केवल प्रभु भवित ही सत्य है । 
जां तें रसनां रांम न कहिबो, 
तो उपजत बिनसत भरमत रहिबौ ।।टेका। 
जेसी. देखि तरदर की छाया, प्रांन गये कहु का को माया। 
जीवत कहू न कीया प्रवांनां, सुवा मरम को काकर जांनां ॥ 
कंघि काल सुख. कोई न सोवे, राजा रंक दोऊ मिलि रोवे। 
हंस सरोवर कंबल सरौरा, रांम रसांइन पीवें कबीरा ॥१३१॥ 
शब्दार्थ--उपजत विनसत==उत्पन्न श्रौर नष्ट हो कर; जन्म-मृत्यु के. फेर 
में । काकर= किस प्रकार । कंधिकाले = मृत्युकाल । र 
कवीर कहते हैं कि हे जिह्वा ! यदि तू राम नाम का उच्चारण नहीं करेगी 
तो यह जीवात्मा वारम्बार जन्म-मृत्यु के फेर में पड़ी रहेगी । दूसरे की घन सम्पत्ति 
का अपने को कोई लाभ नहीं होता । मानव जीवन भर तूने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, 
किन्तु मरते समय तक ज्ञान को कंकर पत्थर जानता रहा । ग के {समय सुखपूर्वक 
कोई नहीं रहता, राजा और भिखारी सब इस समय दुखित होते हैं । 
इन सरोवर रूपी शरीर में सहस्रदल कमल ले निःसृत मृत का पान क्रबीर 
कर रहा है । 
विशेष--रूपक अलंकार । 
का नाँगें का वाँधे चाँस, जो नहीं चीन्हसि प्रातम-राम ।ेका। 
नाँगें फिरे जोग जे होई, बन का मृग मुक्ति. गया कोई 
मू'ड सुंडाये जों सिधि होई, स्वगे ही भेड़ न पहुँची कोई ॥ 
न्द. राखि जे खेले है भाई, तो बुर केण परम स ५ 
डे गने उपजे अहंकारा, अधधर इब . 
र sr रोम रांम नांम बिन किन सिधि पाई ॥१३२॥ 
शब्दार्थ --नांगे==नंगे । चांमर-चमड़ा, यहाँ श्र से तातं है। ल 
पहचाना सदर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! थोगियों का झाडम्बर भर रा vs 
जाओ या संसारी बन कर वस्त्र धारण कर लो, किन्तु ज साल य नहीं । 
नफ ह इक सब का रण सो ब 
नंगे रहने से ओोगरमाधना पण हो जाय तो बन में जो मृग रावद्ा 


mwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न हो गया होता ? यदि शीश पर केश न रखने मात्र से ही योगी हो जाते तो भशे 
दिन मु ड़ने वाली भेड़ स्वगं की अधिकारी न बन गई होती । यदि शरीर की रक्षा 
करते हुए योग साधना हो जाती तो खसरो को परम गति किस भाँति प्राप्त होती है। 
कबीर कहते हैं कि ज्ञान को पढ़ने से उसे आत्मसात्‌ करके भी यदि अहंकार उत्पन्न हो 
गया तो वह नर संसार समुद्र के अतल में डूब जाता है। राम नाम के बिना तो किसी 
को भी परम पद प्राप्ति नहीं हुई । 
, हरि विन भरमि बिगुते गंदा । 
जापें मांड आपनपौ छुड़ावण, ते बीघे बहु फंदा ॥टेक॥ 
जोगी कहें जोग सिधि नीकी, म्रौर न दूजी भाई। 
लु चित मु डित सोनि जटाघर, ऐ जु कहै सिधि पाई॥ 
“जहाँ का उपज्या तहाँ बिलांनां, हरि पद विसऱ्या जबहीं । 
पंडित गुनी सुर कवि. दाता, ऐ जु कहुँ बड़ हंमहीं ॥ 
वार पार को खबरि न जांनीं, फिरयो सकल बन ऐसे । 
यहु मन बोहि घके कऊवा ज्यू, रह्यो ठायौ सौ बैसे ॥ 
तजि बांबें दांहिणें बिकार, हरि पद दिढ करि गहिये । 
कहे कवोर गुगे गुड़ खाया, बू नो का कहिये ॥१३श॥ 
| शब्दाय--भरमि=भ्रम । वीषे=बाँधता है । फंधा = फेदा,बन्धन । सिधि-- 
सिद्धि | नीकी-अच्छी, श्रेष्ठ । लुचित मु'डित= सिर घुटाये योगी। भोनि=मौन 
धारण कह = समाप्त होना । बार-पार  ग्रादि-अंत । 
र्‌ कि बिना प्रमु के मनुष्य भ्रम के पाप-फंक में फॅसा रहता है। 
जिसके पास भी अपनी मुक्ति के लिए जाता है, वही स्वयं अनेक बन्धनों में बेधा हि 
है अथवा वह ऐसे उपाय बताता है जिससे भौर बन्बनों की सृष्टि होती है । योगी के 
पास यदि मुक्ति की आशा से जाझो तो वह यही बताता है कि योग-साधना ही मुक्ति 


पाकर भ्रमित हो जाता है। कबीर कहते हैं कि क्योंकि 
इन सबका कथन मिथ्या है, ` क्योंकि 
जो रह्म का अ कर चुका, उसकी अनुभूति तो ग्गे के गुड़ सहर | वह उस 
कर वर्णन कसे करे ? ग्रतः हे मनुष्य | अथवा हे मन ! तू इधर-उधर से पाप कमं 
को छोड़कर प्रभु के चरण-कमलों को निष्ठापूर्वक दृढ़ता से पकड़ ले | क्र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





POPS 2 20 


पदावली भाण ३६५ 


चलौ विचरी रहो संभारो, कहता हूँ ज पुकारी । 
रांम नांस अंतर गहि नाँहीं, तो जनम जुवा ज्यू हारी टेक) 
मूड मुडाई फूलि फा बेठे, कांननि पहरि मंजूसा । 
ब्राहरि देह षेह लपडानों, भोतरि तो घर मूसा ॥ 
गालिब नगरी गाँव बसाया, हांस कांम झहंकारी । 
घालि रसरिया जब जंभ खेंचे, तब का पति रहै तुम्हारी ॥ 
छाँडि कपुर गाँठि बिष बाध्यो, सूल हुवा न लाया । 
मेरे रांम की ग्रभे पद नगरी, कहै कबीर जुलाहा ॥१३४॥ 
बाब्दार्थ--श्रंतर==हृदय । कुलि = फूलकर, प्रसन्न होकर। गालिव = प्रिय । 
रसरिया== रस्सी । जंम==मृत्यु । पति=इज्जत । लाहा = गम । 
कबीर कहते हैं कि हें मनुष्यो ! यदि तुमने राम-नाम, प्रमुनाम,-की हृदय में 
धारण नहीं किया तो ऐसा समझो कि यह जन्म जुए में हार दिया । मैं ुकारःपकार 
कंर इस विचार की घोषणा करता हूँ, इससे तुम सावधान हो जाग्नो। हे अया र 
तुम शीश घुटा कर, कानों में मंजूषा धारण कर प्रसन्न होकर क्या बैठे हो / Ron 
बाहर ही तो शरीर पर भस्म रमा रखी है, तुम्हारा ह ते लिप कक 
से गन्दा है । इन बाह्याङम्वरों से ही तो प्रमु प्राप्ति नहीं हो जाती ? उस प्रमु 


` स्थान भत्यल्त उच्च स्थल पर है, किन्तु वहाँ पहुँचने में दम्भ और काम बहुत वा 


तुम्हें शेष रह जायगी । 
रस्सी डालकर जब काल तुम्हें खींचेगा तब तुम्हारी ne लज्जा 
र रूप कपूर को छोड़कर विष रूपी विषय-वाः को सहेजःरहा है, इससे हे 
आनव न तुझे मूल--ब्रहम - ही प्राप्त होगा झौर न कुछ लाभ प्राप्त होगा । has के 
जुलाहा कहते हैं कि मेरे प्रभु का वास भ्रभय सपान पर है, उसे प्राप्त कर संसा 
किसी भाँति के तापों का भय शेष नहीं शा जाता । 
कोंन बिचारि फरत हो पुजा, न | 
गातम रांय अवर नह दूजा ॥ढेका। 
बिन प्रतीते पानी तोड़ै, ग्लान बिनाँ देवलि सिर फोड़ ॥ . 
लुचरी लपसी ग्राप संवारे, द्वारै ठाढा राम पुकार | 
पर-श्रात्मा जौ तत विचारे, कहिं कबीर तारु ब ॥६४ 
शब्दार्थ--अवर--भन्य । प्रतीते = ss ह sb 
` कहते सोचकर Ss ४] 
हृदयस्थ Mt दिनो विश्वास के पूजा में नैवे स fl र 
तोड़ने के समान ही है एवं बिना ज्ञान के मन्दिर र Bs टेकना प 
रखना मात्र ही है। हे मनुष्य * ग 
भी मिलन के लिए तुझे पुकार लगा न 
जो परमांत्मा क हैं, उसकी प्राप्ति के लिए कटिबद्ध रहते हँ 


C60 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





३६६ कबीर ग्रन्थावली सटीक 


कहा भयौ तिलक गरे जपमांला, भरम न जाने मिलन गोपाला ॥टेक। 
. दिन प्रति पसु करे हरिहाई, गरे काठ वाकी वांनिन जाई। 
. स्वांग सेत करणीं मनि काली, कहा भयो गलि माला घाली ॥ 
बिन ही प्रेम कहा भयो रोयें, भौतरि मेल बाहरि कहा धोये । 
गल गल स्वाद भगति नहीं धीर, चीकन चंदवा कहै कबीर ॥१३ ६॥ 
शब्दाय-हरिहाई - पास जाना। वाँनि=भ्रादत । सेत--इवेत, निमंल। 
चीकन चंदवा=चन्दन के समान चीकना । 
कवीर कहते हैं कि यदि मनुष्य प्रमु मिलन के रहस्य से परिचित नहीं तो 
में माला, माथे पर तिलक लगा लेने से क्या लाभ ? जंगल में भागने वाले पशु के 
में जिस प्रकार काठ का पाया पड़ा रहने पर भी वह भागने से बाज नहीं ग्राता, चाहे 
भागने पर वह पाया कितना ही उसके पैरों में लगे, इस भांति जीव भी यह जानते 
हुए कि विषयों के आनन्द में पाप पंक में फॅसना है इस ओर जाये बिना बाज नहीं 
आता । यदि किसी का मन संसार-स्वांग में बुरी तरह फंसा हुआ है तो गले में ढोंग 
सहित माला धारण करने का कोई लाभ नहीं । प्रेम शून्य स्थिति में प्रभ के लिए रोने 
से द मन में तो पाप, विषय-विकार हैं, बाहर से शरीर को धोने का क्या 
साभ ' कबीर कहते हैं कि भक्ति पथ में सांसारिक आनन्द नहीं, वह बड़ा धैर्यपुणा 
माग है एवं ह पथ चन्दन तुल्य शीतल और चिकना है । 
ष--भ्रनुप्रास ग्रलंकार । 
हि के भ्रावेहि किहि काँसां, जे नहीं चीन्हें ्रातमरांमां ॥टेक॥ 
थोरो भगति बहुत ग्रहंकारा, ऐसे भगता मिले अपारा ॥ 
भाव न चीन्हें हरि गोपाला, जांनि क अरहट के गलि माला। 
कहे कबीर जिनि गया भ्रभिमांनाँ, सो भगता भगवन्त समाँनाँ॥ १३७॥ 
शब्दाथ--चीचहै = पहिचानना । 
न कवीर कहते हैं कि लोग प्रभु के किस प्रयोजन के, जो उसके हृदयस्थ रूप को 
पानानि | वे लोग सोचते हैं कि प्रभू गले में माला देखकर 
ड ह उनका श्रम है। कबीर कहते हैं ध जिस भक्त का श्रभि- 
गया बह तो. फिर प्रभु के समान ही हो जाता है। भाव यह है कि भक्ति में 
झभिमान का त्याग आवश्यक है । श्र के 
rr बनायो, भ्रंतरिजाँसीं निकरि न श्रायो ।।टेक।। 
वे गावे, राम नां > 
पापी परले जाँहि मा क Re गेल का 
कहै कबीर हरि ल्‍ $ बिष रसि लागे। 
हरि भगति न साधो, भग मुषि लागि मुये अपराधी ॥-१.३८॥ 


शब्दार्थे ्रन्तरिजांमी = ग्रन्तर्या 
मुये =मर गये, नष्ट हो गये । भन्तयामी प्रभु । भग==स्त्री । मुष=मु ह्‌ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पदावली-भाग ३६७ 


कबीर कहते हैं कि साधु की इस ढोंग साधना से क्या लाभ यदि उसने 

प्रभु को प्राप्त न किया । विषयी का मन सर्वदा विषयों में भ्रमित रहता है 
उसे प्रमु-ताम कभी भी रुचिकर नहीं लगता । ऐसे व्यक्ति अभागे हैं, क्योंकि वे स्वयं 
पाक-पंक में फंसे रहते हैं, भ्रमु भक्ति के ग्रमृत को त्याग कर विषयों में रुचि लेते हैं । 
कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग भ्रमु भक्ति की साधना तो करते नहीं और स्त्री के पीछे 
क्ाम-बासना से लगकर पाप कमा नष्ट हो जाते हैं । 

जौ पे पिय के मनि नहीं भाँयें तौ का परोसनि फें हुलराये ॥टेक।। 

का चरा पाइल झअमकांयें, फहा भयो बिछुवा ठमकांये ॥ 

का काजल स्यंदूर के दीयें, सोलह स्यंगार कहा भयों कोयं । 

गंजन मंजन करे ठगोरी, फा पचि मरं निगौड़ी बोरी ॥ 

जौ पें पतिग्रता हुँ नारी, फैसें ही रहो सो पियहि पियारो । 

तन सन जीवन सापि सरीरा, ताहि सुहागनि कहै फबीरा ॥१३६॥ 
___ दाद्दार्थ--चुरा=च्रुड्याँ । पाइल = पायल । 'फमकाये = बजाने से । बिछुभ्रा 
==तूपुर । स्यंदूर = सिन्दूर । 

कबीर कहते हैं कि यदि यह आत्मा प्रिय--प्रभु--को अच्छी नहीं लगती तो 
पड़ोसियों के प्रसन्न करने से कया लाभ? न ही फिर कोई सोलह श॒ गार का प्रयोजन 
शेष रहता है, इसलिए चूड़ी, पायल एवं बिछुमों की मधुर ध्वनि भ्र्थात्‌ इनके धारण 
करने से क्या लाभ ? सिंदूर एवं काजल लगाने का भी कोई झर्थ उस अवस्था में नहीं 
रह जाता । यह पागल आत्मा स्तादि द्वारा स्वच्छ हो इन श्ूंगारों के द्वारा स्वामी 
को रिभाना चाहती है, किन्तु इसे यह ज्ञात नहीं कि जो पति्रता नारी है वह किसी 
भी प्रकार से रहे, अन्ततः प्रिय को प्यारी ही लगेगी । कबीर कहते हैं कि सुहागिन का 
एकमात्र लक्षण यह है कि वह तन-मन-जीवन से--सर्वात्मना--अपने को प्रभु की 
शरण में डाल दे । 

विशेष--आत्मा का वास्तविक पति परमात्मा है। परमात्मा के भतिरिक्त 
न्य विषयों में उसका प्रसार व्यभिचार है। इसीलिए वे भक्ति के लिए सर्वात्म-समएा 


भयौ भारी, चली निरास पंच पनिहारी 
आ से नीरा, हरषि हरषि जल पीवे कबीरां ॥१४० ‘a oe 
शब्दार्थ -टूभर=दुष्कर । तिषान्त्ट । पंच पनिहारी=पांचों इ 


रूपी पनिहारी । 
प्राप्ति को पनिहारिन के पानी 
कबीर यहाँ कमल बुझ से तिसुत भए बह कमल कुएं में भरा हुआ : 


किव 
भरने की क्रिया से उपम देकर समाते कहते हूं के लिए प्यास उस परमात्मा 


पानी जीवात्मा की भ्रानन्द 
[नी भाप्त करा डु ah ollection. Digitized by eGangotri 





के बिना शान्त नहीं होती । ब्रह्मरन्ध्र पर तो वह जल स्थित है और पानी भरने वाली 
पनिहारिन-कुण्डलिनी-तल (मूलाधार चक्र) पर उस आधे कुएँ पर जहाँ घाट व 
विकट है, पांचों इन्द्रियों रूपी पनिहारियों के लिए जल भरना श्रत्यन्त कठिन है क्योंकि 
वे पुणाख्प से वहाँ केन्द्रित नहीं रहतीं। कबीर ने वही दुष्प्राप्प जल--अरमृत गुर 
उपदेश से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वह हपित्त हो होकर इसका पान 
करता है । ४ 
कहो भईया झवर कासू लागा, 
कोई जांणंगा जांननहार सभागा ।।टेक॥। 
ग्रंबरि दंस केता तारा, कौन चतुर ऐसा नितरनहारा। 
जे तुम्ह देखो सो यहु नाहीं, यहु पद श्रगम भगोचर माँहीं ॥ 
तीनि हाथ एक प्ररधाई, ऐसा भ्रबर चीन्हों रे भाई। 
कहे कबीर जे शबर जाँने, ताही सू' मेरा सन मानें॥१४१॥। 
'झब्दा्थ-अंबर== शून्य ब्रह्मरन्ध्र । सभागा=सौभाग्यशाली । चितरनहारा 
== देखने वाला । 
कबीर कहते हैं कि शून्य--ब्रह्मरन्ध्र--की क्या स्थिति है यह कोई भाग्यः 
शाली तत्ववेत्ता ही जान सकता. है | कौन ऐसा सुजान है जो उस शून्यः में कौन-कौन 
लक्षण हैं, यह जान सके भ्र्थात्‌ उसमें स्थित भ्रलख निरंजन ब्रह्म को देख सके । जिस 
संसार को तुम देख रहे हो अर्थात्‌ विषय-वासनारों में फेस रहे हो, वहाँ झानंद नहीं' 
वह तो गम्य, अलख ब्रह्म के ही पास स्थित है । यह शून्य साढ़े तीन हाथ की 
कुण्डलिनी के द्वारा ही पहचाना जा सकता है । कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो उसी 
से प्रसन्न रहता है, हित होता है जो शून्य को पहचान गया है--जिसने प्रभु का 
साक्षात्कार कर लिया है। | 
विशेष--कबीर ने यहाँ उस भक्त की प्रशंसा की है जो ईश्वर से साक्षात्कार 
कर शून्य-रहस्य को समझ गया है। 
तन खोजो नर नां करौ बड़ाई, जुगति बिना भगति किनि पाई ।;टेक॥ 
'एक कहावत मुलां काजी, राम बिनां सब फौकटबाजी || 
नव प्रिह बांमण भणता रासी, _तिनहुं.न काटी जम की पासी ॥ 
कह्‌ कबीर यहु तन काचा, -सबद निरंजन राँम नांम साचा ।।१४२॥ 
शब्दाथ--जम की पासी =मृत्यु बन्धन । काचा = कच्चा नक्‍वर । 

'कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तुम अपने चरित्र: पर हष्टिपात करो, व्यर्थे 
अपनी प्रशंसा मत हाँको । प्रयल्न-साधना--विना भक्ति किसी को भी प्राप्त नहीं 
हुई है । एक कहावत है कि जितने भी धर्मानुष्ठान करने वाले मुल्ला, काजी (या 
पंडित) हैं बिना प्रभु भक्ति के सब व्यर्थे हैं । नव ग्रह्‌, पंडित अ्रथवा- अन्य कोई राशि 
- धारी मृत्यु बन्धन को न काट सका । कदीर कहते हैं कि यह शरीर तो मिथ्या है, सत्य 
तो केवल भभु नाम ही है, जिससे सुः प्राशज्ि-होती/है<३० by eGangotri 


»भारों | 
पदाबली भा , ३६९ | 


विशेष--नव ग्रह--नो ग्रह 
१. सूयं, २. चन्द्र, ३. भौम, ¥. गुर्‌, ५, बृहस्पति, ६. शुक्र, ७, शनि, ऽ, राहु, 
९. केतु । 
| जाइ परो हमरौ फा करिह, 
प्राय करे आप बुख भरिहे ।।टेक।। 
उभड़ जातां बाट बताब, जो न चले तौ बहु बुस पावे ॥ 
प्रंधे कूप क दिया बताई, तरकि पड़े पुनि हरि न पत्याई । 
इन्ट्री स्वादि विसँ रसि बहिहे, नरकि पड़ पु नि राम न कहिहै ॥ 
पंच सखी मिलि भतो उपायो, जंम को पासी हंस बंधायो । 
फहे कबीर प्रतीति म ग्रावे, पाषंड कपट इहे जिय भावं ॥१४३॥ 
शब्दाथं - उभड़ =ऊबड़-खाबड़। तरकि पड =विगड़ उठे । पत्याई -- विश्वास 
करना । हंस==प्राण । 
कबीर यहाँ ऐसे मनुष्य को फटकारत हैं जो सद्गुरु के बताये हुए मागं पर तो 
चलता नहीं है, कितु विपत्ति पड़ने पर पुनः सद्गुरु (कबीर) की शरण में ग्राकर कहता 
है “त्राहि माम्‌ त्राहि माम्‌' । वे कहते हैं कि तुम स्वयं जैसा तुमने किया है उसका फल 
भोगो हम कोई सहायता नहीं कर सकते । जो उबड़-खाबड़ मागं पर चल रहा है और | 
यदि उसे भ्रच्छा पथ बतलाया जाय ग्रौर बह उस पर न चले तो बड़े दुख पाता है । जो 
कूप मंडूक ज्ञानान्ध है यदि उसे प्रभु के विषय में कुछ बताया तो वह विगड़ तो उठेगा 
कितु प्रभु के अस्तित्व में विश्वास नहीं करेगा । जो मनुष्य इन्द्रियों से संचालित हो 
नाना विषय-रसों में लिक्त रहते हैं और प्रभु नाम नहीं लेते वे नरक के ग्रधिकारी हैं। 
पांचों इन्द्रियों ने जीव को ऐसी कुमति दे दी कि वह मृत्यु बंधन से विमुक्त नहीं हो 
सकता । ऐसे लोगों का प्रभु-भक्ति में विश्वास नहीं होता, उन्हें तो केवल कपट और 
पाखण्ड में ही रुचि रह जाती है । 
ऐसे लोगनि सू' का कहिये । 
जे नर भये भगति थे न्यारे, तिनथे सदा उराते रहिये ॥टेक।। 
प्रापण देही चरवा पानी, ताहि निर्दे जिनि गंगा प्रांनी || 
ग्ापण बड़े गौर कों बोश, श्रगनि लगाइ मंदिर में सोव । 
प्रापण घ प्रौर कू कांना, तिनकों देखि कबीर डरांनां ॥१४४॥ 
शब्दार्थ निर्द--निदा करना । बूड़े =इबना । SR 
कबीर कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों से कुछ भी नहीं कहा जा सकता जो भक्ति 
भ्रलग रहते हैं, Br द दूर ही दूर रहना अच्छा । ऐसे लोग अपने के को. रा 
एत्य पवित्र समभते हैं। वे स्वयं तो पाप-गते में कं र 22223 
डूबते हैं, पार के ग्रत्म (मुनतृष्यों को वषयः he 
कर स ल स घना 





होते ही हैं, दूसरों में भी अज्ञान का प्रसार करते हैं, इनसे हमें भय लगता है क्योंकि 
ये लोक-घातक हैं । RC पलक : 
है हरि जन सू' जगत लरत है, फू निगा कसं गरड़ भवत ६।।टेका। 
भ्रचिरज एक देखहु संसारा, सुनहा खेवे फुजर प्रकवारा ॥ 
ऐसा एक झचंभा देखा' जंबक करें फेहरि' सू लेखा। . 
कहै कबीर रांम भजि भाई, दास झधम गति कबहूं न जाई ॥ १४५॥ 
शब्दा्थ-जंबक==गीदड़। केहरि=शेर। कु जर= हाथी -। 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपके भकत का समस्त संसार विरोधी है। 
समस्त संसार बगुला भक्ति में लगा हुआ है। कबीर कहते हैं कि एवान (सुनहां-- 
कुत्ता विशेष) अर्थात्‌ संसार-वासना ग्रस्त व्यक्ति प्रभु भक्ति के हाथी पर चढ़े हुए 
भक्तको तंग करता है। यह इसी भाँति है मानो गीदड़ शेर से लेखा जोखाले। 
कबीर कहते हैं कि हे भाई ! प्रभु का भजन कर, इससे भक्त को कभी भी झधघोगति 
प्राप्त नहीं होती । | 
विशेष-सुनहां--“सोनहा ! कुत्ता कुत्ते की जाति का छोटा जंगली जानवर 
जो भुड में रहता है ओर बड़ा हिसक होता है, यह शेर को भी मार डालता है।” 
कबीर बीजेक। 
है हरिजन थें चूक परी, जे कछु ग्राहि तुम्हारो हरी ॥ठेका। 
मोर तोर जब लग में कीन्हां, तब लग त्रास बहुत दुख दीन्हां। 
सिध साधिक कहें हम सिधि पाई, रांम नांस बिन सबं गंवाई॥ 
जे बेरागो गास पियासी, तिनकी साया कदे न नासी । 
कहै कबीर में दास तुम्हारा, माया खेडन करहु हमारा ॥१४६॥ 
शब्दा्थं--सरल है। 
. , कवीरकहतेहै कि प्रभु भक्त पर इसलिए दयालु नहीं हैं कि उससे कुछ दोष 
हो गया होगा । मेरी जब तक भरहं-परत्व की भावना समाप्त नहीं हुई थी, तब तक , 
मुझे बहुत दुख सहने पड़े । सिद्धि साधक वृथा यह मिथ्या दम्भ भरते हैं कि हमने 
सिद्धि पराप्त कर ली है, किन्तु वस्तुतः बिना राम नाम के उनकी जो भी संचित 
सत्कमों को पूंजी होती है वह समाप्त हो जाती है। जिस विरक्त की तृष्णाएँ शान्त 
नहीं हुई हैं वह कभी भी माया-बन्धन से विमुक्त नहीं हो सकता ।. 
“कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं पका भक्त हूं, मुझे माया-बन्धन से विमुक्तं 
कर दो । 
सब दुनो संयानी में बोरा, हंस बिगरे बिगरो जिनि झरा । टेका! 
द नहो बोरा रांम कियो बौरा, सतगुरु जारि गयौ भ्रम मोरा । 
था न पहु बाद नहीं जांनू, हरिगुन कषत सुनत बोरानू'॥ 
पी राह >क्रपिःकरी।। संतारा । 
हा जाहि जो मावे, दास कबीर रांम गुन गावे ॥१४७॥ 3 





परदावली-भाग ३९६ 
शब्दाथ--दुनीं = इत भावना से युक्‍त लोग । संयानीं =चतुर । वाद-- 
वाद-विवाद । 
Ese कहते हैं कि जिनकी हवत भावना नष्ट नहीं हुई है वे सब चतुर हैं और. 
मैं प्रु प्रेमदीवाना । मुझे सब पागल बताते हैं, और कोई पागल मन बनो । ग्रे 
मुखो ! मैं स्वयं पागल नहीं, प्रभु ने मुझे पागल कर दिया है। सद्गुरु ने मेरा संशय 
दूर कर दिया है । मैं ने तो शास्त्रग्रंथों के ज्ञान का तत्वज्ञ हूँ अ्ौर न ही शास्त्रार्थ 
ही करता हूँ, केवल प्रभु के गुण का गायन झौर श्रवण करता हूं । उसी से मैं प्रभु प्रेम 
में पागल हूं । काम और क्रोध दोनों विकार हैं, जिनकी भ्ररिन में यह संसार स्वतः ही 
दग्ध हो रहा है । कबीर कहते हैं कि यह तो श्रपनी-्पनी रुचि का प्रश्‍न है, मधुर तो 
वही है जो जिसको रुचिकर लगे। कबीर अपनी रुचि के अनुकूल प्रिय प्रभु का 
` गुणगान करता है । 
प्रब में रांम सकल लिघि पाई, श्रांन कहूं तो रांम दुहाई ।टेक॥ 
इहि चित चाचि सये रस दीठा, रांम नांम सा झौर न मीठा। 
प्रोरे रसि हूँ है फफ माता, हरि-रस प्रधिश ग्रधिक सुखदाता ॥ 
दुजा बणिज नहीं फछू बाबर, राम नांम दोऊ तत भ्राषर। 
कहे कबीर जे हरि रस मोगी, ताफू मिल्या निरंजन जोगी ॥ १४८ 
शब्दार्थ--आरांन कहूं =भ्रन्य किसी देवता का आश्रय ग्रहण करू । कंफ 
गाता =व्याधियों को उपजाने वाले । बणिझ=वाणिज्य, व्यापार । 
कबीर कहते हैं कि म्ब मैंने राभ के रूप में .समस्त सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं 
यदि भ्रब मैं ग्रन्य किसी देवता का आश्रय ग्रहण करूँ तो मुझे राम की ही सौगन्ध 
है । मैंने समस्त रसों का स्वाद ग्रहण कर देख लिया है, किन्तु उनमें राम नाम सश 
मधुर कोई नहीं है । भ्रन्य सांसारिक रस तो व्याधियों के जन्मदाता हैं, किन्तु प्रभु 
भक्ति रस का पान करने से भ्रधिकाधिक आनन्द प्राप्त होता है। इस संसार में कोई 
व्यापार सारपूण नहीं, केवल राम-ताम का व्यापार ही सार है। कबीर कहते हैं कि 
जो भ्रभु-भक्तिरस के आस्वादक हैं, उन्हें योग का निरंजन पद, सहज ही प्राप्त हो 
जाता है । 
रे भन जाहि जहां तोहि भावै, प्रब न कोई तेरे कुस लावे ॥टेक॥। 
जहां जहां जाइ तहां तहां रांमां, हरि पव चीः्ह कियो विश्ामा ॥ . 
तन रंजिन तब देखियत दोई, प्रगद्यौ ग्यांन जहां तहाँ सोई! 
लीन निरंतर बपु बिसराया, कहै कबीर सुल सागर पाया ॥१४९॥ 
शब्दायं--सरल है। 
| कबीर अपने मन कं वश में कर फिर उसे इतनी स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं 
कि वह जहाँ उ जाय किन्तु भ्रब वह उस नियन्त्रण में है, जहाँ भी जावेगा 
म 


gamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
ससे प्रश्चु ही | 





३७२ कबीर प्रन्यावली सटीक 


वे कहते हैं कि हें मन ! तू जहाँ चाहे चला जा श्रब तुझ पर कोई नियन्त्रण 
नही रखू गा । जहां जहां भी तू जायेगा तुमे मेरे संसार में राम ही राम दृष्टिगत होंगे \ 
गरब मैं प्रभु चरण-कमलों को पहचान कर पूर्ण निश्चित हूं जब रारीर का रोम-रोमन 
्रंग-परत्यंग, मस्ती रस में स्तात हो जाता है तो ज्ञान का स्वतः उदय हो जाता है। 
कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति में पूर्णंख्पेण लीन हो, ग्रात्मा-विस्मृत हो मैंने सुख के 
नन्त सागर को प्राप्त कर लिया है। 
विज्ञेष--रूपक अलंकार । 
बहुरि हम काहे कू ग्रावहिगे। 
बिछुरे पंचतत की रचनां, तब हम रांमाह पांचहिगे ॥टेक॥ 
पृथ्वी का गुण पाणी सोष्या, पांनों तेज मिलांबहिगे । 
„तेज पवन मिल पवन सबद मिलि, सहज समाधि लगांबहिगे ॥ 
जेसे वहुकंचन के भूहन, ये छहि गालि तबांवहिगे । ' 
ऐसें हम लोक बेद बिछुरे, सुमिहि सांहि समांवहिगे।॥। 
जस जलहि तरंग तरंगनीं, ऐसें हम दिखलांवहिगे .। 
कहै कबीर स्वांमों सुख साषर, हंसहि हंस मिलांबहिगे ॥१५०॥ 
शब्दार्थ-वहुरि= पुनः । बिछुरे पंच तन की रचना =शरीर के नष्ट हो जाने 
पर। बहुमूस्य=भ्रमूल्य सोना । तरंग=लहर। हंसाई हंस=प्राणों में प्राण । 
कबीर कहते हैं कि हम इस संसार में पुनः क्यों कर आयेंगे, इस पंचतत्व 
निमित शरीर की सत्ता छूट जाने पर प्रशन की प्राप्ति होगी । पृथ्वी का गुणा धूलि में 
क्षार रूप में, जल का जल में, एवं भ्रग्नि-अग्नि में लय हो जायेगी । प्राणवायु में 
प्रवेश कर जायेगी, इस प्रकार इस सृण्मय सत्ता से विमुक्त हो हम सहज समाधि 
लाभ करगे । जिस प्रकार विभिन्न झाकारःप्रकार के स्वर्ण-निमित झाभूषण पिघलकर 
सोने में ही परिवर्तित हो जाते हैं, उसी भाँति हम इस संसार से छूटने पर पुनः 
परमात्म स्वरूप में समाहित हो जायेंगे । जिस भांति लहर जल से उत्पन्न हो उसी में 


समा जाती है, उसी प्रकार हम पुनः परमात्मा के स्वरूप में लय हो जायेंगे । कबीर 


कहते हैं कि इस प्रकार शरीर की सत्ता छूट जाने पर स्वरूप ब्रह्म 
से एकाकार हो जायेंगे । झट हम उस सुख सागर स्वरूप ब्रह्म 


विशेष--१. कबीर ने यहाँ वेदान्तियों के समान ही अंश-प्रंशी 
- ANI ग्रात्मा 
परात्मा के सम्बन्ध को जल-तरंग न्याय आदि के द्वारा JR है । 
२. दष्टांत अलंकार । 
कबीरो संत -नदो गयो अहि रे। 
ठाढ़ी माइ कराइ टेरे, है कोई ल्याव गि 
बादल बांनीं रांम घन उनयां 


' वरिषे श्रमृत घारा। 
सखी नीर गंग भरि ग्रा, पीव प्रान हमारा ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PEIN SUT, MUTA ९९७५३ ८०८४ 


सरावा 7508 55 ३७३ 
जहां बहि लागे सनक सनंदन, रुद्र ध्यांन घरि बेठे। 
सुय प्रकास भ्रानंद बमेक में, घन कद्रीर ह्लं पेठे ॥१५१॥ 
दाब्वार्थ--कराडे =किनारे पर । उनयां=उमड़ा। 
कबीर कहते हैं कि संत--प्रभु-भकंत--तो ईश्वर-भक्ति की सरिता के प्रवाह 
में बह चुका है, माया किनारे पर खड़ी कोटिशः टेर लगाती है किन्तु अब कोई उसे 


` इहां से निकाल नहीं सकता । वादल, जिससे यह सरिता उमड़ी, स्वयं प्रमु नाम का 


था जिससे अमृत-वर्षा (भक्ति की) हुई। आत्मा इस पुनीत गंगा तट पर उस जल 
को भरने आई थी, उसी को ग्ब हम छक-छक कर पान कर रहे हैं | जिस भवित की 
सरिता के प्रवाह में सनक-सनन्दन जैसे ऋषि बहे और महेश जिसके लिए घ्यानाः 
वस्थित हैं, उसी झानन्ददायिनी भक्ति धारा में कबीर डूब चुका है । 


राग रामकली 
गवघू कांमधेन गिह बांधी रे। | 
भांडा भंजन करै सबहिन का, कछू न सु ब्रांघी रे ॥टेका। 
जौ ब्याचै तो दूध न देई, ग्यामण भ्रमृत सरव । 
कौली घाल्यां बीडरि चालै, ज्यू घेरों तयू दरवे ॥ 
तिहि घेन थें इंछया पुगी, पाकड खूट बांधी रे। 
रवाड़ा मांह आनन्द उपनों, खूद दोऊ वाँघी रे॥ 
साई साइ सास पुनि साई, साई याको नारि। 
कहे कबीर परम पव पाया, संतो लेहु विचारी ॥१५२॥ 
शब्दार्थ--इंछया पूगी = इच्छायें परितृप्त हो जाती हैं । ग्वाड़ा= ग्वाला, 
भक्त से तात्पर्यं है । [ 
कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! मैंने प्रभु भक्ति की कामघेनु पकड़ कर बाँध _ 
ली है, यह सबके सांसारिक उपकरण, मिथ्याडम्बरों रूपी पात्रों को फोड़ देती है। 
यदि यह माया की गोर. चली जाय तो फल नहीं देती, इष नहीं देती और यदि अपनी 
गम्भीरता बनाये रखे तो प्रमृतोपम आनन्द. प्रदान करती है । मन पर बड़े नियन्त्रण 
रख इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस कामधेनु से मनुष्य की समस्त इच्छाए 
परितृप्त हो जाती हैं । यदि इसे दृढ़तापूर्वक सावा जाग तो यह ग्वाल (भक्त) को 
भ्रमित नन्द प्रदान करती है। फिर तो यह भक्त के लिए उसकी चित्तद्त्तियों के 
अनुकूल हो जाती है । कबीर.कहते हैं कि हे संतो ! मैंने भक्ति की इसी कामधेनु से 
प्रभु को प्राप्त कर लिया है । 
विशेष--विरोधाभास अलंकार । 


जगत गुर अ्नहृव कींगरी बाजे, पहं दौरध ताद ल्मो लागे ॥देकी। 


री. अस्यांन अंतर मंगछाला, गे मंडल सांगों बाजे । 
तहु एक दुकाने रच्यो है” मिक "ब्रज! 





जे फयीर प्रन्थायलो सदीक्ष 


गगन हीं भाठी सींगी करि.चूगी, कनक कलस एक पावा । 
तहुवां चवे श्रमृत रस नरर, रस ही में रस चुवावा ॥ 
घ्रब तौ एक भनूपम बात भई, पवन पियाला साजा । 
तीनि भवन में एक जोगी, कहौ कहां बसे राजा ॥ 
बिरन जानि परिणऊं परसोतस, कहि कबीर रंगि राता । 
यह दुनियां कांइ अमि भुलांनीं, रांम रसाइन माता ।| १५३॥ 
शब्दाथ-त्री अस्थान=त्रिकुटी । कनक कलस--सोने का कलश । नीझर 
= निर्भर, झरना । माता = मस्त. । ॒ 
कबीर कहते हैं कि साधक या भक्त उस भ्रवस्था में पहुँच गया है कि वहाँ 
लह नाद का ानन्दमयी स्वर समा बाँध रहा है और साधक ने वहाँ अपनी चित्तः 
ब्‌ भ केन्द्रित कर रखा है। त्रिकुटी के मध्य ही वह रह कर शून्य न 
ब्रह्मरन्ध्र में होने वाले विस्फोट-शब्द को सुन रखा है। वहीं भ्रपना स्थायी वास बनाकर 
वह भ्रलख निरंजन की साधना में दत्तचित्त है। अब झागे वे मदिरा खींचने के रूपक 


ष हीः cl अ कि पूर्ण पुरुषोत्तम के रंग में कबीर पूर्णतः ` 
नहीं जानता । -ञ्रम में 
हुआ है ह राम-रसायन के आनन्द से मदमस्त हँ i है र 
) ¬^. यहां कबीर ने योगसाधना का सम्पूर्णंतः वर्ण 
... साधना के अनहद नाद, गगन, त्रिकुटी, सींगी गगन-भाठी, रस चर, है je: 
2902९ हा | “ ऐसे चर्वेशा--सबका वर्णन 
२. रूपक अलंकार | 
ऐसा ग्यांन बिचारि ल॑ ले म 
साथ ” ललाई ल ध्यांनां 
सुनि मंडल में यर किया, जसं ` रहै सिचांनां टेफा। 
उ पवन कहां राखिये, कोई भरम बिचार॑ । 
तीर पताल छू, फिरि गगनहि सारं ॥ 
शसा नाद बजाव ले, घुनि निमत्त ले कंसा 
पर जोव कहां रहे, कोई मरम ललाव । र 
जीवित जिस घरि जाइये, घै मुषि नहीं ध्रावे । 
सतगुरु मिल त पाईये, एसी श्रकथ कहाँणीं । | 
र जहर हे ता दा सारंग पांणों। । १५४॥ 
ग्रपनीं वृतियाँ केन्द्रित कर रमाः कर र 
gl केन्द्रित कर शून्यमण्डल में अपना स्थायी वास बना ला 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्वारा संसार के इस माया-श्रम को.विदूरित कर देना चाहिए। मूलाधार चक्र से 
द्वारा को शून्य तक पहुँचाने में प्रवृत्ति कर दे फिर उसके विस्फोट से अपरिमित 
` द्रानन्ददायी अनहद नाद को सुने । श्रनहद नाद के सुनाई देते ही ब्रह्म ही ब्रह्म सवं त्र 
दृष्टिगत होता है। फिर साधक झात्मविस्मृत हो झपने शरीर को भी भूल जाता है, 
फिर भला शरीर के अचेत होने पर जीव-पात्मा कहाँ जायगी--वह जीवन्मुक्त अवस्था 
को प्राप्त कर लेगी । किसी सद्गुरु के मिलने से ही इस कथ साधना का रहस्य 
समम में आ सकता है। कबीर कहते हैं कि संसार-ञ्रम दूर होने पर प्रंभु-प्राप्ति 
ब है कोई संत सहज सुख उपजे, जाकों जप तप देउ दलाली। 
एक शूद भरि देइ राम रस, ज्यू. भरि देह कलाली ॥ | 
काया कलाली लांहनि फरिहूँ, गरुत्‌ सबद- गुड़ कोन्हां । 
फांस क्रोध मोह मद मंछर, काटि काटि कस दीन्हां॥ 
भवन चतुरदस भाठी पुरई, ब्रह्म शर्गान परजारी । 
म॒ दे सदन सहन घुनि उपजी, सुलमन पोतनहारी ॥ 
नीकर भरे अमी रस निकसे, तिहि मदिरावल धाका । 
कहै कबीर यहु वास बिकट भ्रति, ग्यांन गुरू ले बांका ।। १५५॥। हर 
शब्दार्थ--कलाली = शराबी । मंछर--मत्सर । परजारी = जलाई । अंमी रस 
कः कर मदिरा के रूपक द्वारा भक्ति का वर्णन करते हैं ie चो 
कोई ऐसा सज्जन, साघु, गुरु है जिसको मैं अपने समस्त शका दल ts 
दू' और वह केवल इतना कर दे कि कलश के समान मेरे पात्र में एक बू र 
की मदिरा डाल दे । यह शरीर ही कलश बन गया हैं य A 
वाणी गुड़ है । काम, क्रोध, मद, लोभ; मोह को र र 
` नियन्त्रित कर दिया है। चौदह भुवनो की भट्टी बनाकर fe र 
प्रज्ज्ज्लित कर दी है। उस मदिरा के पात्र को कामदेव क 
दिया है (काम का परित्याग कर दिया है) भव झनहद le 
हैं जिसकी मुख्य संचालिका सुषुम्णा नामक नाड़ी है ! bs रन 
निर्भर का वण निरन्तर हो रहा हैं जिससे साथर न जानी सदगुर ही साधक को 
हैं कि इस शून्य स्थल. प्र बास बड़ा कठिन देहा 
| oe --इसका विस्तृत 
दा रे की १.योग की समाधि का वर्णन किया गया है--इसका वस्तू 


उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका हैं । भुवलोंक' रगे लोक, जन लोक, 
२. “चौदह भुबन'-सात लन तल, सुतल, महातल, रसातल, 

तपलोक, सत्यलोक एवं. सात पाताल भतल,  * 

पाताल । ः द \ 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





३७६ कवीर ग्रन्यावल्लौ सटीक 


प्रकथ कहांणों प्रम को, कछू कहीं न जाई। 
गुगे केरी .सरकरा, बंठे भुसकाई ॥ टेक | 
भोमि बिनां अरू बीज बिन, तरवर एक भाई । 


शम्दाथ-सरकरा = शर्करा । भोमि = भूमि । थिर = = 
नभै =निर्भय । थोधी = निस्सारं । आँवरण जाँणी = वाला जी 
कबीर कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम की कथा अकथनीय है जिसका वरान नहीं 
गा सकता, वह तो गू गे की शकरा के समान है, जिसका वह आस्वादन रौर 


पार सवंथा मिथ्या है, इसका कोई लाभ नहीं 

किया गया है उसकी प्राप्ति के लिए हे कसम हे यनि 

lh र र र प्राप्त किया है जिसके द्वारा आवागमन, जन्म-मृत्यु जा 

कल अप कु अन्तमु खी हो ब्रह्म में एकाकार हो गया है । ः 
भमान उस ब्रह्म के आनन्द को कबीर ने भी भूकास्वा- 


संतो मो शनभ पद यहिये । 
फला भरतीत आवि निधि निरमल 
ताक सदा बिचारत 
सो काजी जाकों काल न व्याप, Rl स 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


I DSN SS ST 


पदावली-माण | ३७७ 


एकनि गंध बासनां प्रगट, जग थे रहे प्रकेला। 
प्रांन पुरिस काया थं बिछुरे, राखि लेहु गुर चेला ॥ 
भागा भम भया मन अ्रसथिर, निद्रा नेह नसांना । 
घट की जोति जगत प्रकास्या, माया सोक बुभांनां ॥ 
बंकनालि जे संमि राखे, तो ग्रावागमन न होई। 
कहै कबीर घुनि लहार प्रगटी, सहजि मिलगा सोई ॥१५७॥ 
झाब्दार्थ--अनमैपद=ब्रह्मपद । कलाश्रतीत==कलातीत ादिःअन्तविहीन । 
निधि निर्मल ==निमँल ब्रह्म । 
कबीर कहते हैं कि सन्त वही है जो परमपद को प्राप्त कर कलातीत निर्मल 
ब्रह्मनिधि का निरन्तर ध्यान करता रहता है जिसको मृत्यु-भय नहीं, वही काजी है, 
तथा जो ब्रह्म पद के रहस्य को जान लेता है वही ' पण्डित-ज्ञानी है। ब्राह्मण वही 
हे जो ब्रह्म विचार करे श्रौर जोगी वही है जो सम्पूर्ण जगत्‌ का द्रष्टा है। जिस 
प्रभु के समीप सूर्य चन्द्र आदि किसी की सत्ता नहीं है उसी का प्रेम सहित भजन क्रो 
जो गुरु इस शरीर को छोड़ ब्रह्म की भी बात सोचता है उसी को ग्रात्मसमपण कर 
दो। वह ब्रह्म न तो जलाने पर जल सकता है, न काटने पर सूख सकता है--उसे 


` उत्पत्ति प्रलय कुछ भी नहीं व्यापती । ऐसा निराकार ब्रह्म के शून्यमण्डल में ही समस्त 


मानसिक झाक्तियाँ एवं वृत्तियां केन्द्रित हो गई हैं। भक्ति में झागालीछा कर (आँख 
खोलकर चलने से समस्त संसार में भ्रंधकार ही अंधकार दृष्टिगत होता है, किन्तु 
इस भक्ति पथ पर आंख मूँद कर केवल प्रभु-प्रेम का आश्रय लेकर चलने पर सब 
कुछ प्राप्त हो जाता हैं। जो इस रहस्य को समझ लेता है, उसका भ्रम-आवरण 
नष्ट कर प्रभु उसे दर्शेन देते हैं | वह ब्रह्म आदि से न्त-अत्येक पक्ष से ऐसा द 
है कि सांसारिक दृष्टि से उसे नहीं देखा जा सकता । उसके प्रकट ह हे 
ज्योति आविभूत होती है एवं आकाश जलने लगता है, शुन्यमण्डल में गा 
ब्रह्म रह जाता है। उसकी सुगन्ध से समस्त ससार सुवासित हो 
वह समस्त संसार में. अनूठा जो है। साधक के प्राण उसके इस A अत 
को छोड़ गुरु उद्योग से ब्रह्म में लीन हो जाते हं। उसके दर्शन र भ्र ss 
है, मन ग्रस्थिर उसी के लिए व्याकुल हो जाता है। संसार Rs साबा 
हो जाता है । उस हृदयस्थ ज्योति से ही समस्त संसार भालौकित bs, 
जाल नष्ट हो जाता है - “लाली मेरे लाल की जित देखू Mabe 
वे आगे कहते हैं कि यदि मेरुदण्ड में स्थित इडा, कक प 
मनुष्य करता रहे तो न तो उसे आवागमन चक्र में बंधना पड 
कर चह सर्वथा अनहद नाद को सुनता रह । 
विशेष--१. योगसाधना का वर्णन इस पर्द मे कि तर रुप से भा 
२. अनुप्रास, अतिशयोक्ति, विरोधाभास आदि भ 


गये हैं ५ 
ये ट्‌ । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





' रैएप हर फबीर प्रग्यावली सटीक 


जाइ पूछो गोबिद पढ़ियां पंडिता, तेरां कान गुरू कौन चेला । 
्रपणे रूप को ग्ापहि जांणें, झापें रहे भ्रकेला।। डेक ।। 
बाक का पुत वाप बिन जाया, बिन पांऊं तरबरि चढ़िया। 
भ्रस बिन पाषर गज बिन गुड़िया, बिन षंड संग्रांम जुड्या ॥ 
बीज बिन ग्रकूर पेड़ बिन तरबर, बिन साषा ततवर फलिया । 
रूप बिन नारी, पुहुप विन परमल, बिन नीरे सरवर भरिया ॥ 
देव बिन देहुरा पत्र बिन पूजा, बिन पांषां भवर बिलंबिया । ` 
सूरा होइ सु परम पव पाव, कीट पतंग होइ सब जरिया ।। 
दीपक बिन जोति जोति बिन दीपक, हद बिन ग्रनाहद सबद बागा । 
२ 23 होइ सु चेति लोज्यो, कबीर हरि के झंगि लागा ।। १५८॥ 
गयं द्‌ TE ७ Ds 
ye आ ग । षड=खड्ग, तलवार । पुहप = पुष्प । परिमल = 
कबीर ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि उस 
प्रभु से जाकर पूछ लो 
कि क कौन गुरु है, वह किसका चेला है तो कुछ भी ज्ञात नहीं होगा । क्योंकि 
न पक 3 शाह किसी से पालित-पोषित, वह तो सवथा अकेला 
हम हनी, ई नहीं जानता, वह स्वयं ही अपने स्वरूप को जानता 
वह ब्रह्म बंध्या के बिन जाथे पुत्र के समान है। व परो 
: ह बिना पेरों के ह॒क्ष पर 
ns अ रखता है। वह बिना बीज के प्रस्फुटित अंकुर और पेड़ के समान 
Were भसम्पृक्त होते हुए भी वह 'एकोऽहम्‌ बहु स्याम्‌’ को. चरितार्थं करता 
न सुन्दरी एवं परिमल विकास के पुष्पित कुसुम है। वह बिना 


दीपक ज्योतिष्मान | 
) गपक के ही ज्योतिष्मान है, एवं असीम थोर भ्रनहद है । कबीर कहते है कि हे 


` मनुष्यो !' यदि तुम्हें सावधान 
कबीर तो प्रभु को प्राप्त ट इस प्रभुको पाना है तो शीघ्र चेत जाओ, 


स र सु पदहि बिचारं, सूरि नांहिन बूभे । 
हायन पाइन बिन कांननि, बिन लोचन जग सुभे ॥।टेक॥ 
दाद रे श चरन बिन चाल, बिन जिभ्या गुण शावं । 
हहा. हा नहीं चाई, दह दिसिहीँ फिर भरावे ॥। 
कि ताल बजाच, बिन संदल पट ताला । 

शद ग्नाहद बाजे, तहां निरतत है गोपाला ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


/ 


बिनां चोलने बिना कंचुकी, बिनहोीं संग संग होई। 
दास कबीर ओऔसर भल देख्या जांनेगा जन कोई ॥१५९॥ 
शब्दार्य--लोचन -- आँख । तालां=मृदंग आदि वाद्य । निरतत=नाचना । 
कबीर कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं वही इस पद का भाव, अर्थ, ममं, हृदयंगम 
कर सकते हैं, मूर्ख लोग नहीं । भ्रब वे अप्रभु-स्वरूप का कथन करते हैं कि उसे 
बिना हाथ, पैर, कान, नेत्र एवं जिह्वा के समस्त जगत दृष्टिगत हो जाता है। वह 
ग्रपने स्थान पर स्थिर रहता हुआ भी दसों दिशाओं में घूम भ्राता है । वह बिना कर- 
तल के तान बजा सकता है एवं बिना मृदंग झादि के ताल-तुकमय संगीत का सृजन 
कर सकता है। जहाँ किसी बाह्य शब्द के अनहद नाद हो रहा है वहीं प्रभु निवास 
करते हैं, वहीं उनका नृत्य चल रहा है किन्तु वह नृत्य (कृष्ण के समान नहीं अपितु) 
बिना किसी वस्त्र एवं वेशभूषा के प्रत्येक स्थान पर हो रहा है। कबीर कहते हूँ कि 
मैं उपयुवत अवसर देखकर इस प्रभु रहस्य का कथन कर रहा हूँ कोई बिरला भवत 
ही इसे जान सकता है । | 
विशेष--विभावना अलकार । 3 
है कोई जगत गुर ग्यांनीं, उलटि बेद दूऋ । 
पांणी में श्रगनि जरे, श्रेपेरे कों सूरू ॥टेका।। 
एकनि दादुरि खाये पंच भवंगा । 
गाइ नाहर खायी कादि कश्रंगा॥ 
बकरी बिघार खायों, हरनि खायो चीता | 
कागिल गर फाँदियां, बटेर बाज जीता॥ 
मसे मंजार खायौ, स्योलि खायौ स्वांनां। 
ग्रादि कों ग्रादेस करत, कहै कबीर ग्यान ॥१६०॥ 
शब्दार्थ--दादुरी--मन । भवंगा =सरपं । गाइ= गायं । नाहई= सिह । 
— [जार्‌=बल्ली । स्वांनां=कुत्ती । पक 
कह इस संसार में कोई ऐसा ज्ञानी है जो इस उलट जा 
हि से अमृत भर रहा है; वहीं ज्योतिस्वल्प 
व्यापार को स्पष्ट कर सके । सहस्त-दल कमल से प्रश 
किये साधक को दिखता हैं। कुण्डलिनी 
ब्रह्म प्रकट हो रहा है जो संसार से झाँख ध लिया, नियत में 'कर 
की साधना ने पाँचों इन्द्रियों रूपी भुजंग को चट कर लिया, ns 
साधक ने भ्रम के सिंह को काट-काट कर ही 
लिया । गाय तुल्य सीधे र रे को एवं हरिण ने चीते को खा 
कर दिया । यह कम ऐसा ही ह है बा थी उसी जीव ने साधना द्वारा 
डाला । जो माया जीव को अपने फन्दे में फॅसाये bs हर बाज से जीते गई। 
भाया को अपने कब्मे--निगन्‍त्रण में कर माय माया) को, तथा बिल्ली ते शवान को 
यह उसी भाँति अद्भुत है जैसे चूहा बिल्ली (माया) म! 
खा लिया हो । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शः | कबीर ग्रन्यावली संदौक 
ज्ञानी कबीर इस कथन द्वारा प्रभु का ही सन्देश ग्रर्थात्‌ प्रभु-भक्ति का सन्दे 
कहना चाहते हैं । 
कप का १. उलटबांसी के माध्यम से अद्भुत रस की प्रतिष्ठा हुई है । 
२. मालोपमा, विरोधाभास, अ्रतिशयोक्ति आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से 
पराये हैं । | 
ऐसा श्रदुभुत मेरे गुरि कथ्या, में रह्मा उभेष । 
मूसा हसती सों लड़, फोई बिरला पेष ॥।टेक॥ 
मसा .पेठा बांबि में, लार सापणि धाई। 
उलटि मूसे सापणि गिली, यहु श्रचिरज भाई ॥ 
चोटी परबत ऊषण्यां, ले राख्यौ चोडे। 
मुर्गा मिनकी सूं लड़, भल पाणी दोड़े ॥ 
सुरही चूंष बछतलि, बछा दूध उतारे। 
ऐसा नवल गुंगी भया, सारइूलहि सारे ॥ 
सील लुब्या बन बीफ में, ससा सर मारे ॥ 
कहै कबीर ताहि गुर फरों, जो या पदहि बिचार ॥ १६१॥। 
दाब्दा्थं - वांबि=साँप का बिल । ऊषण्यां = उखाड़ लिया । झल =ग्रग्नि 
सुरहीं=सुरभि, गाय । सारदूलहि==सिंह को । ससा =खरगोश । सर= बाण । 
कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ने उस ब्रह्म का स्वरूप निरूपण ऐसी अद्भुत विधि 
से किया है कि मैं भ्राइचयं-चकित हो देखता ही रह गया । मन मायारूपी हाथी से 
जुझता है जिसको कोई भक्त ही देख पाता है। साधक साधना स्थित हो बेठ जाता है 
एवं माया रूपी सपिणी उसकी ओर को लपकती है किन्तु ग्राञ्चर्यं यह है कि उस 
साधक ने माया को परास्त:कर दिया । यह कार्य वैसा ही हुआ कि चौड़े में चींटी ने 
पर्वत को उखाड़ कर रख दिया हो । माया और साधक का युद्ध होता है। ब्रह्मरन्ध्र 
से स्रवित ग्रमृतोपम जल के मध्य ज्योतिस्वरूप ब्रह्म रहता है। इस प्रकार आत्मा रूपी 
गाय ब्रह्मरन्ध्र रूपी वछड़े के नीचे चुस रही है, अमृत का पान कर रही है। श्रब यह 
साधक साधना द्वारा इतना सबल हो गया कि माया के सिंह को मार गिराता है। 
श्रमरूपी भील संसार-वन में छिप गया है और साधक रूपी खरगोश फिर भी उसे 
बाण मार-मार कर नष्ट कर रहा है। -: 
कबीर कहते हैं कि मैं उसे अपना गुरु बंना दगा जो इस पद को विचारेगा । 
श्रवधू जागत नींद न कीजे । 
' शल न खाइ कलप नहीं व्याप, देही जुरा न छीजे ।।टेक।! 
` उलटी गंग संभुद्रहि सोखे, ससिहर सुर गरासे । 
नव प्रिह मारि रोगिया बेठे, जल में व्यंब प्रकास | 
डाल गह्यां थें मूल न सुझै, सूल गह्यां फल पावा । 
बंबई:हलि आह कोप्लायी) धनि? ह ९००७० 


पदावली-भाग ३८१ 


बढि गुफा मैं सब जग देख्या, बाहिर कछू न सूरे । 
उलटै घनकि पारधी मारयो, यहु अचिरज कोई दूरे ॥ 
आधा घड़ान जल में इथे, सुधा सूमर भरिया। 
जाकों यहु जग घिण करि चाले, ता प्रसादि निस्तरिया॥ 
ग्ंबर बरसे घरतो भीजे, यहु जांगे सब कोई। 
धरती बरषे ग्रंबर भीजै, बूक बिरला कोई॥ 
गांवणहारा कदे न यावै, श्णबोल्या नित गावे। 
नटवर पेषि पेषनाँ, पेषे, प्रनहद बेन बजाव ॥ 
कहणीं रहणीं निज तत जांणें, यहु सब कथ कहाणी । 
धरती उसटि भ्रकासहि ग्रासँ, यहु पुरिसा को थांणीं ॥ 
बाक पियाले अमुत सोख्या, नदी नीर भरि राष्या। 
फहै कबीर ते बिरला जोगी, धरणि महारस चाष्या ॥१६२॥ 
दाब्दार्थ काल ==अ्र॒त्यु । कलप =कल्प । जुरा = जरावस्था । छीज ==क्षीण 
होता । ससिहर=चन्द्रमा । गर(सँ == ग्रस लेता है । बंबई=बांबी, साँप का बिल । 
कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! ज्ञानप्राप्त कर पुनः अज्ञान-निद्रा में मत 
पड़ो । जागृत रहने से मृत्यु बन्धन कभी नहीं बांधता तथा शरीर जरावस्था द्वारा 
जीणं नहीं होता । सुषुम्ना में इड़ा भौर पिंगला का समन्वय हो जाने पर कुण्डलिनी 
ऊध्वंगति से शून्य कमल में पहुँच वहाँ से वित भ्मृत का पान करती है। नौ चक्रों 
का भेदन कर साधक उस श्रमृत में ज्योतिस्वरूप भ्रलख निरंजन ब्रह्म के दर्शन करता 
है। किन्तु यदि साधक कुन्डलिनी को मूलाधारं से ऊपर न चढ़ावे तो उस ब्रह्मरस की 
प्राप्ति नहीं हो सकती भपितु मूलाधार चक्र से ही साधना भ्रारम्भ करने से ही उसकी 
प्राप्ति होगी । कुण्डलिनी वहाँ से उलटी होकर ऊघ्वंगति से चल दी झर उसने शून्य 
में पहुंच महारस का पान किया । मत को अन्तमु खी करने से ही ब्रह्म दर्शन होता है, 
इस दर्शन से संसार का प्रत्येक रहस्य प्रकट हो जाता है,, किन्तु यदि मन बाहर 
विषय-वासनाश्रों में ही भटकता रहा तो फिर कुछ प्राप्त'नहीं हो सकता। साधक ने 
इस प्रकार समाधिस्थ हो कुण्डलिनी की ऊध्वंगति से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया । 
इस झ्ाइचय को जानने वाले थोड़े ही होते हैं। , 
जिस भाँति उल्टा घट जल में डूबता नहीं है और सीधा ऊपर तक भर कर 
डूब जाता है उसी भाँति जिन्होंने अपने. झात्म-घट को संसार से उल्टा कर लिया है 
वे भवशागर में डूब नहीं सकते किन्तु जो संसार की झोर ही इसका मुख किये रहेंगे वे 
निश्चय ही यहाँ डूब जायेंगे । जो इस संसार से घृणा करके चलता है अर्थात्‌ इसके 
प्राकंणों में लिप्त नहीं होता बह मुक्त हो जाता है। आकाश से बादलों के बरसने 
को तो सब कोई ही जानता है। किन्तु भौंधे कुएँ-्रह्मरुध--से भरशत वर्षा के 
प से कोईकोई ही परिचित होता है॥ जो भरभ के गुणों का गान सर्वदा पने मन 
करता रहता है, वह कभी चिल्ला कर प्राथेना गही करते? जी उसका नाम मन में 





३८२ [ फबीर ग्रन्यावलो सही 


प्रतिपल नहीं लेता वही बाँग दे देकर प्रभु का नाम पुकारता है। यदि उस नटवर . 
ब्रह्म को देखना है तो देखो, वह भ्रनहद नाद की वेणु की स्वर लहरी छेड़ता है। 
साधक का कथन, वास और प्रत्येक कमं-कलाप इस अलख से ही सम्बन्धित होना 
चाहिए । यह महापुरुषों का कथन है कि कुण्डलिनी उलट कर, आाकाश-शून्य में जाकर 
अमृत का पान करती है। यह अमृत कुण्ड कभी सुख नहीं सकता, सरिता के रूप में 
सवंदा प्रवाहित रहता है। कबीर कहते हैं कि कोई बिरला योगी ही इस ब्रह्मरस--- 
ब्रह्मरन्ध्र से ्रवित अमृत का पान करता है। _ 
विशेष--१. योगसाधना का उसके पारिभाषिक शब्दों एवं परिभाषानुसार 
वर्णन: हुआ है । 
२. अतिशयोवित, अनुप्रास, विरोघाभास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग है। 
३. उलटबांसियों की श्रद्भुत रसपूर्ण विरोषामासथुक्त प्रतीकात्मकता 
दशनीय है। 
रांम गुन बेलड़ी रे, अवघ गोरखनाथ जांणी । 
नाति सरूप न छाया जाके, बिरघ करे बिन पांणीं ॥टेका ` 
बेलड्या द्वे णीं पहुँती, गगन पहुंती सेली । 
सहज बेलि जब फूलण लागी, डाली कूपल मेल्ही ॥ 
सन कु जर जाइ बाड़ी बिलंव्या, सतगुर बाही बेली । 
पंच सखी मिलि पवन पयंप्या, बाड़ी पांड़ीं मेल्ही ॥ 
काटत बेली कूपले मेल्हं, सींचताड़ी कुसिलाँणों । 
कहे कबीर ते बिरला जोगी, सहज निरंतर जाँणीं ॥१६३॥ 
स शब्दार्थ--वेलड़ी =वेल, लता । विरध = दद्धि । कृपन =कोंपल । कु'जर= 
हाथी । 
है भ्रवधूत ! गोरखनाथ जैसे सन्त ने रामगुणलता को पहचाना था । उसका 
न तो कुछ स्वरूप है, स्व्पविहीन होने से उसकी छाया भी नहीं है एवं बिना 
माया-जल के ही उसकी इद्धि होती है, माया बिना ही वह पल्लवित और पुष्पित 
होती है। यह रामगुणवेली प्रथ्वी से श्राकाश तक फैली हुई है। जब सहज समाधि 
लगने लगी तभी यह बेली और भ्रधिक पल्लवित हुई। सद्गुरु ने मनरूपी हाथी को 
इस.लता के पास भेज दिया ; श्र्थात्‌ मन प्रभु गुणगान करने लगा । पाँचों इन्द्रियाँ 
विषय-रस से हटकर इधर ही लग गई, इसी को सिंचित करने लगीं । माया-बेली को 
काटने से इस राम-गुण-लता पर नवीन पल्लव प्रस्फुटित होते हैं ग्रौर माया-बेली का 
अभिसिचन करने से यह कुम्हला जाती है। कबीर कहते हैं कि कोई बिरला योगी ही 
सहज साधना के ममं को समझ पाता है। : 


विशेष - विभावना, रूपक, विरोघांभास ग्रलकार | 


रांम राइ श्रबिगत बिगत न जानं, | 
श तीहि C बा = बा बा G t 
कहि किमि साहि Math Co ग Ue by eGangotri 


पृदावली-भाग E : ब ८ ३ 


प्रथमे गगन कि पुहमि प्रथमे प्रसू, प्रथमे पवन कि पांणों। 
प्रथमे चंद कि सुर प्रथमे प्रभु, प्रथमे कोन बिनाँणीं।। 
प्रथमे प्राण फि प्यंड प्रथमे प्रभु, प्रथमे रकत कि रेतं। 
प्रथमे पुरिष कि नारि प्रथमे प्रभु, प्रथमे बीज कि खेतं॥ 
प्रथमे दिवस कि रेणि प्रथमे प्रसू, प्रथमे पाप कि पुन्यं । 
कहै कबीर जहाँ बसहु निरंजन, तहां कुछ ग्राहि कि सुन्यं ॥१६४॥ 
शब्दाथं--पुहुमि = पृथ्वी । बिनांणीं = रचना की । प्यंड = शरीर । रकत= 
रक्त, खून । सुन्यं ==शून्य । 
कबीर कहते हैं कि हे भाई ! राजा राम, प्रभु का स्वरूप कथन करना अत्यंत 
कठिन है, मैं उनके स्वरूप का वणन किस भाँति कर सकता हूं । पृथ्वी श्रौर आकाश 
पहले हुए अथवा प्रभु ? वायु, पवन, चन्द्र, सूये और प्रभु इनमें पहले कोन जन्मा ! 
पहले प्राण हुए कि शरीर, पहले रक्त हुआ कि रज, पहले नारी हुई अथवा पुरुष, 
पहुतते बीज का अस्तित्व है कि क्षेत्र का ? पहले रात्रि हुई थी या दिवस ! पहले 
पाप-पुण्य में किसकी धारणा उद्भूत हुई ?--जिस भाँति ये सब प्रश्‍न बड़े विचित्र 
रौर निरुत्तर कर देने वाले हैं, उसी प्रकार प्रभु के स्वरूप, झाकार-प्रकार के विषय में 
कुछ नहीं कहा जा सकता । 
कबीर कहते हैं कि जहाँ अलख .निरंजन ज्योतिस्वरूप परमात्मा का निवास है 
वहां शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं । : ः 
ग्रचधु सो जोगी गुर मेरा, जो या पद का कर नबेरा ॥ढेका। 
तरवर एक पेड़ बिन ठाढ़ा, बिन फूला फल लागा। 
साखा पत्र कछू नहीं वाके, अष्द गगन मुख बागा। 
पेर बिन निरति करां बिन बाजे, जिभ्या हींणां गावं । 
गावणहारे के रूप न रेषा, सतगुर होइ लखाबं ॥ 
पंषी का षोज मीन का मारग, कहै कबीर बिचारी । 
श्रपरंपार पार परसोतम, वा मूरति की बलिहारी । १६५। 
शब्दाथ-सरल है । 

र कबीर कहते हैं कि हे अवधूत ! जो योगी इस पद का भर्थ स्पष्ट कर दे वही 
मेरा गुरु है। एक पेड़ बिना तने के खड़ा है एव बिना पल्लवित हुए ही उस पर फल 
ग रहे हैं । उस पर शाखा एव पत्र भी कुछ नहीं हैं, वह केवल अष्ट चक्रों के 

रन्त पराप्त होता है। बह ब्रह्म बिना पैर एवं साज के बत्य कर रहा हैं और 
रचना बिना गान--अनहद नाद करता है | उस गायक का कोई स्वरूप और आकार- 
भकार नहीं, केवल सद्गुरु ही उसे दर्शा सकते हैं। कबीर विचारपूर्व कहते हैं कि 
रहा तक पहुंचने का मागे पक्षी की गति के समान एवं मीन के कार्य जंसा है । वह 
भपार, अनादि पर एरान हैं. अपस परम की जिहर लाति हण 


विशेष---विभावना झलंकार। . 





३८४ कवीर ग्रन्थावली सहीक 


गब में जाँणिबो रे केवल राइ की कहाणी । 
मंझा जोति रांम प्रकास, गुर गमि बाँणी ॥टेका। 
तरवर एक ग्रनत मूरति, सुरता लेहु पिछांणीं । 
साखा पेड़ फूल फल नाहीं, ताको ग्रंमृत वाणीं ॥ 
पुहप बास भवरा एक राता, वारा ले उर धारया । 
सोलह मंझे पवन अकोरे, प्राकासे फल फलिया ॥। 
सहज समाधि बिरष यहु सींच्या, धरतो जल हर सोष्या । 
कहै कबीर तास' में चेला, जिनि यहु तरवर पेष्या ॥१६६॥ 
वाब्दाथ-मंझा जोति = प्रकाश के अन्दर । राता == अनु रक्त विरष = दक्ष । 
कबीर कहते हैं कि मैं उस प्रभु का रहस्य जान'गया हुँ । गुरु उपदेश से यह 
ज्ञात हुआ कि अनन्त प्रकाश के मध्य उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म का निवास है। शून्य 
तरु पर एक अनन्त सौन्दर्येमयी मूर्ति--ब्रह्म--है । 'सुरत' हारा, सहज समाधि द्वारा 
उसके दर्शन किये जा सकते हैं । उस तरु की शाखा, पत्र, तना इत्यादि सामान्य वृक्ष 
की भाँति नहीं हैं, अपितु वहां तो केवल मात्र अमृत का ही स्रवण होता है। उस 
तरुवर के फल पर मधु-लोभी मधुकर--साधक --पहुँचता है ्रौर उस श्रमृत को अपने 
हृदय में संचित कर लेता है। इस प्रकार सोलह पवनों से वह स्पर्श करता है और 
उसका फल शूऱ्य में ही लगा हुआ है। सहज समाधि के द्वारा इस दृक्ष का ग्रभिसित्रन 
किया जाता है, उसे सांसारिकता का आभास तक नहीं होता । कबीर कहते हैं कि मैं 
उस साधक भक्त का शिष्य हूँ, जिसने ब्रह्मस्वरूप इस श्रद्भुत इक्ष को देख लिया है । 
राजा रांम कवन रंगे, जेसें परिमल पुहप संग ।।टेका। 
पंचतत ले फोन्ह बंधान, चोरासी लष जीव समांन । 
बेगर वेगर राखि ले भाव, ताम कोन्ह आपको ठाँव ॥ 
जैसे पावक भंजन का वसेष, घट उनमान कीया प्रवेस । 
कह्मा चाहें कछू'कह्या न जाइ, जल जीव ह्व जल नहीं विगराइ ॥ _ 
सकल ह आतमां बयते जे, छल बल को सब चीन्हि बसे। 
नियत चीनियत ता चीन्हिले से, तिहि चीन्हिअत धू का करके ॥ 
आपा पर सब एक समांन, तब हम पाया पदां निरबण । 
कहे कबीर मन्य भया संतोष, मिले भगवंत गया दुख दोघ ॥१६७॥ 
भब्दाथ--परिमज पुहप संगै=फुल के साथ सुगंधिः। लघ--लाख । 


कबीर कहते हैं कि प्रभू उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक और सवके साथ हैं जसे 
कि पुष्प के साथ सुगन्ध ! 


कर सके । जिस भांति अग्नि किसी वस्तु में शीघ्र 
प्रवेश , उसी प्रकार 
` कुण्डलिनी हेलि कानू में "प्रवेश पक्षत हैँ ष गति ऐसी ही 


परदावली-भाग ३८५ 
गई है फि कुछ कहना तो चाहता हूँ, किन्तु कुछ कह नहीं सकता, यह ग्रात्मा उसी 
अंती का अंश है, किन्तु अपनी . कलुषता से उस परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ 
एकता । जितनी भी शुभकामनाएं हैं वे सब प्रकार के माया-भ्रम को दूर करके ही मुक्त 
हुई हैं । शने: शनैः ऐसा अभ्यास कर जो प्रभु को अवसर पाकड़ (छू का) पहचान ले। 
जब मैंने “महं पर' की भावना का परित्याग कर दिया तभी यह मुक्ति-पद प्राप्त हुआ 
है। कबीर वर्णेन करते हैं कि प्रभु के मिलने से मेरे दुःख तथा क्लेश नष्ट हो गये 
गौर मन को परितोष प्राप्त हुआ । 
विशेष--सहोक्ति श्रलंकार । ` 
झंतर गति अनि झनि बाणी । 
गगन गुपत मधुकर मधु पीचत, सुगति सेस सिद जाँजों ॥टेक। 
न्रिगुन त्रिबिधि तलपत तिमरातन, तंती तंत सिलांनों । 
भागे भरम सोइन मये सारी, बिधि बिरंचि सुषि जांणों ॥ 
बरन पवन अवरन विधि पावक, प्रनल भ्रमर मरें यांणी । 
रबि ससि सुभग रहे भरि सब घटि, सबद सु'नि थितिमांहीं ॥ 
संकट सकति -सकल सुख लोये, उदधि मयित सब हारे । 
कहै कबीर झगम पुर पटण प्रगटि पुरातन जारे ॥१६८॥ 
कबीर कहते हैं कि हृदय में प्रभु का वास है। शून्य लोक में, ब्रह्मरन्ध्र में, 
मधुक₹-भ्रात्मा--अमृत रूपी जिस मधु का पान कर रही है उसके मधुर रस को 
शेषनाग व शिव ही जान सकते हैं। यह झात्मा त्रिगुणात्मक विविध-युक्त संसार के 
माया-मोह में उल रही थी किन्तु इस अग्ृत पान से तत्व-आत्मा-अंश परम 
तत्व, परमात्मा, ग्रंशी से एकाकार हो जाती है, जिसके द्वारा संसार भ्रम का महा 
जंजाल. दूर हो गया--इस सुख का अनुभव ब्रह्मा ग्रादि ही जान सकते हैं। इस स्थिति 
में पहुँचने पर क्षिति, जल; पावक, गगन, वायु आदि तत्व परम तत्व में लीन हो जाते 
हैं-शरीर का महत्व नहीं रहता । सूयं, चन्द्र, नक्षत्रादि सब भ्रनहद नाद सुनकर पूर्ण 
रुपेण स्थित हो गये, साधक स्थितप्रज्ञ स्थिति में भ्रा गया। इस संसार का वारि 
बिलोने में ही मनुष्य ने अपने समस्त सुखों को नष्ट कर डाला है । कबीर कहते हैं कि 
अगम्य प्रभु के लोक की प्राप्ति पुरातन पापों का प्रक्षालन करने से ही होती है । 
विशेष--१. त्रिगुण--सत, रज, तम । 
२. त्रिविधि--वेद विधि, लोक बिधि, कुल विधि । 
३. भ्रनुप्रास, विरोधाभास अलंकार । ` Fe 
लाघा है कछू लाधा है, ताकी पारिष को न लहै। 
झबरन एक मकल झविनासी, घटि घढि भाप रहे ॥टंका। 
००-०0. .क्लोलकतम2५योल्ला उबी न होई । 
नां सो मारी नां सो हलका, ताको पारिव लब न कोई । 





३८६ कबीर प्रभ्यावली सटीक 


र जामे हम सोई हम हीं में, नीर मिलें जल एक हुवा । 
थौं आणे तौ कोई न मरिहै, बिन जाणें थं बहुत मुना ॥ 
दास फबीर प्रेम रस पाया, पीवणहार न पाऊं। 
बिघनां वचन पिछाणत नांही, कहु घया काढ़ि दिखाऊ ॥१६६॥ 
घब्दार्थ--हलका = हल्का । पारिष =परख, पहचान । 
वहः ग्रूप श्रविनाशी ब्रह्म घट-घट व्यापी है, यह जानते हुए भी कोई उसके 
विषय में कुछ भी जान नहीं सका है। न उसका कोई भार अथवा माप है, न उसे भ्रंकों 
की गणना द्वारा जाना जा सकता है। न वह भारी ही है और न हल्का ही, उसे कोई 
भी पहचान नहीं सकता । हम उसके ग्न्दर समाहित हैं और वह हम सबके हृदय में 
रम रहा है, जिस प्रकार जल के दो प्रकार मिलकर एकमेक हो जाते हैं, उसी भांति 
उस अंशी से अंश मिलाकर तद्रूप हो जाता है। यदि मनुष्य उसको जान लें तो फिर 
कोई न मरे मौर बिना उसे जाने तो समस्त संसार मृत्यु को प्राप्त हो ही रहा है। 
कबीर कहते हैं कि मैंने उस प्रभु के प्रेम रस को प्राप्त कर लिया है किन्तु भ्रव मुझे 
भ्रत्य कोई उसका पीने वाला नहीं मिलता । ब्रह्मा तक तो मेरे शब्दों का श्रर्थ नहीं 
समझ पाता है फिर भला प्रभु मिलन से सम्बन्धित श्रानन्द को अभिव्यक्ति कैसे दू ? 
(गुगे का गुड़ ही जो ठहरा) । 
हरि हिरदे रे गनत कत चाहो, * . 
भूले भरम दुनीं कत बाहों ॥टेक। 
जग परवोधि होत नर खाली, करते उदर उपाया । 
प्रात्म रांस न चीऱ्हं संतो, क्यु रमि ले रांम राथा ॥ 
लागे प्यास नीर सो पीवे, बिन लागें नहीं पीव॑ । 
खोजें तत मिले अबिनासी, बिन खोज नहीं जीवं ॥ 
फहै कबीर कठिन यह फरणीं, जैसी घंडे धारा । 
उलटी चाल. सिले परत्रह्म फो, सो सतगुरु हमारा ॥१७०॥ 
क शन्दाय--ग्रनत = अन्यत्र । परबोधि =प्रबोध । षंडे घारा==तलवार की 
कबीर कहते हैं कि वह प्रभ तो प्रत्ये में CN 
भ्रम में भटक कर न ३ त दन तित है rae 
से तो बुद्ध खाली होती है, तो उदरपूर्ति साधनों में 
कल नाडी तीती Sa ला we न हुआ है । द 
दर्शन इहं नहीं हो सकते । जिस प्रकार तरि 
[र तृषित को ही खोजने पर जल की प्राप्ति 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. उरा मभु को प्राज्त,करता है, वह 


पृदावली-भाग | ३८७ 


रोगी हमारे लिए गुरुवत्‌ पुज्य है । 
विशेष--उपमा, विरोधाभास अलंकार । 
रे मन बैठि किते जिनि जासी, हिरवे सरोवर है श्रबिनासी ॥।टेक।। 
काया मघे फोटि तीरथ, काया मघे कासो । 
काया मघे कवलापति, काया मघे वेफु ठवासी ॥ 
उलटि पवन षटचक्र निवासी, तीरथराज गंग तट बासी ॥ 
गगन मंडल रवि सति दोइ तारा, उलटी फू ची लागि किवारा। 
कह कबीर भई उजियारा, पंच मारि एक. रह्यो निनारा ॥१७१॥ 
शब्दार्थ--कवलापति = कमलापति, विष्णु । पंचमारि==पाँचों इन्द्रियों को 
` मारकर, वश में करके । | 
कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू व्यर्थं इधर-उधर क्यों भटक रहा है ! वह 
प्रविनाशी प्रभु तो हृदय सरोवर में ही विद्यमान है न्यत्र जाकर तीर्थे-पूजा की क्या 
ग्रावश्यकता है, इस शरीर में ही करोड़ों काशी आदि तीर्थ हैं । इस शरीर में ही लक्ष्मी 
पति वैकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णु विद्यमान हैं इसलिए तू प्राणायाम साधना से कुण्ड- 
लिनी को ऊर्ध्वंगामी कर षटूचक्रों का भेदन करता हुआ तीर्थराज प्रयाग (त्रिकुटी) 
एवं गंगा (ब्रह्मरंत्र) तट का वासी हो । उन शून्यमंडल में सूये, चंद्र तारे का 
प्रकाश--अनन्त ज्योतिस्वरूप परमात्मा--का वास है। उसके किवाइ़ लगे हैं जिसे 
कुण्डलिनी को उल्टी कर खोलना है । कबीर कहते हैं कि पाँचों इन्द्रियों को वहीं 
केन्द्रस्थित कर देने से ज्ञान-स्वरूप परमात्मा का दशन प्राप्त होता है। 
रांम बिन जन्म मरन भयो भारी । 
साधिकं सिघ सूर भ्र सुरपति, अमत गये हारी ॥ेक।। 
व्यं भाव खिग तत जंत्रक, सकल सुख़ सुखकारी । 
अबत सुनि रवि ससि सिव सिव, पलक तुरिह पल नारी ॥ 
ग्रंर गगन होत अंतर घुनि, बिन सासनि है सोई । 
घोरत सबद समंगल सब घटि, व्यंदत ब्यंद कोई ॥ 
पांणीं पवन फ़वनि नम पावक, तिहि संगि संदा बसेरा । 
कहै कबीर सन सन फरि बेव्या, बहुरि न कीया फेरा ॥१७२॥ 
शम्दा्‌--साधिक=साधक । सिघर-सिद्धि । सुरपति = इन्द्र । बिनसासनि 
=विना सांसों के । घटि=हृदय में । 
साधक, सिद्ध, शुरवीर एवं देवराज इन्द्र सब इस संसार में भटक-भटक कर 
हर गये कितु बिना प्रभु के तो वे जन्म-मरण कें बन्धन में ही बने रहते हैं । प्रभु- 
भेम एक ऐसा मंत्र है जो समस्त प्राणियों के लिए सुखदायी है । शिव, सूर्ये, चन्द्र 
सव जानते हैं कि वह प्रभु कभी पल में खी. तो कभी पल में पुरुष रूप में 
हो जति दैव्य रस्ये उसके।रहते हुए एक आलप होती दै एव 
प्रभु बिना. साँस प्राण वायु के भी जीवित है। यह अनहद शब्द प्रत्येक हृदय में 


३८८ कबीर प्रन्थावली सदो 


हो रहा है कितु बिरले ही इसको-सुनकर प्रभुवन्दना करते हैं। उस ईइवर के सम्पद 
में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर- सब सवदा साथ रहते हैं । कबीर कहते हैं कि 
मन को मैंने इतनी हृढ़ता से नियन्त्रित किया है कि यह पुनः विषय-वासनाग्रों में संलिप्त 
नहीं होगा । | 
विशेष--ग्रनुप्रास, विभावना अलंकार । 
` ©तन्रटेही बहुरि न पाईये, ताथ हरषि हरषि गुण गाईये ।॥रेका। 
जे .मन नहीं तज विकारा, तो, क्यु तिरिये भौ पारा । 
जब मन छाड़ कुटिलाई, तव आइ मिले राम राई ॥ 
ज्यू जींमण त्यू' मरणां, पछितावा कछू न करणा। 
जागि मरं. जे कोई, तो बहुरि न मरणां होई॥ 
गुर वचनां मंझि समाव, तब रांम नाम ल्यौ लावै । 
जब रांम नाम ल्यो लागा, तब ञ्रम गया भो भागा ॥ | 
ससिहर सूर मिलावा, तन झनहृद बेन बजावा । _ 
जब भ्नहद बाजा बाजे, तब सांई संगि बिराजे ॥ 
होइ सन्त जनन के संगी, भन राचि रह्यो हरि रंगी। 
धरो चरन कवल बिसवासा, ज्यू' होइ .निरभ पर बासा ॥ 
यहु. काचा खेल न होई, जन षरतर खेले कोई। 
जब षरतर सेल मचावा, तब गगन मंडल मठ छावा ॥ 
चित चंचल निहचल कीजै, तब रांम . रसांइन पीजे । 
जब राम रसांइन पीया तब काल मिट्या जन जीया ॥ 
यू दास कबीर गांव, ताथ मन कों मन समभावं ।। 
भन हों मन समझाया, तब सतगुर मिलि सचु साया ॥ १७३॥ 
शन्दाथ--वहुरि=पुनः । ल्यौ = प्रेम । राचिरसो = रंग रहा है । प्रेम कर 
रहा है। निहचल = निदपचल । सचु सुख । | 
है मनुष्य ! तू पुनः इस मानव शरीर को. प्राप्त नहीं कर पायेगा, इसलिए 
उल्लास और प्रसन्नता-सहित प्रभु का गुणगान कर; क्योंकि प्रभु-भक्ति इसी जन्म 
में सम्भव है। जो यह मन विषय-वासनाओं को नहीं त्यागेगा तो यह संसार-सागर से 
, किस भांति पार होगा । जब मन कुटिलता छोड़ निर्मल हो जाएगा तो भगवान्‌ र्वं 
प्राकर तुझसे मिलेंगे । जो मनुष्य जीवन धारणा किए हुए है, वह मरेगा अवश्य ही, 
फिर इस भांति पछताने से कुछ नहीं होगा कि काश हम प्रभु-भक्ति के लिए ही मरे 
होते । यदि कोई ख हम प्रभु-भ ए 
। यदि कोई जीते जी मर जाय, जीवनमुक्त स्थिति को प्राप्त कर ले तो फिर उसे 
बारबार जन्म-पृत्यु के बंधन में दंघना न पड़े। जो साधक, भक्त, गुरु उपदेश में 
अपना मन लगा देगा वही प्रभु नाम से अपना ध्यान लगा सकता है | प्रभ से प्रेम होते 
का आ ः अम विदूरित हो जाता है। यदि सूर्य-चंद्र रूप इड़ा-पिंगला मि 
(कुण्डलिनी उर मागं से शुन्य भेदन करे) तो भनहद नाद की वेणु मुखरित हो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized 


वही है। जब यह अनहुद शब्द बजता है तभी भक्त को ज्योतिरूप भगवान्‌ के दर्शन 
होते हैं। भब यह मन प्रभु के रंग में रंग साधु पुरुषों की संगति में रहता है । मैं अब 
रन के चरण कमलों का विश्वासी हो गया हूं इससे तो वहां (चरणों में) निर्भय पद 
प्राप्ति होती है । यह प्रभु भक्ति कोई कच्चा खेल नहीं है, इसे कोई धर्यवान्‌ ही 
बेल सकता हैं । जब साधना के रूप में यह कठिन खेल प्राप्त हो जाता है तो भक्त 

मण्डल का वासी बन जाता है। मन को पूणंख्पेण स्थिर कर प्रमु-भवित का 
मधुर रस पान करना. चाहिए जिसके पान करते ही काल-मृत्यु--का भय समाप्त हो 
जाता है इस प्रकार भकत कबीर प्रभु-भवित का निरूपण करते हैं गौर मन ही मन 
गं मन को प्रबोध देते हैं जब मन स्वयं ही मन को समझाने लगता है तभी सच्चे 
गुर की प्राप्ति होती है जिससे प्रभु-दर्शन होता है । 


अ्रवधू अगनि जरे के काठ । 
पूछौं पंडित जोग संयासी, सतगुरु चीन्‍्हें बाट । ।देक॥ 
अ्रगनि पवन में पचन कबन में, सबद गगन के पवनां । 
निराकार प्रभु आदि निरंजन, कत रवंते भवनां॥ 
उतपति जोति कबन ग्रंधियारा, घन वादल का बरिषा । 
प्रगदयो बीज घरनि ग्रति अधिकं,पारब्रह्म नहीं देखा ॥ 
मरना सरे न मरि सके, सरदां दूरि न नेरा। 
द्वादस द्वादस सनमुख देखें, झापे झाप भ्रकेला ॥ 
जे बाध्या ते छुछंद मुकतां, बांधनहार बाध्या । 
बांध्या सुकता मुकता बांध्या तिहि पारब्रह्म हरि लांधा॥ 
जे जाता ते कॉण पठाता, रहता ते किन राख्या । 
अमृत समानां, विष मैं जांनां, विष में अमृत चाख्या ॥ 
कहे कबीर बिचार बिचार, तिल में मेर सर्मांनां। 
ग्रनेक जनक का गुर गुर करता, सतगुर तब भेटांनां ॥ १७४॥ 
 शब्दार्थ--नेरा=समीप । द्वादह= बारस आदित्य; भ्र्थात्‌ परम प्रकाश । 
शष्या=वन्दी होना । मेर=मेरु, सुमेरु पर्वत । ॒ 
` हे अवधूत ! यह माया में वासना अ्रग्नि.लग रही है भ्रथवा जीव में जो प्रभु का 
भश है ? यह बात मैं योगी, संन्यासी, ज्ञानी सभी से पूछता हूं, किन्तु इसके ज्ञाता तो . 
ह सद्गुरु ही हैं। अग्नि तो प्राणवायु--वायु --में समा जाती है, किन्तु यह पवन 
में समाता है ? यह वायु भी अनहद नाद के महाशब्द में लीन हो जाती है। 
हे प्रभ तो निराकार, निरंजन एवं झनादि है वह किसी मन्दिर--भवन--में कब 
है। उस ज्योतिस्वरूप परमेइवर के प्रकट होते ही भज्ञानांधकार शेष नहीं रह 


जाता एवं उस अनुपम « इस प्रकार से प्रभु का 
शंन "0. आहक्क पे अमृत, h वर्षा होने ह pi | ग | | 
अन होता है, किन्तु यह संसार/फिर भी. अपने तापो से दुर्खित है, अभु के दर्शन का 


३६० ` | | कौर ्रन्यावलौ सदौ 


प्रयास नहीं करता । प्रभु को प्राप्त करने में मरना पड़ता है, अर्थात्‌ साधना-स्थन्त 
कठिन है, यह मरण बड़ा कठिन है, सरल नहीं। मरकर जीवन्मुक्त होकर भ्रभु-प्राप्त 
करते समय द्वादश झादित्यों का. प्रकाश दृष्टिगत हंता है और आत्मा वहाँ ब्रह्म के 
साथ अकेली रह जाती है। जो संसार में बद्ध हैं उनकी गति छद्छून्दर तुल्य है, सृष्टा 
ही ने उन्हें माया बंधन में बांध दिया है । जो बन्धन में पड़े हुए हैं वे मुक्त होने का 
प्रयास क्यों नहीं करते, वे पारब्रह्म परमेइवर की शाराधना नहीं करते । जो प्रभु की 
भक्ति के मागं में प्रदत्त होना चाहता है, उसे कौन भेजता है ? वह तो स्वय वहाँ 
चला जाता है और जो उस मार्ग को ग्रहण नहीं करता, भला उसे किसने रोका है ? 
इस कठिन प्रभु-भक्ति के द्वारा मैंने ग्रमृत का पान किया है इस विष में ही कष्ट में 
ही भ्रमृत की प्राप्ति होती है। कबीर विचारपूर्वक कहते हैं कि भक्ति अपनाने से 
पलभर में ही मेरा ग्रहत्व समाप्त हो गया और अनेक जन्म के पुण्य-फलों द्वारा मुझे 
उस सद्गुरु की प्राप्ति हुई, जिसने मुझे प्रभु से मिला दिया । 
` शबधु ऐसा ग्यांन बिचार । 

मौरे चढे सु भ्रधषर इवे, निराधार भये पारं ॥।टेक॥ 

ऊघट चले सु नगरि पेते, बाट चले ते लूटे । 

एक जेवड़ी सब लपटांन, के बांधे के छूट ॥ 

मंदिर पेसि चहूं दिस भीगे, बाहरि रहे ते सुका । 

सरि मारे ते सदा सुखारे, घ्रनमारे ते दूषा ॥ 

बिन नेनन के सब जग देखे, लोखन श्रछते प्रंघा । 

कहें कबीर कछु समफि परी है, यहु जग देल्याधंधा ॥ १७५॥। 

शब्दाय -उघट=ऊवड-खाबड़ । पैसि = प्रवेश करके । घंधा = धोखा । 


हे श्रवषूत ! तू ऐसा अनुपम ज्ञान का विचार कर जिसमें आश्रय ठू ढने 


र बाहर रह गया वह सूखा ही रहा, उसे वह 
अद्भुत अमृत प्राप्त नहीं इंआ जिन्होंने अपने मन को मार दिया है वे सवंदा सुखी 
रहे जिन्होंने उसे स्वतन्त्र छोड़ दिया वह तो दुखी हैं ही । वह्‌ बिना नेत्रों के ही 
५... ससार को गतिविधि को देख सेता है सौर इस प्रकार नेत्र वाले अन्धे से अच्छा 


२. संसार को इसी प्रकार सन्तों विन्ता 
CC-0. Jangamwadi Math SRNR ०न्एस्केःते एवं सामान्य 


ड़ 


=, 








पदावली-भार्ग ३६१ 


प्राणी तक ने धोखा प्रपंच, छल, माया ही माना है। पं० प्रतापनारायण मिश्र भ्रपने 


धोखा” निबन्ध में कितने सुन्दर ढंग से इसी बात को प्रस्तुत करते हैं--- , 
“स॒च हे ! भ्रमोत्पादक अ्रमस्वरूप भगवान्‌ के बनाये हुए भव (संसार) में जो 
है भ्रम ही है । जब तक भ्रम है, तभी तक संसार है, वरंच संसार का स्वामी 
तभी तक है फिर कुछ भी नहीं । । 
जग घंधा रे जग धंघा, सब लोगन जांणे ग्रंघा । 
लोम सोह जेवड़ी लपटानीं, बिनही गांठि गह्मो फंदा ॥टेका। 
ऊंचे टोले मछ बसत है, ससा बसे जल मांहीं। 
परबत ऊपरि लोक इनि मूषा, नीर मूवा घूं कांहीं ॥ 
जलै नौर तिण षड सब उबर, घेसंदर ले सांचे । 
उपरि मूल फूल तिन भीतरि, जिन जान्या तिन नीक ॥ 
कहे फबीर जांनहीं जांने, भन-जांनत वुख भारी । 
हारी बाट बढाऊ जीत्या, जांनत. की बलिहारी १७६॥ 
शब्दार्थ मछ = मत्स्य । ससा = खरगोश । .बसन्दर= श्वर्नि । 

“यह संसार प्रपंच है-इसके श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं” इस तथ्य से सब 
प्रवगत हैं। यहाँ जीव को लोभ, मोह की रज्जु बिना गाँठ डाले. फन्दा बना कर 
फंसाये रहती है। ऊँचे टीले, शुन्य-शिखर पर मछली-ब्रह्म--बसता. है और 
खरगोश, कुण्डलिनी, नीचे मूलाधार चक्र पर स्थित है । इस शून्य पर्वत के ऊपर अर्थात्‌ 
इसे पाने के प्रयत्न में बहुत से नष्ट हो गये किन्तु वहाँ से खवित. भ्रमृत की प्राप्ति 
किसी को नहीं होती । उस जल को जिसने भी भ्राप्त:कर लिया वे सब मुक्त हो गये। 
उस इक्ष की जड़ ऊपर तथा फल नीचे हैं, जिन्होंने उसे जान लिया वे ही श्रेष्ठ हैं । 
कबीर कहते हैं कि जानने का प्रयत्न करने से ही उसे जाना जा सकता है, बिना जाने 
तो उससे महान्‌ वेदना होती है, संसार ताप विदृरित नहीं होते । साधना मार्ग में एक 
दिन वह झ्वश्य झा जाता है जब लक्ष्य--ब्रह्म - सम्मुख आ जाता है, कबीर उस 
लक्ष्य प्राप्त भक्त की बलिहारी जाता है। 

विशेष विभावना रूपकातिशयोवित, रूपक आदि अलंकार । 

अवधघु ब्रह्म मत चरि जाइ । [ 
काल्हि ज्‌ तेरी ब्रंसरिया छौतीं,. कही. चरावे गाई ॥टेका। | 
तालि चुगे बर तीतर लउबा, परबति चै सौरा मा । 

बन को हिरनीं कूब चियांनी, ससा फिरे प्रकासा ॥ 

ऊंट मारि में चारै लावा, हस्ती तरंडबा देई। 

वंबूर की डरियां बनसी लेहं, सीयरा भूंकि भूंकि बाई ॥ 

ग्रांब के सौरे चरहल करहल, ।निबिया छोलिछोलि खाई । 


००-मोड़े झा ८निद्वाप ८३ बल) कहै कबीर समभाई ॥१७७॥ 
हें अवधूृत ! ब्रह्म का रहस्य जान पान! बड़ा काठी हैं^ क्योंकि कल जिसने 


३६२ | कबीर ग्रन्यावली सटीक 


तेरी बाँसुरी चुराई, उस चोर से गायों के चराने की याशा कंसे की जाये ? अ्रथवा 
कल जिसने स्वयं तेरी बाँसुरी कृष्णरूप में चुराई थी उससे इन्द्रियों के वश में रखने. 
की झाशा कंसे की जाये ? बन रूपी संसार' जीवरूपी तीतर को नष्ट कर रहा है और 
सुसरी मछली माया पर्वत सहश संसार को .खा रही है। मृग-तुल्य आ वन-वन भटकने 
बाला मन हृदयकूप में केन्द्रित हो गया और खरगोश रूप गी झाकाश-.- 
शूत्यमण्डल--में रम रही है। मैंने भ्रहं के ऊंचे ऊंट को समाप्त कर दिया है। माया 
रूपी हस्तिनी स्वयं बः मेरी चेरी है। शुष्क साधना रूप बबूल दक्ष पर मधुर फल 
लग रहे हैं जिन्हें कुण्डलिनी के द्वारा साधक प्राप्त कर रहा है। आम की डाली 
(भक्ति) पर बैठकर मनभावन स्वादों से युक्‍त फल प्राप्त किये जा सकते हैं । कबीर 
कहते हैं कि मुझे तो दाख आदि सब कुछ प्राप्त हो गये हैं । 
विशेष - रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास, विभावना आदि अलंकार । 


कहां करों केसे तिरो, भो जल ग्रति भारी । 

तुम्ह सरणा-गति केसवा, राखि राखि मुरारी ॥टेक॥। 

घर तजि बन खंडि जाइये खानि खये कंदा । 

बिष बिकार न छूटई, ऐसा मन गंदा। 

विष बिषिया को बासनां, तजों तजी नहीं जाई। 

अनेक जतंन करि सुरभिहों, फुनि फुनि उरभाई ॥ 

जीव भ्रछित जोबन यया, कछू कीया न नीका । 

यहु हीरा निरमोलिका, फोडी पर बीका ॥ 

कहै कबीर युनि केसवा, तू' सकल बियापो । 

तुम्ह समानि दाता. नहों, हम से नहीं पापी ॥ १७८१ 
शन्दाथं-भोजल = संसार रूपी जल । फुनि-फुनि=पुनः-पुनः, बार-बार । 
भछित=्कषत, सुन्दर । नीका--सत्कर्म, भलाई का काम । निरमो तिव ==भ™मूल्य । 
बियापी = व्याप्त । 





लेने पर वन में जाकर तपस्या करते हुए, खाने में कंद आदि पर ही जीवन निर्भर 


रखते हुए भी इसके विषय-बिकार नहीं हट सकते। यह विषय-वासना का विष 


कितना ही त्यागने का प्रयत्न करो किन्तु छोड़ते नहीं बनता । इस भव-जाल से मुक्तः 


ह का ता ही भयत करो किन्तु इसमें अ्धिकाधिक उलभते जाते हैं। हे 
गवातमा ; तेरा यह सुन्दर' यौवन काल व्यर्थ ही समाप्त हो गया, उसमें तूने कोई 
स ही भमुल्य मानव्र-ज्ीवन कौड़ी के मूल्य | 
म चला गया। कबीर क्रहते हैं कि हे ईश्वर ! ग्राप सवेत्र व्यापी हैं. आपके समान 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGahgotri : 


पदावली-भागं I ३९३ 


` उदार, भौधड़ दानी कोई नहीं है और मुझ जसा पापी कोई नहीं है, भरतः मेरा 
उद्धार करो । े 

विशेष--यह पद बड़ा ही सरस, भक्त की देन्यपूर्ण मधुर भावनाओं से परिपूर्ण 
है। इसमें अपना लघुत्व रौर इष्ट का महत्व तो तुलसी के ही समान है । 

बाबा करहु क्रपा जन भारगि लावो, ज्यू' भव बंधन षूटे । 

जुरां मरन दुख फेरि करंन सुख, जीव जनम थे छूटे ॥टेक॥ 

सतगुर चरण लागि यों बिनऊे, जीवन कहां थं पाई । 

जा कारनि हम उपजे बिनसे, क्यू' न कहौ समभाई ॥ 

ग्रासा-पास षंड नहीं पाइ, यों मन सुनिन लूटं। 

ग्रापा पर आनंद न दूरे, बिन श्रनभ क्यू छूटे ॥ 

कह्यां न उपजे उपज्यां नहीं जाणे, भाव ग्रभाव बिहुनां । 

उदे अस्त जहाँ मति बुघि नाँहीं, सहजि रांम ल्यौ लीनां ॥ 

ज्यू बिबहि प्रतिबिब समांनाँ, उदकि कुभ बिगरांनां। 

कहे कबीर जांनि ञ्जम भागा, जीबहि जीव समांतां.।।१७६॥ 

झब्दायं--षुटे=नष्ट होना । जुए= जरावस्था । उपजँ= जन्म लिया। 
बिनसँ=नष्ट हुए । भ्रनभै = निडर, निर्भय । कुम्भ= घड़ा । | 

कबीर कहते हैं कि हे गुरुवर ! कृपा करके दास को उचित पथ पर लगा दो 
जिससे संसार का यह अ्रसह्य बन्धन छूट जाय एवं जीव जन्म-मरण से छूट, आवा- 
गमन से मुक्त हो जाय । सद्गुरु के चरण छूकर मैं यह प्रार्थना' करता हूं कि कृपा कर 
इस जन्म का प्रयोजन बताये । जिस (भक्ति) के लिए हम जन्मे हैं, उस उद्देश्य को 
हमें समझा कर कहें । गाशा, तृष्णा, जब तक पीछा नहीं छोड़ देती तब तक शून्य 
स्थित ज्योतिस्वरूप आानन्दमय का आनन्द प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 

' भ्रहं आनन्द की प्राप्ति में बहुत बाधक है । बिना सांसारिक भय भागे भला 
मुक्ति सम्भव कहाँ ? जिस बात को सद्गुरु'कहते हैं उसका तू अनुगमन नहीं करता 
. एवं अभावों के संसार में ग्रस्त रहता है जहाँ वासनाओं--माया आदि का न उदय 
है और न अस्त--वहीं प्रभु के पास कबीर ने अपनी इत्ति रमा दी है 'जिस भाँति 
 विम्बःप्रतिबिम्ब एक ही हो जाते हैं, जल भौर कुम्भ के भीतर का जल मायारूप फुम्भ 
` के पूरते ही एक हो जाते हैं उसी प्रकार भ्रम के नष्ट होते ही जीव परमात्मा में लीन 
 होजाताह। 
विशेष--हष्टांत अलंकार । 

संतो घोखा कासु' कहिये । 

गुण में निरगुण निरगुण में गुण है, बाट छाड़ि क्यू बहिये ॥टेक।। 
अजरा भमर कथं सब कोई, अलख न कथणाँ जाई। 
नालि. सरूपः ब्र, नहं th छगल किलि रहो म 





| 
3 





३९४ : कवौर ग्रर्यायली सरीक 


प्यंड ब्रह्मड कथ सब फोई, वाके आदि श्ररू भ्रंत न होई । 
प्यंड ब्रह्मड छाडि जे कथिये, कहै कबीर हरि सोई ॥१८०॥ 
दाब्दार्थ--बहिये=पथ-भ्रष्ट होना । 
कबीर ईश्वर के सम्बन्ध में कहते हैं यह रहस्य किससे कहा जाय वह सगुण 
होते हुए भी निगुंण है ्रौर निगुण होते हुए भी सगुण है । उचित पथ को छोड़ इस 
भ्रम में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि वह निगुण है श्रंथवा सगुण । वह ब्रह्म तो भ्रजर 
अमर ्रलख है--ऐसा सब मानते हैं किन्तु फिर भी उसके स्वरूप का विश्लेषण नहीं 
` किया जा सकता । न जिसका कोई खूप-रेखा आकार है वह सबके हृदय में रम रहा है। 
सब यह कहते हैं कि जो शरीर--पिंड--में है वही ब्रह्माण्ड में भी है किन्तु फिर भी 
उसका आदि और अन्त नहीं जाना जा सकता । पिड--शरीर को छोड़ कर सूक्ष्म रूप 
शुत्यवासी ब्रह्म है. कबीर के मत से वहीं सब कुछ है। 
पषा पषी के षेषणे, सब जगत भुलाँनां । 
निरपष होइ हरि भजे, सो साथ सयांनां ॥टेक॥। 
' ज्यू षर सू' षर बंधिया, यू बंधे सब लोई । 
जाक शात्म द्रिष्टि है, साचा जन सोई ॥ 
एक एक जिनि जांणियाँ, तिनहीं सच पाया । 
प्रेम प्रीति ल्यौ लीन मन, ते बहुरि न झाया ॥। 
'पुरे की पुरौ द्रिष्टि, प्रा करि देखं। 
कहै कबीर कछू समि न परई, या कछू बात अलेखे ॥१८१॥ 
दब्दार्थ---पषा पषी=पक्ष-विपक्ष, तेर-मेर निज पर । 
यह संसार निज पर, तेरे-मेरे के फेर में पड़ा हुआ भ्रमित है। जो निष्पक्ष- 
इन दोनों सीमाग्रों से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति करता है, वही सज्जन और साधु है । 
जिस प्रकार गधे से गधा, मूख से मूर्ख बंधा हुआ एक दूसरे को चाहे जिधर ठेल देते 
हैं वही इस जगत्‌ की गति हो रही है। जिस व्यक्ति को आात्मऽहष्टि प्राप्त है, वही 
सच्चा है। जिन्होंने उस एक परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है, उन्हें ही शान्ति 
की प्राप्ति होती है । जिस मनुष्य का मन प्रभु-प्रेम में लगन सहित केन्द्रित है, वह 
पुनः संसार में नहीं झाता, वह मुक्त हो जाता है। ऐसे पूणं मनुष्य की इष्टि सर्वाग- 
सम्पूर्ण होती है और वह पूर्ण-पुरुष ब्रह्म को पा लेता है । कबीर इतना सब कहने के 
पस्चात्‌ भी कहते हैं कि उसका रहस्य कुछ समम में नहीं आता है । 
विशेष-अर्थान्तरन्यास । 


अजहूँ न संक्या गई तुम्हारी, नाहि निसंकि मिले बनवारी !टेका। . 
बहुत गरब गरबे संन्यासी, ब्रह्मचरित छूटी नहीं पासी ॥ 
सुद्र मलेछ बसें मन मांहों श्रातमरांम सु चीत्ह्यां नांही । 
संब हाइ बते जसारीरा/सात्फारणि ०राम' र्ैष्वीरी।। १८२॥ 


PETES SOON GSI A She A" की के SS at 


॥वावलौ-भागे ३६५ 


दाब्दार्थ---संक्या +-संशय । बनवारी = प्रभु, भगवान । आतमरांम--हृदय में 
स्थित भगवान्‌ । 

हे साधक ! आज भी तुम्हारा संशय नष्ट नहीं हुआ, बिना निझ्शंक हुए प्रभु 
प्राप्ति नहीं होती । संन्यासी मिथ्या दम्भ में मरे जाते हैं किन्तु न तो उन्हे प्रभु दर्शन 
हे.ता है अर न वे भव-वन्धन से मुक्त ही होते हैं संसार के अन्य प्राणियों को शूद्र, 
म्लेच्छ कहने से क्या ये सब तो दुर्भावनाओं के रूप में तुम्हारे मन में ही रहती है ॥ 
इसी कारण तुम श्रात्मस्थित ब्रह्म को न पहचान पाये । इस दारीर में शंका रूपी डायन 
का वास है, जिसे तिकालने के लिए कबीर अपने प्रभु की भक्ति करता है। 

सब भूले हो पाषंडि रहे, तेरा बिरला जन कोई राम कहै ॥टेक॥। 

होइ श्ररोक्ति बूटी घसि लाव, गुर बिन जैसे भ्रमत फिरे। 

है हाजिर परतीति न ग्राव, सो कंसे परताप धरे॥ 

ज्यू सुख त्यू' दुख ब्रि मन राखे, एकादसी इकतार करे। 

हादसी अमें लष चौरासी, गर्भ बास गाव सदा मरं ॥ 

में तं तज तजे गपमारग, चारि बरन, उपरांति चढ़ें। 

ते नहीं डबे पार तिरि लंघे, निरगुण झगुण संग करे। 

होइ मगन रांम रंगि राच, पश्रावागमन मिट घापे। 

तिनह उछाह सोक नहीं ब्यापे, कहै कबीर करता आपे ॥ १८३॥ 

इाब्दार्थ--में ते = मेरा तेरा, अपने पराये की भावना । अपमार्ग =कुमागे । 
उछाह=उत्साह । ; 

समस्त मानव प्रभु विस्मृत कर संसार के जंजाल में उलमे हुए हैं, कोई-कोई 
ही प्रभु का नाम लेता है | सद्गुरु बिना चाहे उसे जानने के कितने ही प्रयत्न किये 


` जायं किन्तु सब व्यर्थं । वह प्रभु विद्यमान है, किन्तु इस वात का विश्वास-दर्शन किसी 


को नहीं है कि वह किस भाँति इतना अनुपम है। मनुष्य को सुख-दुख में समत्वद्वत्ति 


. रखते हुए मन सहित दसों इन्द्रियों को प्रभु में केन्द्रित रखना चाहिए । किन्तु वह तो 


शरीर द्वायश-श्रंगों की पृ में ह्री भटकता रंहता है जिससे बार-बार गर्भ में झा 
चौरासी लाख योनियों में यातना भोगनी पड़ती है। जो व्यक्ति चारों वर्णों का भेद - 
भाव छोड़ अहं पर की भावना को विदूरित कर देते हैं वे इस संसार-सागर में डूबते 
नहीं हैं अपितु उस परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं । मग्न होकर प्रभु भक्ति में लगने 
से आवागमन चक्र से व्यक्ति बिमुक्त हो जाता है। ऐसे लोगों की बुद्ध सम अवस्था 
को प्राप्त कर लेती हैं और वे ब्रह्म से मिल जते हैं। न्‍ 

तेरा जन एक आध है कोई । 

काम कऋोध ग्र लोम बिवर्जित, हरिपद चीन्है सोई ॥टेक।! 

राजस तांमस सातिग तीऱ्यु, ये सब, तेरी माया । 


| पह पस | 
चौथे पद प जे जन चौन्हें। तितिहिं परस वर्दी पवी ०" 





ला ' , कबीर ग्रन्थावली सदौक 


झसतुति निद्या झासा छाड, तजै मांन अभिमांनां । 

लोहा कंचन समि करि देखे, ते सुरति भगवांनां ॥ 
` च्यंते तौ साधौ. च्यंतामणि, हरिपद रमें उदासा । 

ज्निस्नाँ ग्रर अभिसांन रहित है, कहै कबीर सो दासा ॥ १८३॥ 
शब्दाथं--असतुति--स्तुति । निद्या=निन्दा । च्यंत = चिन्तन करना । 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! तेरी भक्ति करने वाला भकत तो साधक विरला 
` ही-है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह श्रादि पंच विषयों से दूर आपके चरणों को पाने का 
प्रयत्न करता है । 

` सत, रज, तम, त्रिगुणात्मक संसार तो तेरी ही माया है किन्तु. जो इन सबसे 
तटस्थ हो प्रभु आराधना करते हैं वे प्रभु के परम पद से साक्षात्कार कर लेते हैं। 
जो भक्त निज प्रशंसा, परनिन्दा, संसार तृष्णा को छोड़ मानाभिमान को त्याग 
देता है और सोह स्वर्ण, सुख-दुख, सबको समान मानता है वस्तुतः वह तो प्रश्न 
के ही समान आदरणीय, पूज्य है। यदि तू किसी वस्तु की चिन्ता करता है तो 
चिन्तामणि स्वरूप प्रभु का विचार कर, संसार से उदासीन हो भन्ति में लग । यह 
प्रभु-भक्ति का मार्ग, कबीर के विचार से तृष्णा और अभिमान रहित मनुष्य के लिए 
ही है। 
हरि नांमें दिन जाइ रे जाको, 
सोई दिन लेखे लाइ रांम ताकौ ।।टेक॥। 

हरि नांम में जन जागे, ताक गोव्यंद साथी श्रागे । 

दीपक एक झभंगा, तामें सुर नर पड़े पतंगा ॥ 

ऊ चा नांच सम सरिया, ताथें जन कबीर निसतरिया ॥ १८५॥ 
शब्दाथं-निसतरिया=पार उतरना, संसार के बन्धनो से छुटकारा पाना । 
जिस व्यक्ति का समस्त दिवस प्रभु गुणगान में बीतता है वही दिवस प्रभु को 

प्रिय है । जिस भक्त का आधार राम नाम ही है उसकी प्रभु सहायता करते हैं । यह 
` माया का एक भ्रज्ज्वलित आाकर्षणमय दीपक है, उसमें देवता और मनुष्य शलभ के 
समान पड़-पड़कर प्राण दे रहे हैं। जो भक्त ऊंच-नीच, सुख-दुख में समहष्टि रखता 
है, उससे कबीर तर जायेगा अर्थात्‌ वह कबीर को प्रिय ह । 
जब थे श्रातम-तत विचारा । 
तब निरबेर भया सबहिन थे, कांम क्रोध गहि डारा ॥।टेक॥। 

व्यापक ब्रह्म सबनि में एके, को पंडित को जोगी । 

रागा राव कवन सु कहिये, कवन बंद को रोगी॥ 

इनमें आप, जाप सबहिन मैं, झाप ग्रापसू' खेले । 

नांनां माति घड़े सब भांडे, रूप धरे घार मेले ।।' 

सोचि बिचारि सबै जग देख्या, निरगु'ण कोई न्‌ बताने मिल 

कहे कबीर सुनी “अंत भौदित, पलि सोला जस गाव (३ ८६॥ 


परदावली-भाग ३६७ 


शब्दाथं---नि रवर -- हेष-रहित । 
जब से मैंने आत्म तत्व, प्रभु रहस्य पर विचार करना प्रारम्भ किया है, तभी 
से मुके किसी से ढेष नहीं रह गया है एवं काम, क्रोध को मैंने उठाकर पटक दिया 
है। पण्डित, ज्ञानी और योगी--सभी में वही एक ब्रह्म. व्यापक है। राजा, राव, 
सामात्य पुरुष और वैद्य तथा रोगी, चिकित्सक तथा चिकित्सा कराने वाले--सब ही 
तो समान हैं क्योंकि इन सब में वही ब्रह्म स्थित है जो स्वयं अपनी क्रीडा-लीला स्वयं 
के ानन्द के लिये कर रहा है। संसार में यह विभिन्नता तो उसी भाँति है जिस 
भाँति अनेक प्रकार के घड़े, स्वरूप में भिन्न होते हुए भी एक ही मिट्टी के बने होते 
हैं। कबीर कहते हैं मैंने भली-भांति विचार कर देख लिया है कि लीलामय भगवान्‌ 
का स्वरूप गुण-गान तो सब ज्ञानी और गुणीजन करते हैं किन्तु उस निगुण परब्रह्म 
को कोई नहीं पहचानता । 
तू माया रघुनाय की, खेलण चढ़ी ग्हेड़ं । 
चतुर चिकारे चुणि चुणि मारे, कोई न छोड्या नेड़े ॥टेक॥। 
सुनियर पीर डिगंबर मारे, जतन करंता जोगो । 
जंगल सहि के जंगम मारे, नु र फिरे बलिवंती ॥ 
बेद पढंतां ब्लाह्मण. सारा, सेवा करतां स्वामीं । 
ग्रथ करतां मिसर पछाड्या, तू र फिरे मेंमंती ॥ 
साषित के तू' हरता करता, हरि भगतन के चेरी । 
दास कबीर रांम के सरने, ज्यू' लागी त्यू" तोरी ॥१८७॥ 
शब्दारथ--रघुनाथ = प्रभु ! भ्रहेड=शिकार, ग्राखेट । नेइ==पास । 
मुनियर = श्रेष्ठ मुनि । डिगम्बर=दिगम्बर । जतन==यत्न, साधना । बलिबती= 
बलशाली । मिसर =मिश्र, पंडितों की जाति विशेष । मैंमंती=मदमस्त । साषित= 
शाक्त । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु की माया इस संसार में आखेट को निकली है । चतुर 
मृग रूप भोले मनुष्यों को इसने छान-छान कर मार डाला है, कोई भी अपने पास 
जीवित नहीं छोड़ा । इसने मुनिवर, पीर, दिगम्बर एवं साधनारत योगी सबको भ्रष्ट 
किया, किसी को नहीं छोड़ा । इस पृथ्वी पर इसने जंगल के जंगल अपनी Ps से 
साफ कर दिये । हे प्रभु-माया ! तू अत्यन्त शक्तिमती हैं। इसने शास्त्र-प्रथों, घर्म- 
यों मे अनुरक्त ब्राह्मण, ताकिक मिश्र, प्रमु सेवा में रत मनुष्य किसी को दो नहीं 
/ अब भी यह मदमस्त फिर रही है । शाक्त लोगों के यहां तो तू च रमी 
रहती है, किन्तु प्रभु-भक्त के पास चोरी-छिपे जाती है। कबीर कहते हूँ कि जा प्रभु 
के शरण में चला जायेगा, वह माया से मुक्त हो जायेगा, इसे ही उल्टा समाप्त कर 
[। 


विशेष सांगशिपक भरकर Collection. Digitized by eGangotri 


> a 


{ 
३९द कबीर ग्रन्यावलो सरीक 


जग सू' प्रीति न कीजिये, संमि मन मेरा । 
स्वाद हेत लपटाइए, को निकसे सुरा ॥टेक। 
एक कनक श्ररु कांमनीं, जग में दोइ फंदा । 
इनपै जो. न बंघावई, ताका में बंदा॥ 
देह धरें इन मांहि बास, कहु केसे छूटे । 
सीव भये ते ऊबरे, जीवत ते लुटे॥ 
एक एक सू मिलि रह्म/ तिनहीं सचु पाया । 
प्रेम मगन॑लेलीन मन, सो बहुरि न झाया ॥ 
कहै कबीर निहचल भया, निरभे पद पाया । 
संसा ता दिन का गया, सतगर समझाया ॥ १८८ 
शब्दार्थ--सू रा = शूरवीर । कनक -- सोना, सांसारिक आकर्षण । कांमनी = 
स्त्री, सांसारिक माया । फंदा = बंधन । निहचल ==निरुचल । 
कबीर मन को प्रबोध देते हुए कहते हैं हे मन ! तू इस संसार के माया-मोह 
में मत पड़ । इससे तो कोई शुरवीर ही मुक्त हो पाता है। _ “i 
इस संसार में दो ही बन्धन हैं प्रथम घन, द्वितीय रूप-यौवन-सम्पन्न नारी । 
जो इन दोनों के बन्धन में नहीं पड़ता है, मैं उसका दास हूँ । इस पंच तंत्वमय भौतिक 
शरीर के रहते हुए इनका वास केसे छूट सकता है ? जो सिव के समान योगी और 
साधक हो जाय, तब तो इस माया-जाल से मुक्त हो सकता है। जो उस एक पूणं 
ब्रह्म से मिल गया, शान्ति का लाभ तो उसने ही किया है। जिसका मन प्रभु-भक्ति में 
तल्लीन हो गया, वह मुक्त हो जाता है भौर पुनः इस संसार बन्धन में नहीं फंसता । 
कबीर कहते हैं कि इस प्रकार ही निश्‍चल हो निर्भय पद की प्राप्ति सम्भव है । संसार 
संशय तो उसी दिन समाप्त हो गया, जब सद्गुरु ने ज्ञानोपदेश दे प्रभ-भक्ति मार्ग में 
प्रदत्त किया । ड 
रांम भोहि सतगुर मिले भ्रनेक कलानिधि, परम तत सुखदाई । 
कॉम अगनि तन जरत रही है, हरि रसि छिरकि बुराई ॥टेक।। 
दरस परस त दुरमति नासी, दीन रटनि ल्यौ भराई । 
ग्ड सरम कपाट खोलि के, ग्रनभे कथा सुनाई ।। 
यहं संसार गंभीर श्रषिक जल, को गहि लावै तीरा। 
` नाव जिहाज खेवइया साधू, उतरे दास कबीरा ।१८९॥ 
शब्दार्थ - कलानिधि=कलाग्रों में पारंगत । काम = काम-वासना । 
कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मुझे अनेक कलाओ्रों में पारंगत, भ्रमित संतोष देत 
` ' चाल भ्रनेक गुर मिले किन्तु फिर भी मेरा शरीर कामाग्नि से दग्ध होता रहा । उसकी 
शान्ति तो प्रभु-भक्ति का रप्त छिड़क कर ही हो सकी न सा अंपा ते 
जि सतत एक जप क सक । प्रभु के दर्शन एवं स्पर 
₹ मन प्रभु-भक्ति में लवलीन रहा । जिससे पाखंड भौर 


भम के कपाट लुजहरमङुीनसहस्पपरस। कका ब ई द गहरे जल हे 


MR _, RSS SSS 


ददावली-भाग ह ३६६ 
है, इसमें जीवात्मा को पकड़ कर कौन पार लगा सकता है ! इस शरीर रूपी 
गा के केवट तो साधुजन हैं, जिससे कबीर पार निकल सकता है। 
विशेष--रूपक, छेकानुप्रास श्रलंकार । 
दिनं दहं चहू कं कारणें जेसे संवल फूले । 
झूठी सू' प्रीति लगाइ करि, साचे कू' भूले ॥टेक॥। 
जो रस गा सो परहरया, बिड़राता प्यारे । 
शासति कहें न देखिहुं, बिन नांक तुम्हारे ॥ 
सांची सगाई रांम को, सुनि आतम मेरे । 
नरक्ति पड़ नर बापुडे, गाहक जम तेरे॥ 
हंस उड़ थर चित चालिया, संगपन कछू नांही । 
माटी सू' माटी मेलि करि, पीछे प्रनखांहीं ॥ 
कहै कबीर जग ग्रंघला, कोई जन सारा। 
जिनि हरि सरम न जांणिया, तिनि किया पसारा ॥ १६० 
झब्दाथ--विड्राता=नाश का कारण होना । अासति=ग्राश्रय, रक्षा । 
बापुडे = बेचारे । पसारा =संसार के श्राकर्षण के जल में फंसना । 
इस तृष्णा के कारण मैं सेमल-फूल के समान ऊपर से प्रसन्न रहता हुआ भी 


` भीतर ही भीतर दग्घ होता रहता हुँ । इन मिथ्या सांसारिक झकर्षणों से प्रेम कर 


उस सच्चे प्रभु को मैं विस्मृत कर बैठा हूँ। हे प्रभु ! जिस रस को स्वाद में मैं अच्छा 
समझ बैठा हूँ बही नाश का कारण सिद्ध होता है। प्रभु ! आपके नाम के बिना कहीं 
भी रक्षा इष्टिगत नहीं होती । हे मन! तू सुन, एक राम से ही सम्बन्ध सत्य है, 
शेप सम्बन्ध मिथ्या है। अन्त में तो हे मनुष्य ! यदि तूने प्रभु-मक्ति न की तो तुमे 
नरक में पड़ना पड़ेगा और यमदूत तुझे आकर ले जायेंगे। जिस समय तेरी आत्मा 
यहां से महा प्रयाण करेगी, उस समय तेरा यहाँ कोई भी निकट सम्बन्धी नहीं होगा । 
मिट्टी में मिट्टी मिल जायगी तो वाद में बिलखने से क्या ? कबीर कहते हैं कि जिन्होंने 


` प्रभु-भक्ति का रहस्य न समझा, वे संसार के झाकषंण-जाल में पड़ते हैं। इस प्रकार 
` समस्त जग भज्ञानान्ध है । 


विशेष--उपमा अलंकार । 
माघो में ऐसा भ्रपराधी, तेरी भगति हत नहीं साधी । (टेक 
फारनि कवन शाइई जग जनम्याँ, जनमि कवन सचुपाया । 
भो जल तिरण चरण च्यंतामणि, तां चित घड़ी न लाया ॥ 
पर निद्या पर धन पर दारा, पर भ्रपवांदे सूरा। 
ताथे ्रावागमन होइ फुनि फुनि, ता पर संग न चुरा ॥ 
कांम क्रोध साया सद मंछर, ए. संतति हंम मांहीं । 


दया हहम्‌ | जान. गुर | 'पैत्ा 7 मु जसु, नाहीत 


४०० कबीर गरन्यावली र 


तुम्ह कृपाल दयाल - दमोदर, भगत-बछल भो-हारी । 
कहै कबीर धीर मति राखहु, सासति करो हमारी ॥१३१॥ 
शब्दार्थ--जनमि कवन सचुपांया = जन्म में कौन-सा सुख मिला ? र्था 
कोई भी सुख नहीं मिला, पर= दूसरे की दारा = स्त्री मंछर =मत्सर । भौ-हारी= 
संसार के दुःखों को दूर करने वाले । सासति = रक्षा । 
हे प्रमु ! मैं ऐसा अपराधी हूँ कि मुझ से श्रापकी भक्ति की साधना नहीं 
होती । न जाने मैं क्यों इस जगत्‌ में ग्राकर उत्पन्न हुआ, इस अमूल्य मानव-जीवन 
प्राप्ति का क्या सुख | इस संसार-सागर जल से निस्तार के लिए आपके श्रीचरण 
चिन्तामणि के समान दुःख दूर करने वाले थे, किन्तु उनमें मैंने पल भर भी ध्यान 
` नहीं लगाया। मैं परनिन्दा, परधन-लोलसा, पर-स्त्री-गमन एवं दूसरों पर दोषारोपण 
करने में लगा रहा । इसी कारण मैं बार-बार आवागमन के चक्र में पड़ता हूँ भ्रौर 
फिर भी तनिक देर के लिए भी साधु-संगति नहीं करता । काम, क्रोध, मोह ग्रादि 
का निवास प्रतिपल मुके में रहता है। .दया, धर्म, ज्ञान, गुरु सेवा-जेसे सद्गुणों से 
` मेरा सम्बन्ध स्वप्न तक में नहीं है। हे प्रमु ! श्राप कृपालु, दयालु, वत्सल एवं भय 
विदूरित i वाले हूँ । कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मुझे कृपा कर बुद्धि एवं धेयं 
प्रदान करो । 
रांम राइ कासनि करों पुकारा, 
ऐसे तुम्ह साहिब जाननिहारा ॥टेक।। 
इंप्री सबल निबल में माधो, बहुत करे बरियाई । 
ल घरि जांहि तहां दुख पइये, दुधि बल कछू न बसाई ॥ 
में बपरो का श्लप सुड मति, कहा भयो जे लुटे । 
. मुनि जन सती सिघ झरु साधिक, तेऊ न ग्रायं छूटे ॥ 
जोगी जती तपौ संन्यासी, ग्रह निसि खोजें काया । 
में मेरो करि बहुत वियते, बिषं बाघ जग खाया ॥ 
' ऐकत छांड़ि जांहि घर घरनीं, तिन भी बहुत उपाया । 
इह समरति ५ कप ल छहारी माया ॥ १९२॥ 
है प्रभु ! आप तो सब कुछ जानते ही हैं, मैं आपके गतिरिकत और किससे 


ग्रपनी व्यथा कहूं ? हे माधव ये इन्द्रिया र 
मुझे नाना विषयों में भटकाती हँ | ज प. शिपी हैं और मैं निवंल हं 


इनके जाल से मुनि, सती, सिद्ध, साधक कोई भी मुक्त नहीं हुआ फिर मैं बेचारा 


अत्पञ्ञ, मूर्ख भला कैसे इनके विपरीत न गा 
प्रभु को शरीर के मध्य खोजने का चता । योगी, यति, तपस्वी, संन्यासी भा, 


५ प्रयास री र s+ ै जानते रकि ग्रह 
ने समस्त सप्ताह को नहता मिया दै?!्ीर अकम नी जग को 


पदावली-भार्ग ४०१ 


कह पहि चट कर रहा है। जो संन्यास के द्वारा भी प्रभु को खोजते-खोजते हार गये, 
' त को छोड़कर घर जाकर ना बन गये । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! तुम्हारी 
| रह विषय माया मेरी समभ में नहीं श्राती, यह एक रहस्य ही है। 
विशेष--रूपक अलंकार । 
माधो जले बुनांवन महा, जग जीतें जाइ जुलाहा ॥ढेका। 
तब गज दस गज गज उगनींसा, पुरिया एक तनाई। 
सात सूत दे गंड बहुतरि, पाट लगी धिकाई ॥ 
तुलह न तोली गजह न मापी, पहजन सेर ढाई । 
ग्रढाई मैं जे पाब घटे तो, करकस कर बजहाई ॥ 
दिन फो वेठि ससम सु कीजे, अरज लगीं तहा हो । 
भागी पुरिया घर ही छाड़ी, चले जुलाह रिसाई॥ 
` छोछी नलीं फांसि नहीँ प्राव, लहटि रही उरभाई । 
छाडि पसारा रांम फहि बोरे, फहै कबीर समराई ॥१६३॥ 
हाव्दार्थ--बुनांवन = बुनने । नव गज=नौ गज। दस गज=दस गज। 
उगनींसा==उन्नीसं । 
| प्रभु ! पने इस संसार रूपी वस्त्र का निर्माण बुनकर किया है, किन्तु आपके 
` इस बस्त्र को माया नष्ट कर रही है। नवद्वार एव दसों इन्द्रियां, इस उन्नीस. ग्ज से 
' इस थान रूपी संसार का निर्माण किया है। सात धातुओं के सूत का इसमें पाट. 
. फ़ैलाया हुआ है । इसका विस्तार इतना है किन इसे तोला जा सकता है भौर न 
.तापा जा सकता है। यदि इसमें तिक भी मात्रा कम हो तो संसार का क्रय नहीं चल 
सकता है। हे मनुष्य ! तू दिन भर झपने व्यवसाय की जो पैठ लगाये उसमें प्रभु-ताम 
स्मरण के भ्रतिरिक्त और कुछ न हो । इस प्रकार के व्यवसाय से माया घर छोड़ कर 
भाग जायगी। संसार में झूठे सम्बन्धों की यह नलिका किसी कार्ये नहीं आती, यह 
तो और गुत्यी को उलभाती है । कबीर मनुष्य को समभाते हुए कहते हैं कि हे भ्रज्ञानी 
जीव ! तू विषय-वासनाओं से भ्रपनी गति रोक राम-नाम का स्मरणं कर। 
 शब्दां--१. रूपक, रूपकातिशयोक्ति श्रादि भ्रल॑कार । 
ष २. नव गज- नव दह्वार--दो नेत्र, दो कान, दो नासिका विवर, मुख, गुदा, 
। 
३. दस गज==दस इन्द्रियां -अआँख, कान, नाक, रसना, त्वचा, हा, पाँव, 
गुदा, लिग, मुख । 
४. सात सूत--सप्तघातु--रस, रक्त, माँस, बसा, मज्जा, झस्थि, शुक्र । 
वाजे णंत्र बजावे गु नीं, रांम नांम बिन मूली दुं ॥ेको। 
रजगुन सतगुन तमगुस तीन, पंच तत ते साज्या बीन । 
तीनि जयोक . ढा प्रखता// नजर एती स रा otri 
कहै कबीर संसा कर दुरि, त्रिभवन नाथ रहा भरपूरि ॥६६४॥ 


४०२ कबीर प्रन्थावली सरी 


यह संसार रूपी वाद्य बज रहा है, जिसे एक गुणी (प्रह्म) ही बजाता है 
प्रभु-नाम बिना समस्त संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। रज, सत, तम--न्रिगुणात्मक, 
प्रकृति एवं पृथ्वी, जल, अभ्रग्नि, वायु, आकाश--पंचतत्वों से इस वाद्--संसार-क्गा 
निर्माण हुआ है । समस्त सृष्टि--तीनों लोक को देखकर यही निष्कर्ष निकलना फ 
इसका संचालक वह प्रभु ही है। कबीर कहते हैं कि माया-भ्रम को दूर कर मन पं 
यह दृढ़ विशवास जमा लो कि इस संसार में ब्रह्म सवंत्र व्यापक है । , 
जंत्री जंत्र अमूपम वाजे, ताका सबद .गगन मैं गाजे ॥टेक॥ 
सुर फी नालि सुरति फा तू वा, सतगुर साज बनाया । 
सुर नर गण गंध्रप ब्रह्मादिक, गुर विन तिनहूँ न पाया ॥ 
जिम्या त्तंति नासिका फरहीं, माया का मेण लगाया । , 
गमां झतोस मोएणां पांचों, नोफा साज बनाया ॥ 
अंत्री बंत्र सजे: महीं बाजे, तथ बाजे जब वावे। 
फहै कबीर सोई जन साचा, जंत्री सु प्रीति लगाव ॥१६५॥ 
यह हृदय-तन्त्री प्रभु के नाम से बज रही है जिसका अनुपम शब्द--अनहद 
नाद--शून्य लोक में हो रहा है । सुरति के तूम्बे को स्वर--भवितस्वर से बाँधकर 
ही सदगुर ने इस संगीत का सृजन किया है। देव, मनुज, गन्धवं, ब्रह्मादि किसी ने भी 
उस परमप्रभु को बिना गुरु को सहायता से प्राप्त नहीं किया है । जिह्वा एवं' नासिका 
के तन्तु पर माया को नष्ट कर उस पर लाग लगायी है। वत्तीस दांतों अर्थात्‌ मुख 
एवं पांचों इन्द्रियों को भी वाद्य में प्रयुक्त किया है--इस प्रकार प्रभु भक्ति का-यह 
सुम्दर वाद्य बनाया है। यह वाद्य-यन्त्र नाम का आश्रय छोड़ने पर नहीं बजता;-जब 
बजा .है तव नामोच्चारण का संगीत मुखरित हो । कबीर कहते हैं कि वही भक्त 
सच्चा है जो इस प्रभु-भक्ति के वाद्य से श्रपना मन लगा ले । 
भ्रलंकार । 
प्रवपू नादे व्यद. गगन गाजे, सबद ग्रनाहद बोले । 
पंतरि गति नहीं देखे नेड़ा, दू ढत. बन बन डोले ॥टेक।। 
सालिगरांम तजों सिव पुं, सिर ब्रह्मा. छा फाटों। 
सायर फोडि नोर भुकलांऊं, फु'वा सिला दे पाटों ॥ : 
चंद सूर दोइ तूं बा करिहें, चित चेतनि की डांडी । 
सुषमन तंतो याजण,लागी, इहि बिधि त्रिष्णां बांडी ।। 
परम तत भ्राधारी मेरे, सिव लगरी घर मेरा। 
कालहि घंडू' सोच बिहंड', बहुरि न करिह फेता ॥ 
जपो न जाप हतों नहीं गूगल, पुस्तक ले न पढांळं । 
कहे . कबीर परंम पद पाया, नहीं म्रांऊ नहीं ज्ञांऊं ।॥ १९६॥ 
लंडित पल्दाच--नेड़ा=समीप । सायर == सागर । सुषमन = सुषुम्ना नाड़ी । षाँडी 
खंडित कर, दी, नर कर दी.॥ फिला->जब्प लेनएं पु /2०० by eGangotri 


. इदषली-भाग म ४०३ 
| हे श्रवत ! इस शरीर में ही उस प्रभु का शब्द होता रहता है। वह दिव्य 
` दाद 'प्रनहदनाद' होता है. । मनुष्य उस प्रभु को पाने के लिएं वन-वन भटकता है 
| प्रपने अन्तस्‌ में खोजने का प्रयास नहीं करता । शालिग्राम का परित्याग कर 
की उपासना करने का कया प्रयोजन ? मैं तो ब्रह्मा तक का अस्तित्व समाप्त कर 
दूंगा । सागर---जिसकी पूजा होती है उसको फोड़ जल को सुखा दूंगा और कुएं में 
पत्र डालकर उसे अटवा दूंगा । इड़ा पिंगला के तूम्वों को मन की सतकंता की डंडी 
पर बाँध कर सुषुम्णा नाड़ी की ताँत लगा, ` प्रभु-भक्ति का अलौकिक राग अलाप कर 
हैं तृष्णा का अन्त कर दूँगा । वह परम ब्रह्म ही मेरे इष्ट हैं रौर उनका देश ही मेरा 
घर है। मैं समय के व्यवधान को समाप्त कर मृत्यु का नाश कर दूंगा और इंस भाँति 
पुनः इस जगत्‌ में नहीं आऊँगा। अब न मैं मंदिर या मस्जिद: में बेठकर गूगल घूम्र 
का ठाठ खड़ा कर जाप करूँगा और न .शास्त्रग्रंथों ्रादि का उपदेश दूंगा । कबीर 
कहते हैं कि मैंने तो अब परमपद प्राप्त कर लिया है, मैं आवागमन से विमुक्त हो 
गया हूँ। " [ 
बाबा पेड़ छाठि सब डालीं लागे, सू'ढे जत्र अभागे । 
सोइ सोइ सब रैणि बिहांणीं, भोर भयो तब जागे ॥टेका। 
देवलि जांऊ तो देवी देखों, तीरंथि जांऊे त पाणी । 
छी बुथि अगोचर बांणीं, नहीं परम गति जाणी ॥ 
साथ पुकारे समझस :नांहीं, आंगन जन्म के सूते। 
घांधे ज्यू. ण़रहट कौ टीडरि, आवत-जाति बिगूते ॥ 
गुर थिनं इहि जग फोन भरोसा, फाके संगि ह रहिये । 
गनिफा के घरि बेटा जाया, पिता नांव किस कहिये ॥ 
फे कबीर यह बिरोध्या; द्री ` अमृत बांणी । 
जोजत खोजत सतगुर पाया, रहि गई आंगण जाणीं ॥१९७॥ 
शढ्बाय--जत्र ==ग्राराघना करना । सूते = नष्ट करना । गनिका==वेदया । 
कबीर कहते हैं कि इस संसार के भ्रभागे लोग मूल--प्रभु--को छोड़ कर 
शाखा--माया--आराधना में लगे हुए हैं। इस अज्ञान में ही उन्होंने भायु व्यतीत 
केर डाली भर जब सुबह होने को है, जीवन का ग्न्त निकट है, तब इन्हें सुषि ग्रायी 
` है। यदि मैं मंदिर में जाता हुँ तो देव प्रतिमा दिखाई देती है भौर तीर्थ स्नान में जल 
क्तु प्रभु-ब्रद्मय--कहीं नहीं. । यह बुद्धि भ्रत्यल्प है जो परमतत्व का रहस्य जानने 
मं प्रश्ष है। साधुजन इस विषयसंलिप्त मनुष्य को बराबर पुकारते हैं कितु यह तो 
परे जन्म को भी भ्रष्ट करके रहेगा और जिस भाँति रहट की डोंगियों, बाल्टियों 
का धारावाहिक क्रम चलता रहता है, उदी प्रकार यह भी झवागमन-चक से विमुक्त 
हीं होगा । इस संसार में बिना सदगुरु के कोई साथी नहीं और मनुष्य की स्थिति 
के समान धीरम के पु४ के समोच/ हो/जाती-है।४० कबीर अनुपम 


id +#-_न्‍ का . च . &%-& 
I SS SO SU ना a Ei तक 


४०४ | कबीर ग्रन्यावली सटीक 


बाणी कहते हैं कि यह बड़ा चित्र-विचित्र है। सद्गुरु को सहायता से खोजते-खोजते 
प्रभु को पा लिया भौर जो रह गये वे भ्रावागमन से विमुक्त नहीं हुए । 
विशेष--उपमा ग्लंकार । ४34 
भूली मालिनी हे गोव्यंद जागतो जगदेव, 
तू करे किसकी सेव ॥टेका। 
भुली . मालनि पाती तोड़े, पाती पाती जीव । 
जा मूरति को पाती तोड़े, सो मूरति नर जीव ॥ 
टांचणहारे टांचिया, वे छाती ऊपरि पाव। 
जे तू मुरति सकल है, तो घड़णहारे कों खाव ॥ 
लाइ लावण लापसी, पूजा चढ़े अपार । 
पूजि पुजारा ले गया, दे मूरति के भुहि छार ॥ 
पाती ब्रह्मा पुहपे विष्णु, फूल फल महादेव । 
तीनि देवों एक मूरति, करे किसको सेव ॥ 
एक न भुला दोइ न मुला, सुला सब संसारा । 
एक न सूला दास कबीरा, जाक राम धारा ॥ १६८॥ 
शब्वार्घ-सेव = सेवा । लावण = लवण, नमक । छार=धूल । | 
हे मालिन.! तू भ्रम में पड़ी हुई है ! तू तनिक यह तो विचार कर कि पत्र 
पृष्प तोड़ इससे किस प्रभु की सेवा करेगी ? तू व्यर्थ फल-पत्ते तोड़ रही है, क्योंकि 
इनमें से प्रत्येक जीव -जीवन है, किन्तु तू जिस इष्ट-मूति के लिए इनका नाश कर 
रही दै वह निर्जीव प्रस्तर है । काल छाती पर पांव रख कर बढ़ता झा रहा है । यदि 
तेरी भूत सत्य है तो उस काल को समाप्त कर दे, उस मूर्ति से इसका नाश करा 
दे । उस मूति पर लड, लवणयुक्त पकवान और अन्य विविध मिष्टान भ्रपरिमित 
मात्रा में चढ़ते हैं किन्तु पुजारी सबको अपने घर ले जाता है श्रौर उसे खाक. भी नहीं 
मिलता । फूल, पन्न, सव में ब्रह्म, विष्णु, महेश तीनों का. निवास है और तीनों देव 
एक ही हैं-केवल उनका स्वरूप पृथक्‌ है, भ्रब बता तु किसकी अर्चना करेगी । 
मालिनी ! यह स्थिति तेरी ही नहीं या एक दो की ही नहीं, समस्त संसार इसी भाँति 
अम में पड़ा हुआ है। कबीर कहते हैं कि केवल एक प्रभु-भक्त जिसके राम ही आर्य 
हैं, भ्रम में नहीं पड़ा है । | , 
विशेष-- मूर्ति पूजा का तीव्र विरोध है। ` 
सेइ मन समि समय सरणांगता, जाकी प्रादि ग्रति मधि कोइ न पावे । 
कोटि कारिज सरे देह गुण सब जरै, नेक जो नाव पतिब्रत ग्राव ॥टेके॥ 
श्राकार की योट आकार नहीं ऊबरं, सिव विरज रू बिषशु' ताई । 
जञास का सेवक तास कों पाइहे, इष्ट कों छाडि आगे न जांही ॥ 
एगमई मूरति सेइ सब भेष मिली, निरगण निज रूप विश्राम नांहीं। 
a SS द्गी विविध vA की, झंतिगु ऋः 5ण5हीं हमांहीं 
. Jangamwadi Math CollgetiOWi गुः्यनहय ॥ 


| 
| 
* 





पदावली भाग - ४०४ 
पांच तत तीन गुण जुगति करि सांनियाँ, झष्ट बिन होत नहीं ऋम काया । , 
पाप पुन बीज भ्रंकूर जांमें मरे, उपजि बिनसे जेती सब भाया ॥ 
क्रतम करता क, परम पद क्यू लहै, भूलि अम में पड़या लोक सारा। 
कहै कबीर रांम रमिता अजे, कोई एक जन गए उतरि पारा ॥१६६७ 
शब्दार्थ - कारिज = कार्य । सरै=पूर्णं होना । पाँच तत--पाँच तत्व । उपजि 
_उत्पत्त कर । बिनसै ==नष्ट होना । क्रितम करता = सृष्टि-कर्ता । 
हे मन ! तू उस समर्थ प्रभु की जिसका झादि, मध्य, अवसान कोई न पा 
सका, सेवा कर, भक्ति कर । यदि उस प्रभु का नाम एकाग्रमन हो भ्रल्प समय के 


, लिए भी ले लिया जाय तो मनुष्य,के करोड़ों कार्य सफल हो जाते हैं तथा देह के दुःख 
ष्ट हो जाते हैं यदि इस शरीर की भूख--तृप्ति में ही लगे रहेंगे तो' शिव, ब्रह्मा 


प्रथवा किसी भी उपास्य का स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं होगा। तू जिसका भक्त है उसको 
निश्चय ही प्राप्त कर लेगा, किन्तु अपने ाराघ्य को छोड़ भ्रन्यत्र भटकने को भ्रावरय- 


` कता नहीं । इष्ट को पूजने से सब तृप्तियाँ हो जाती हैं, निगुण ब्रह्म को अपने कार्य 


से फुसंत नहीं, सूष्टि संचालन में बह सबंदा व्यस्त रहता है। भ्रनेक युगों तक अनेक 
प्रकार से पूजा करने पर भी वह प्रभु हमें प्राप्त हो सका । पाचों तत्वों, तीन गुणों . 
समेत समस्त उपाय करने पर भी योग की अष्टांग साधना बिना उस प्रभु की प्राप्ति 
नहीं होती । इसी मागे से पाप-पुण्प, जन्म-मरण, माया, विधय-बासना झादि समस्त 
पचड़ों का हो जाता है । इस सृष्टि का कर्त्ता कहता है कि तुम्हें किस भाँति परम-पद 
की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि समस्त संसार संसय से ग्रसित हैं । 
कबीर कहते हैं कि राम-नाम-स्मरण से कितने ही भकत इस भवसागर को 
पार कर गये । 
रांम राइ तेरी गति जांणी न जाई । 
जो जस करिहै सो तस मइहै, राजा रांम नियाई ॥देक। 
जेसी कहै करे जो तेसी, तो तिरत न लागें बारा । 
कहता कहि गया सुनता सु'णि गया करणो कठिन प्रपारा ॥ 
सुरही तिण चरि ग्रंशृत्‌ सरवे, लेर भवंगहि पाई । 
अनेक जतन करि निग्रह कीजै, बिषे विकार न जाई ॥ 
संत करे असंत फी संगति, तासु कहा बसाई । 
कहे कबीर ताके भ्रम छूटे, जे रहे रांम ल्यो लाई ॥२००॥ 
झब्दार्थ--नियाई= त्यागी, त्याग करने वाला । तिरत==पार उतरते हुए, 
भव-चन्धन से मुकत होते हुए । ल्यौ =प्रेम । 
हे राजा राम, परम प्रभु ! तेरा रहस्य किसी को ज्ञात नहीं होता । राजा 
राम न्यायी है, जो जैसा कर्म करता है, तदनुकूल हीं वह फल भोगता है । जिसकी सत्‌ | 


हनी - और की. मेु्ताही वोत असे से पार जाते देर नहीं लगती 
\द्वचन कहने और सुनने में कठिन नहीं, इन्हे व्यवहार मे साना त है। सूता 





४०६ फयीर ग्रन्यावली सहीह 


बरह्मरन्ध्र--से भ्रमृत तवित होता है, वहाँ मधुलोभी कोई विरली आत्मा ही पहुँच पाती 
है किन्तु सामान्य लोगों के साथ झाप कितने ही उपाय संसार छुड़ाने के कर लें, कितु 
वे विषय-विकार को नहीं छोड़ सकते । यदि सज्जन दुर्जन की संगति करने लगे तो 
भला उसका क्या उपचार ? कबीर कहते हैं कि उसी का संसार-संशय विदूरित होता 
है जिसकी इत्तियाँ राम में केन्द्रित हों । 
कथणीं बटणीं सब जजाल, 
साव भगति श्ररू रांम निराल ॥।टेक॥। 
कथे बदे सुण सब कोई, कथ न होई कोय होई । 
कूड़ी करणीं रांम न पावे, साज टि निज रूप दिखावे । 
, घट में अगिन घर जल वास, चेति बुकाइ फबीरदास ॥२०१॥ 
झब्दाथं-बदणीं = कार्य । निराल =निराला, सत्य । 
कबीर कहते हैं कि व्यर्थ का धामिक. उपदेश, मिथ्याचरण, यह सब द्रथा है, 
केवल प्रभु की भावपूण भक्ति ही सत्य है। साधना का कथन, टीका-टिप्पणी ग्रौर 
श्रवण तो सब करते ही हैं, किन्तु प्रयोजन-सिद्धि मौखिक लेन-देन से नहीं श्रपितु-कमं 
से होती है। बुरे आचरण से प्रभु-प्राप्ति सम्भव नहीं, केवल सत्या्रित होने पर ही 
वह प्रभु अपना रूप दिखाते हैं । इस मन में विषयाग्नि और मायजल भरा है । कबीर 
कहते हैं कि सावधान होकर इसे समाप्त कर दे । 


राग ग्ासावरी 
ऐसी रे ग्रबघू को वांणों, ऊपरि कूवटा तलि भरि पांणी ॥।टेक।। 

जब लग गगन जोति नहीं पलटे, भ्रबिनासी सू' चित नहीं. चिहुटं । 

` जब लग भवर गुफा नहां जांनें, तौ मेरा मन फैसे मांने॥ 

जब लग न्रिकुटी संधि न जानें, ससिहर के घरि स्र न पाने । 

जब लग नाभि कवल नहीं सोधे, तो होरे हीरा छैसे बेघें ॥ 

सोलह कला संपूरण छाजा, श्रनहद के घरि बाजें वाजा । 

सुषमन फै घरि. भया झनंदा, उलटि कवल भेटे गोब्यंदा। 

सन पचन जब परचा अया, ज्यू नाले रांषी रस मईया। 
उ घटि लेहु विचारी, ग्रोघट घाट साचि ले क्‍्यारी ॥२०२॥ 
| गणिन = शून्य । ` जोति = ज्योतिस्वरूप . ब्रह्म । भवर गुफा = 
्रह्मरन्ध । निकुटि-श्रांख नाक मस्तिष्क का सन्धि ड हों स्थान । 
नाभि कमल=नाभि पर रिथत मणिपूरक चक्र ns 


वर्ण का होता है, इसका लोक स्व: है। इसका ध्यान 


क ५ ए क ७ ७ 


/ ॐ च न, में, के की ध्वनि भंकत होती है। इसके सिद्धि लाभ से मनुष्य संसार | 


पालन में समर्थ तथा बचन रचना में चतुर 

| र्‌ जाता जिह्वा पर 
सरस्वती निवास करती है। : “पु हो जाता है और उसकी जि 
है CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| कावली-माग ४०७ 
, कबीर कहते हैं. कि योगी का उपदेश इस भाँति है--ऊपर शुन्य लोक में कुझा 
उससे पानी प्राप्त करने का साधन कुण्डलिनी (जल) नीचे है, मूलाघार 
4 में स्थित है। जब तक शुन्य में ज्योतिस्वरूप परमात्मा का दशंन नहीं होता, तब 
तक उस ग्रलख निरंजन से मन केसे लगे ” जब तक मन को शून्यदल, ब्रह्मरन्ध्र, का 
थी ज्ञान नहीं फिर उसे कँसे परितोष प्राप्त हो । जब तक साधक को त्रिकुटी का ज्ञान 
हँ हँ तब तक चन्द्र, सूर्य, इड़ा, पिंगला केसे एकमेक हों। जब तक नाभि में स्थित 
= चक्र का भेदन साधक नहीं कर लेता, तब तक मणि रूप प्रभू को कैसे प्राप्त 
कर लेगां ? वह सोलह कलाओं से पूर्ण ब्रह्म वहाँ बसा हुआ है, जहाँ घण्टे की चोट 
पढ़कर अनहद नाद का निरन्तर घोष हो रहा है। जब सुषुम्णा के द्वारा शुन्यकमल 
भेदन हो अमृत ख़वित होते लगता है तो भ्रपरिमित आनन्द का सृजन होता है.। जव 
गन ग्रौर परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो दोनों उसी प्रकार एकमेक हो गये, जिस 
भाँति नाले का जल (गंगा की) पवित्र घारा में मिलकर एक हो जाता है। कबीर. | 
कहते हैं कि इंस भांति तुम मन में विचार कर उस पअलर्ख निरंजन को प्राप्त 
कर लो । [ 
विशेष--अर्थान्तरन्यास अलंकार । 
सन का अंग सन हों थें भागा, सहज रूप हरि खेलण लाया ॥टेक॥ 
में ततें में ए हे नांहीं, झापें भ्रकल सकल घट सांहीं । 
जब थे इन भन उनमन जांना, तब रूप न रेष तहाँ ले बांना ॥ 
तन सम सन तन एक समानां, इन भनने मांह सम सांनां । 
ग्रातमलीन अघंडित रांमां, फहै कबीर हरि माहि समांनां ॥२०३॥ 
शब्दार्थ--मैं = अपनापन । तै ==परायापन । उनमत = उन्मनी प्रवस्था । 
मन से भ्रम के भाग जाने पर चित्त, हृदय, प्रभु-भक्ति में रमने लगा । मैं तू 
हुं पर! का भेद मिथ्या है। समस्त प्राणिमात्र के हृदय में एक वही प्रभु विद्यमान 
है। जब से इस मन को उन्मनी अवस्था का ज्ञान हुआ है, तभी से इसंका वास उस 
प्रभु के लोक में हो गया है, जिसका कोई रूप आकार नहीं है । शरीर भौर हृदयं 
दोनों समान ही हैं और इन्हीं के मध्य मनभावन प्रभु का वास हैं। वह प्रभु ग्ात्मा- 
स्यत एवं विभाज्य है, कबीर कहते हैं कि उसी प्रभु मे मेरा मन मे गया है । 
पात्सां प्रनंदी जोगी, पीवे महारस अणु मोगी ॥टेका। . 
बह्म .अगनि कायाः परजारी, अजपा जाप उनमनों तारो १ ` 
त्रिकुट कोट में ्रासण माडे, सहज समाधि विषे सब छाड ॥ 
जिवे विभूति करे सन मंजन, जन कबीर परू अष नि गन ॥२०४॥ 
शब्दाथं--सरल है। ` ६६22 8: ५ 
ग्रात्मानंदी योगी रन्ध्र से ख्वित उस झमृतोपमं महारस की पान करता 
है। वह ब्रह्मारिन से शरीर के पाप भस्म कई उन्मनावस्था द्वारा भनहद ताद का ४0% 
करता है। जिकुटी के किले में समो लगीरिरे सेंथिकर 72 जा दूतां. सहज समाधि 


OS SS SS SI a I 2 





¥os फबोर ग्रन्यावलौ सहीए 


#', 


समस्त विषय-रसों से मुक्त कर देती है। जब मन इड़ा, पिंगला, सुषुम्णा द्वार 
प्रवाहित त्रिवेणी में स्नान करने लगता है तो अलख निरंजन, ज्योतिस्वरूप परमात्मा 
का दर्शन होता है। जुगति ज्‌ वर 
या जोगिया की जुगति जु बुरे, 
रांम रमें ताकों त्रिभुवन सुर ॥टेक॥। 
प्रगट कंथा गुपत श्रधारो, तामें. मरति जीवनि प्यारी । 
है प्रभू नेरे खोजे इरि, ग्यांन गुफा में सांगी पुरि ॥ 
झमर बेलि जो छिन छिन पीवे, कहै कबीर सो जुगि जुगि जोवं ॥२०५॥ 
झब्दाथ्‌-कंथा = कथा । अधारी =्राधारी । नेरे=समीप । 
जो मनुष्य इस योगी की सावना को समक लेगा उसे प्रभु-दशन हो जायेगा 
और साथ ही दिभ्रुवन-समस्त सृष्टि उसके लिए हृदय हो जायेगी । प्रकट में तो वह 
योगी प्रभु कथा कहता ही रहता है, वैसे उसकी आधारी भी प्रभु की प्रिय मूर्ति ही है, 
वह उसी के द्वारा जीवन धारण करता है। प्रभु तो पास में ही; अन्तर में ही स्थित 
है, उसे दूर कहाँ खोजते हो ! ज्ञान से वह प्राप्य है। कबीर कहते हैं कि शून्यकमल से 
उत्पन्न भ्रमरवेलि रस का जो प्रतिपल पान करता है, सर्वदा अ्नहद नाद का श्रवण 
करता है, वह युग-युग तक अमर रहता है । उसे काल-बन्धन नहीं व्यापता । 
सो जोगी जाकं सन में मुद्रा, 
राति दिवस न करई निद्रा ॥रेका। 
मन में प्रासण मन में रहणां मन का जप तप सन सु. कहणां। 
सन में षपरा मन में सांगी, अनहद बेन बजाव रंगी ॥- 
पंच परजारि भसम करि भूका, कहे कबीर सो लहस॑ लंका ॥२०६॥ ` 
शब्दा्थ--पंच परजारि= काम आदि पाँचों विकारों को जला कर | 
कबीर कहते हैं कि योगी वही है जो अहनिश जागृत, सावधान, रहता हुग्ना मन 
में ही खेचरी मुद्रा को धारण करता है। वह मन में ही - समाधिस्थ होकर रहता है 


का अर और सांगी, अनहद नाद--ये सव सम्भार उनके मन में हो रहते हं। 
कबीर कहते हैं कि शून्यलोक रूपी लंका को वही प्राप्त कर सकता है जो काम, रोष, 
मद, लोभ, मोह--पाँच विकारों को नष्ट'कर दे । 


i के भ्रनहद बेन बजावं । 
"ग न खाइ न भूखा सोवे घर प्रांगनां फिरि.श्रावं । 
पांच जनां को जमाति चला 
कहै कबीर उनि देर सिघाये, प गुरू में चेला। 
सर इहि, 
7 CC-0. Jangamwadi Math ००००० वैरि, सु, ज़िला ॥२०७॥। 


क्‍ 


iii ii 





एवावली-भागं toe 


वाब्दार्थ--पांच जनां की =-पाँचों इन्द्रियों की ग्रथवा पाँच विकारों की । 
कवीर कहते हुँ कि योगी संसार में अपने ही ढंग का एक होता है इसे तोर्थ, 
रतं, मेला झादि से कोई प्रयोजन नहीं होता ।. उसके पास सामान्य साधुओं के समान 
नतो झोली होती है, न शरीर पर मली हुई क्षार, न पैसे संचित करने के लिए 
बटुवा । वह तो अनहृद नाद के श्रवण में ही मस्त रहता है। वह न तो भिक्षा मांग 
कर खाता है, न भूखा ही रहता है, वह तो शून्यलोक, ब्रह्मरन्ध्र, के स्रवित अमृत का 
पान करता है । कबीर कहते हैं कि जो पंच विषयों अथवा काम, क्रोव, मद, लोभ, 
मोह पंच विकारों की सेना को नष्ट कर दे, ऐसे योगी को मैं गुरु बना लू'। वे झागे 
कहते हैं जो साधक उस प्रभु के शून्य लोक को प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस संसार 
में भा ्रावागमन के चक्र में नहीं पड़ता । | 
जोगिया तन को जंत्र बजाइ, 
ज्यू. तेरा आवागबन मिट।इ ॥।टेक॥। 
तत करि ताँति घर्म करि डांडी, सत को सारि लगाइ । 
सन करि निहचल झासंणे निहचल,रसनाँ रस उपजाइ ॥ 
चित करि बटवा तुचा मेषलो, भसमं भसम चढ़ाइ । 
तजि पांड पांच करि निगह, खोजि परम पद राइ ॥ 
हिरदै सींगो ग्यांन गुणि बांधी, खोजि निरंजन साचा । 
कहै कबीर निरंजन की गति, जुगति गिनां प्यंड काचा ॥२०८॥ 
शब्दार्थ-अावागवन ==जन्म-मरण का बंधन । निहचल = निश्चल । तुचा = 
त्वचा । निग्रह = रोक, संयम । प्यंड=शरीर । काचा =कच्चा, निस्सार । 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! इस शरीर रूपी वाद्य की साधना कर जिससे 
तैरा जन्म-मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाय। तू इस वादय में परम-तत्व का तंतु एद 
धमं की डंडी लगा और सत्य व्यवहार, सत्य आचरण की इस तंतु पर पुट लगा दे। 


` मन को हढ़ और एकाग्र कर समाधिस्थ हो जा एवं अपनी जिह्वा में प्रभु-भक्ति, प्रभु- 
नाम का रस उत्पन्न कर। इस हृदय को ही प्रभु गुण स्मरण सरक्षण का बदा, 


कोष, बना ले और अपनी शरीर त्वचा को योगियों के धारण करने की मेखला समर 
से । काम, कोध, मद, लोभ, मोह को भस्म कर उन्हीं की विभूति बना.ले। पाखण्ड 
का परित्याग कर पाँच विषयों को छोड़ परमप्रभु की खोज की साधना करो। हदय 
रूपी श्रृंगी को ज्ञान रज्जु से बांध-दो और इस प्रकार अलख निरंजन ज्योतिस्वरूप 
परमात्मा, ब्रह्म को खोज लो। कबीर कहते हैं कि ब्रह्म का रहस्य बिना साधना के 
पाप्त नहीं किया जा सकता, बिना योग साधना के यह शरीर निस्सार हे । 


भ्रवधू ऐसा ज्ञांन बिचारी, ज्यू बहुरि न हल संसारी ॥टेक।। 
च्यत न सोज चित बिन (चितये, बिन मनसा मन होई । 


सो 
प्रजपा जपत ठग आम अती ह रेति जी 0सोईनाऽ०॥ 


कर फबीए ग्रन्यावली सहीक . 


कहे कबीर स्वाद जब पाया, बंक नालि रस खाया । 
प्रभृत भरें ब्रह्म परकासे, तब ही मिले रांम राया ॥२०९॥। 
शब्दार्थ--च्यंत--चिता करना । सोज=शोक । मनसा=मन। सु'नि=. 
शून्य | बंद नाल=सुषुम्णा से अभिप्राय हैं । राया =राजा, श्रेष्ठ । 
कबीर कहते हैं कि हे भ्रवधुत ! तू ऐसे ज्ञान--प्रभु-रहस्य--का विचार कर 
जिससे तुमे पुनः इस जगत में आकर दुख न उठाना पड़े । उसे (ब्रह्म को) न चिन्ता है 
न कोई शोक, वह बिना ही हृदय आर नेत्र के सूष्टि को देखता है एव बिना मानसिक 
भावनाओं के भी मन रसता है । इस तत्व को तो कोई बिरले साधक ही जान सकते 
हैं, जिसमें हदय के भीतर ही अजपा जाप, भ्रनहद नाद, शून्य लोक, ब्रह्म लोक से 
ध्वनित होता है। कबीर कहते हैं कि मैंने उस महारस का स्वाद तब पाया जब 
सुषुम्णा के माध्यम से कुण्डलिनी ने विस्फोट कर अमृत प्राप्त किया । जब वहाँ से 
झमृत तवित होने लगता है तो वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा--ब्रह्म प्रकट होता है ग्रौर 
उसका साक्षात्कार होता है। 
विशेष--विभावना अलंकार । 
गोब्यंदे तुम्हारे बन कंदलि, मेरी मन अहेरा खेले । 
बपु वाडी भ्रनग मृग, रचिहों रचि मेले ॥टेक।॥ 
चित तरउवा पवन षदा, सहज मूल बांधा । 
` घ्यांन घनक जोग करम, ग्यांन बांन सांधा ॥ 
षट चक्र कंवल देघा, जारि उजारा कोन्हां। 
कांम क्रोध लोभ मोह, हाकि स्यावज दीन्हा ॥। 
गगन मंडल रोकि बारा, तहां दिवस न राती । 
कहै कबीर छांडि चले, बिछुरे सब साथी ॥२१०॥ 
शब्दार्थ-कंदलि=कदली । अहेरा=शिकार। बपु=शरीर। नाड़ी= 
बल । चनक=घनुष । षट चक्र-- मूसलाघार श्रादि छः चक्र । रात्रि= दाद, अज्ञात 
अथवा ज्ञान बंधन । . . 
. कबीर कहते हैं कि हे प्रभु! आपके कदली वन में मेरा मन रूपी भ्राखेटक 
झाखेट कर रहा है। हृदय रूपी दक्ष पर प्राणायाम साधना कर इसे सहज समाधि से 
बाध दिया. है। योगकर्मानुरूप ध्यान के धनुष पर ज्ञान बाण से लक्ष्य संघान--प्र्ु 
भाप्ति--किया है । इस वाण से घटचक्र कमल जो माग में है, उनका भेदन कर ज्ञाना 
लोक विकीणे किया है । काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को हांककर भगाकर, उस लक्ष्य 
को प्राप्त करने में सहायता ली । समस्त चित्तद्तत्तियों को शून्यलोक में केनद्रीभूत के 
` दिया है जहाँ न अंधकार है न प्रकाश अर्थात्‌ सम अवस्था है । इस प्रकार कबीर 
हैं कि हम तो भव इस प्रकार से सम्बन्ध-विच्छेद कर प्रभुलोक में चल दिये । 
विशेष--रूपक, सांगरूपक, अनुप्रास, रूपकातिशयोक्ति भ्रलंकारों का स्वाभाविग 
प्रयोग है । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(दावली-माग | RK 
(२) योगसाधना षट्चक्रों के स्थान पर प्रायः अष्ट-चत्रों का ही उल्लेख प्राप्त 
होता है किन्तु कबीर ने अनेक स्थलों पर षट्चक्रों का ही वणन किया है। इन्होंने 
एवं सुरति कमल को छोड़ दिया है। वे षट्चक्र निम्नस्थ प्रकार हैँ :-- 
(१) मूलाधार (२) स्वाधिष्ठान चक्र (३) मणिपूरक चक्र (४) अनाहत चक्र 
(५) विशुद्ध चक्र (६) आज्ञा चक्र । त 
साधन कंच्‌ हरि न उतार, श्रनम ह्व तो अयं बिचारे ॥।टेका। 
बांणीं सुरंग सोधि करि आँणों, झाणें नौ रंग घागा। | 
चंद सूर एकंतरि कीया, सीवत बहु दिन लागा ॥ 
पंच पदार्थ छोड़ि समांनां, होरे मोती जडया । 
कोटि बरस लू कच्‌ सीयाँ, सुर नर घंधे पड़िया ॥ 
निस बासुर जे सोवें नांही, ता नरि काल न खाई । 
कहै कबीर गुर परसादें, सहजे रह्या समाई ॥२११॥. 
शब्दार्थ--निस बासुर==दिन रात | गुरु प्रसादं = गुरु की कृपा से । 
बिना साधना के प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते, हे साधक ! यदि तुझे सांसारिक . 
तापों का भय नहीं है तो इस पद का अर्थ स्पष्ट कर, हृदयंगम कर । 
शरीर के नव द्वारों को गुरु उपदेश की सुरम्य वाणी से संचालित कर देया 
है। इस भक्ति वस्त्रको सीने में मुझको बहुत समय लगा है । सीने से पूव इड़ा पिंगला 
को मिला दिया गया था। पांच विषयों का रस छोड़कर मैंने इसमें हीरे शोर माणिक्य 
' जइदिथेहेँ। समस्त संसार, देव-मनुप्य समी विषय-वासना जंजाल में पड़े हुए थे 
और मैंने इस सावना वस्त्रको दीर्घ समय तक सीया है। जो व्यक्ति, भक्त, भ्रहनिश 
बिना बंघन में रह प्रभु-भक्ति में संलग्न रहते हैं, उन्हें मृत्यु नहीं व्यापती । कबीर 
कहते हैं कि मैं तो गुरु कृपा से सहज समाधि में लगा हुआ हूँ। 
जीवत जिनि मारे मूवा मति ल्यावे, 
सास बिहुंणा घरि मत श्राव हो कंता ॥टेक।। 
उर बिन पुर बिन चंच बिन, बपु बिहुँनां सोई । . 
सो स्यावज जिनि मा रेकंता,'जाकं रगत सास न होइ ॥ 
पैली पार के पारधी, ताकी धुनहीं पिनच नहीं रे। 
ता बेलीं कौ दू'क्यो मृग लौ, ता मृग कसी सनहीं रे॥. 
सार्‍या मृग जीतता राख्या यहु गर ग्यात् मही रे । 
कहे कबीर स्वामी तुम्हारे मिलन कौ, बेली है पर पात नहीं रे ॥२१२॥ 
शब्दार्थ--मास -- महारस । बिहू ना =विहीन । । 
श्ात्मा के माध्यम से कबीर जी को सम्बोबित करते कहते हैं कि हे 
पर | तू जीवन्मुक्त स्थिति को प्राप्त कर ले । (मांस--गौमांस) . र की 
प्ति बिना तेरा घर आना व्यर्थ है। वह हृदय विहीन, नगर विहीन, मुख बिहीन 
एवं रुप कार हनी लवक च्छ) पोबीहै। जोडा मास विहीन 
को प्राप्त कर । जिस धनुष से उस दूसरे तट पर स्थित लक्ष्य का संधान किया 





रे फबीर यरन्यावली सदीर 


जाता है उसमें न तो प्रत्यंचा है भ्रौर न बांस की खप्पच ही। उस अनुपम झमृत-ेननि 
को मन रूपी मृग ने भ्रन्य तृष्णां से श्राइृत कर लिया है। इसलिए मन-मृग से 
मित्रता कैसी ? गुरु का उपदेश तो यही कि इस मृग को मारकर, नियन्त्रित कर उप 
अमर बेलि को प्राप्त किया जाय । कबीर कहते हैं कि प्रभु ! आपसे मिलन के लिए 
साधना, या भक्ति-लता का ही साधन है, माया का नहीं । 
धीरा मेरे मनरबां तोहि घरि टांघों, तें तो कीयो मेरे खसम स्‌ षागों ॥।टेक।। 
प्रेम फो जेवरिया मेरे गलि बांधु, तहाँ लें जांउं जहां मेरो माधो । 
फाया दगरों पैसि किया में बासा, हरि रस छाडि बिष रसि माता । 
कहै कबीर सन मन का झरा, भाव मगति हरि स्‌ गठजोरा ॥२१३॥ 
शब्दार्थ--ठांघों == दंड देना । षांगौं = विशवास करना । 
हे मेरे मन ! तनिक रुक, मैं तुझे अभी दण्डित करता हूँ, तूने प्रभु, स्वामी 
से विश्‍वासघात कैसे किया ? मैं तेरे गले में प्रेम-रज्जु बांधकर तुमे वहाँ ले जाऊंगा 
जहाँ भगवान्‌ हैं । इस शरीर की क्षुघा-पूर्ति में ही तू व्यस्त रहता है, प्रभु-भक्ति के 
मधुर रस को त्याग विषय-वासनाओं में उलमा रहता है । कबीर कहते हैं कि मैं तन- 
मन-सर्वस्व प्रभु को श्रपित कर चुका हूँ और भ्रव भगवान्‌ से ही मेरा सम्बन्ध रह 
गया है । | ड 
पारग्रह्म देख्या हो, तब बाड़ीं फूलो, फल लागा बडहूली । 
सदा सदाफल दाख बेजौरा कोतिकहारी भूली ॥टेक।। 
प्वादस फूबा एक बनमाली, उलटा नीर चलावं । 
सहजि सुषमनां कूब भरावे, दह दिसि बाडी पाव ॥ 
ल्योकी लेज पवन का हांकू, मन मटका ज वनाला । 
सत को पाटि सुरति का चाठा, सहजि नीर भुकलाया ॥ 
त्रिकुटो चढ्यो पाव हो ढारे, रघ उरघ की क्यारी । 
चंद सूर दोऊ पांगति कहि हैं, गुर मुषि बीज विचारी ॥ 
भरी छाबड़ी मन बेकुठा, साई सूर हिया रंगा । 
कहै कबीर सुनहू रे संतो, हरि हंस एके संगा ॥२१४॥ 
. ५्दाथ--वाड़ी =लता, बेल । ठींइ=ढेकु्ती । चंद सूर= इड़ा, पिंगला से 
तात्पयं हू । 
जब ईएवर के दर्शन हो जायें तभी यह भक्त्ति-लतिका पल्लवित होती है भौर 
तभी इस पर परम फल लगता है। साधक आत्मा उस सदैव मधुर रहने वाले दार 
व उुमशुर पदार्थ को प्राप्त कर भ्ाइचयं में पड़ जाती है । वहाँ पर बारह (४ 
: 3 कमल का एक कु आ है जिसका अधिष्ठाता एक ब्रह्म ही है और वहां प 
' अमृत ख्रवित होता रहता है। सहज समाधि द्वारा सुषुम्णा के माध्यम से कु 
१ईँचकर वहां दसों बावड़ियों का सृजन करती है। प्राणायाम की ढेंकुली पर लग की 
रस्सी से 0 आए/*हत्पपकीटचिरी कु दास श इस प्रमु-मर्किं 


|| 


पदावली-भाग ४१३ 


के सहेज जल को प्राप्त किया जाता है । त्रिकुटी पर माकर मन केन्द्रित हो जाता है, 
मनगागरी हुलक जाती है जिससे इधर-उधर बने क्षेत्र की क्यारियाँ उस झनुपम रसु 
` अक्ति जल से श्रभिसिचित हो जाती हैं । चन्द्र श्रोर सूर्य, इडा, पिंगला दोनों उस क्षेत्र 
को जोतकर उत्तंम कृषि योग्य बना देती हैं जिसमें गुरु बाणी के उत्तम बीज का वपन 
होता है । इस भांति ईशवर-भक्ति से समस्त क्षेत्र पल्लवित हो उठा और हृदय प्रभु के 
रंग में ही रंग गया । कबीर कहते हैं कि इस स्थिति में पहुंचकर मैंने प्रभु का साक्षा- 
त्कार कर लिया है । | 
विशेष--सांगरूपक भ्रलंकार । | 
रांस नांस रंग लागो कुरंग न होई । 
हरि रंग सौ रंग ग्रोर न कोई ॥टेफ॥ 
गोर सब रंग इहि रंग थ छूटे, हरि-रंग लाया कदे न खूटै । 
कहै कबीर मेरे रंग रांम राई, प्रर पतंग रंग उड़ि जाई ॥२१४।१ 
शब्दार्थ कुरंग = रंग-विहीन होना । | 
कबीर कहते हैं कि मेरा भ्रन्तर प्रभु भक्ति के रंग से रंग गया है भौर पब 
वह छूट नहीं सकता क्योंकि इस ईशवर-भक्ति रंग के समान और कोई रंगर नहीं है। _ 
फबीर कहते हैं कि मेरे पर तो राम भक्ति का ही रंग चढ़ चुका है भौर रंग तो 
पतंग के रंग के समान क्षणिक हूं। 
विशेष--उपमा प्नलंकार । 
कबीरा प्रेम फूल ढरे, हंमारे रांम थिमां न सरे । 
यांघि ले घोरा सींचि ले प्यारी, ज्यू सू पेड़ भरे ॥टेखा। 
काया बाड़ी मांह माली, टहल करे दिन राती । 
कबहु न सोवे काज संवारे, पांणतिहारी माती ॥ 
सेके कूवा स्वाति अति सीतल, फबहूँ छुबा बनहीं रे । 
| भाग हंमारे हरि रखबाले, कोई उजाड़ नहीं रे ॥ 
गुर बीज जमाया कि रखि न पाया, मन फी प्रापवा सोई । 
झोरे स्यावढ फरे षारिसा, सिसा करे सब कोई ॥ 
जौ घरि प्राया तौ सय त्याया, सबही काज संवार्‍या । 
फहे कबीर सुमहु रे संतो, यफित भया में हारा ॥२१६॥ 
' शब्दार्थ--धोरा--बांध, संयम का बांध। माली=ब्रह्म से तात्पर्य है। ` 
 भापदा=विपत्ति, चंचलता । 
7 कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्रेम के तट पर ही निवास श्रेय है, क्योंकि प्रभु के 
बिना हमारा निर्वाह सम्भव नहीं । संयम का बांध बांधकर इस क्यारी को प्रभु-मक्ति 
के भरपूर जल से श्रभिर्सिचित कर ले । वह अनुपम माली-ब्रह्म-इस शरीर रूपी 
क्षेत्र के भ्रन्तगंत ही रहता है जो दिन-रात सृष्टि पालन में तत्पर रहता है। वह 
माली, क्षेत्र को उवर करने बाला कभी भी नहीं सोती इस खेती कीसिंचाई के लिए 





४१४ कबीर ग्रन्थावली सही 


सहज का अत्यन्त शीतल और मधुर जल वाला कुं है। यह हमारा परम सौभा 
है कि इस खेती के रक्षक स्वयं श्री भगवान्‌ हैं, इसकी कोई हानि नहीं कर सकता |. 
-` गुरुने सदुपदेश का बीज इस क्षेत्र में डाला था। मन की चंचलता ने उसे 
विनष्ट कर दिया । जौहरी, पारखी ही उस बीज को पहचान सकते हैं, शेष तो जूठन 
`को प्राप्त करते हैं । जो इस प्रभु भक्ति को घर ले आये तो समस्त कामनाएं परितृप्त 
हो जांतीः हैं । कबीर कहते हैं कि हे सन्तो ! मैं इस तथ्य का कथन करते-करते हार 
गया, किन्तु फिर भी संसार अपनी विषय वासनाग्रों में गति नहीं छोड़ता । 
राजा रास बिना तकती घो घो । | 
राम बिनां नर क्यू छूटोगे, जम करं नग घो घो धो ॥टेक॥ 
मुद्रा पहरयां जोग. न होई, घू घट काढयां सती.न कोई ॥ 
साया के संग हिलि मिलि झाया, फोकट सादे जनम गंवाया । 
फ़है कबीर.जिनि हरि पद चीन्हां, मलिन प्यंड थे निरमल कीन्हा ॥२१७॥ 
शन्दाथ-फोकट साटे जनम गंवाया=>व्यर्थं में ही सारा जीवन बिता दिया। 
चीन्हां=पहचानना । प्यंड= शरीर । 
ईष्वर के बिना इस संसार में व्यर्थ-परिश्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
दवण - तुम्हें बारम्बार परेशान करेगी । बिना राम के भला कैसे उससे मुक्ति 
मुद्रा धारण कर लेने मात्र से ही कोई साधु-योगी नहीं बन जाता जसे 
धू घट काढ़ लेने मात्र से किसी नारी में सतीत्व नहीं गा जाता । जो मनुष्य माया के 
साथ करकेः रहा, उसने तो भ्रपना जीवन दथा ही गंवा दिया । कबीर कहते ह कि 
` जिन्होंने प्रभु के चरणों को पहचान लिया उन्होंने इस पाप मलिन शरीर शो पुण्यवान 
बना दिया । | 
“है कोई रांम माम बावे, बस्तु अगोचर भोहि लखावे ॥टेका। 
राम नाम सब. फोई बलाने, रांम नांम भरम न जांनें ॥ 
ऊपर को मोहि बात म ` भावे, देखे गावं तो सुख पावे । 
कहें कबीर छु फहत॑ न च मरम को पावै.॥२१८।, 
को ऐसा कौन ' इस अर है, जो राम-नाम का मर्म समझकर उस प्रगोचर 
बस्तु माप्त करा दे। राम नाम का गुणगान तो सब कोई करता है किन्तु उसके 
रहय से सब अनभिज्ञ हैं। कबीर कहते हैं कि मुझे बाह्याडम्बर भक्ति के ढोग से 
बहुत घृणा है, उस प्रभु के गुणणान और दशन से ही वास्तविक सुख प्राप्त होता हैं| 
उसका रहस्य बिना साक्षात्कार के बताना असम्भव ही है । 
कस तू निरंजन तू' निरंजन तू' निरंजन राया । 
लूप नाहीं रेख नाहीं मुद्रा नाहीं माया ॥टेक॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by. eGangotri 


पदाबली भाग SE 


समद नाहीं सिवर नाहीं, धरती नाहीं गगनां। 
रवि ससि दोउ एके नाहीं, बहत नांहीं पवनां ॥ 
नाद नांहीं ब्यंद नांही, काल नहीं काया। 
जब तें जल ब्यंब न होते, तब तू हीं राम राया ॥ 
जप नांहों तप नांही, जोग ध्यांन तहीं पूजा। 
सिव नांहीं सकती नांहीं, देव नहीं दूजा॥ 
रुग न जुग न स्यांम अथरवन, बेद नहीं व्याकरनां । 
तेरी गति तुहीं जाने, कबीरा तो सरनां॥२१९॥ 
शन्दाथ-समद = समुद्र । सिषर=सिखर, पर्वत । बहत == चलना ग्रथरबन = 
अथववेद । रुग--ऋग्वेद । जुग = यजुर्वेद । स्यांम=सामवेद । 
हे ईश्‍वर ! तू निरंजन है, साधारण नेत्रों से न देखे जाने के कारण अलख 
निरञ्जन है। तेरा कोई रूप, आकार, मुख, मुद्रा नहीं, माया का भी तुक तक प्रसार 
नहीं । तू न तो समुद्र है, न पर्वतशिखर, न पृथ्वी एवं तू सूर्य-चन्द्र दोनों में से एक भी 
नहीं है, न वायु ही तू है। न तू नाद है न मृत्यु और न शरीर । जब सृष्टि में जल 
भ्रादि की भी सत्ता नहीं थी, तब हे प्रभु ! झाप ही का अस्तित्व था । न तू जप-जप, 
योग, ध्यान अथवा पूजा से प्राप्य है। तू दिव है झौर न शक्ति--न इसके अति- . 
रिक्त अन्य कोई देवता है । न तू ऋग्‌, यजु, भ्रथवं और सामवेद और न व्याकरण में 
से ही तू कोई है। हे प्रभु ! आपकी गति केवल आप ही जानते हैं, कबीर तो श्राप | 
की शरण में पड़ा हुआ है । 
विशेष--ईश्वर के निगुण स्वरूप का वर्णन है। 
राम फे नांइ नोंसांन बागा, ताका मरम न जानें कोई । 
भूख त्रिया गुण वाफ नांही, घट घट 'अंतरि सोई ॥।टेक। | 
वेद बिबजित भेद बिबजित, बिवर्जित पाप. रु पुन्यं । 
ग्यान बिवजित ध्यान बिवजित, बियजित भ्रस्यल सु'न्यं ॥ ` 
भेष बिबजित भीख बिवर्जित, बिबजित डयमक रूपं । 
कहें कबीर :तिहं लोक बिबजित, ऐसा तत्त अनूपं ॥२२०॥ 
शब्दार्थ--नींसान-5 चिह्न । मरम = रहस्य । बिबजित = न्य, रहित । 
यहाँ कबीर ईश्वर के भ्रदूभुत स्वरूप का कथन करते हुए कहते हैं कि प्रभु 
राम का कोई चिह्न है ही नहीं उसका रहस्य कोई नहीं जानता। उसे न भूख-प्यास 
लगती है। वह तो प्रत्येक हृदय में बसा हुआ है। वह वेद, भेद एवं पाप-पुण्य की 
परिभाषाओं से झलग है । ज्ञान, ध्यान, स्थूल एवं सूक्ष्य इन परिधि से भी वह दूर है। 
बाह्याङम्बर, भिक्षाटन, दम्भ आदि के स्वरूप से भी वह प्राप्त नहीं हो सकता । 
कल कहते हैं कि वह ब्रह्म तो ऐसा अनुपम, चित्र-विचित्र है कि वह तीनों लोकों से 
खा है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





४१६ कबीर ग्रन्यावली सटीक 


रांम रांम रांम रमि रहिए, साषित सेतो भूलि न कहिये ॥टेक॥। 
का सुनहां कों सुभृत सुनांये, का साबित पें हरि गुन गांये । 
का कऊवा कों कपुर खबाये, बिसहर कों दूध पिलांये ॥ - 
साषित सुनहां दोऊ भाई, वो नीदे वौ मौकत जाई। 
मृत ले ले नींब स्यंचाई, कहै कबीर वाकी वांनि न जाई ॥२२१॥ 
शब्दार्थ--साथित--शाक्‍त । सेती==शक्ति ! सुनहा= श्वान । ' सुमृत= ` 
स्मृति । विषहर= विषधर । मे 
कबीर. कहते हैं कि हे शाक्त ! तुम भूलकर भी शक्ति का जप मत करो, 
सदैव राम-नाम में अपनी इत्ति रमाये रहो । जिस भाँति दह॒वान को स्मृति सुनाने का . 
कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार शाक्त के सम्मुख प्रभु-गुणगान ,का कोई महत्व या अर्थ 
महीं । उसके सम्मुख यह ऐसे ही निरथंक है जिस भांति कौए को कपूर जैसी सुगन्धित - 
वस्तू खिलाने से वह भ्रपना दुष्ट स्वभाव नहीं छोड़ना तथा सपं दूध पिलाने से दंशन 
करना नहीं छोइता । शाक्त और इवान दोनों एक जैसे ही हैं, शाक्त दूसरों की निन्दा 
में सर्वदा भौंकता रहता है, कुत्ता भी भौंकता है। चाहे उसे कितना ही प्रभु-भक्ति का 
झश्रृत दिया जाय, किन्तु उसकी आदत नहीं छूटती । 
विशेष १. उदाहरण अलंकार । 
र २. कबीर की तीव्र शाक्त विरोधी भावना यहाँ स्पष्ट रूप से उभर कर 
- सामने आई है। 
| भ्रव न बसूं इहि गांइ गुसाई, 
तेरे नेबगी खरे सयांने हो राम ॥टेक॥ 
नगर एक तहां जीव धरम हता, बसे जु पंच किसानां । 
नमूं निकट अयन्‌ रसनूं, इंद्री फह्मा न मांने हो रांस॥ 
यांइ कु ठाकुर खेत फु नेपे, काइथ खरच न पारे। 
जोरि जेवरी खेति पसारे, सब सिलि मोको मारे हो रांम ॥ 
खोटो पहतो विकट बलाही, सिर कसदम का पारं। 
बुरों दिवांन दादि नहिलागँ, इक बांचे इक मारे हो रांम ॥। 
धरमराइ 5 जब लेखा सांग्या, बाकी निकसी भारी । 
पांच किसांनां भाजि गये हैं, जीव धर बांध्यौ पारी हो रांम ॥ 
कहे कबीर सुनहु रे संतो, हरि भजि बांधो भेरा। 
Ea की बेर बकसि बंदे को, सब खत करों नबेरा ॥२२२॥ 
अब्वाथ--गांइ=गांव। हृतां =नष्ट हो गया । पंच किसानां = पाँच किसान 
रूपी इन्द्रिय ठाकुर =स्वामी, काल से तास्थ है = मुक 
हम । दिषान=पुलिस का दीवान । धरमराइ अ मः करता | 
खत = पाप । नवेरा=हिसाव चुकाना। RIN + 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हे प्रभु ! मैं आपके सम्मुख प्रार्थना करता हूँ कि इस संसार रूपी ग्राम में 
पुनः नहीं बसू गा.। यहाँ रहकर जीवात्मा का धर्म नष्ट हो गया है । उस नगर में पाँच: 
विषयों के रूप में पंच कृषक वास करते हैं। इन्द्रियाँ मेरा कहना मानती ही नहीं, वे 
दौइ-दौड़ कर इन विषयों में लिप्त रहती हैं। गांव का स्वामी काले इस शरीर रूपी 
क्षेत्र को नाप रहा है और कायस्थ पटवारी भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ता | जजर 
बन्धनों की रज्जु में ये मेरे अस्तित्व को बाँध रहे हैं। इस प्रकार हे राम ! ये सब 
मिलकर मुके मार दे रहे हैं। इस-याँवःका मुकहम और अन्य कर्मचारी भी दुन हैं 
जो झासामी को मारकर ही छोड़ गे । पुलिस के जो दीवान हैं वे भी कुचरित्री हैं, जो 
इन झाततायियों से मुझे नहीं बचाते। रक्षक ही भक्षक हैं । मृत्यु होने पर जब घर्मेराज 
ने कपो का लेखा-जोखा देखा तो मेरी ओर बहुत हिसाब निकला । इस स्थिति को 
देखकर पंचः विषयों के कृषक भाग .गये है.। | 

कबीर कहते हैं कि हे सज्जनों ! - साधुंओ ! प्रमु का स्मरण करते हुएं इस 
जीवन-बेड़े को बाँध लो । हे.प्रभु | अब की बार मुझे क्षमा कर दो, दया-दान दे दो 
तो मैं. पिछला समस्त हिसाब सत्कर्मों से चुकता कर दू गा । द 

विशेष--१. सांगरूपक अलंकार । 

ता म थें सन लागौ रास तोही, करो कृपा जिनि बिसरो मोही ॥देक॥ 

जननीं जठर सह्या दुख भारी, सो संक्या नहीं गई हमारी ॥ 

दिन दिन तन छीजे जरा जनावे, केस गहे काल बिंरदंग बजाबे । 

कहै कबीर करुणांनय आगे तुम्हारी करपा बिना यहु बिपति न भागे ॥२३२॥ 

शब्दार्थ--जठर --उदर । छीजे =नष्ट होता .है । जरा =दृद्धावस्था । 
बिरदंग--मृदंग । 

हे प्रभु ! . मैं इस संसार-ताप भय -से आपका आश्रय ग्रहण क मे हूँ । हे 
दयामय दया कीजिए । मातृ-उदर में बारम्बार ताप और इुःख सहता हूँ, किन्तु फिर. 
भी यह संसार संशय नष्ट नहीं होता.। प्रि दिन ह.शरीर क्षीण होता हुआ दृद्धावल्या 
के आगमन की सूचना देता है झौर मृत्यु सवेदा. हम 7९ छायी हुई घ्रानन्द मना रही 
है। कबीर दीनबन्धु प्रभु के सम्मुख यह प्रार्थना करता है. कि झापकी अनुकम्पा बिता 
यह दारुण-दुःख दूर नहीं होगा अतः कृपा करो। `. 

कब देखूं सेरे राम सनेही, जा विन दुख वावे मेरी देही ॥देको। 

तेरा पथ निहा स्वांमो,. कब र बिल्हृगे झंतरजांम । 

जेसे जल दिन मोन तसपे, ऐसे हरि बिब मेरा जियरा हे या 

निस दिन हरि विन नींद न आवे, दरस दियालो राम क्यू सचुपाव । - 

कहै. कबीर श्रव मिलंख म॒ कोजे, अपनों जानि मोहिं दरसन दीजे ॥२२५॥ 

_ शब्दा्थ--कलपै>-व्यथित होता है । सुपु । मं 

हैं परी “भ नवाब प्तणछरुत ० भले सी में यह शरीर 

प्रतिपल वेदना का अनुभव कर रहा है। «मैं आपका मार्ग तमी से जोह रहा हूं, हे भ्र 


§ १८ | कबीर ग्रम्यावली सहीक 


झाप कब दर्षन दोगे ? जिस भाँति जल के प्रभाव में मछली व्यथित होती हैं वही 
स्थिति मेरी झापके भ्रभाव में है। मुझे अहनि प्रभु-दर्शन के बिना नींद नहीं आती 
है । भला जो स्वामी के दर्शन की भूखी है वह शान्ति लाभ केसे करेगी ? ट 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु! आप मुझे भ्रपना ही जानकर श्रब दर्शन देने में 
देरी मत. कीजिए । 
विशेष---उदाहरण अलंकार । 
सो मेरा राम कवे घरि गावे, ता देखें मेरा जिय शुख पाव ॥हेका। 
, बिरह प्रगिनि तन दिया अराई, यिन यरसम एय्‌ होइ सराई ॥ 
निस वासुर मन रहे उपासा, जैसे जातिंग नीर पियासा । 
कहे कबीर गति ग्रातुरताई, हसफों घेगि भिलो रांसराई॥२२५॥. 
धब्दाथं--सराई--शीतलता, सुख की प्राप्ति । निज बासुर=रात-दिन । 
कबीर अपनी आत्मा के माध्यम से कहते हैं कि मेरे स्वामी राम ! ग्रोप मुझे 
कब दर्शन दोगे, जिससे मेरा मन श्राह्लादित हो जायेगा । यह शरीर विरहाग्नि से 
द्रघ हो रहा है,'दशन के बिना यहाँ शीतलता, शान्ति, सम्भव नहीं । जिस प्रकार 
चातक स्वाति नक्षत्र के जल के लिए तृषित रहता है उसी भाँति मेरा मन प्रभु दर्शन 
के लिए वेचेन रहता है। कबीर यिरहातुर होकर मनुहार करते हैं। मुझे शीघ्र 
दर्शन दो । | 
विज्ञेष--उदाहरण म्रलंकार । 
सें सासने पौव गोंहनि फ़ाई । 
. ` साई संगि साथ नहो पूगी, गयो घोबनसुपिनां फी मांई ॥टेफा॥। 
पंच जनां मिलि मंडप छायो, सोवि घा मिलि लगन लिसा | 
सखी सहेली मंगल गांवे, सुज परु साथे हलए जढ़ाई ॥। 
नांनां रंगे भांवरि फेरो, गांठि ओोरि बाय पति साई। 
परि सुहाग भयौ बिन दुलह, चोफ फे रंगि घरयो सगो भाई ॥ 
अपने पुरिव मुख बटे म देख्यो, सती होत समझी समझाई। 
कहै कबीर हूँ सर रचि मरि है, तिरो फंस ले तूर बाई ॥२२६॥ 
_ शब्दाथ--गोहनि=श्वसुर-गृह, ससुराल । पूगी =पूरी हुई । तीनि= सत्त्व, 
रज रौर तमोगुण । 
कवीर भ्रात्मा से कहलाते हैं कि मैं इस संसार रूपी श्वसुर गृह में नवपरिणीता 
वधू के रूप में झाई थी, किन्तु कभी भी मेरा घ्रपने स्वामी (प्रभु) से साक्षात्कार नहीं 
हुआ । यह आयु (जीवन) यू ही बीत गई। यद्यपि मेरा सांसारिक रीति से विवाह 
हुआ था किन्तु साक्षात्कार भाज तक नहीं हुआ । पाँचों इन्द्रियों ने मिलकर विवाह- 
म OE मर क आ । सांसारिक साथियों ने मिलकर 
TE Ue '“परिक्रमाएं mwagi वा Eo रीर/ पर दुश्ख मी! चढ़ा 
दी थी। भनेक रंगी की. परिक्रमाएं कर ग्ठ-बन्धन भादि को समस्त हिलाए चेर 


वदाबली-भाय ‘x१९ 


कीं। चौक के रंगों को सगे भाई ने र्‌खा था । इस भांति बिना पति के ही विवाह 
समस्त क्रियाए' सम्पन्न कर दी गईं । इस गात्मा ने श्रपने स्वामी का मुख देखने 

हा सौभाग्य कभी भी भराप्त महीं किया है । कबीर कहते हैं कि हे प्रात्मा ! अव ऐसे [ 
सुमे कर कि मंगल वाद्य बजाकर प्रियतम का स्वागत कर सके । 

विशेष--रूपक, उपमा, विभावना अलंकार । [ 

चीरे धीरें खाइयो प्रनत न जाइवो, रांम रांम रांम रमि रहिवो ॥टेका। 

पहली खाई आई माई, पीछे खहूँ सगौ जवाई। _ 

खाया देवर खाया जेठ, सघ खाया सुसर का पेट ॥ 

लाया सब पटज झा लोग, कहे फलीर तब पाया जोग ॥२२७॥। 

शब्दार्थ-अनत = ग्रन्यत्र, दूसरी जगह । पटण=नगर । 

कबीर कहते हैं कि “राम-राम' जपने से ही जीव का कल्याण होगा, इसलिए 
ग़पने सांसारिक सम्बन्धों को तो धीरे-धीरे समाप्त करना ही श्रेयस्कर. है । 

पहले जीवात्मा ने माया (अपनी माँ, क्योंकि जीव माया सृष्टि है) को समाप्त 
किया, तदनन्तर. उसंसे उत्पन्न विषय-वासना के जितने भी झाकण थे, सबको समाप्त 
कर दिया । देवर; जेठ, रधसुर--खितना भी माया का परिवार था, सबको समाप्त कर 
ही भक्तात्मा ने प्रभु-भव्ति, योग फो प्राप्त किया है। 

विशेष--वीप्सा अलंकार । 

सन मेरो शठा रखना पुएएबा, 
. एटि फो घाउ लै लै फाति बहुर्या ॥टेक। 

चार खूंटी दोइ घमएख लाई, तहि एहटघा दियो चलाई ॥ 

सासु जड़े फाति घटट ऐसे, थिन फान निसतरिबो फसे । 

कहै फबीए सृत भल पता, एहटां नहीं परम. पद वाता ॥२२८॥ 

शब्दाथ--रहुटा =चर्खा । पुरइया==माल । निसतरिबो=उद्धार । 

कबीर अपनी झात्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे बहू ! हू भ्रभु का 
नाम ले-ले कर भक्ति का सूत कात । मेरा मन ही चरले का घेरा है जिस पर जिल्ला 
की माल चढ़ी हुईं है। चारों पदार्थों को खू टों के रूप में स्थापित कर दोनों लोकों की 
चमरख लगायी हैर 'सहजसमाधि' की घेरी को चला दिया है। सिष्य प्रात्मा 
को कहते हैं कि तू इस भाँति भक्ति का सूत कात, बिना इसे काते तेरा उद्धार 
सम्भव नहीं । कबीर कहते हैं कि हे आत्मा ! तू इस सूत को कात ले, मन के बश में 
क्षः मन रूपी रहट (घेरा) प्ररमपद का. दाता नहीं, उसकी प्राप्ति तो भक्ति से 


विशेष--सांगरूपक, रूपक, रूपकातिशयोक्ति श्रलंकार । ; 
श्रब को घरी मेरो घर करसा, साध संगति से मोकों तिरसी ॥टेकी। 

: पहलो की वयोम दोतल कब महाक 
अब की घरति घरी जाः दिन थे, सगलौ भरम गमायो !' 





४२० क्‍ | ॒ कषीर प्रन्याबली सरी 


पहली नारि सदा फुलबंती, सासू सुसरा मानें। 
देवर जेठ सबनि की प्यारी, पिय को सरस म जानें श 
झबकी धरनि घरी जा विन थें, पीय सूं यांन बन्य्‌ं रे। 
कहे कबीर भाग बपुरी कों) ग्राह हू राम: सुन्यू' रे ॥२२श॥ 
शब्दाथं-भरमत = भ्रम में पड़ा हुआ । सगलो=सारा । वपुरी = बेचारी। 
कबीर कहते. हैं कि अब मैं साधु-संगति से इस भवसार से तर जाऊंगा और 
झपने वास्तविक घर पहुंच जाऊ गा। मैं अपने पहले किये हुए कुकमों के बल पर ही 
इस संसार में भ्रमित हो रहा हूँ र सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा ह 
किन्तु अब जिस समय मैंने प्रभु-भक्ति का संकल्प किया है, मेरा समस्त भ्रम विदूरित 
हो गया है। साधक ग्रात्मा बड़ी सती होती है जो प्रिय का ही ध्यान करती हुई गुरुजनों 
का भी सम्मान करती है किन्तु यह सांसारिक यात्मा प्रियतम (प्रभु) की चिन्ता न 
करती हुई वासना में लिप्त रहती है। यह पहली, साधक, आत्मा का ही भाग्य होता 
है कि प्रभु उससे मिलते हैं। 
सेरी मति बौरी रांम विसार्‍यो, फहि बिधि रहमि रहें हो दथाला। 
सेज रहूं नेंन नहीं देखों, यहु दुख फासों फ हो दयाला ॥ेफ।। 
सासु को दुखी ससुर की प्यारी, जेठ छै तरसि उरौ रे। 
नणद सहेली गरब गहेली, देवर फै बिरह जरों छो इया ॥ 
. बाप सावको करं लराई माया सड सतथाली। 
सगो मईया ले सलि चह, सन ह्र हैँ पीयहि पियारी ॥ 
सोचि विचारि देखो सम मांहों, प्रीसर राइ घन्वू' रे । 
कहे फबीर सुनहु मति सु घरि, राजा रांम रभः रे ॥२२०॥ 
' शब्दार्थ वोरी = पागल । गरब == गर्वं, घमंड । ग्रीसर==श्रथसर । 

प कबीर कहते हैं कि हे दीनबन्धु ! मैं किस भांति जीवन धारण करू' । यह कैसी 
विडंबना है कि श्राप सदेव समीप रहते हो किन्तु ग्रापका दशंम नहीं होता, इस व्यया- 
कथा किससे कहा जाय । यह ग्रात्मारूपी दुलहन मायारूपी सास से तो दुःखी है किन्तु 
भरभु-ल्प इवसुर की प्यारी है एवं काल के कारण तो यह थर-थर काँपती है। सलिंयां 
इसे वासना-पथ,पर चलने को प्रेरित करती हैं किन्तु यह फिसी भौर के ही प्रेम में पुशी 
क खी । यह माया भ देने वाले पिता--प्रभु से ही विरोध ठान रही 

मायाजन्य आाकषणों को चाहे वे भाई तुल्य ही प्रिय क्यों न हों, जब 
मार नहीं देती तब तक प्रियतम को प्रिय नहीं तोता कबीर कहते हैं कि मन में 
भली-भाँति सोच-समझ कर देख लो यह, इस जन्म के रूप में, प्रभु-भक्ति का भवर्त' 
झा गया है। इसलिए प्रभु का भजन करो । | 
विशेष. रूपक, भ्रन्योक्ति, विरोधाभास । 
००५ तीद्रीcसेडित्ते विज्चापत्ति के व्वीवणकी तुलना कीजिए” 
५४ है पलंग पर कान्ह रे, मोर लख दूर देस मान रे!” 


f 
F 
, 
| 
| 
| 





श्रवधु ऐसा ग्यांन विचारो, साथे भई पुरिव थें नारी ॥टेका। 
नां हूं परनों ना हूँ एवारी, पूत जन्सू' खो हारी । 
फालो सूड को एक न छोड्यो, अजे भरकन कुवारी ॥ 
वाम्हन फे बम्हनेडी कहियो, जोगी फे घरि चेली। 
कलकां पढि पढि सई तुएकनों, प्रजं फिरों ्रकेली ॥ 
पीहरि जांड न रहूँ साछुए, पुरणहि अंग न लाऊ । 
कहे कबीर सुमहु रे संतो, झ़यहि अंग न छुवांऊं ॥२३१॥ 
झब्दाचं--परनीं == परिणीता । क्वारी = कन्या । 
हे अवधूत ! तू इस रहस्य को समझने की चेष्टा कर, जिससे 'ब्रह्म परम-पुरुष 
होते हुए भी माया रूप में क्यों सृष्टि करता है ? यह वंसा ही है जैसे स्त्री न तो परि- 
णीता है और न क्वारी, किन्तु. फिर भी पुत्र को जन्म देती है । इस माया ने किसी 
भी मनुष्य को घर्मेनिष्ठ नहीं रहने दिया, किन्तु फिर भी यह प्राज भी क्वारी ही है। 
यह ढोंगी पंडितों के घर तो श्रपना पूर्ण प्रभुत्व जमा लेती है, किन्तु ज्योतिस्वरूप 
परमात्मा की साधना में लगे हुए साधक की.यह चेरी मात्र है। यह शास्त्र ग्रयों को 
भी पढ़कर व्यभिचार नहीं छोड़ती। ग्रात्मा-कहती है कि अब मैं इस संसार रूपी 
इवसुर गृह्‌ में नहीं रहना चाहती, झपने प्रमु के लोक--पीहर--को जाना चाहती हूं । 
इसलिए मैं ब तनिक भी विषय-वासना में नहीं पड़/गी । कबीर कहते हैँ कि हे संतो 
गरव मेरी आत्मा पूर्ण निमंल रहेगी जिससे प्रभु से मिलन हो सके । 
विशेष -उदाहरण अलंकार । 
मीठी सीँठी साया तजी न जाई, श्रग्यांनों पुरिव कौं भोलि भोलि खाई ॥टेक॥। 
निरगुणज सग्रुण नारी, संसारि पियारी, सघमणि त्यागी गोरषि निवारी ६. 
फोडी कु जर में एही समाई, तीनि लोक जीत्या भाया किनहूँ न खाई ॥ 
कहे कबीर पद सेषु बियारी, संसारि प्राइ माया किनहू एक कहां षारी ॥२३२॥ 
शब्दार्थ--भोलि-भोलि--भोला समझकर गोरषि--गोरखनाथ | कु जर= 
हाथी । 
५ कबीर कहते हैं कि ऊपर से मीठी-मीठी इस माया का परित्याग करते नहीं 
बनता । ज्ञानी मनुष्य को तो यह भोला समझ कर खूब नष्ट करती है। यह निगुंण 
झौर सगुण रूप, माया बड़ी भयानक है। लक्ष्मण झोर्‌ गोरखनाथ जी जसे इसको 
त्याग चुके' हैं । इसने तीनों लोकों को “विजित कर" चिऊँंटी से हाथी जैसे बड़े पदार्थ 
तक में झपना भ्रस्तित्व बना रखा है किंन्तु इसे कोई समाप्त नहीं कर सका । कबीर 
कहते हैं कि यह तुम भली-भांति समझ लो कि संसार में प्राकर माया से विरले ही 
बचते हैं । | [ 
प्रभ फे मेलो बाहरि ऊजलो किंसौ रे, - 
` जाडे की घार जन कौ धरम इसो रे ॥टेक। 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








३ कबीर ग्रन्याथत्ी 'सरौह 
हिरवा को बिलाव नंन खग ध्यानीं । | 
ऐसी भगत न होइ रे प्रांनीं॥ 
कपट को भगति करे जिन फोई। 
ग्रंत की बेर बहुत बुल होई ॥ 
छांडि फपट अजो -रांम राई। 
कहै कबीर ति लोक बड़ाई ॥२३३॥ 
शब्दार्थ--खांडे की धार=तलवार की धारा । बेर= समय । 
यदि मन विषय-वासना विकारों से दूषित है तो शरीर को उज्ज्वल रखने से 
क्या लाभ ? अन्तर और बाह्य--दोनों की ही शुद्धता वांछनीय है। भक्त का कर्तब्य 
“तलवार की धार पे धावनो' है। 
हृदय में कपट रखते हुए बगुला भक्त के समान नेत्र मूदने से भक्ति-साधना नहीं 
होती । जो भक्ति में कपटपूर्ण व्यवहार करता है ग्रन्ततः उसे दारुण दुःख उठाने पढ़ते 
हैं । यदि कपट छोड़कर प्रभु राम का भजन किया जाय तो भक्त का यश तीनों लोकों 
में फेल जाता है । 
चोखो बनज व्यौपार फरीजे, 
| आइने दिसावरि रे राम जपि लाहो लीजे ॥ठेक॥। 
जब लग देखों हाट पसारा, उठि मन बणियों रे, फरि ले बणज संवारा । 
बेबे हो तुम्ह लाद लदाँनां, श्रौधद घाटा रे चलतां दुरि पयांनां ॥ 
खरा न खोटा नां परखानां, लाहे कारनि रे सब सूल हिरांनां। 
सकल दुनों में लोम पियारा, मुल ज़ राखे रे सोई बनिजारा॥ 
देस भला परिलोक बिरांनां, जम दोइ चारि नरे पूछो साथ सयांनां । 
सायर तीर न यार न पारा, कहि समझावं रे कबीर बणिजारा ॥२३४॥ 
' शब्दाय--चोखौ =अच्छा । बनज=व्यापार । सवारा = सँभालकर, कुशलता 
से । लाहे कारनि= लोभ के लिए । सायर--शायर, कनि । 
' ` कबीर जीवात्मा की तुलना वणिक्‌ से करते हुए कहते हैं कि इस विदेश 
क में आकर भले कर्मों का व्यापार करना ही श्रेयस्कर है अतः हे वणिक्‌ 
` ब ल नाम जपो । शीघ्रतापूर्वक तुम अपना सामान बाँध लो, भक्ति कर्म 
कि 3 हारा लक्ष्य दूर भौर साधना की विकट पगडंडी के द्वारा तुम्हें वहां 
जाना होगा। इस संसार में तुमने लाभ के लोभ में खरे-खोटे कर्मों की कुछ भी पहचान 
नकी; जिस से लाभ के स्थान पर ूर्वसंचित सत्कर्मों का मूलघन भी गंवा बेठे। 
समस्त संसार लोभ के वशीभूत है, जो कोई ्रभु-भक्ति के मूलधन की रक्षा करता है 
वही वास्तविक भक्त है। जिन ,दी चार सज्जनों से पराम सद्विचार 
बताया कि अपना देश ही सया उही 
0 ननत्य अच्छा है। यह विदेश तो बाधाश्नों एवं व्यथाश्रों से परिपूर्ण 
झात इए कहते हैं कि शूरवीर का तीर तो पार ही कर देता है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SITS ES EF = 


॥्ावसी-साणं ४२३ै 


ग्रन्यथा भक्त वे तीर ही नहीं छोड़ते । | 
भाव यह है कि ऐसी भक्ति करो जो इस संसार सागर से पार हो भ्रपने देश-- ` 
प्रभु लोक--में पहुँच जाझो । 
विशेष - सांगरूपक भ्रलंकार । 
जो में ग्यांन घिखार न पाया, 
तौ में याही अन्म गंबाया ॥टेका। 
यष्टु संसार हाट करि जांनू, सबको बणिजण झाया । 
चेति सफे सो चेसौ रे भाई, सुरखि भूल गंवाया ॥ ` 
था नेन येन सी थाफे, याफी सुन्दर काया। 
सांसण सरण ए है थाके, एक न घाफो माया॥ 
सेति थेति सेरे मन चंखल, जय लग घट में सासा । 
भगति जाव पर भाव न जएयो, हरि के सरन निवासा॥ 
जे जनि जांनि जपे खग जीवन, तिनका ऱ्यांन न नासा। 
फहै -फबीर पै फयहूँ न हारे, जांनि न ढारें पासा ॥२३५॥ 
शब्दाय--भूल = सूलघन । जांमण=जत्म । सासा= सांस । जाव--जाना । 
यदि मैंने ज्ञान एवं मनन-चिन्तनपूर्णं विचार को प्राप्त न किया तो मेरा यह [ 
जन्म व्यर्थ ही चला जायेगा । यह संसार तो एक बाजार--पेठ है । वहां सब कमें 
व्यापार करने प्राये हैं। हें जीव ! यदि तू इस विषय-वासना पूर्ण संसार में सावधान 
हो प्रभु का भजन कर सके तो ठीक है, झन्यथा श्ज्ञातियों ने प्रपने पूर्व संचित चय 
के मूलघन को भी गेंवा दिया है। यह सुन्दर शरीर, नयन तथा वाणी सभी कुछ परि- 
श्रान्त और क्लान्त हो चुकी हैं, जन्म-मरण के चक्र ` में पड़ जीव ऊब गया है किन्तु 
माया फिर भी पराजित नहीं हुई । हें मेरे चंचल मन ! तू प्राणों के रहते सावधान 
हो जा । हरि-चरणों फी शरण पर भक्ति-भाव के बिना मायाजभाव नहीं हो 
सकता । जो भक्त-जन संसार को स्थिति को जानते हुए करुणामय का आ 
हैं उनका ज्ञान नष्ट नहीं होता | वे कभी भी इस माया से पराजित नहीं 
ge be pe जागि जलावो. घरा रे, 
ता फारनि मम घंषें परा रे 
सम सैं बसे रे, नित्त उठि मेरे जीय को डस, ९ । 
es पांच रे, निस दित मोहि नचांवे नाच रे ॥ 
कहै कबीर हू ताको दास, टांइनि फ संगि रहे उदास ।१३६॥ र 
शब्दार्थ--घरा==घर, गृह्‌ । लरिका==लइ़के, विषय-विकार । उदास 


उ कहते हैं कि भाइयो * मुके म्रग्ति ला दा, आज मैं इस गृह को भर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४३४ | कवीर प्रस्थाक्लो सदीक् 


` सात्‌ कर दू जिसके कारण मन सवंदा बन्धन में पड़ा रहा है। 
मेरे मन में एक माया रूपी डंकिनी' का वास है जो नित्य उठ कर मनको 
सालती है। इस माया-डंकिनी के पाँच पुत्र--पाँच विषय अथवा. पाँच विकार 
(काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह) हैं जो भ्रहनिश मुझे अपने जाल में फांसे रहते हैं । 
कबीर कहते हैँ कि मैं उस भक्त का दास हूँ जो इस माया डायन से उदासीन रहता है 
इसके प्रभाव में नहीं आता । 
बंदे तो हि बंदिमी सों कांम, हरि बिन जांनि और हरां । 
दूरि चलणाँ छू च बेगा, इहाँ नहीं मुकांल.।।रेक॥ 
इहाँ नहीं फोई यार दोस्त, गांठि गरथ न दांम । 
एक एके संगि चलणां, बीचि नहीं विश्षांम ॥ 
'संसार सागर बिष तिरणां, सुमरि लै हरि नाम । 
हे फबीर तहां जाइ रहणाँ, नगर बसत निघांन ॥२३७॥ 
शब्दाय---कू च = प्रस्थान करना । मुकाम==ठहरंना । दाम= सम्पत्ति । 
निघान = कृपा निधान ब्रह्म । | 
हे जीवात्मा ! तुमे तो प्रभु-भक्ति से ही प्रयोजन है। ईश्वर के अतिरिक्त 
झौर सबको तो तू इया-जंजाल जान | तुझे ग्रभी दूर जाना हैं, संसार तीथं में ही 
नहीं रुक जाना है क्योंकि तेरी मंजिल यहाँ नहीं है। इस संसार में तेरा कोई मित्र 
हितेषी नहीं है, सब स्वार्थ के सम्बन्धी हैं तथा तेरे पास कुछ भी सम्पत्ति नहीं है जिसके 
आधार पर तू अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके । उस अपनी मंजिल की डगर पर तुझे 
भनवरत-चलना होगा, तनिक भी विश्वाम का अवसर नहीं है। इस भव सागर को 
Shed र इसलिए ईस्वर-नाम का गुणगान कर ले। कबीर कहते हैं 
म थ में जाकर रहना चाहिए, जहां कृपांनिधान 
क हां इप निधान ब्रह्म का वास है। 
जा घर मांह बोलं डोलै, सोई नहीं तन तेरा ।।ेक।। 
बहुत यंध्या परिवार कुटंब में, कोई नहीँ किस फेरा । 


र हरम न मिया का डेरा ॥ 
बाजीघर जांने, क बाजीगर का चेरा। 
चेरा कबहु उभकि न देखे, चेरा भ्रधिक चितेरा ।। 
की उर'भ नहं सुर, जनमि जनमि उरभेरा। 
एक रांम भजहुँ रे, बहुरि न ह्वंगा केरा ॥२३८॥। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ॑ 


ET HEED OAS - के 3... की... जि की के... ५." 


वदावली भाग ता ४२५ 


दाढ्दार्थं बं ध्या=वंथना । मस्ती = हस्ती, हाथी । फेरा = जन्म । 
इस संसार में आकर लोग व्यर्थ ही यह उद्घोषणा करते हैं कि यह घर मेरा 
। भरे मूर्ख ! .घर में तेरा यह सुन्दर शरीर बोलता है रौर संचरण करता है वह 


शरीर भी तेरा नहीं है। 


हे जीव ! तू इस संसार के परिवार आदि बंधन में बहुत बंध चुका है किन्तु 


` द्वास्तव में कोई भी तेरा नहीं है । तुम जीवन्मुक्त स्थिति प्राप्त कर इस संसार को 


देखेगा तो यह अंधकार पूण ही ज्ञात होगा ग्रथवा यदि झूठे ही मर कर देख लो तो 
थोड़े समय के पद्चात्‌ तुम्हें कोई स्मरण नहीं करेगा । कुछ लोग संसार त्याग विरक्त 
हो वन में झा जाते हैं । गृह की वे ख़बर तक नहीं लेते और फिर स्वयं उधर जाते भी 


` नहीं किन्तु इस अवस्था में भी वे बन्धन मुक्त नहीं रहते । 


सांसारिक व्यक्ति हाथी, घे डा, बल आदि ऐक्वर्य और सम्पत्ति का संचय 


करता है | साथ ही भ्रपने अन्तःपुर में विषय-वासना की पूर्ति के लिए सुन्दरी भी 


रखता है। किन्तु भक्त इधर राख उठाकर भी नहीं देखता क्योंकि इस माया-मोह से 
सावधान रहता है । भक्ति साधना को या तो गुरु ही जानते हैं ्रथवा उनका शिष्य 
ही उससे परिचित होता है । पच विषय, तीन गुण एवं एक मन का जो जंजाल है 
वही व्यक्ति को जन्म-जन्म में, आवागमन के चक् में फांसता है। कबीर कहते हैं एक 


प्रभु नाम के जपने से आवागमन के चत्र में नहीं पड़ेगा । 


विशेष--१. रूपक, ग्रनुघ्रास, रूपकातिशयोक्ति । SR 
२. 'नौ मन सूत'--पाँच विषय--शब्द, रूप, रस, गंध, स्पश; तीन गुण 
सत, रज, तम; एवं मन से ही समस्त कुकमों का जंजाल खड़ा होता है, यदि इन्हे 


. अपने वश में कर ले तो फिर वह मुक्‍त हो जाय । 


हाबड़ि घाबड़ि जनम गवाव, 
कहें न रांम चरन चित लावे ॥डेक गा 
जहाँ जहाँ दाँम तहाँ मन धावे, पंगुरी गिनतां रे नि बिहव 
तया का बदन देखि सुख पाबे, साध की संगति कबहूँ न श्राव ॥ 
सरग के पंथि जात सय लोई, सिर घरि पोट न [र कोई। क 
कबीर कहा उबारे, झपणे पाव झाप जो मार ॥२३६।। 
Rn स -- झापाधापी । रैनिम= रात । तृया=स्त्री । बदन 
फ = स्वरं । पंथ = मार्ग । 
कर कह कहे मनुष्य ! इस झापाधापी में वासना कर्मों के प्रति जब 
देखो तब अनुरक्त रहने में ही तूनेः अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर दिया है । जहाँ-जहाँ 
धन प्राप्ति की शा रहती, मन वहीं भटकता रहता है भौर हिसाब लगाते-लगाते 
ही तेरी रात्रि कटती है । सुन्दरी को देखने को प्रत्येक समय लालायित रहता है किन्तु 
साधुओं की संगति में तेरी इत्ति नहीं रमती । शीश पर पाप-कर्मो का. भार रख सब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४२६ : कबीर प्रन्यावलौ सै 
स्वगे लोक जाने का उपक्रम करते हैं, किन्तु वहाँ तक पहुँच कोई नहीं पाता है । इहच | 
कहते हैं कि प्रभु भी उसका उद्धार बया कर जो स्वयं विषय-वासनाग्नों को घात 
जानते हुए भी उनमें संलिप्त रहता है। 
प्राणों कहे के लोम लगि, रतन जनम खोयो । 
बहुरि हीरा हाथ न झावे, रांम बिना रोयो ॥टेका। 
जल दू द थे ज्यनि प्यंड बांध्या, अगनि कुड रहाया। 
दस म्रास माता उदरि राख्या, बहुरि -लागी माया ॥ 
एक पल जीबन की श्रास नाहीं, जम निहार सासा । 
बाजीगर संसार कबीरा, ` जांनि ढारौ पासा ॥२०४॥ 
शाव्दाथ--वहुरि= फिर, पुनः । प्यंड= शरीर । जम=जमराज, मृत्यु । 
.है मनुष्य तूने किस लोभ में पड़ भ्रमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर दि 
है । यह मणितुल्य मानव जीवन पुनः प्राप्त नहीं होगा, भ्रव तू राम-भक्ति बिना 
व्यथा-पीड़ित होता रह । उस प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है जिसने वीर्य की एक वृद 
से इस शरीर का निर्माण कर दस मास तक मातृ-उदर की जठराग्नि के ग्निकुए 
में इसे सुरक्षित रखा किन्तु फिर भी तू उसे विस्त कर माया में पड़ा रहता है। 
यह स्थिति तो तब है जव एक क्षण के लिए भी जीवन अस्तित्व की आशा नह| 
क्योंकि प्रति श्वास पर यम का पहरा है--फिर भी तू सावधान हो प्रभु-भक्ति नहीं 
करता ? कबीर कहते हैं कि यह संसार तो बाजीगर के समान है जो इसमें जाग 
रखता है वही इसके पाशों से विमुक्त हो सकता है। 
विज्ञेष--रूपक अलंकार । 
फिरत कत फूल्यो फूल्यो 
जब दस मास उरघ मुखि होते, सो दिन काहे मूल्यो ।टेक 
. जो जारं तौ होइ भसम तन, रहत कुम ह्व जाई। 
काच कुम उद्यक भरि राख्यो, तिनकी कौन बड़ाई ॥ 
ज्यू माषी मधु संचि करि, जोरि धन कीनो । 
भूयं पीछे लेहु लेहु करि, प्रेत रहन फ्यू' दीनो ॥ 
ज्यू घर नारी संग देखि करि, तब लग संग सुहेलो । 
सरघट घाट खेचि करि राखे, वह देखहु हंस भ्रकेलो ॥ 
राम न रमहु भदन कहा भूले, परत अंधेरे, कूवा ।॥ - 
'कहै कबीर सोई जाप बंधायो, ज्यू' नलनीं का सूवा ॥२४१॥ 
न्दार्य--उरघ=उच्यं, ऊपर । कुम= कीड़ा । उसकर-उंदक, प 
माषी =मक्खी । 


है मनुष्य ! तू फला-फूला म्राह्गादित क्यों घूम रहा है। जब दस मारी 
मातृ-उदर में व्यथो भोगी थी उसे क्‍यों विस्मृत कर 5 ? यदि चह तब इस शर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








हवांधसी “भार रा ँ 4 २७ 


को भस्म करना चाहता तो आज कहीं कीड़े के रूप में तुम्हारा श्रस्तित्व होता । वह 
वो इतना महान्‌ है कि यदि चाहे तो विन पके, कच्चे घड़े भें ही जल भर कर 
रख सकता है, उसकी महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाय ? जिस भाँति मघु- 
प्रवी थोड़ा-थोड़ा करके बहुत सा मधु एकत्रित कर लेती है उसी भाँति तुम प्रशु- 
भक्ति को नित्य नाम-जप करके संचित कर लो । मृत्यु के पश्चात्‌ इस शरीर का 
कोई लाभ नहीं ? बुरे कर्मों को कर प्रेत योनि में पड़ना अच्छा नहीं। जो नारी 
प्रियतम को अमित प्रेम करती थी और साथ-साथ लगी फिरती थी वही इमशान में 
इस शरीर को निकाल कर चिता पर रख देती है गौर आत्मा ग्रकेली ही इस संसार 
से महाप्रयाण करती है, कोई सगा-सम्बन्धी उसके साथ नहीं जाता। जो व्यक्ति प्रभु- 
भजन न करता हुआ, विषय-वासना में संलिप्त रहता है, वह झज्ञान-कूप में पड़कर 
ग्राप ही वन्धन में उसी प्रकार पड़ जाता है जिस भाँति 'नलिनी का तोता' स्वयं ही. 
. भ्रम-रत रहता है । 
विशेष--उपमा, रूपक, दृष्टांत भ्रलंकार । 
जाइ रे दिन हीं दिन देहा, करि ले बोरी रांम ग्रनेहा ॥टेक॥ 
वालापन गयौ जोवन जासी, जुरा! मरण भी संकट श्ासी । 
पलटे केस नॅंन जल छाया, सुरिख चेति दुढ़ापा झाया ॥ 
रांम कहत लज्या क्यू कीजै, पल पल भाउ घटे तन छोजे । 
लज्या कहै हैँ जमकी दासी, एकं हाथि मुदिगर दूज हाथि पासो ॥ 
फहै कबीर तिनहूँ सब हार्‌या, रांम नांम जिति सनहु बिसार्‍या ॥२४२॥ 
शब्दार्थ--बौरी ==पागल । पलटे=परिवतित हो गये। लज्या=लज्जा । 
ग्राउ=भ्ायु । मुदिग =मुगदड़, व्यायाम के लिये प्रयुक्त होता है । 
कबीर कहते हैं कि हें पागल ज्ञानी मूर्ख मनुष्य ! दिन व्यतीत हुए जाते हैं, 
तः प्रभु से प्रेम कर ले । शैशव यौवन व्यतीत हो गये, दृद्धावस्था भी बीतने वाली 
है और मृत्यु ऊपर खड़ी है। केचा स्वेतता में परिवतित हो गये ओर नेत्रों की इष्टि 
मंद हो इनमें पानी ढलने लगा । हे अज्ञानी ! अब तो इन्हें दृद्धावस्था के चिन्ह जान 
सावधान हो जा । तुम्हारी श्रायु'प्रति पल घटती जा रही है, राम-नाम के उच्चारण 
में लज्जा क्यों गाती है ? लज्जा तो तब आवेगी जब यम-दासी मृत्यु के एक हाल में 
इस जीवन को समाप्त करने के लिये मुगदड़ र दूसरे हाथ में पुनः आवागमन चक्र 
जाता है, उनसे समस्त माया-आकर्षण परास्त हो जाते हैं। | 
सेरी मेरी करतां जनस गयौ, ५ 
जनम गयौ परि हरि न कह्यौ ॥टेका। 
बारह बरस बालापन खोयो, बीस बरस कक्लू तप न कोयो । 
Cतीस्तज्वखत कै व्यंम/ब।सुमिद्यो,। फिड (प्ितानों ,विरिण भयो !! 


४२८ फबीर प्रन्यावली सहीए 


सुके सरवर पालि बघावे, जुणें खेत हुठि बाड़ि करे। 
भ्रायो चोर तुरंग मुसि ले गयो, मोरीं राखत भुगघ फिरे ॥ 
सीस चरन कर कंपन लागे, नेन नीर प्स राल बहे। 
जिम्या बचन सूघ नहीं निकसे, तब सुफरित की बात कहै ॥ 
कहै कबीर सुनहु रे संतो, धन संच्यो कछू संगि न गयौ । - 
. गराई तलब. गोपाल राइ की, मेंढी मंदिर छाडि चल्यो ॥२४३॥ 
शब्दाथ--विरघ = दद्ध । पाति = सीमा । लुणे = नष्ट हुए । मुसि ले गयौ= ` 
घुराकर ले गया । मुगघ = मुग्ध, पागल । सुकरित सुकृत, सम्म । तलब =भक्ति से 
तात्पर्यं है । | 
हे मानव ! रहं के भ्रथवा अपने पराये के फेर में पड़े तेरी समस्त श्रायु 
व्यतीत हो गई किन्तु फिर भी तूने प्रभु का नाम नहीं लिया । आयु के बारह वषं तो 
शेशव में व्यथं खो दिये, २० वर्ष तक यौवन के मद में मस्त रहा और प्रमु के लिए 
तप नहीं किया । तीस वर्ष तक संसारं की उषेड-बुन में लगा रहा फिर .पचात्ताप 
करने से क्या, डृद्धावस्था आ पहुंची । संसार के कर्मों में लगे रहना ऐसे ही है जसे 
सूखे सरोवर को पाल बाँधने और कटे हुए खेत की सुरक्षा के लिये-बाड़ लगाने का 
उपक्रम य्र॒त्यु रूपी चोर तुरन्त आकर समस्त कमायी हुई सम्पत्ति को ले गया रौर 
सम्पत्ति के रक्षक का अस्तित्व तक नहीं रहा । अब दृद्धावस्था आने पर शीश, हाथ, 
पैर कांपने लगे और नेत्रों से जल तथा मुख से राल हृद्धावस्था के चिन्हस्वरूप गिरने 
लगी एवं जब वाणी जरा के कारण अभिव्यक्ति में भ्रक्षम हो गयी तब तुमे भक्ति 
को सूफी है। कबीर कहते हैं कि सन्तो ! जीवन भर एकत्रित किया धन साथ नहीं 
जाता, अतः जब प्रभु भक्ति का मन होता है तो यह ग्रृह द्वार त्याग देना चाहिए 
जाहि जाती नांव न लीया, फिरि पछिताबँगो रे जीया ॥टेक॥ | 
चधा करत चरन कर घाटे, ग्राउ घटी तन खींना । 
बिष विकार बहुत एचि माँनीं, माया मोह चित दीन्हां ॥ : 
जागिं जागि नर काहे सोव, सोइ सोइ फब जागेगा । 
जब घर भोतरि चोर पड़ेंगे, तब प्रंचलि किस क॑ लागंमा ॥ 
कहे कबीर सुनहु रे संतो, करि ल्यो जे कछु करणां । 
क न चोरासी जोनि फिरोगे, बिनां. रांम की सरतां ॥२४४॥ . 
- द्ध र्नाम | अ्ाउ= भ्रायु ।' खींना = क्षीण । झंचलि = आश्रम 
कवीर कहते हैं कि यदि श्रायु रहते प्रमु का नाम नहीं लिया तो फिर बाद में 
छताना १इगा । सांसारिक कर्म करते-करते पग भी थक गये और झागु व्यतीत हो 
चली, शरीर क्षीण हो गया । विषय-वासना में जीव ने बहुत अनुरक्ति दिखायी रौर 
माया-मोह में उलभा रहा । हे मनुष्य ! त जाग ब इस 
शरीर रूपी गृह में मृत्यु का चोर श्र तुं जाग, कब तक पड़ा सोता रहेगा। जब , 
| वेगा तो किसका श्म, करोगे ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 





le Si, आज बाज मी. नी. "कि. ग 


वद्वली-मागं - ५२९ 


कहते हैं कि हे मनुष्यो ! जो कुछ सत्कर्म करना है, वह करलो श्रन्ग्रथा बिना 
प्रम-कुपा के तो चौरासी लाख योनियों में पड़ श्रावागमन के चक्र में भटकना पड़ेगा । 
फ माया सोहि मोहि हित फोन्‍्हां, 
ताथ सेरो यांन ध्यान हरि लीनहा ॥ठेक।। 
संसार ऐसा सुपिन जैसा, जीव न सुपिन समान । 
सांच फारि नरि गाँठि बांध्यो, छाँडि परम निर्धान ॥ 
नैन मेह पतंग हुलस, पसू स पेखे आगि। 
फाल पासि जु सुगघ बांच्या, कलंक, फांमिनों लागि ॥ 
करि बिचार बिकार परहरि, तिरण तारण सोइ । 
कहै कबीर रघुनाथ सजि नर, दूजा नांही कोइ ॥२४५॥ 
जञब्दार्थ-परम निघान=सुह्य । पहिरि=छोइना। 
माया ने मोह कर प्रेम का ऐसा बन्धन डाला कि मेरा (जीव का) समस्त 
ज्ञान और विचार हरण कर लिया । संसार स्वप्नवत्‌ मिथ्या है किन्तु इसमें व्यक्ति 
की सत्ता स्वप्न तुल्य भी नहीं है । हे जीवात्मा ! तू सत्य तत्व को याँठ बाँध ले और 
सव कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दे। जिस, प्रकार शलभ पशु-बुद्धि के कारण प्रेम में 
भ्रग्ति को नहीं देखता, उसी भाँति कलंकस्वरूप सुन्दरी पर मनुष्य दीवाना बना रहता 
है, यह नहीं देखता कि काल-बन्धन में बंधा हुआ हैं। इसलिए विचार कर विषय- 
विकारों को त्याग उसी तरण-तारण प्रभु फा स्मरण कर क्योंकि उसके ग्रतिरिक्त 
न्य कोई ऐसा नहीं है जो तेरे बेड़े को पार लगा दे । 
विशेष--उदाहरण भ्रलंकार । 
ऐसा तेरा झूठा मीठा सागा, ताथं साचे सु मन भागा । (टेका। 
झूठ के घर झूठा ग्रामा, झूठा खान पकाया । 


झूठी सहन क झूठा बाह्या, झूठे झूठा खाया॥ 
झूठा ऊठण झूठा घेठण, झूठी सये सगाई । 
झूठे फे घरि झूठा राता, साचे को न पत्याई ॥ 
कहे कबीर लह फा पंगुरा, साथे सू' मन लायो । 
झूठे केरी संगति स्थागो, सन बंछित फल पाबो ॥२४६॥ 
शब्दां - पत्याई--विद्वास करना । प्रलह==्रह्म । पंगुरा = मश । 
हे मनुष्य तेरी इतति भिथ्या न्दो में--विषयानन्दों में, इतनी रमती है हि 
झे वास्तविक, सत्यानन्द मिथ्या लगने लगा। इसीलिये तू प्रभु-भकिति नहीं करता ns 
तेरा समस्त भ्रन्तर-बाह्य झौर वातावरण भूठ--विषय-वासना--से . प्रेरित होकर 
रहता है । उठना, बेठना और स्नेहपूर्ण सम्बन्ध सब मिथ्या हैं । टीक भी है जो विषय 


तासना-संलिप्त_ में , सत्य ब्रह्म का वे विश्‍वास तक नहीं 
करते । कबीर न क डेंसी सत्य स्वरुप परमात्मा . 


४३० ` कबीर ग्रस्थावसी सटीक 


में अपना मन लगा । यदि तुम दुजनों की संगति का परित्यौगं कर दो तो भन-वांच्चित 
फल प्राप्त करोगे । | 
कोण कौंण गया रांम कोण कोण न जासी, 
पइसी फाया गढ़ माटी थासी ॥।टेक॥ 
इंद्र सरीखे गये नर कोड़ी, पांचों पाडे सरिषी जोड़ी । 
धू अविचल नहीं रहसी तारा, चंद सुर फो आइसी घारा॥ 
कहे कबीर जग देखि संसारा, पड़सी घट रहसी निरकारा ॥२४७॥ 
` शब्दार्थ सरीसे==समान । सरिषी=समान । - 
हे मनुष्य ! इस संसार से कौन-कौन चले गये झौर अभी कौन-कौन जायेंगे, 
यह शरीर मृत्युपरान्त मिट्टी में ही मिल जायेगा । इन्द्र जसे श्रधिपति गौर पांचों ' 
पांडव जैसे यशस्वी मनुष्य भी श्चत्यु मुख में चले गये । पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र कुछ 
भी तो संसार में अचल नहीं है। कबीर कहते हैं कि संसार की क्षणमंगुरता देखकर 
इदयस्थित निराकार ब्रह्म की अचेना करो । 
तायं सेयिये नाराइणां, 
प्रभु सेरो दीनदयाल दया करणा ॥टेक 
जो तुम्ह पंडित भागम जाणों, बिद्या व्याकरणां । 
तंत मंत सब प्रोषधि जाणों, यंति तऊ सरणाँ ॥ 
राज पाठ स्यंघासण भ्रासण, यहु सु दरि रमां । 
चंदन चीर कपूर बिराजत; अति तऊ सरघा ॥ 
जोगी जतो तपी संन्यासी, बहु ्ीरय भरसर्णां। 
लु चित मु डित मोनि जडाघर, प्रति तऊ घरणों ॥ 
सोचि विचारि सबे जग देख्या, कहुँ न ऊबरणां । 
कहै कबीर सरणाई धयो, मेटि जामब भरणा ॥२४८॥ 
क शब्दाथ- -स्यंघासण=सिहासन । मौनि= मौनघारी तपस्वी । जामन- 
मरणां = जन्म-मरण, आवागमन । ॒ ५ 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं झापकी बन्दना करता है, अतः दीनदयाल 
आए उक पर अनुकम्पा करना । हे पंडित चाहे तुम आगम-निगम, व्याकरण आदि 
शास्त्र अंथों में निष्णात हो, किन्तु झन्त में मरना तुम्हें भी होगा । तन्त्र, मन्त्र एवं 
ओषधि आदि समस्त रखी रह जाती हैं। राज्य वेभव, सिंहासन, गासन बहुत सी 
सुन्दरियाँ जो चन्दन, कपूर के भ्रंगराग लगाकर सुन्दर वस्त्र पहनती हैं--जिनके पार्स 
अन हतत उन्हें भी मरना होगा । योगी, यती, तपस्वी झ्रादि जो बहु 
सामा कामग करवे तथा जैन साघु, मौनघारी, जटाधारी जो भी हैं 
भी मरना होगा । कबीर.कहते हैं कि मैंने अली भाँति विचार कर देख लिया है £ 
कोई भी भसाररसाऱ्ी हेछ'ऊछनहीं'है०।वकषी प्रेसिंग वैरण गया हूं, दरतः 





|| तती -माग | ४३१ 
छुड़ा, मुझे मुक्त कर दो । 
MF पाँडे न करि बाद बिवादं, 
या देही बिन सबद न स्वादं ॥टेक। 

झंड ब्रह्म ड खंड भी माटी, माटी नवनिधि काया । 

माटी खोजत सतगुर मेट्या, तिन कछू भ्रलख लखाया ॥ 

जीवत माटी सुवा सी माटी, देखो ग्यांस बिचारी । 

ग्रति कालि माटी में वासा, लेटे पांव पसारी ॥ 

माटी का चित्र पवन का थंमा, ठ्यंद संजोगि उपाया । 

आांने घड़े संवारे सोई, यहु गोब्यंद की माया॥ 

माटी का मंदिर ग्यान का दीपक, पवन बाति उजियारा । 

तिहि उजियारे सब जग सूरे, कबीर ग्यांन बिचारा ॥२४६॥ 
शब्दार्थं - सूवा = मृत्यु । वाति=वतिका । , 
। हेपंडित! व्यर्थं शास्त्रार्थं मत कर । इस शरीर के रहते हुए ही मन संगीत 
रर स्वाद तथाः झन्य विषयों में लिप्त होता है। यह सृष्टि, सुन्दर शरीर श्रौर सृष्टि 
| ग्रे प्रत्येक वस्तु मिट्टी ही है । इस मिट्टी के बनाने वाले को खोजने की चाह में ही 
| इर के दर्शन हुए, जिनकी कृपा से कुछ अलख-निरजन का ज्ञान ग्राप्त हुमा । तनिक. 
ारपवेक देखो तो संसार में समस्त मिट्टी ही मिट्टी है, मनुष्य जीवितावस्था 
| रमी पाँच तत्वों से निमित मिट्टी का पुतला मात्र है, जो मर कर भी क्षार हो जाता 
|| ह। मन्त में कब्र में पड़ लम्बे पाँव कर मिट्टी में ही मिलना होता हैं। यह मनुष्य | 
। नहीं, मिट्टी की मूर्ति मात्र है, जिसे पवन ने ग्राधार दे रखा है। प्रभु की यही विल- 
| इए माया है कि एक ही भिट्टी से उसने भिन्न-भिन्न प्रकार के घड़ों के रूप में हमारा 
माण कर दिया है । इस मिट्टी से बने मन्दिर (शरीर) में ज्ञान के दीपक को वायु- 
| पका द्वारा प्रज्ज्वलित कर झालोकित करने से समस्त संसार इष्टिगत हो जाता है । 
सेरी जिम्या बिसन नेन नारांइन, हिरदे जपों गोबिदा । 
जंम दुदार जब लेख सांग्या, तब को कहिसि मुकंदा ॥टेकी। 
तूं ब्लांहण में कासी का जुलाहा, चीन्हि त मोर गियाना । 
तें सब सांगे भुषति राजा, भोरे रांम घियाना॥ 
परव जनम हम बांह्मन होते, बोले करम तप हीनां । 
रांमदेव की सेवा चूका, पकरि जुलाहा कॉन्हां ॥ 
नोंमी नेस दसभी करि संजम, एकादसी जागरणां। 
द्ादसी दान पुनि. को बेलां, सवं पाप छयो करणां ॥ 
भो बूड़त . कछू उपाइ करीजे, ज्यू तिरि लंघे तीरा । 
दाम ct ,लिखि भसा, बंधो, कहै उपदेस क्रा र 

- भव 


| उ र angarmwadi Math सागर Digitiz eG | — 
| देश । ` ्दर्थे--मुकदः == मुकु द, कृष्ण । मो = भवसागरे! बूते हवती भेरा = 











.४३२ ॒ कबीर ग्रन्थावलो हो, 


हे मेरी जिह्वा ! तू हृदय में भगवान को रख, प्रभु के अनन्त गुणों, नामन है 
गुणगान कर। हे प्रभु ! जब यमराज कर्मों का हिसाब मांगेगा तो उसे मैं क्या 
दू'गा । हे शास्त्रार्थी पंडित ! तू ब्राह्मण है, किन्तु मैं भी पंडितों की नगरी काली भर 
जुलाहा हुं--कोई ऐरा-गैरा नत्थू-खैरा नहीं । तू राजाओं द्वारा आश्रित है, मेरे रा 
तो भगवान ही हैं । पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण ही था किन्तु भ्रभु-भवित न कर्‌ न्ना 
इसीलिए इस जुलाहा जाति में जन्म ग्रहण करना पड़ा । नवमी, दशभी और एकार, 
द्वादशी के जो ब्रत महात्म्य हैं सबको भली-भांति करने से समस्त पापों का प्रक्षा 
हो जायेगा ? हे श्रज्ञानी ! तू संसार-सागर में डूब रहा है; भ्रतः शीघ्र कोई उपा 
कर ले जिससे तू उस पार पहुँच सके । कबीर इसके लिए मार्ग बताते हैं कि राम-नाग 
के बेड़े से अपनी नौका बांध दो, नैया पार लग जायगी । 

विशेष--इस पद से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कबीरदास की जागि 
जुलाहा थी । 
कहु पांडे सुचि कवन ठांव, 

जिहि घरि भोजन बँठि खाऊं ॥देका। 
माता जूठी पिता पुनि जूठा, जूठे फल चित सागे। 
जूठा ग्रां जूठा जांनां, चेतह फ्यूं न अभागे॥ 
झंन जूठा पांनी पुनि जूठा, जूठे बेठि पकाया । 
जूठी कड़छी भ्रंन परोस्या, जूठे जूठा साया॥ 
चौका जूठा . गोबर जूठा, जूठी का ढीकारा । 
कहे कबीर तेई जन सुचे, जे हरि मजि तर्जाह बिकारा ॥२११॥ 
' शब्दाथं-सुचि=शुचि, शुद्ध । ठांव=स्थान । श्रांवन--आना, ज्म तेगा। 

जांना=मृत्यु । अंन=भ्नन्न, भोजन । सूचे = सच्चे । 

. है पण्डे ! यदि तुम खान-पान में इतना छुभ्राछात रखते हो तो फिर बताने 
कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ जुठन नहीं जिससे मैं वहाँ: बैठकर भोजन ग्रहण * 
सक्र । माता पिता तथा अन्य स्नेही सब भूठे हैं, कूठे प्रलोगनों में फंसे हुए। ५ 
मरण सब नित्य है फिर हे भ्रभागे जीव ! तु सावधान क्यों नहीं होता ? अल" 
शोर इसको बनाने वाला सभी तो मिथ्या है। यह भोजन परोसा भी झूठे चवे 
जाता है रौर जिससे वह लिया है--सब ही तो झूठा है। कबीर कहते हैं कि 
वही सच्चे हैं जो विषय-वासना विकारों का परित्याग कर प्रभु भजन करते हैं| 

हरि बिन झूठे सब व्योहार, केते कोऊ करो गवार ॥देक 
झूठा जप तप झूठो ग्यांन, रांम रांम बिन झूठा ध्यांन। 
विवि न खेद पूजा आचार, सव दरिया में वार न पार ' 
इरी स्वारथ सन के स्वाद, जहां साच तहां सांडे वाद । 


CC-0. ००नशक्न कबीर स्ह्ा”ल्थी-लीदि,मे के शबि परदे बहाई ॥२५२॥ द 








४७% 3.७ Pein ir ih se 





पराबली-भाग है 


शब्दायं---मांडेवाद = वाद नष्ट हो जाते हैं। भमं == भ्रम । बहाई = छोड़ देना । 
कबीर कहते हैं कि ईश्वर के बिना जगत का समस्त कार्य-व्यापार निस्सार है, 
चाहे कोई मूर्ख कितने ही कमं करे किन्तु बिना प्रभुआश्रय के उनका कोई महत्व नहीं । 
वेद-विधान, पूजा आचार, सब कुछ प्रभु बिना नद्री में बोरने योग्य हैं । इन्द्रिय-ज़न्य 
स्वाद एवं मन के स्वार्थे जहाँ सत्य स्वरूः ब्रह्म है नष्ट हो जाते हैं।. कबीर ने तो प्रभु 
से अपनी लौ लगा ली है, इसलिए संसार संशय भौर समस्त कर्म छोड़ दिये हैँ । 
चेतनि देखे रे. जग धंधा । 
रांस नांम का सरम न जाने, माया - के रसि हंथा ॥टेका। 
जनमत हीर कहा ले भ्रोयो, मरत कहा ले जाएी । 
जसे तरवर वसत पंलेर, दिवस चारि के बासी ॥ 
प्रापा यापि प्रसर फो निदे, जन्मत हीं जड़. काटी ॥ 
हरि फो भगलि बिना यहु येही, घब. लोट हे फादी ॥: 
फांच कोच मोह सद मछर, पर पवा न सुणियें.। 
कहै कबीर साध जी संगलि, राम नांम गुत्र अणियें.॥२५३॥ 
वाब्बार्थ--रसि = मोह बंधन । मछर= मत्सर । अपवाद=निन्दा । भणिये 
=कहिये । [ | 
कबीर कहते हैं कि सावधान होकर इस संसार-चक्र को देखो कि मानव ईइवर 
नाम की महिमा न जानता हुआ किस भांति माया-मोह में अन्धा हो -रहा- है । संबार नें 
जन्म लेकर हीरे जैसे अमूल्य जीवन की क्या गति कर दी ? मरने पर तो. यहू.मिट्ठी' 
में मिल ही जायगा । यहाँ इस संसार में तो जीवन इतना क्षणिक है ज़िल्मा! पत्नी 
का पेड़ पर बसेरा । जन्म से ही यह प्रद्धत्ति बना ली है कि दूसरों की झोर -स्कर्य-पतति 
में ही तेरा समय कटता है। प्रमु-भक्ति के बिना यह शरीर मिट्टी में मिल: जावग। 
दूसरों की निन्दा को न सुनते हुए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का. परित्वाग क्र. 
दीजिए । कबीर कहते हैं कि हे जीवात्मा ! साषु-संगति करता. हुआ भ्रमु-भरत्ति में 
लगा रह । आ ठ डक 
विशेष--साधसं महत्व पर उक्ति देखिए--- 
रे जेम नांहि नवं व्योपारी, जे भरे जगाति तुम्हारी ॥डेका। . 
बसुधा छाड़ि बनिज हम फीन्‍हों, लाखो हरि की नाड । 
राम भांग की गू'लिः भराऊ हरि के सं जाड । 
जिनके तुस्ह गिषानीं फहिफ्स, सो पूंजी हं प्सा । 
प्रय तुम्हारो कछु बल माहीं, कहै कबीरा वास्प ॥२५४॥ 
झब्दाथं--बनिज= व्यापार । अगिवानी -> पथ-प्रदर्शक । । 
हे यम (मृत्यु) ! भ्रब तुम्हारे सम्मुख़ प्रमु-भक्त भुकेगा नहीं, जिससे; तुम्हारा 


पषा बढ़ता है, व्यब)वहु/५उधरव्वहीं।०जावेग्राःव/0इस) उंद को: त्याग कर. हमने प्रभु- 





४३४ हे . फबीर ग्रन्थायलो सटीक 


भपित कां व्यापार प्रारम्भ कर दिया है झौर व्यापार के लिए प्रभु-नाम का कोष अपने 
पास संचित कर.लिया है। राम-नाम की सामग्री लादकर मैं ईष्वर के लोक को 
जाऊंगा । तुम पने को ईश्वर दूत उद्घोषित करते थे किन्तु अब वही राम-नाम की 
क्षम्पति हमारे पास है । भब तुम्हारा कुछ भी बल हमारे ऊपर नहीं चल सकता । 
मीँयां छुम्ह सों योल्यां सणि नहीं झाव । 
हम असफीन खुदाई बंदे, तुम्हारा अस सनि आवे ॥टेका। 
ग्लह प्रवलि दीन फा साहिब, जोर नहीं एुरमाया।. 
मुरिसए पीर तुम्हारे है फो, फण फहां थे प्राया ॥` 
रोजा फरें निघाल. गुखारें, फलमें सिसत न होई । 
सरि फाये इक दिल सींतरि, जे फरि जानें कोई.॥ 
लतव पिछांनि तरस फि जिय मैं, माल सनों करि फीकी । 
दादा घांनि सांई एं जांनें, तथ ह्लं भिस्त. सरीफी ॥ 
झाटी एक मेथ घरि मांनां, सब में ब्रह्म ससाचां। 
लह फयीर सिसत छिटफाई, दोजग ही सन जनां ॥२५५॥ 
लब्या्ं--वणि नहीं प्रायै=व्यवहार करना नहीं झाता। साहिव= 
रक्षक । मुरिसदन्=्गुरु । स्वरूप =स्वामी, प्रभु । दोजक=नरक । , 
हे मियां ! तुमसे बोलने, परस्पर व्यवहार करने का ढंग भी नहीं आता । हम 
संय एक ही खुदा के वन्दे हैं, यह जानकर भी तुम दूसरों में मनमाना व्यवहार करते 
हो । बह मल्लाह; प्रभु दीनवन्धु है, उसने तुम्हें शक्ति प्रयोग की आज्ञा नहीं दी। 
तुम्हारा. फोई गुरु प्रयवा शिष्य भी है ? तुम्हारा आगमन कहां से हुआ है / भाव यह 
है कि तुम तो दूसरों से निकृष्ट हो । काबा भ्रादि तीर्थ स्थान यदि तुम खोजकर देखो 
तो मन के अन्दर ही हैं, व्यर्थ इघर-उघर भटकने की श्रावश्यकता नहीं । स्वामी को 
हृदय में पहचान कर मन में उसका झनवरत भजन करो । श्रात्म-तत्व का परिज्ञान कर 
जब प्रम्‌ को जान जाझ्ोगे तो श्रेष्ठ साधुओं की पंक्ति में गिने जाओगे । हम सब जीव 
एक ही मृत्तिका से निर्मित पात्र हैं, सब में ब्रह्म की समान स्थिति है, अतः सबको 
समान समझो । कबीर कहते हैं कि इस भांति संसार से निस्नार सम्भव है, वंह 
(वबहिइ्त) प्राप्त हो जायेगा। - । दा 
नसह स्थी द न हिषे, 
` झह निति फेषल राण नाज फहिये ॥टेफ॥ 
ुरमुलि षलमां च्या मुसि 'छुरो, हुए हलाल पंचूंपुरी । 
मन ससोति में फिनहूँ न आांनां, पंजं पीर मालिस भगवांतां ॥ 
कहू कबीर में हरि गुन गांऊं, हिद्‌ तुरक दोऊ समकाऊं ॥२५६॥ 
ल्यायो रे । प परयो यां 5 
ईदवर से भपनी लगन लगाये रहो ल्‍ करों | 
CC-0. J 0008] | गामे रहो शौर पहुतिति »अभु-नाम, का जाप हु 





प्रदावली-भाग ४३५ 


' गुर उपदेश से प्राप्त ज्ञान-कटारी से पांच इन्द्रियो i विषय की समाप्ति हो गई । मन 
ह्पी मस्जिद में प्रमु की स्थिति को किसी ने नहीं पहचाना । पांचों इन्द्रियों की दत्त 
ब प्रभु में ही केन्द्रित हो गई है। कबीर कहते है कि मैं भमु-गुणगान करता हुआा 
हिनद-मुसलिम दोनों को ही समभाकर एकता लाने में प्रयत्नरत हूँ । 
` रे दिल सोजि दिलहर खोजि, नां परि परेस!ंनी माहि । 
महल माल अजीज ग्रौरति, कोई दस्त गौरी क्य नांहि ॥टेका। 
पोरां मुरीदां काजियां, मुलां झरू दरवेस। 
कहां थं तुम्ह किनि कौये, | भ्रकलि है सब नेस॥ 
फुरांना फतेवां रस पहि पहि, फिकरि या नहीं जाइ । 
टुक दस फरारी जे करे, हाजिरां सुर लुदाइ ॥ 
दरोगां बकि हुँहि खुसियां, वे-ग्रकलि वकहि पुमाहि। 
` हक साच खालिफलाजक स्याने सो फझू सच सुरति मांहि ॥ 
अलह पाक तूं नापाक फ्यू अथ दूसर नांही फोइ। 
फसीर करम करील फा, फरनीं फरे आांने सोइ ॥२५७॥ 
[ शब्दार्थ-दिलहर= हृदय-स्वामी । नापाक = भ्रपवित्र, पापी। करम = दया। 
| करीम= ईश्वर । = 
| हैं मन ! तू उस हृदय-स्वामी परमात्मा को खोज भ्रौर व्यर्थ के सांसारिक 
कर्मों में मत उलझ। ये महल, सम्पत्ति, घन-वेभव, पत्नी तथा श्रन्य प्रियजन कोई 
` ऐैरे साथ नहीं जाएगा । पीर, पैगम्बर, काजी, मुल्ला और दरवेश--तुम्हारा सृजन उस 
' मात्मा के द्वारा ही तो हुआ है, अब तुम अपने को जगत्‌ का नियामक समझ रहे 
ह - तुम्हारी बुद्धि अष्ट हो गई है । कुरान आदि धर्म ग्रंथों का पारायण कर तुम्हें 
| भ की चिन्ता नहीं । किन्तु जो एकदम प्रभु, खुदा के लिए व्याकुल हो जाते हैं 
भोर उसे पाने का प्रयत्न करते हैं, वे ही वास्तव में शुरवीर कहलाने के अधिकारी 
है। दरोगा ग्रादि राज्य कर्मचारी राजमद में श्रन्धे हो गालियां बक-बक कर प्रसन्न होते 
हैं, वे कैसे अज्ञानी हैं ? उन्हें उस सर्वशक्तिमान्‌ की शक्ति का ज्ञान नहीं जो इस 
मे सवत्र रमा हुआ है । हे प्रभु-भक्त ! जब ईक्वर पवित्र हैतो तू भीतो 
| झी का अंश है, जब तुझे संसार के किसी विषयाकर्षण से प्रयोजन नहीं रह गया 


पेतु भी पवित हो है । भक्त के जो भी क्म होते हैं, वे प्रभु के ध्यान में रखते हुए 
औ के लिए होते हैं | 


खालिफ हार कहां बर हाल । 
पंजर जसि करव दुसमन, भुरव करि पंभाल ॥टेफ॥ 
भिस्त हुसकां दोजगां, सु'दर उराज दिवाल। 
पहाल ८ परकर ईत, आला} खहाट०'लंगस आतो) eGangotri 
हेण रफत रहबरहु समां, में खुर्वा सुमां बिसियार । 


` ४३६ | कबीर ग्रन्थावली सटीक 


हम जिमों असमान खालिक, गु द मुसिकल कार ॥ 
ग्रसमान म्यांने लहंग दरिया; तहां गुसल करदा दूद । 
करि फिकर रह सालक जसम, जहां स तहां. मौजूद ॥ 
हुम चु बूंदनि बूंद खालिक, गरक हुम छुन पेस । 
कबीर पनह खुदाइ को, रह दिगर दावानेस ॥२५८।। 
शब्दार्थ - भिस्त--स्वर्ग । दोजगां = नरक । दुन्दर = दादुर । आतस =ग्नगि। 
गुसल =स्तान । | | 
ईश्वर प्रत्येक स्थल पर वतमान है। वहं शत्रु का सवनाश ही कर देता है 
और अपने दास को समृद्धता प्रदान करता है। उस भकत के लिए दादुर रूप विकार 
काम, क्रोध, मंद, लोभ, मोह्‌ को. त्रष्ट कर, नरक को भी स्वर्ग बना देता है। वह 
संसार विषवन के सहश है जिसमें अज्ञानान्धकार तथा विषय-वासना की इति श्रौर 
ग्रग्नि है। मैं तो इस भयंकर वन से.गुर से साथ चल वच लिया । हे प्रभु मैं दीन 
है मौर आप महान्‌ । मैं पृथ्वी पर हुँ और ईद्बर आकाश, शून्य, पर--दोनों का 
मिलन कठिन है, आकाश के बीच, शून्य के मध्य एक अमृत सरिता है। जहां मुक्ता- 
त्माएं स्नान करती हैं। (बह्मरन्धर से झमृत त्रवण का वर्णन है) । हे मन | तू ईश्वर 
का चिन्तन करता हुआ संसार भय से निरिचिन्त हर, जहां तू चाहेगा, वह प्रभु वहीं 
उपस्थित हो जायेगा क्योंकि वह सर्वेत्र-व्यापक है। हम--जीवात्माएं तो उस प्रभु रूप 


जल से उत्पन्न ही बू द हैं जो मिलकर एकमेक हो जाती हैं । कबीर कहते हैं कि है 


मनुष्य तू सवंदा उस ईश्वर की शरण ग्रहण करता हुआ प्रभु का ध्यान कर 
विशेष--१. “हम चु बू दनि**' '*'पेख” से तुलना कीजिए--- 
“जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी । 
फूटा, कुम्भ जल जलहि समाना, इहि तथ्‌ कथ्यो ग्यानी॥ ` 
२. इस पद में कबीर की भाषा पर फारसी झौर पंजाबी का 
प्रभाव देखा जा सकता है। 
| ग्रलह्‌ रांम जिऊ तेरे नांई, | 
बंदे ऊपरि मिहर करें मेरे सांइ ॥टेक।। 
षया ले माटी भु इ सूं मारे, कया जल देह न्हवाये । 
जार करे मसकीन सताबे, गुन हों रहै छिपायं ॥ 
क्या तू जू जप मंजन कोये, क्या मसीति सिर नांय । . 
रोजा करें निमाज गुजारें, कया हज काबे जांये ॥ 
ग्रांहण पयारसि कर चौबींसों, काजी संरहस जांन । 
ग्यारह मास जुदे उर्‌ं कोये, एकहि मांहि समांन ॥ 
जोर खुदाई मीति ततर, हेन और-मुलिक किस करा । 


CC-0. 
तीरय मूरति रांम निवासा, दुहु में किनहूँ. न हेरा ॥ 





~ 
ft 
_ 


क्‍ 
| 





पदावली-माग ४३७ 
परिब दिसा हरी का बासा, पिम ग्लह मुकाँमां । 
दिल ही खोजि दिले दिल, भींतरि, इहां रांम रहिमांनां ॥ | 
जेती मरति मरदां कहिये, सब में रूप तुम्हारा । 
कबीर पंगुड़ा झलह रांस का, हरि गुर पीर हमारा ॥२५९॥। 

दब्दाथ--अलह --अल्लाह । बन्दे=वन्दा, मनुष्य भक्त | मिहरञ=कृपा । 

भुई =सूमि । मसकीन = निर्मल । मसीति= मस्जिद । हज जाबै=मुस्लिम समाज . 

के तीर्थ स्थल । ग्यारसी = एकादशीब्रत । महरम = मुहरंम। मुलिक=देश, स्थान । 

पंगुड़ा--दास, भक्त । 
हे प्रभु | मैं तो आप ही के समाश्रय से जीवन-धारण किये हुए हूँ, अतः तुम 
कव मेरे ऊपर कृपा करोगे ? जल में स्नान करने और शरीर से भस्स लपेटने से क्या 

लाभ ? इस सब डोंग को करते हुए तुम लोग निर्बल को सताते हो और अपने भ्रव- . 

गुणों पर इन बाह्याडम्बरों का पर्दा डाले रहते हो । इस जभ, तप, स्नान, ध्यान का 

क्या लाभ है और मस्जिद में मत्या टेकने का क्या प्रयोजन है। रोजा रखे, नमाज पढ़े 
भौर हज कावा की धामिक यात्रा का, ब्राह्मण के वर्ष में चौबीस एकादशी व्रत रखने 
का एवं काजी के मुहरंम मनाने का कोई लाभ नहीं, यदि ये प्रत्येक जीव को, प्रत्येक 
मनुष्य को समान नहीं समभते। इतने दीघं समय तक दोनों भेद-भाव क्यों रखे रहें ? 
हिनदू-मुस्लिम दोनों समान हैं । जो ईश्वर केवल मस्जिद में ही रहता है तो फिर अन्य 
संसार की अवस्थिति कैसे है? तीर्थ और पत्थर प्रतिमा दोनों में ही भगवान 
वताते हैं, किन्तु बास्तविकता यह है कि दोनों में कहीं भी उसके दर्शन प्राप्त न 
हुए । मुस्लिम मानते हैं कि पश्चिम दिशा में अल्लाह का निवास है, इसलिए वह उधर 
ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं दूसरी ओर हिन्दू मानते हैं यह पूर्व में है, इसलिए 
पूवे को मुख करके ही सन्ध्योपासना आदि करते हैं। भरे अज्ञानी जीव ! अपने मन 
को खोज कर देख लो, ईश्वर वहीं स्थित है। हे प्रमु ! संसार में जितने भी स्त्री 
पुरुष हैं सबमें आपका स्वरूप विद्यमान है। कबीर तो परमेश्वर का दास हो गया है, 
वही उसका पीर, पैगम्बर, गुरु सवंस्व है! 
सें बड़ में बड़ मैं बड़ मांटी, 
सण दसना जट का दस गांठी ॥टेक।। 
में बाबा का जोध ` कहाऊं, ग्पणीं सारी गींदं॑ चलांऊ ॥ 
इनि प्रहंकार घण घर घाले, .नाचत'कूदत जमपुरि चाले । 
कहै कबीर करतां की बाजी, एक पलक में राज बिराजी ॥२६०॥ 
मनुष्य ग्रहं दपं में किसी को कुछ नहीं समझता, इसीलिए मदमस्त कूला. एला 
फिरता है सैं उस ईश्वर का अंश कहाकर भी अपने अहं सें परिचालित हो संसार में 
भाषणों में बध । र हंकार ने बहुतों का सर्वनाश re 
न्‌  गाज्ञ में,चले गये के i 
रा बड़ी पि ह हे के रत है 


४३८ [ फबीए ग्रन्याचल्तौ सहक 


फाहे बीहो मेरे सायो, हूँ हाथी हरि फेरा । 
चौरासी लख जाफे मुस में, सो च्यंत करंगा मेरा ॥टेफी। 
फहो फॉन विवं फहों फॉन गाज, कहां थें पांणों निसरे । 
ऐसी कला भ्रनंत हैं जाके, सो हंस फो फ्यू बिसरे ॥ 
जिनि ब्रह्म ड रच्यो बहु रचना, बाय बरन ससि सुरा.) 
पाइक पच पुहमि जाफ प्रकटे, सो. एयू कहिए दूरा ॥ 
नेन नासिका जिनि हरि सिरजे, दसन यसन बिधि काया । 
साधु जन कों सो क्यूं बिसर, ऐसा है रांस राया ॥ 
फो काहु का मरम न जाने, में सरनांगति तेरी। 
कहै फबीर बाप राम राया, दुरमति राखहु मेरी ॥२६१॥ 
शब्दाथ-च्यंत= चिन्ता । मुहृपि==पृथ्वी । सिरजे= रचना की । दसन=. 
दाँत । बसन = वस्त्र । 
कबीर कहते हैं कि मेरा साथी कौन बनेगा ? मैं प्रभु-भक्ति रस का मदमस्त 
हाथी हूँ । जो सन्त चौरासी लाख योनियों की व्यथा को समझ प्रभु भक्ति में लग 
गया है, बही मेरा साथी हो सकता है । यह बताश्नो कि कौन खाने ग्रौर पीने की 
व्यवस्था करता है, जो बैठा ही बैठा अपनी श्रनन्त'कलाझरों से संसार की व्यवस्था 
करता है वह हमें कंसे भुला सकता है ? जिस प्रभु ने सृष्टि की रचना कर वागु, 
घ्राकाश, सूर्य, चन्द्र, पंचारिनि, पृथ्वी झादि का सृजन किया है, वह दूर नहीं सर्वत्र 
' परिव्याप्त है। राजा राम बड़े दयालु हैं, उन्होंने कितने सुन्दर नेत्र, नासिका ग्रादि 
अंग-प्रत्यग की रचना की है, वे भला दयालु राजा राम “अपने भवत को किस प्रकार 
विस्मृत कर सकते हैं । 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु! आपका रहस्य कोई नहीं जानता मैं श्रापकी 
शरण चाहता हूँ। हे पिता परमेश्वर ! झाप मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर मेरी रक्षा करें। . 


राग सोरठि 


र 20885 लेह गंवारा, क्या सोचे बारंबारा ॥ेफ॥ 
मझा, गह लुटे दिसस र संखा ॥। 
> सौ गहपति बुहकम होई, de सके न छोई। ” 
घ्रंधियारे दीपक चाहिए, तब वस्त घगोजर लहिये । 
' जब वस्त अगोचर पाई, तब दीपक र्या समाई ॥ 
जो दरसन देख्या चहिये, तो दरपन मंजत रहिये । 
जब दरपन लागे काई, तब दरसन किदा न जाई ॥ 


का पढ़िये का गुनियें, का बेद पुराना सुनिये । 


be Eh मति, हो, मेहे. एग्रz०क्षोई qgangotri 








पदावली भागं इ 


कहे कबीर में जानां, में जांनां मन पतियानाँ। 
पतियानां जौ म पर्त/जै, तो भ्ंघे फूं'का कीजे ॥२६२॥ 
शब्दार्थ--पंच चोर = पाँच विकार अथवा इन्द्रिय रूपी चोर । गढ़ =शरीर। 
पंध्या--शाम । काई==मैल, पाप । पतीजै = विश्वास करना । [ 
हे भज्ञानी जीव ! तू न जाने किस चिन्ता में व्यस्त है जो भ्रमु नाम का 
रण नहीं करता । पाँच विकारों अथवा पंच विषयों के चोर इस शरीर रूपी किसे 
को रहनिशा लूट रहे हैं । यदि इस किले में उसके स्वामी--प्रशु की ही ग्राराघना हो 
तो कोई इसे लूट नहीं सकता । जब इस शरीर रूपी बस्ती में ज्ञानदीप बुकर 
र्ञानांधकार हो जाता है, तभी इसे चोर लूटते हैँ॥ जब यह बस्ती--बुद्धि--भन्नान 
तिमिर से परिपूर्ण होती है तो: ज्ञान-दीप कहीं भी नहीं सूता । जो तुम प्रभु का 
दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो इस हृदष रूपी दर्पण का परिष्कार करते हुए उज्ज्वल 
रखो । जब दर्पण पर विषयों की काई जम जाती है तो प्रभु-दशंन नहीं होता । शास्त्र 
त्यों के पठन-पाठन, श्रवण का कोई लाभ नहीं हैं, मैंने उस प्रभु को सहज साधना 
द्वारा प्राप्त कर लिया है। कबीर कहते हैं कि मैं उस परमेश्वर के रहस्य से परिचित 
हो गया हूँ और विश्वास सहित उन्हें अपने मन में बसा लिया है । यदि कोई मेरा 
विश्वास नहीं करता तो उस झज्ञानान्ध मनुष्य का क्या बनाया जा सकता है । 
अंधे हरि बिन फो तेरा, कवन सूं कहत मेरी मेरा टेक 
तजि फुलाच्रस अभिमानाँ, झूठे तन की कहा मुलांनां । 
झूठे तन की फहा बड़ाई, जे निमब माहि जरि जाई ॥ 
जब सन निरमल करि जाना, तय निरमल माँहि समाता ॥ 
गरहा अगनि प्रह्म सोई, पब हरि थिन शरीर न कोई ।. 
जब पाष पुनि अंम जारी, तब अयो प्रसास सुरारी ॥ 
कहै कबीर झरि ऐसा, हां जैसा तहां तेसा। 
सूले भरमि परे जिनि फोई, राजा शँ फरे सो होई ॥२६३॥ 
शब्दा्थं---निमष--अत्यन्त प्रल्प काल । जिनि==मत। - 
हे भज्ञानांध नर ! ईश्वर के बिना तेरा कौन हितैषी है? तू किससे स्नेह 
वन्ध जोड़ता है। कुलाभिमान एवं कूठे अम का परित्याग करना ही भेयस्कर हैत 
मिष्या, मृष्मय शरीर का अभिमान क्या, इसे नष्ट होते पल भी नहीं लगता । गव क 
मन बिपय-वासना में पड़ा हुआ: है, तव तक-इस' संसार से सुक्त सम्भव गही । “कब 
यह मन निर्मल. हो जायेगा, तभी उस शुद्ध स्वरूप से मेंट.सम्धव:: है.। . ह्म हो घि 
' ब्रह्म ही सब कुछ है । प्रभु के बिना अब मेरा, कोई अवलम्बन नहीं। जब पार 
ष और भ्रम की ह्वैत भावना समाप्त हो गई, तभी ज्योतिस्वल्प परमत अशाच 
ही एं हुआ । कबीर, कहते हैं कि वह प्रभु ऐसा अद्भुत है कि कहीं कैसा है तो 
री किसी और (र स के भी“ किंधी के न्संसाट ०संशसं संतप्त नहीं 
रेणा चाहिए । इस संसार में बही होता हैं जो प्रमु को स्वीकार है । 


AES | कबीर चन्यावसौ सीप 


घर रे सशय म एको फाजा, 
ताघे भज्यो न॒जगपति राजा ॥ढेका। 
चेद पुराँन सुमृत गुन पढि पढि, पढि गुनि परम न पावा । 
संध्या गाइन्री अण घट फरमा, तिन थे दूरि ससादा ॥ 
बनखंडि जाई बहुत तप फीम्हा, फंब यूल खनि खाबा। 
ग्रा गियांनी धिक थियाँनीं, जंम फे पटे लिखाबा ॥ 
रोजा किया मिमाज गुजरी, थंग दे लोग सुनाया। 
हिंद कपट मिले फ्यूं साँई, झ्या हअ काव जावा॥ 
बहरयो काल सकल अय ऊपरि, सांहि लिखे सव ग्यानी । 
कहै कबीर ते अये घालसे, रांम सगति जिनि जाँनी ॥२६४॥ 
ध्षव्दार्थ--पटैं--सूची में । 

` है मंन ! तुझसे प्रमु-भक्ति की साधना न हो सकी, तूने संसार में गकर 
क्रौर कुछ तो किया ही नहीं ईश्वर को भी नहीं भजा । वेद, पुराण, स्मृति आदि 
धर्मे-प्रेथ पढ़कर उस ईश्वर का रहस्य नहीं जाना जा सकता । संध्या, गायत्री-जप और 
चैधी भक्ति के ग्न्य कंमों से वह प्रमु दूर ही दूर रहा । बन प्रदेश में जाकर तपस्या 
करने, कन्द, मूल-फल खाने, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का उपक्रम रचने अर्थात्‌ ध्यान 
धारण करने से मृत्यु को ही श्रामन्त्रित किया, क्योंकि मन में तो कपट भरा हुझ्ना था । 
रोजा रखने, नमाज .की उच्च ध्वनि लोगों को सुनाने और हज्ज करने का कोई लाभ 
नहीं हुआ क्योंकि हृदय में तो कपटं भरा हुआ था । कधीर कहते हैं कि मृत्यु ने अपनी 
सूची में समस्त संसार को सम्मिलित कर लिया, केवल वही बच रहे जो प्रभ-भक्ति के 
रहस्य को जान'कर उसमें प्रदत्त हो गये थे। | क 

सन रे जब सें रांम कह्यो, 

पीछे कहिवे कीं कछू म व रहो ॥टेफा। 
फा जोग जगि तय दांनाँ, जो ते 3 महीं जाँनाँ ॥ 
कॉम क्रोध दोऊ भारे, ताथं गुर प्रसादि सब जारे। 

न a नासी, राजा राम मिले भ्रविमासी ॥२६५॥ 
RES { राम-नाम जपा है तब से और कुछ वाणी का विषय 
संसार में रह ही नहीं गया। योग सांधनां गौर जप-तप का इया लाभ यदि राम 
मॉम का रहस्यं न सम सके " दोनों 
हैं, किन्तु शुकासाद से वे । काम धीर कोध दोनों जीवन को भारस्वछप बना देते 

ै समाप्त हो गये । कबीर कहते हैं कि माया-भ्रम के नाश होने 


ञ्य द राइ सो गति भई हमारी, मो पे छूटत नहीं संसारी ॥टेक। 
जास दूडयो महीं फंधा, उडिकों लागो काहीँ ॥ 
y eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized b 





हराम हल 
जो सुख करत होत दुख तेई, कहत न कहू बनि ग्राव । 
कुंजर ज्यं. कसतुरी का छग; श्राप॑ झाप बेंधावे॥ 
कहै कबीर नहीं बस मेरा, सुनिये देव मुरारो। 
इत भभीत डरो जम दृतन, झाये सरनि तुम्हारी ॥२६६॥ 
शब्दार्थ--पंखी == पक्षी । फंधा = बंधन । कु जर-- हाथी । भभीत = भयभीत। 
राम-नाम को न जपने से हमारी जो दुर्गति हो रही है, वह श्रवणेनीय है, फिर 
भी मुझसे यह संसार छोड़ते नहीं बनता । जिस प्रकार पक्षी मन में प्राप्ति की इच्छा 
रखते हुए आकाश में ऊचा ही ऊंचा उड़ता है, उसी भांति सांसारिक इच्छाएं और 
श्राशाएँ तृप्त नहीं होतीं झौर मन संसार के माया-मोह में भटकता रहता है। मैं 
जितने भी सुख के उपक्रम करता हूँ, उनसे भ्रन्ततः दुःख ही मिलता है। जिस प्रकार 
कस्तूरी-मृग सुगन्धि को नाभि में रखे हुए भी मस्त हाथी के समान उसकी खोज में 
भटकता है उसी प्रकार मैं प्रभु के हृदयस्थ होते हुए भी आनन्द की खोज में स्थान- 
स्थान पर भटक रहा हूँ । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु! ऐसी दयनीय स्थिति में मेरा 
कुछ बस नहीं चलता और मैं मृत्यु, काल-गाल से भयभीत हुआ आपकी शरण में 
` श्राया हूँ, मेरी रक्षा करो । 
| विशेष--उदाहरण अलंकार । 
| रांम राइ तूं ऐसा अद्भुत प्रनुपम, तेरी भ्रनभे थे निस्तरिये । 
जे तुम्ह कृपा करो जग जीवन, तौ कतहूँ भूलि न परिये ॥टेक।। 
हरि पद दुरलभ झगम अगोचर, कथिया गुर गमि बिचारा । 
जा कारंनि हम ढूढत फिरते, झाथि भरयों संसारा ॥ 
प्रगरी जोति कपाट खोलि विये, दगधे जंम दुख द्वारा । 
प्रगटे . बिस्वताथ जगजीवन, में पाये करत विचारा ॥ 
देख्यत एक अनेक भाव है, लेखत जात प्रजाती । 
बिह को देव तबि दूढत फिरते, मंडप पूजा पातो ॥ 
कहे कबीर करुणामय किया, देरी गलियां बहु बिस्तारा । 
राम के नाँच परंम पद पाया, छूटे बिघन बिकारा॥२६७। 
शब्दार्थ--निस्तरिये--पार होना । दगधे= तप्ट कर दिये । विषन= विघ्न । 
दिकारा =: दोष । 
हे प्रमु ! आप ऐसे अद्भुत, अनुपम हैं कि वर्णन नहीं किया जार 
पकी कृपा से यह भवसागर निःशंक पार किया जा सकता है। हे जगत्ताथ ! यदि 
भप किसी पर कृपा करो तो वह कभी भी पथ-विचलित नहीं हो सकता | सदगुरु ने 
संत कठिनता से प्राप्त प्रभु-पद का मार्ग-दशन करा दिया जिससे मैने साधना द्वारा 
का प्रयास निया और संसार को त्याग दिया बह या कक 
"्योतिस्वरूप परमात्मा प्रकट हुआ झीर मेरे अज्ञान-कपाठ खुल गये ; जिससे मृत्यु एव 


Janga 


'न्य सांसारिक दुःख नष्ट हो गये । हल सृष्टि की 'लीवगिदाकी/विम्नम्भर को मैंने 





४४२ कसीर प्रस्थावली सही 


' सतत साधना द्वारा प्राप्त किया है। उस प्रभु.को देखकर हृदय में भ्रनेक भावनाएं. 
प्रकट हुईं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता ।ये सांसारिक लोग विश्वदेव को मण्ड 
मन्दिर आदि में पूजा-पत्र झादिःके माध्यम से खोजने का व्यर्थं उपक्रम करते हैं। | 
कबीर कहते हैं कि उस करुणानिधान प्रभु का प्रसार सृष्टि के अगणु-अति-अरा में है। 
प्रभुनाम से सांसारिक वाघाग्रों, व्यथाओं का अन्त होकर परम-पद की राप्ति 
होती है । 








राम राइ को येसा बंरागी, 
हरि भजि मगन रहें विष त्यागी ॥।टेक॥। 
ब्रह्मा एक जिनि सिष्टि उपाई, नाँव कुलाल धराया । 
बहु बिधि. भांड उनहीं घडया, प्रसू का अंत न पाया । 
तरवर एक नांनां बिधि फलिया, ता मूल न साखा ॥ 
भोजलि भूलि र्या रे प्राणी, सौ फल कदे न चाखा । 
कहै फबीर गुर बचन हेत करि, और न दुनियां श्राथी । 
माटी का तंन सांटी मिलिहै, सबद गुरू का साथी ॥२६८॥। 
. शब्दार्थ-कुलाल =कुम्भकार । भांडै = वरतन, मनुष्य । चटाई मूल = जड़ । 
भौजलि=संसार रूपी सागर का जल । हेत = प्रेम । 
इस संसार में प्रभु का ऐसा कौन-सा प्रेमी है जो संसार से विरवत रहे, विषय 
वासनाग्रों का परित्याग कर ईइ्वर-भवित में तल्लीन रहे । परमेश्वर की लीला का 
रहस्य ज्ञानातीत है, उसने एक ब्रह्मा के द्वारा एक ही प्रकार के समान तत्वों से 
कुम्भकार के समान विविध घटरूपी जीव-सृष्टि का निर्माण कर दिया । प्रभु-भवित का 
मूल और शाखा विहीन इक्ष भ्रनेक प्रकार से सर्वत्र फूल रहा है किन्तु प्राणी संसार-जल, 
माया-मोह में पड़े हुए हैं और उस फल का आस्वादन नहीं करते। कबीर कहते हैं 
कि गुरु-वचनों से प्रेम कर, शेष संसार से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लो, क्योंकि यह 
मिट्टी निमित कलेवर मृत्यूपरान्त मिट्टी में ही भिल जायगा झौर केवल गुरु-उपदेश, 
ज्ञान ही उसका मार्ग प्रशस्त करेगा । 
नॅक निहारि हो माया बीनती कर, | 
दोन बचन बोले कर जोरे, फुनि फुनि पाइ परे ॥टेक॥। 
कनक लेहु जेता भनि भावं, कासनि लेषु मन-हरनीं । 
पुत्र लेह विद्या ्रधिकारी, राज लेह सब धरनौं ॥ 
भि सिधि लेहु तुम्ह हरि के जनां नवे निषि हैं तुम्ह झागे । 
छर नर सकल भवन के भूपति, तेऊ लहै न मांगे ॥ 
ते पाषणों सब संघारे, काकी काज संवार्‍यौ । 


जिनि द द है तेरो, को बेसासि न मारयो ॥ 
दास कबीर | क्‌ h सरन, क्रा ।ककी) माम 
गुर अती संचि की गति, तहां परम पद पाया ॥२६६॥ 


| 
द्वावली भागे ४४३ 
' ज्रष्दार्थ-कनक = सोना, सम्पत्ति । कांमनि=नारी। संघारे--मार डालती 
३। बेसासि = विश्वासी i १५३ हक 
यहाँ कबीर प्रभु-भवत की महिमा का वर्णन करके कहते हैं कि माया उसके 
दासी के समान बारम्बार दीन-वचन कहती हुई पर पड़ती है। वह चाहे 
जितना स्वरा, धन, एवं सुन्दरतम सुन्दरी को प्राप्त कर सकता है। विद्या-अधिकारी 
पुत्र, समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य एवं आठ सिद्धि तथा नवों निधि का 
' दुष उन्हें सहज प्राप्त है । 2 
यह माया देव, मनुष्य, राजे-महाराजे सबको विमोहित करती है, किन्तु इस 
पापमयी से लाभान्वित कोई नहीं होता, सब उसके द्वारा विनष्ट हो जाते हैं। ज़िस 
व्यक्ति नें भी माया का साथ किया वह इसके वि२वासघात से मारा गया । भक्त कबीर 
ने प्रभु-शरण पाकर इस मिथ्या मोह-जाल को विदूरित कर दिया। गुरु उपदेश और 
` प्ापुसंगति से उसे तो परम-पद की प्राप्ति हो गयी। 
तुम्ह घरि आहु हंज्ञारी बहनां, बिष लागे तुम्हारे नेना ॥टेक।। 
प्रजन छाडि निरंजन राते, नां' किसहीं का देनां। 
बलि जाँड ताको जिनि तुम्ह पठई, एक माइ एक बहनों ॥ 
| राती खाड़ी देखि कबीरा, देखि हमारा सिंगारो। 
सारण सोक णे हम चलि आई, करन कबीर भरतारौ ॥ 
सगं लोक में झया दुख पड़िया, तुम्ह भ्राई कलि मांहीं । 
जाति जुलाहा नाम कबीरा, प्रजहूँ पतीज़ो -नाँहीं ॥ 
तहां जाहु जहाँ पाट पटंबर, भगर चंदन घसि लीनां । 
छाइ. हमारे कहा करौगी, हम तो जाति कमोंनां॥ 
जिनि हंस साजे सज्य निवाजे, बाँधे काचे धाग। 
जे तुम्ह जतन करो बहुतेरा, पांणीं रागि न लागे ॥ 
साहिब सेरा लेखा मांगे, लेखा क्यू करि दीज। 
जे तुम्ह अतन फरो बहुतेरा, तौ पाहुण नीर न भोज ॥ 
जाकी में झछी सो मेरा अछा, सो मेरा रखवालू। 
दुक एक तुम्हांरे हाथ लगाऊं, तो राजा रांम रिसालु ॥ 
जाति जुलाहा नाँस कबीरा, बनि बनि फिरी उदासी । 
. झ्रासि पासि तुम्ह फिरि फिरि वेसो, एक माउ एक मासी ॥२०५॥ 
शब्दार्य--पतीजै =विएवास करना । पांहण=पत्यर । मछी= मछली । 
=तनिक भी । रिसालू = क्रोधित होना । 
[ कबीर दूसरी आत्माओं या माया-प्रलोभनों को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे 


. संगावासना में म 7 रा विषयों के 
हि से झारक पे J गात्मा SarhWad ५पम अपनी, गाह (हो, तुम्हारे नेर है 








जड कबीर प्रस्यायली. सरीर 


मैं इस संसार को छोड़ प्रभु को भजता हूँ, मुझे किसी अन्य से 
प्रयोजन नहीं है। में उसकी बलिहारी जाता हूँ जिसने तुम्हें मेरी परीक्षार्थ प्रेषित 
किया है। मैं तुम्हारे साथ विषय-लिप्त नहीं हो सकता, तुम मेरे लिए माता भ्रौर 
बहन तुल्य पूज्य हो । इस पर वे सुन्दरी आत्माएं प्रत्युत्तर देती हैं कि हमारे शृंगार 
और सौन्दर्यं को देखकर रात्रि की नीरवता मादक हो उठी है और हम स्वगं से 
कबीर--झपको--वरण करने आई हैं । कबीर उत्तर देते हैं कि स्वगं में ऐसी कौन 
सी विपत्ति आ गई जो तुम इस कलियुगी संसार में निकृष्ट जाति, जुलाहे कबीर को 
जो आज तक पथ-विचलित नहीं हुआ, वरण करने आई हो ? तुम तो वहीं जाग्नो 
जहाँ वस्त्र की चमक-दमक एवं कस्तूरी चन्दन की सुगन्धित वायु हो, हम जैसे 
निम्न-जाति जुलाहे के यहाँ आकर कया करोगी ? जिस स्वामी से हमने अपने हड, 
अचल प्रेम का तन्तु जोड़ा है, उसे चाहे तुम कितना भी प्रयत्न करो कभी भी 
विच्छिन्न नहीं कर सकतीं ; भला पानी में आग लगायी जा सकती है ? तुम कहती 
हो कि ईश्वर ने मेरे कर्मों का लेखा मांगा है किन्तु उससे क्या लाभ ? जिस प्रकार 
अगणित प्रयत्न करने पर भी पत्थर पानी से गल नहीं सकता उसी भाँति हमारे 
हिसाब में पाप-कर्म नहीं मिल सकता । मेरी पवित्र आत्मा जिस मछेरे--प्रभु--की 
मछली है वही मेरा रक्षक है, यदि मैं तुम्हारा स्पर्श तक भी कर लू' तो मेरे स्वामी 
राम रुष्ट हो जायेंगे । मेरी तो जुलाहे की निम्न जाति है और कबीर मेरा नाम है, 
प्रभु की खोज में संसार से असम्पृषत रहता हु्रा वन-वन फिरता हूँ। हें माया 
सुन्दरी ! तुम कितना ही मेरे इद-गिदें लगो, तुम मेरे लिए मातृ-तुल्य हो--तुम्हारा 
स्पशं तक पाप-मय है । 
विशेष--१. निदर्शना, हष्टान्त, अनुप्रास, रूपकातिशयोकिति आदि 
अलंकार हैं । . 
२. कबीर जैसा उज्ज्वलमना व्यक्ति ही अपने चरित्र की शुद्धता को इतनी 
हृढ़ता से कह सकता है । हमें इसे ात्मरलाघा के रूप में नहीं देखना चाहिए । 
ताकू रे कहा कीजे भाई, तजि ग्रंमृत बिषै सू' ल्यौ लाई ॥ठेक॥ 
बिष संग्रह कहा सुख पाया, रंचक सुख को जनम गंवाया । 
मन बरज चित कह्यो न करई, सकति सनेह दीपक मैं परई ॥ 
कहत कबीर मोहि भगति उमाहा, कृत करणीं जाति अया ज्‌ लाहा ॥२७१॥ 
शस्दाथ--त्यो= प्रेम । रंचक = थोड़ा-सां । उमाहा = उत्साह । 
कबीर कहते हैं उस व्यक्ति की क्या सहायता की जाय जो स्वयं ही प्रभु-मर्ति 


के भ्रमृत को छोड़ विषय-वासना में पड़ा रहता है। इन विषयों के सुख से कोई . 


स्थायी श्रानन्द लाभ नहीं होता, क्षणिक सुख के लिए ड दिया । 
eR तए जन्म यू. ही नष्ट कर षो 
बुद्धि (यहाँ मन का अर्थ बुद्धि एवं चित्त का ग्रथं हृदय, ना ) मन को विषयों 


“ में भटकने से वजित करती है किन्त शज रि मं, -उड़' 
भ -उड़' कर 
(८-0. 3) ती दे किन्तु शाल मको भांति दीपक 0 मेँ, बकलाए उड़ स : 


| 





हे 
। 
| 














्ावली-साण ४४५ 
है । कबीर कहते हैं कि मैं तो भगवान्‌ की भवित में लग गया हूँ, निम्न जुलाहा 
क्‍ ति का भी होकर श्रेष्ठ ह गया । | 
रे सुख़: इब हि विष सरि लागा, 
इनि सुख डहके मोटे छत्रपति राजा । ।टैक।। 
उपज जिनसे जाइ बिलाई, संपति काहू के संगि न जाई। 
धन जोबन गरव्यौ संसारा, यहु तन जरि बार ह्लं है छारा ॥ 
चरन कवल मन राखि ले धीरा, राम रमत सुख कहे कबीरा ॥२७२॥ 
दाब्दार्थ-- डहके ==नण्ट कर दिये । छारा=क्षार, धूल । 
कीरः कहते हैं कि यह सांसारिक सुख अब मुझे विष तुल्य लगने लगा हैं, 
बड़े-बड़े छत्रपति राजा इस आनन्द प्राप्ति की इच्छा में नष्ट हो गये । यह सांसारिक 
सम्पत्ति उत्पन्न होती है और फिर क्षणिक स्थिति के पश्चात्‌ समाप्त हो जाती है, 
किन्तु किसी के साथ नहीं जाती । धन और योवन के सौन्दर्यं का घमण्ड संसार व्यर्थ 
ही करता है, क्योंकि यह तन भस्म होकर क्षण भर में क्षार में परिवर्तित हो जायगा । 
हे मनुष्य ! प्रभु के चरण-कमलों को अपने हृदय में बसा ले, क्योंकि राम-भक्ति में 
ग्रपरिमित स्थायी आनन्द है । 
इब न रहँ माटी के घर में, इब मैं जाइ रहें मिलि हरि में ॥ेका। 
छिनहर घर भर भिरहुर दाटी, घन गरजत कंपे मेरी छाती । 
दसवें द्वारि लागि गई तारी, दूरि गवन शावन भयो भारी ॥ 
_ चहुं दिसि बेठे चारि पहरिया, जागत मुसि गये सोर नगरिया । 
कहे कबीर सुनहु रे लोई, मांनड़ घड़ण संवारण सोई २७३ 
चब्दार्थ--माटी के घर में=नश्वर संसार में । छिनहर= चशेवर। मिरहर== 
जभेर। मुसि गये=चुराकर ले गये । भांनड़ = नष्ट करना । घड्ण= रचनां रना \ 
कबीर कहते हैं कि अब मैं इस मिट्टी के अयात मृष्मय संसार में नहीं रहूँ 
गब मैं प्रभु के समीप जाकर रहुँगा । यह घर हूटा-फूटा है और इसमें जर्जर टट्टी लगी 
हुई है, जब कालरूपी घन गजेन करता हैं, परब मुझे बहुत भय लगता है। दशम द्वार 
्हारन्भ्र पर मेरी कुण्डलिनी पहुंच गई है, भब मेरा प्रावागमन छूट गया। इस ससा 
में स्थिति तो ऐसी है कि चारों ओर मन बुद्धि, चित्त, अहंकार चार पहरेदार बैठे हुए 
होते हैं फिर भी काल रूपी चोर प्राण, जीवन को लूट 
हैं कि हे मनुष्यो! अथवा कबीर. अपनी रिष्या लोई को सम्बोधन कर कहते ि 
वह ईश्वर ही सुजन, पोंषण, संहार करने वाला कोई वश नहीं । 
विशेष--रूपक भ्रलेकार । 


कबीरा बिगरयो राम बुहाई। बाई (टेक 
CC-0. ।नुम्ह न/ह मेरे भाई ।| ॥ ड 
८ ना 


| 


४४६ फचीर मन्थायली सटी 


पारस कों जे लोह छिबेंगा, बिगरि विगरि सो कंचन हू ला ॥ 
गंगा में जे नोर मिलेगा, बिगरि बिगरि गंगोदिक हलला । 
कहू कबीर जे रांम कहला, बिगरि बिगरि सो रांमहि छ 
शब्दार्थ सरल है । अ 9 
कवीर रामाश्रय से परिवर्तित हो गया है, हे भाइयो ! तुम क्यों नहीं 
वतित हो जाते । चन्दन के पास जो दूसरी जाति का दक्ष होता है, धीरे-धीरे वह प 
चन्दन की सुगन्ध से सुवासित हो चन्दन जैसा हो जाता है। जिस लोहे का स्पशं 
पारस पत्थर से हो जाता है वह भी . परिवर्तित हो स्वर्ण बन जाता है। गंगा मं बह 
नाले का पानी मिलकर भी शुद्ध और पवित्र गंगा-जल हो जाता है। कबीर कहते 
र र ह राम को भजेगा वह भी राम तुल्य या तद्रूप हो जायेगा । जि 
ससार मुक्त हूँ, मेरे सम्पर्क में रहकर तुम भी जाओो 
विशेष--तद्गुण अलंकार । cL 
राम राइ भई बिकल मति मेरी, 
i र दुनीं दिवांनीं तेरी ।।देफा। 
ज उजा हरि नाहीं भाव, सो पुजमहार चढ़ाई । 
जिहि पूजा हरि सल मांने, सो पूजनहार न जांने ॥।.. 
भाव प्रम की पूजा, ताथे भयों देव थे ढुशा । 
फा कौज बहुत पसारा, पूजी जे पूजनहारा ॥ 
कह रा में ग्रावा, में गाया आप लखाया | 
ज इह पर मांहि समांनां, सो नां 
इ पूजनहार सयांनां ॥२७५॥। 
दि प, आपके प्रेमी माने जाने वाले जंग को देखकर मेरी चेतना 
ह रही है । जो पुजापा प्रभु को रुचिकर नहीं ये आराधक उसे ही आपकी 


bs] 


भेट चढ़ाते हैं एवं वे जिस पूजा से प्रसन्न होते हैं पूजक उससे परिचित नहीँ । प्रेम- 


भक्ति-भाव से आराधन करते हैं, वे श्रेष्ठ 
राम राइ मई विगुचनि आरी, 
इक तप तीरथ ne 322 च 
इक में मेरी में बोझ, इक्क रः 
इक कथि कथि भरम लगांव, संमिता सी : Ee s 
कहे कबीर का कीजे, हरि सुभ सो झं न के कप 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. वीज 2000 SHangotr 


१ 
। 
| 
£ 
h 
| 





पदावली-माग . | ४४७ 


दाव्दाथे--विगूचति = विडम्बना । भ्रहंमेव-- अहंकार । रीभै= प्रसन्न होना । 
अंजन==काजल, सद्बुद्धि से तात्पर्यं है। 

हे प्रभु.! कसी विडम्बना है कि इन ज्ञानियों से संसारी ग्रहस्थ ही श्रेष्ठ हैं । 
गृहस्थ तो तपस्या भर तीर्यादि के ही विश्वासी होते हैं किन्तु ज्ञानी तो आत्मपूजा 
के भूखे हैं । गृहस्थ ममत्व-परमत्व की भावना से मुक्त नहीं हो पाता तो ये सर्वथा ग्रहं 
दंभ में चुर रहते हैं ॥ संसारी इधर-उधर प्रेम की बातें सुनता है, ये ज्ञानी अपनी व्यर्थ 
की चकित करने वाली बातों से ही दूसरों को रिभाते हुं । कवीर कहते हैं कि ज्ञानियों 
का वया उपकार किया जा सकता है, जिससे इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो । हे प्रभु ! झाप 


इन्हें बही भवित का अंजन दीजिए । 


काया संजसि कॉल गुनां, घट भीतरि है सलनां ॥टेका। 
जौ तु हिरदं सुध मन ग्यांनों, तो कहा बिरोले पांनीं । 
तुबी अठसठि तीरत न्हाई, फड़वापण तऊ न जाई॥ 
कहे फबीर बिचारी, भवसागर तारि मुरारी ॥२७७॥ 
दाव्दार्थ---मंजसि -- शुद्ध करना । बिरोले=विखेरना । 
कबीर कहते हैं कि शरीर-शुद्धि के साथ-साथ हृदय की शुद्धि वांछनीय है 
इसीलिए शरीर को मलने से क्या लाभ ? भीतर मन--हृदय--भी तो स्वच्छ करना 
चाहिए । हे ज्ञानी ! यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो यह पानी वखेरने से कोई लाभ 


_ नहीं । इस शरीर रूपी तूबी को अड़सठ तीर्थो का स्नान कराने से, जब तक मन की 


शुद्धता नहीं कोई लाभ नहीं । कवीर विचार कर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप भ्रव इस 
संसार सिन्धु से पार उतार दो, आपके अतिरिक्त कोई श्राश्रय नहीं । 

विशेष--उदाहरण अलंकार । 

कैसे तूं हरि को दास कहायों, 
करि बहु भेषर जनम गंचायों ॥टेक। : 

सुध बुध होइ भज्यौ नहि साई, काछूयो ड्यंभ उदर क तांई। , 

हिरदै कपट हरि सूं नहीँ साचो, फहा भयो जै प्रनहद नाच्यो॥ 

झूठे फोकट कलू मंभारा, रांस कहैं ते दास नियारा। 

सगति नारदी मगन समीरा, इह बिधि मव तिरि कहै कबीरा २७८ 

शब्दाथ--सांई = स्वामी, प्रभु । ट Fe 

हे मनुष्य ! तू क्‍यों व्यर्थ प्रभु का भकत कहाता है, अन्य प्रलोभनों में पड़े हुए 
तूने अपना जीवन व्यर्थं व्यतीत कर दिया। बुद्धि होते हुए भी तूने प्रभु का भजन 
नहीं किया और उदरपू्ति तथा कामना पूर्ति में लगा रहा । यदि हृदय शुद नहीं तो 
व्यर्थं में मुह से 'अलख निरंजन का नारा लगाने से क्या लाभ ? मिथ्या-सांसारिक 
भ्रपंचों में प्रभु-भक्त का मन नहीं उलभता । भक्ति तो नारद के समान तल्लीन होकर 
करनी चाहिए । इस संसार से तरने का एकमात्र उपाय यही है। 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रांम राइ इहि सेवा भल मांने, 
जे कोई रांम नांम तम जांने ॥टेक॥ 
रे नर कहा पषालं काया, को तन चीन्हि जहां थं श्राया । 
कहा बिमुति जटा पट बांधे, का जल पेसि हुतासन साधें ॥ 
र राम मां दोई ग्रखिर सारा, कहै कबीर तिहुं लोक पियारा ॥२७६॥ 
शब्दार्थ--पपाले=शुद्ध करना । चीन्हि =पहचानना । पैसि = प्रवेश करना | 
हुतासन=जग । 
प्रभु भक्ति-भाव से ही प्रसन्न रहते हैं प्रतः जो भी राम नाम का रहस्य जान 
प्रेमपूर्वक प्रभु-सेवा करता है उसे प्रभु प्रेम करते हैं । हे मानव ! इस शरीर को 
बारम्बार धोने स कया ? इस शरीर की आसक्ति को त्याग अपने वास्तविक लोक-_ 
प्रभु में चित्दृत्तियां लगा । जटा धारण कर, कन्था पहन, विभूति लगा कर भ्रम मे 
तपने से कोई लाभ नहीं । 'राम' नाभ के दो अक्षरों में ही समस्त संसार का ज्ञान 
समाहित है, यह राम नाम समस्त संसार को प्रिय है । 
इहि बिधि रांम सूं ल्यो लाइ । 
चरन पाषं निरत करि, जिम्या बिनां गुंण गाइ ।।ेक।। 
जहाँ स्वांति धूंद न सीप साइर, सहजि मोती होइ । 
उन मोतियन मैं नीत पायो, पवत म्रंबर धोइ ॥ 
जहां धरनि बरष गगन भीजे, चंद सुरज मेल। 
दोइ मिलि तहां जुड़न लागे, करत हंसा केलि ॥। 
एक बिरष भीतरि नदी चाली, कनक कलस समाइ | 
पंच सुवटा झाइ बैठे, उद भई बनराइ ॥ 
जहां बिछट्यो तहां लाग्यो, गगन बंठौ जाइ । 
जन कबीर कटाऊवा, जिनि मारग लियो गाइ ।।२८०॥ 
शब्दाथ-साइर=सागर । पोयौ= पिरोना । हंसा= मन रूपी हँस । पंच 
सुवटा = पाँछों इन्द्रियां । चाइ = खोजना । | 
है साथक ! सहज-समावि द्वारा प्रभु में इस प्रकार श्रनुरक्त हो कि तू वहाँ-- 
प्रभु के पास विना चरणों की गति के ही पहुंच जाय और जिह्वा के उच्चारण बिता 


के संयोग से “हारन्थ पर कुण्डलिनी के विस्फोट करने से अ्रमृत-वर्षा होती है। जहाँ 
सुरति निरति का समन्वय हो जाता है वहाँ मुक्तात्मा आनन्द लाभ करने लगती है। 
इस सावना तह पर ग्रत्रृत-वर्षा से एक नदी बह्‌ चली, जिसमें समस्त स्वर्ण, घन प्रार्दि 


के सांसारिक प्रलोभन ड्व गये | चं जविस्करिरे ठो न्तिः हा !केन्द्रि हो गई, 
जिससे ग्रमित गमन भिम बह सवत्र नर ही पा है भ्रौर जिधर 





पदावलौ-माग 


मन की रुचि हो, वहीं शून्य स्थल पर आत्मा मुक्त-बिहार करती. है । कबीर जैसे 
ते प्रभु दर्शन का यह मागे खोज निकाला है। eR 


बिशेष --विभावना, विरोधाभास, अ्रनुभ्रास, रूपकातिशयोक्ति, रूपक यादि 
्रलंकार स्वाभाविक रूप से आ गये हैं। . 


ताथें मोहि नाचियो न धरावे, मेरो मन मंदलान बजाव ॥ टेक।। 

ऊमर था ते सुभर भरिया, तिष्णां गागरि फूटी । 

हरि चितन मेरो. मंदला भीनों, भरम भोयन गयौ छूटी ॥ 

बह्म भ्रगनि में जरी जु ममिता, पाषंड भ्रू अपिमानां ॥ 

काम चोलनां अया पुराना सोपें होइ न झाना॥ 

जे बहु रूप किये ते कीये, अब बहुरूप न .होई। 

थाको सांज संग फे बिछुरे, रांम नांम मसि घोई॥ 

जे थे सचल अ्रवल द्वं थाके, करते बाद बिबादं। 

कह कबीर में पूरा पाया, भया राम परसादं ॥२८१। 


शब्दार्थ--मंदलान --ढपरी । भरम भोयन = संसार से प्राप्त भ्रम | मसिं = 
स्याही, कलंक । हरसादं = प्रसन्नता, कृपा । | 

कबीर कहते हैं कि मेरा मंन प्रभु भक्ति की ढपली पर ही अपना राग अला- 
पता है, इसीलिए सुभसे ससार के प्रपंचों में नहीं पड़ा जाता । मैं प्रभु-भक्ति करने से 
पूर्व पतित था, किन्तु अब शुद्ध हो गया हूँ श्लौर मेरी संसार-तृष्णा की गगरी फूट गई 
है। प्रमु का स्मरण करते हुए मेरी ढपली भी भक्ति के सुन्दर स्वर निसृत करने लगी 
है जिससे मेरा संसार-संशय विदूरित हो गया है। ज्योतिस्वरूप परमात्मा के दर्शन से 
ममता, पाखण्ड ग्रौर अभिमान. जलकर विनष्ट हो गये । भ्रव यह शरीर विषय-वासना 
से जजर हो गया है, अतः झब मैं पुनः जन्म धारण करने की व्यथा सहन नहीं कर 
सकता । जो कुछ जन्म ग्रहण करने थे कर चुका । श्रब तो तत्व-विश्लेषण द्वारा जो 
चेचल-बुद्धि थे वे भी स्थिर मति हो गये, संगी साथी बिछुइ चुके हैं और समस्त साज 
भी थक गये हैं, राम नाम ने कलंक कालिमा को धो डाला है। कबीर कहते हैं कि मैं 
एणं परमात्मा को पाकर राम भकत बन गया हूँ । 

ग्रन क्या कीजे ग्यांन बिचारा, निज निरखत गत व्योहारा ॥ टेक 

जाचित वाता इक पाया, घन दिया जाइ न खाया । 

कोई ले भरि सक न सुका, ्रोरनि पें जातां चुका ॥ 

तिस बार न जीव्या जाई, वो मिले त घाले खाई । 


वो जीवम भला फहाई, बिन मूंबां जीवन ह 
घसि चद्त् बनज MA (बिन i | न eGanaotri 
तिहि पुत बाप र जाया, बिन ठार नगर वैतायों कीं ^ १79 


४४९ 


फो जीवत ही मर जांनें, तौ पंच ,सयल सुस मांने । 
कहै कबीर सौ षाया, प्रभु 'भेटत श्राप गंवाया ॥२८२॥ 
शब्दार्थ--जाचिग:-न्याचक । बार = बन्ष्या । बारा =जला देना ।. 
कबीर कहते हैं कि आत्म चरित्र को विचार कर' देख लो, ज्ञान प्राप्ति की 
बात करने से भ्रब क्या प्रयोजन ? मुझ जैसे याचक ने प्रमु रूप दाता को प्राप्त कर 
लिया है जिसने भक्ति 'का ऐसा भरपूर घन दिया है जो किसी से समाप्त नहीं हो 
सकता । ग्न्य कोई इस सामान्य धन की नाइ चुराना चाहे तो वह भी सम्भव नहीँ 
है । इसे माया रूपी बन्ध्या भी समाप्त नहीं कर सकती । उल्टे यदि वह सामने पड़ गई 
तो भक्ति माया को समाप्त कर देगी । प्रभु-भक्ति का जीवन श्रेष्ठ है, जब तक जीते 
जी मरा नहीं जाता अर्थात्‌ जीवन्मुक्त नहीं हुआ जाता तब तक जीवन की साथंकता 
कहाँ ? भक्ति के शीतल चन्दन को धिस कर विषय-वासना बन को समाप्त कर दिया 
एवं बिना नेत्रों की सहायता के समाधि में प्रभु-द्शेन प्राप्त कर लिए । ईर्वर ने अपने 
अनुरूप भक्त का सूजन कर इस संसार में बसा दिया है । कबीर कहते हैं कि उस ब्रह्म 
की प्राप्ति पर ग्रात्म-विस्मृति हो जाती है । 
विशेष--विरोधाभास, विभावना, भ्रनुप्रास आदि अलंकार इस पद में प्रयुक्त 
हुए हैं । 
ग्ब में पायो राजा रांम सनेही, जा बिन बुख पाचे मेरी देही ॥टेक।। 
चेद पुरान कहत जाको साली, तीरयथि ब्रति न छुटे ज्ंम की पासी ॥ 
जायें जनम लहत नर यागे, पाप पुनि दोऊ भ्रम लागे। 
कहै कबीर सोई तत जागा, मन भया सगन प्रेस सर लागा॥२८२॥ 
दाव्दायं- साखी = साथी । 
भ्रब मैंने परम प्रेमी परमात्मा को प्राप्त कर लिया है जिनके बिना मन व्यथाः 
पूर्ण था। वेद-पुराण श्रादि शास्त्र ग्रंथ जिस परम पुरुष की साक्षी देते हैं वह प्राप 
हो गया है। उसकी भक्ति से ही सब कुछ सम्भव है। तीथं, ब्रत भ्रादि बाह्माइम्बरो 
से तो मृत्यु बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता । जिस पाप-पुण्य के पचड़े में पड़ी. 
मनुष्य भ्रावागमन में पड़ता है ईकवर-दशंन से वह समाप्त हो गया । कबीर कहते है 
कि वही भ्रनुपम ब्रह्म मुझे प्राप्त हो गया है। प्रभ्‌ प्रेम बाण लगते ही मन ईव! 
भक्ति में रम गया ।. ह 
बिरहिनी फिरे है नाथ ग्रघीरा । 
उपजि बिनाँ फछू समि न परई, बांझ न जांनें पीरा ॥।टेक। 
या बड़ विया सोई भल जांने, राम बिरह सर सारी | 
कसो जांनें जिनि यहु लाई, कं जिनि चोट सहारी ॥ 
००5 गक्ीतिकरी सिनः ज००पवं, भोज “फहै पकष काहे I 
जतन कर घ्ररू जुगति बिचारं, रटे रांम कूं चाहै॥ 


पदावली-भाग ४५१ 
दोन भई डूरे सलियन कीं, कोई मोहि राम मिलाजे। 

दास कबीर सीन ज्यूं तलपे, मिलें मलं सचुपाव॑ ॥२८४॥। 
दब्दाथ---उपजि विनां=विरह-व्यथा के बिना । 

विशेष--उपमा अलंकार । 


' प्रभुःप्रेम-व्यया का अनुभव किसे न हो वह भला उनके प्रेम का रहस्य कंसे 
जान सकता है ? विरहिणी आत्मा तो उस प्रिय के विरह में व्याकुल घूम रही है किन्तु 
जिसके यह वेदना उत्पन्न नहीं होती बह इस तत्व को नहीं समझता, भला बन्ध्या को 
प्रसव वेदना का क्या भान होगा ? राम प्रेम वाण से ग्राहत की पीड़ा को कोई सम- 
दुखभोगी ही जान सकता है। ्रात्मा परमात्मा में. नहीं मिल पा रही है, इस वेदना 
का ज्ञान तो प्रभु-विरही को ही हो सकता है। ये विरही जन अपनी व्यथा-शमन का 
कुछ ध्यान न करते हुए केवल प्रभु नाम का स्मरण करते हैं एवं साथियों से भ्रत्यन्त 
दीन भावयुक्त वचनों से राम के मिलने की प्राथंना करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं 
कि ऐसे भकत जन ग्रहनिशि प्रभु-वियोग में मछली के समान तड़पते है और ईश्वर के 
पाने पर ही शान्ति लाभ कर सकते हैं । 

जातनि वेद न जांनंगा जन सोई, 
सारा भरम न जांने रांम कोई ।टेक।। 

चषि बिन दिवस जिसी है संझा, व्याधन पीर न जांनें बंका । 

सुभ्ह करक न लागे फारी, घेद विषाता फरि मोहि सारी ॥ 

फह कबीर यहु दुख कासनि फ हिये, 

अपन तम फी प्राप ही सहियेः॥२८५। 

शब्दायं--चषि==नेत्र । संभा=संध्या, श्रन्धकारपूर्ण । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु-विरोधी की वेदना को समझने वाला तो कोई सम- 


दुखभोगी ही हो सकता है। इस संसार-भ्रम में ौर किसी की सामथ्यं नहीं कि उसकी 


वेदना का भ्नुमान कर सके । बिना नेत्रों के तो रात्रि भी दिवस के समान प्रकाशपूर्ण 
है, उसी प्रकार बाँक को प्रसव-वेदना का अनुभव नहीं होता । क्योंकि उसे कोई पीड़ा 
नहीं होती इसलिए बह दूसरों की पीड़ा से भ्रनभिज्ञ है। राम वियोगी का उपचार तो 


'वैद्य सांवसिया द्वारा ही हो सकता है । कबीर कहते हैं कि मैं ग्रपनी व्यथा का किससे 


कथन करू, स्वयं ही इस वेदना को सहन करना होगा । 
विशेष-_निदशंना भ्र गकार । 
जन फी पीर हो राजा रांम मस जांने, 
कहूं काहि फो मांनं ॥टेक॥ 
नेनफा बुख घन जांने, बेन फा दुल वनां । 
८प्र् FL ens दु ra Toro 


पास फा दुख प्यासा 


४१३ कबीर ग्रन्थावली सदीक 


भगति का दुख रांम जाने, कहै दास-कबीर ॥२८६॥ . 
दाब्दाथ-सरलहै। ` 
कवीरदास जी यह प्रतिपादित करते हैं. कि भगवान्‌ भक्त की वेदना से भन्नी- 
भांति परिचित होते हैं, वे उसका किसी से भ्रन्यथा वर्णन सुनकर कैसे विश्वास करेंगे 
जिस भाँति नेत्रों के दुख का भ्रात्मा को, शृत्यु-दुल का प्राणों, आशान्वित के दुख को 
तृषित और तृषित के दुख को जल जानता है, उसी भांति भक्त के दुख का केवल 
स्वामी को ही अनुभव होता है-ऐसा कबीरदास का मत है। 
विशेष--अ्रसंगति ग्रलंकार । 
तुम्ह बिन रांम कवन सों कहिये, | 
लागी चोट बहुत दुख सहिये ।।टेक॥ 
बेच्यो जीव बिरह के भाले, राति दिवस मेरे उर साले। 
को जांने मेरे तन को पीरा, सतगुर सबद बहि गयों सरीरा ॥ 
तुम्ह से वैद न हमसे रोगी, उपजी विथा कंसे जीवे बियोगी। . 
तिस वासुर मोहि चितवत जाई, श्रजहूं न आइ मिले रांस राई ॥ 
कहत कबीर हमकों दुख भारो, बिन दरसन क्यूं जीवहि मुरारी ॥२८७॥ 
शब्दाथ---निस वासुरि = रात दिन । 
हे राम ! आपके श्रतिरिक्त अपनी व्यथा कथा किससे कहें, हृदय में पके 
प्रेम का घाव हो रहा है---इस वेदना को किस भाति सहन करें? मेरी श्रात्मा को 
आपके विरह के भाले ने वेध रखा है जो ग्रहनिशि मुझे पीड़ा देती है। मेरे रोम प्रति 
रोम में गुरु-उपदेश बह रहा है, मेरी पीड़ा का अनुमान कौन कर सकता है ? हे प्रभु ! 
कोई आप सरीखा चिकित्सक और हम जैसा इस रोग का रोगी भी नहीं मिलेगा, श्रतः 
मेरी वेदना का निदान करो। मैं रात-दिन व्याकुलतापूर्वक प्रभु का मार्ग तकता हूँ 
किन्तु ग्रव तक स्वामी की प्राप्ति नहीं. हुई । कबीर कहते हैं कि दीनदयाल ! मुझे 
बड़ी वेदना हो रही है, ्रापके दर्शन के अभाव में जीवन भार हो गया है । 
तेरा हरि नांमे जुलाहा, मेरे रांम रमण का लाहा ॥टेक॥! 
दस से सूत्र की पुरिया पुरी, अंद सुर दोइ साखी । 
ध्रनत नांव गिनि लई मंजूरी, हिरदा कवल में राखी ॥ 
सुरति मुपरृति दोइ खूंटी कीन्हीं, झारंम कीया बनेकी । 
ग्यान तत की नलो भराई, बुनित ब्रातमां पेषी । 
प्रबिनासी घंन लई मंजुरी, पूरी थापि पाईं । 
रन बन सोधि सोधि सब ग्राये, निकटे दिया बताई । 
भेन सुधा को कूच कियो है, ग्यांन बिरथनीं पाई । 
जोव की गांठि गुढी सब भागी जहां की तहां लयो लाई॥। 
= गरि बगाई बाकी, अनते, अस 
द्वस बबरः बुनत सचु पाया Rbctioh. Higit db otri 
” दुख ससार सब नासा ॥२८८॥ 


, तो बुन लो, फिर प्रभु को दोष मत 





* भाग 
पदावली-भार । ४५३ 


इाब्दाथं--चन्द सुर==इड़ा पिंगला से तात्पर्य है। विपरनीं = वैतरणी । 
ग्रनभे =निर्भीक होना । सचु= सुख । नासा = नष्ट हो गया । 

कबीर कहते हैं कि प्रभु ! मैं जुलाहा हूँ, ्रापके नाम के सूत का वस्त्र बुनता 
हँ । मैंने आपका भविति वस्त्र बुनने के लिए दस सहस्त 'पुरिया' को पूर कर इड़ा- 
पिंगला नामक सखी को सहायक रूप से साथ लिया है। आपके अनन्त नामों का 
उच्चारण कर मैंने अपनी मजदूरी प्राप्त कर ली जिसे मैंने हृदय में संजोकर रख 


` रखाहै। सुरति, निरति की खूटी बनाकर आपके नाम का जप प्रारम्भ कर दिया 


एवं ज्ञान तत्व से कली भरकर आत्मा ने बुनने का कार्य सम्पूणं किया । थान को 
पूरा कर मैंने अविनाशी प्रभु को ही अपनी बुनाई के रूप में प्राप्त कर लिया । सब 
लोग उस परमात्मा को दूर-दूर वन-प्रान्तर में" खोज चुके थे, किन्तु हमने तो उसे 


त्यन्त - निकट--हृदय में ही--प्राप्त कर लिया । ज्ञान वैतरणी प्राप्त कर मन ने 


सीधा उस लक्ष्य प्रश्नु की ग्रोर ही प्रस्थान कर दिया है। जीव की विषय-वासना, 
समाप्त हो गई और उसकी दत्तियाँ प्रभु में केन्द्रीभूत हो गई । समाधि में बेठकर उस 
परमपद के दर्शन प्राप्त किये। कबीर कहते हैं कि इस भक्ति वस्त्र को बुनने में 
हमें अमित आनन्द प्राप्त होता है और संसार का समस्त दुख समाप्त हो जाता है। 
बिशेष--सांगरूपक, रूपकातिशयोवित आदि अलंकार । ; 


भाई रे सकहु त तनि बुनि लेहु रे, | 
पीछे रांमहि दोस न बेहु रे ॥टेक॥। 
करगहि एक बिकांनी, ता मांतरि पंच परांनीं। 
सानं एक उदासी, तिहि तणि बुणि सब बिनासी ॥ 
जे त्‌ं चोसठि बरियां धांवा, नहीं होइ पंच सूं मिलावा। 
जे तें पांसे छसे तांणीं, तं सुख़ सूं रहै परांणीं ॥ 
पहली तणियां ताणां, तो पोछे घुणियां बांगां। 
तणि बुणि भेरतब कीन्हो तब रांम राइ पूरा दीन्हां॥ 
राछ भरत भइ संका, तारणीं त्रिया सन वंश्ा। 
कहै कबीर बिचारी, भब छोछी नलौ हंमारी ॥२८६॥ 
शब्दार्थं - करगहि ==करषे में ।-पंच परांनी --काम, क्रोध आदि पाँच विकार, 
मुरतब = भक्ति से तात्पर्य है। " ` 
`-कबीर महते हैं कि यदि सत्कमों अथवा भक्ति का थान अब बुगना चाहते हो 
देना कि हमें यह अवसर प्रदान न किया । एक 
शरीर रूपी करचे के भीतर क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी पाँच प्रiणियों का निवास 


समें असम्पृक्‍त है T में यदि 
है। उसमें आत्मा भी स्थित है जो संसार से ्सम्बक हैं। .उस भाता, गत i 
'तुम चौसठ बार प्राणायाम द्वारा अपनी दृत्ति रमा दो तो फिर पांचों से मिलन | 
होगा, माती दढन ह दि हूँ अपनी जियो अडिति त कुत का 


४५४ कबीर ग्रन्यावलो सदीए 


्रनुभव करेगा । पहले इन्द्रियों को वश में कर उनका ताना बनाकर ही प्रभु भक्ति 
रूपी थान का निर्माण हो सकता है। जब सावक तन मन पर नियन्त्रण कर भक्ति 
. में लग जाता है तो राजा राम--प्रभु--उसे दर्शन देते हैं ॥ कबीर कहते हैं कि यदि 
मन सुन्दरी-काम वासना--में पड़ जाय तो भ्रज्ञानांधकार छा जाता है। इसीलिए 
श्रव मेरी गति तो सुषुम्णा (छोटी नली) में ही केन्द्रीभूत हो गई है । 
विशेष--रूपक भ्रलंकार । 
' वे क्यूं कासो तजे मुरारो, तेरी सेवा चोर अये बनवारी ॥टेफ॥ 
जोगी जती तपी संन्यासो, मठ देवल यसि परस फासी । 
तीन बार जे नित प्रति न्हांव, काया भॉतरि ख़बरि न पांव ॥ 
देवल देवल फेरो देहो, नांव निरंजन कबहुं न लेहों। 
चरन बिरद कासी को न देहू, कहै कबीर भन नरकहि जेहे ॥२६०॥ 
शब्दाथं-देवल =नमन्दिर । बिरद = यश । 
हे प्रमु जो साधक काशी में साधना के लिये आते हैं वे उसका परित्याग 
क्यों करें, क्योंकि आपकी भक्ति से चोर भी भक्त हो तद्रूप हो गये हैं । योगी, यति, 
तपस्वी एवं संन्यासी मन्दिर भौर मठों में ही आपको देखने का प्रयास करते हैं वे 
भला जो साधक तीन-तीन बार स्नान कर केवल बाह्य-शुद्धि में ही लगे रहते हैं। वे 
हृदयस्थित ब्रह्म से कसे परिचित हो सकते हैं । मुखं साधक ! तुमने व्यर्थं शरीर को 
मन्दिर प्रति मन्दिर के द्वार पर घुमाया और ज्योतिरूप श्रलख निरञ्जन ब्रह्म को 
कभी नहीं भजा । 
कवीर कहते हैं कि केवल प्रभु-मृर्ति के चरणों से वरदान पाने की श्राशा में 
काशी में रहने की अपेक्षा नरक में जाना ग्रधिक श्रेयस्कर है । 
विशेष--वीप्सा अलंकार । 
, तब काहे भूलो बनजारे, प्रब श्रायो चाहै संग हमारे ॥टेफ॥ 
. जब हंस यनजी लॉग सुपारी, तब तुम्ह काहे बनजी खारी । 
जन हम बनजी परंमल कसतूरी, तब तुम्ह काहे बनजी कूरी ॥ 
ग्रगृत छाडि हलाहल खाया, लाभ लाभ करि सूल गंवाया । 
कहें कबीर हम बनज्या सोई, जायें छरावागनन न होई ।।२६१। 
अदाप -परमल =सुगंध । हलाहल == विष । जाथे = जिससे । 
कबीर कहते हैं कि हे साधक ! यदि तुम भक्ति मार्ग में हमारे साथी यनना 
चाहते हो तो क्यों इस संसार की विषय-वासना में पड़े हुए हो ; जब हम प्रमु-भक्ति 
द्वारा लौंग, सुपारी तुल्य मीठे बन गये हैं तो तुम भाया-मोह में पड़े खारे क्यों बने 
रहे : जब हम परमु-भक्ति द्वारा कस्तूरी सुगन्ध की भाँति सुवासित हो गये तो तुम 


कुड़े सदश अपने पाप कर्मो से बने रहे । तुमने विषय-वासना सेवन से भक्ति-श्रमृत को 
छोड़ वाप्तना विष का सेवन किया 8 मरोर ARCE0लाभठ्शाने by मूलेधध०८ पूर्व संचित 





पर्दावली “भागे के 


सत्कर्म--की भी गँवा दिया । कबीर कहते हैं कि यदि तुम मु जेसे ईशवर-भक्त प्रौर 
संसार से असम्पृक्त हो जाओ तो अन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाझोगे । | 
परम गुर देखो रिद विचारो, कक करो सहाइ हंभारो ॥टेका। 
लवानालि तति एक संमि करि, जंत्र एक मल साजा। 
सति असति कछू नहीं जान्‌, जेसं बजावा तसें बाजा ॥ 
सोर तुम्हारा तुम्हारी प्राग्या, मुसिपत नगर तुम्हारा । 
. इनके पुनह हमह का पकरो, का पझ्पराध हमारा ॥ 
सेई तुम्ह सेई हम एके कहियत, जब प्रापा पर नहीं जांनां । 
जय जल में जल पेसि न निकसे, कहे कबीर मन मांनां ॥२६२॥। 
दाब्दार्थ--रिदै--हृदय में । मुसियत=चोरी करता है। 
कबीर यहाँ सद्गुरु को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे गुरुवर ! तनिक हमारी 
दीन-दशा को चित्त में विचार कर तो देखो झौर कुछ तो हमारी सहायता कीजिए । 
लावा और तन्तु की सहायता से भक्ति रूपी एक यन्त्र का निर्माण किया है, किन्तु मैं 
इसके बजाने की विधि पाप-पुण्य .(सदसद्‌) से अवगत नहीं हूँ जेसे मन में ग्राता है - 
वैसे ही इसे बजा लेता हूँ। 
भाव यहं है कि गुरुवर भाप साधना में मेरा पथ-निर्देश कीजिए । वास्तव में 
यह अज्ञान रूपी चोर आपसे बचकर आपके भवत की भक्ति-विषयक भावनाओं को 
नष्ट कर रहा है। मैं भला आपके बिता श्रज्ञान से कसे मुक्ति पा सकू गा, ग्रतः हे. 
प्रभु ! मेरा कौन-सा अपराध है जो आप मुझे इससे मुकत नहीं करते? कबीर कहते 
हैं कि हे प्रभु! अब तो मन में यह विश्वास हो गया है कि हम और भाप एक हैँ, 
हरत भ्रम है। वस्तुतः प्रभु ! आपके रहस्य में पड़कर कोई उसी प्रकार नहीं निकल 
. पाता जिस भाँति जल में डूबा हुआ नहीं निकल पाता । 
विशेष--१. रूपक एवं उपमा अलंकार । 
२. झद्दैतवाद का सुन्दर एवं प्रभावोत्पादक प्रतिपादन. है । 
`` जन रे झाइर कहां गयौ ताये सोहि बेराग अयो। ।डेकी। 
पंच तत ले काया कोन्ही, तत" कहा ते कोन्हां । 
करमां के बसि जीव कहत हैं, जीव करम किनि दीन्हा ॥ 
गकास गगन Mr आसा 
नंद मल सदा परसोतम, घट 
हरि में तन है तन में हरि है, है पुंनि नांही सोई। 
कहे कबीर हरि नाम न चाड, सहजें होइ सु होई ॥२६३॥ 


वाब्दार्थ-परसोतम==पुरषोत्तम । | 
हे मन ! अब तू इस संसार को छोड़, भ्रन्यर्त कहाँ रम गया (प्रमु-लो क-शून्य 


में पाँच. तत्वों से इसका 
में) जो मुझे इस संसार से विरक्तता ही गई है। उस ईर्वर ने पच.तरव र 

वह्‌ गता 
निर्माण किया है किम्कुः Tg! क्रो नश्ल पाँच लाका न क 


४९ = | कबौर प्रन्यावसो सदी 


है ? यदि जीवात्मा कमफल को भोगने के लिए ही इस संसार में आता है तो प्राप 
जीवन को कुकमोँ में लिप्त ही क्यों करते हो ? आकारा, पाताल एवं दसों दिशाओं 
में वह ब्रह्म समान रूप से उसी प्रकार रमा हुआ है, जिस भांति शून्य ब्रह्मरनपर मे 
स्थित है । वस्तुतः शून्य कमल में ही ्रानन्दरूप पूर्ण पुरुषोत्तम रह्म का निवास है। 
शरीर के नष्ट होने पर चाहे हृदय--मन--की सन्तान रहे, किन्तु प्रमु फिर भी 
शून्य में उसी भाव से बसे रहते हैं। वह ब्रह्म वस्तुतः इस शरीर में भी वर्तमान है 
और शरीर भी ब्रह्म में है, यह शरीर शुन्य मात्र नहीं, प्रभु-परिपूणं है। कवीर 
हैं कि मैं ईश्वर नाम का सन्त्रल नहीं छोड़ सकता, उसे सहंज-साधना से प्राप्त किया 
जा सकता है। 
हमारे कोन सहै सिर भारा, 
सिर की सोभा सिरजनहारा ॥टेक॥ 
टेढी पांग बड जरा, जरि भए भसम कों कूरा | 
ग्रनहद कों गुरो बाजी, तब काल द्रिष्टि भे भागी ।| 
कहे कबीर रांम राया हरि के रंगे मुंड मुडाया ॥ २९४।। | 
े शब्दाथ --सिरि भारा-- पाप बोझ । सिरजनहारा = स्रष्टा, ब्रह्म । टेढ़ी पाग 
==तिरछा साफा बाधने से तात्पयं । बड चुरा=बड़ा जुड़ा, केश-विन्यास की पद्धति 
विशेष । गुरी = तंत्री । कालद्रिष्टि = मृत्यु । भै =भय । मुड मुड़ाया =विरक्त होना। 
कबीर कहते कि इस सांसारिक विषय-वासना वोझ को सहना हमारे लिए 
सम्भव नहीं, हमने पाप-मोट व्यर्य सिर पर रख रखी है, वस्तुतः शीश की वास्तविक 
शोभा स्रष्टा की भक्ति है। श्रदा से रखे गये साफे, बड़े-बड़े जुड़े अर्थात्‌ समस्त 
श्व गार-प्रसाधन जलकर क्षार रूप में परिणत हो जाते हैं; मिट्टी में मिल जाते हैं । 
अनह नाद हीने पर ही साधक का मृत्यु भय विदुरत होता है । कबीर कहते हैं कि हे 
प्रभु ! मैने ग्रापके भक्ति-रंग में रंगकर ही संसार से विरक्तता ली हे । 
कारनि कॉन संवार देहा, यहु तनि जरि बरि ह्व॑ है षेहा ।।टेक॥ 
चोवा चंदन चरचत भ्रंगा, सो तन जरत काठ फे संगा । 
बहुत जतन कारि देह मुट्याई श्रगनि दहै के जंबक खाई ॥ 
जा सिर रचि रचि बांधत पागा, ता सिरु यंच संवारत कागा। 
कहें कबीर तब भूठा भाई, केबल राम रह्यो ल्यो लाई ॥२६५॥ 


शम्दाय _षेहान=धूल । देह मुट्याई=शरीर बनाया । जंबुक == लोमड़ी | 
रचि रचि=बना वनाकर | चंच -- चंचु, चोंच । 


जलता है ! नेक भाँति के प्रयत्न करने गर जिस शरीर को परितुष्ट किया है वह 


या तो अग्नि से जलता है «वा लोमड़ी ,(अपद्धि।जंगली/ जवम) ही'क्षाँती है, जिस 


' शीश पर बड़े गौरव से साफे की पाग बनाकर धारण 


वदावली-भागै 


४५७ 


- ॒ ए करते हो उसे कोए ग्रपनी चोंच 
से कुरेदते हैँ । श्रतः इस शरीर का श्रृंगार-प्रसाधन दथा और जीवन की श्रायु-पर्यन्त 


ही सीजित है। अतः यह कृत्य गिध्या i कै! 
चाहिए---ऐसा कबीर का विचार है। Pd SiC 
विशेष---अनुप्रास भ्रलंकार । 
धंन धंधा व्योहार सब, माया मिथ्यावाद । 
पांणों नीर हलूर ज्यूं, हरि नांव बिना भ्रवपाद ॥।डेका। 

इक रांम नांम निज साचा, चित चेति चतुर घट काचा । 

इस भरमि न भूलसि भोलो, बिघनां की गति है ग्रोली ॥ 

जीवते क्‌ं मारन घावे, मरते क्षों . बेगि जिलावे। 

जाक हुंहि जम से बैरी, सो कयं सोवे नींद घनेरी ॥ 

जिहि जागत नींद उपाव, तिहि सोबत क्यूं न जगावं । 

जलजंत न देखिसि प्रांनी, सब दोसे झूठ निदांनीं ॥ 

तन देवल ज्यं घज ग्राछे, पड़ियां पछितावे पाछे। 

जीवत ही कछू कीजे, हरि रांम रसांइन पीजे ॥ 

रांस नांम निज सार है, माया लाग न खोई। 

ग्रत कालि सिर पोटली, ले, जात न देख्या कोई ॥ 

कोई ले जात न देख्या, बलि बिक्रम मोज ग्रस्टा । 

फाहू के संग न राखी, दीस बीसल की साखी॥ 

जब हंस पवन ल्य खेले, पसरयो हाटिक जब मेले । 

मानिख जनम श्वतारा, .नां ह्लं है वारंबारा॥ 

कबहें है किसा बिहांना, तर पंखी जेम उडांनां। 

सब झाप प्राप कं जांई. को काहू मिले न भाई॥ 

मरिख मनिका जनस गंवाया, वर कोडी ज्यं डहकाया । 

जिहि तन धन जगत भुलाया, जग राख्पौ परिहरि साया ।। 

जल पअंजुरी जीबन जैसा, ताका है किसा भरोसा | 

कहे कबीर जग घंघा, काहे न चेतहु भ्रंधा॥२६६॥ 

शब्दार्थं =व्यौहार सब -=समस्त क्रिया कलाप । मिथ्यावाद=मृष्मय, प्नित्य 

नाशवान-। धट == इसका भ्रर्थ यहाँ मन । ली = विचित्र अनुपम । घनेरी =गहरी 
अचेत । जलजन्त== जलजन्तु, जल के जीव । देवल = मन्दिर । धज--ध्वज । 
हाटिक==स्वर्णं । मानिख == मनुष्य । विहांन[==बहाना । डहकाया=खो दिया । 
अँजुरी -- अंजलि । 
के कबीर कहते हैं कि इस जगत्‌ का समस्त कायं-कलाप शर प्रत्येक 33 8 
मिथ्या हे । इसकी मत्तपर्पामीऽ्मे/व्ातजहकी) है | अजगर जता यह समार डम 


४५६ कबीर ग्रन्थावलो. सदी 


है अथवा प्रभु-नाम, अर्थात्‌ भवित का ही कर्म इस संसार में मिथ्या नहीं है, अन्या 
सब कुछ नाशवान है। | 

हे मनुष्य ! तू हृदय में सावधान हो जा क्योंकि मन बड़ा श्रस्थिर है। संसार 
सें प्रभु नाम ही एक मात्र सत्य है। तुम इस संसार के माया-मोह--भ्रम--में मत 
पड़ना । ईश्वर की गति बड़ी विचित्र है। यह उसी की सामर्थ्यं है कि वह जीवित का 
अस्तित्व क्षण भर में समाप्त कर दे और मृतक को पुनः जीवन दान दे दे। जिस 
जीव की--मनुप्य की मृत्यु शत्रु है, उसे गहरी नीद में भ्रचेत ही नहीं सोना चाहिए 
` ञज्ञान में नहीं पड़ना चाहिए । हे प्रभु ! यदि आप जीवात्मा को ऐसी कुमति प्रदान 
करते हो कि अज्ञानग्रस्त ही संसार में पड़ जाता है तो आप उसे ऐसी चेतना क्यों 
नहीं देते कि वह ज्ञान से अगान की ओर, संसार से भवित की ओर प्रद्धति से निद्रति 
की झोर चले | मनुष्य जल में पड़े हुए कीटाणुओं को नहीं देख सकता, इसी भांति 
विषयानन्द स्थित नाश को वह कल्पना नहीं करता । ये क्षणिक आनन्द प्रत्यक्ष में 
ही ्रानन्द दृष्टिगत होते हैं, वेसे ये विनाशसाधन हैं। इस शरीर में ही ब्रह्म का 
निवास-मन्दिर-है जो अपनी घ्वजा सहित गौरव से स्थित है। इसलिए अपनी 
दत्तियों को झन्तमुंखी कर लो, कभी जीवन-संध्या ' निकट होने पर व्यर्थ पछछताग्रो 
प्रभु-नाम ही इस संसार में सत्य है, माया के फेर में पड़ कर तुम इसे विनष्ट मत करो । 
घन का मोह दथा है क्योंकि मृत्यु के समय इसे कोई यहां से नहीं ले जाता। बलि, 
विक्रम और भोज जसे भी अपना समस्त घन-वेभव यहीं छोड़ गये, फिर तुम्हारी तो 
बात ही कया ? यह सम्पत्ति कभी किसी के साथ नहीं गई, इनकी साक्षी बीसल देव ने 
भी दी है। जब आत्मा प्राणायाम साधना द्वारा शून्य में लय होती है, तभी उसे 
शून्य-सागर में मोती--स्वर्ण-- (आनन्द की अतुलित राशि ) प्राप्त हःते-हें। यह 
मनुष्य जन्म बारम्वार नहीं होता, ग्रतः इसे व्यर्थ मत खोझो । तब तुम किसे 
दोष दोगे जब प्राण किसी तरुवर वासी पक्षी के समान उड़ जायेंगे सब मनुष्य अपनी 
स्वार्थ-साधना में अनुरक्त हैं, प्रभु-मिलन की चिता किसी को भी नहीं। हे मूसं, 
अज्ञानी ! तुमने यह अमूल्य मनुष्य जन्म कौड़ी तुल्य मूल्य पर दे दिया, खो दिया । 
शरीरग्र सम्पत्ति मोह में पड़ संसार अपने बास्तविक कत्तेव्य--प्रभु भक्तिको 
विस्मृत कर रहा है। संसार में माया का परित्याग कर ही रहना चाहिए । जीवन 
अंजलि में भरे अल, जो जब चाहे तब समाप्त हो सकता है और प्रति क्षण कम होता 
रहता है, की भांति है। कबीर कहते हैं कि यह संसार केवल पाप मय ही है ग्रतः हैं 
अज्ञानी जीवातमा तू सावधान हो प्रभु-भक्ति कंयों नहीं करता? |. | 

- रूपक, उपमा भ्रादि अलंकार | 

२. पंजाबी भाषा के अनुसार शब्द रूपों का प्रयोग यथा--'भलसि” । : 

३. टेक की दूसरी पंक्ति में 'पाणीं नीर? में गाः 


> ८, जल अंजुरी ज ts € . सौन्दर्यमयी 
न अंजुरी जीवन जैसा” उपमा बड़ी सार्थक एवं सौन्दर्यमयी हैं। ई 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


iis i i in 


ददावसौ-मागं ४५९ 


उपमा को रख कबीर ने जीवन की क्षणिकता 
बड़ी कुशलता से व्यक्त कर दिया है। है ss Mie 
रे चित चेति च्यंति ले ताही, 
तर जा ज्यंतत श्रापा पर नाहीं ।।टेक।। 
हरि हिरदे एक ग्र्यांन उपाया, तायं छूटि गई सब माया। 
- जहाँ नाद न व्यंद दिवस नहीं राती, नहीं नरनारी नहीं कुल जाती ॥ 
कहै कबीर सरव सुख दाता, विगत प्रलख प्रभेद विधाता ॥२६७॥ 
शठ्दाथ--च्यंति= चिन्तन करलं । अविगत==जिसकी गति को न जाना 
जा सके । 
हे मन ! तू सावधान होकर उस ईरझ्वर का ध्यान कर जिसके चिन्तन से 
प्रहुंपरं का भेद विदूरित हो जाता है। प्रभु का हृदय में ध्यान झाते ही समस्त 
माया-बन्घन छूट जाता है। प्रभु का ध्यान करने से जिस अनहद नाद की प्राप्ति होती 
है, जिस शून्य-जगत्‌ की उपलब्धि होती है, वहाँ न तो रात्रि है ौर न दिन, न कोई 
नर है न नारी, न जाति कुल का भेद है। 
` कंहने का तात्पर्यं यह है कि वहाँ सम अवस्था है। कबीर कहते हैं कि वह 


` झलख निरंजन ज्योति स्वरूप परमात्मा समस्त सुख-प्रदाता. है । 


सरवर तटि हंसणीं तिसाई, 
जगति बिनाँ हरि जल पिया न जाई ॥टेक। 
पीया चाहे तो ले खग सारी, उडि न सके दोऊ पर भारी । 
फुभ लीये ठाढी पनिहारी, गुण बिन नीर कसं नारी ॥ 
फहे फयोर गुर एक बुधि बताई, सहज सुभाइ मिले रांम राई ॥२६८॥ 
शज्दार्थ--हंसणीं = रातमा । तिसाई= प्पासी, तुषित । जुगतिः= युक्ति, 
साधना, भवित । पीया--पीना । कुम्भ=षघड़ा । गुण=प्रकुुः नामस्मरण से 
तात्पर्यं । 
प्रभु के हृदयस्थिति होते हुए भी रातमा उसके दर्शन के लिए व्याकुल है, यह 
उसी भाँति है जैसे सरोबर के तट पर भी हंसनी प्यासी हो। वस्तुतः साधना के 
भभाव में प्रभु-भक्ति का जल नहीं पिया जा सकता | हे जीवात्मा ! यदि तू इस जल 
झा पान करना चाहती है तो अपने पैरों में पड़ी माया-शंखला को तोड़ दे। मनरूपी 
सागर में प्रभु का वास है उसे पनिहारिन--शरीर धारण किये हुए है, किन्तु आत्मा 
प्रभु-ताम स्मरण बिना उसका पान नहीं कर सकती । कबीरदास जी कहते हैं कि 
सद्गुरु ने ब्रह्म प्राप्ति का जल उत्तम उपाय बता दिया है, वह है सहज साधना । 
बिज्ञेब--रूपकातिशयोक्ति अलंकार । 
भरयरी सूप भया बेरागी। ... 
(बिरह/विक्लो्ि/०बति-तरि यानी रत ४2 हि बसों लाए (का 


४६० | कबोर ग्रन्थांवलो: सरी 


हसतो घोड़ा घांव यढ गूडर, कनड़ा पा इक झागी। 
जोगी हुवा झाँ'ण जग जाता, सहर उजीणों त्यागी ॥ 
छत्र सिघासण जबर ढइलंता, राग रग बहु ्रागी। 
रोज रमेंणों रंभा होती, तासो प्रीति न लागी॥ 
सूर बीर गाढा पग रोप्या, ईह बिधि माया त्यागो । 
सब सुख छाड भज्या इक साहिव, गुर गौरख ल्यो लागी ॥ 
मनसा टाचा हर हरि भाखे, गंध्रप सुत बड भागी । 
कहै कबीर कुदर भजि करता, भ्रमर भरो अणरागो ॥२६६९॥ 
शब्दार्थ-भूप =राजा, नृप । सुरति= लय, लगन । साहिब = स्वामी, ब्रह्म । 
हसती = हाथी । गूडर=गढ़ी, किले का छोटा रूप । उजीणीं : उजाड़ । गाढ़ा= 
ढ़ । रोप्या= लगाया । | 
कबीर कहते हैं कि राजा भतंहरि के प्रमु-भृक्ति मार्ग अपनाने पर वहवन- 
वन प्रभु की खोज में भटकते रहे वास्तव में जो योगी हो जाता है उसे समस्त 
संसाह जान जाता है। उस विरवत के लिए हाथी, घोड़ा, ग्राम, किला, गाढ़ी, स्वणं. 
भ्रग्ति आदि ऐश्वर्य उपकरणों में कोई गाकर्षण शेप नहीं रह जाता । उस मायात्यागी 
के लिए तो नगर भी उजाड़ ही होता है । उस साधक को छत्र, सिंहासन, चंवर धारण 
करने अथवा अन्य ऐश्वर्य साथनों में तथा कामोपभोग के साधन --सुन्दरी, शय्या एवं 
मधुर संगीत में उसके लिए ,कोई रस नहीं रह जाता है । साधक-शुर माया त्याग के 
लिए बड़ा साहसपूणं पग उठता है। वह समस्त सुखों का परित्याग कर सद्गुरु द्वारा 
प्रदर्शित मार्ग का ही अवलम्बन करता है। जिन लोगों ने मन, वाणी और कर्म से 
प्रभु का भजन किया है वे बड़े भाग्यशाली हैं । कबीर कहते हैं कि उस ब्रह्म का ध्यान 
करने से साधक अमर हो जाता है । 
विशेष--भ्रनुप्रास अलंकार । 


राग कदारौ 

सार सुख पाईये रे, रंगि रमहु ग्रात्मांरांम ॥।टेक।। 
बनह बसे फा कोजिये,' जे मन नहीं बज बिकार । 
घर बन तत समि जिनि किया, ते बिरला संसार ॥ 
का जटा भसम लेपन कियें कहा गुफा मैं बास । 
मन जीत्यां जग जोतिये, जौ विषया रहै उदास ॥ 
सहज भाइ ज ऊपे, ताका किसा मांन अभिमांन । 
आपा पर समि चीनिये, तब मिले गतमांरांस ॥ 

, चमर कृपा भई, गुर ग्यांन कह्या समझाइ । 

०९ हंस, की, डिब जे "मन. समते मही अह ०॥ 
शब्दाचे ~ गार ` रुगरन। रंगी: प्रश्ु-भवित का रंग। बनहः वरग 


| 


में । 





पदावलो-भाग 3३ 


सपाप विकार--काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह । उदास = विरवत । भाइ 
माव । आतमांरांम ==ब्रह्म । अनते = अन्यत्र । 
कबीर कहते हैं कि हे मन ! प्रभु-भक्ति में अपनी ग्रत्तियाँ केन्द्रित कर देने से 
समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बन में तपस्या करने से तव तक कय! लाभ जब तक 
मन विषय-विकारों का परित्याग नहीं करता । जो साधक घर और वन, सुख-दुख को 
समान समभते हैं. वे संसार में विरले ही हैं विरक्त होकर जटा धारण करने और 
भस्म लपेटने में कोई लाभ नहीं--जो साधक मन की डृत्तियों को नियन्त्रित कर विषय- 
बासना से दूर रहता है वही सच्चा साधक है। सहज साधना से जिस ब्रह्म की प्राप्ति 
होती है वह मानापमान से परे है। अहं प्र की भावना का परित्याग करने से ही 
परमात्मा की प्राप्ति होती है। कबीर कहते हैं कि मुझ पर सद्गुए की कृपा हो गई 
है ग्रतः उन्होंने परम ज्ञान का उपदेश मुझे प्रदान किया जिससे हूदयस्थित ब्रह्म का 
दर्शन प्राप्त हो गया और अब मन अन्यत्र न भटक कर प्रभु में ही लीन रहता है। 
है हरि भजन को प्रबांन । 
नींच पांचे ऊंच पदवी, बाजते नींसान ॥।टेक।। 
भजन कौ प्रताप ऐसो, तिरे जल पाषान । 
गघस मील ग्रजाति गनिका, चढ़े जात बिवांन॥ 
नव लख तारा चले मंडल, चले ससिहर भांन। 
दास घूकों भ्रटल पदवी, रांम को दीबांन ॥ 
निगस जाको सालि बोले, कहे संत सुजांन । 
जन कबीर तेरी सरनि गायो, राखि लेहु भगवान ॥३०१॥ 
शब्दाथ--प्रवांन = प्रमाण । नींसान = नगाड़े । पापान = पत्थर । चढ़ जात 
बिवांन==स्वगं को चले गये । ब | ल 
महिमा का प्रमाण ऐसा है फ ग" | 
कर जाई पर उसके वहाँ ऐश्वयंसूचक नगाड़े वजने लगते हैं। ईसवर भजन का 
प्रताप है कि जल पर पत्थर री तरने लगते हे । नीच भिलनी शवरी एव वेश्या तक 


को प्रभु-भक्ति के द्वारा स्वर्गारोहण के लिए. विमान प्राप्त हुए । राम भर्त के सम्मा- 
नाथ नो लाख नक्षत्रगण एवं चन्द्र और सूये चले । गत वास्तव में ea NE 
है। साधुगण कहते हैं. कि वेदादि धर्मग्रत्य भी उसकी अनुपमता की साक्षी हैं । 
प्रभु ! दास कबीर ापकी शरणमे भाया है उसे आप शरण देकर रख त 2 
बविद्येष--इस पद में कबीर का घ्यान बहुत से पौराणिक आख्यान 


गया है--'तिरे जल पाषाण' में राम के सागर पर पुल बाँघने, "शर्म भील' में शबरी 


की कथा की मरोर संकेत है ' द 
` चलौ 5 जाइये तहां, हां गये पांइये परमानंद ॥टेक॥ 
यहु सन आसन घूमनां; मेरौ तन छीजत नित जाई । 


म a ड्‌ ॥ 
उपि" ्ीरियोP०जिः Died ह PN 


४६२ रह कबीर ग्रन्थावल्रो स 


सुनि सखो सुपिन को गति ऐसी, हरि गाये हम पास । 
सोवत ही जगाइया, जागत भये उदास॥ 
चलु सखी बिलम न फोजिये, जब लग सांस सरीर । 
मिलि रहिये जगनाघ सू, यू कहै दास कबीर ॥ ३०२॥ 
शब्दाथं--विलम-- विलम्व, देर । जगनाथ = ब्रह्म । 
कवीर आत्मा .को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे सखी उस शुन्य स्थल को 
चल जहां पूर्णानन्द स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस मन की गति धुएं के समान 
चंचल और भ्रस्थिर है, शरीर वासनारत रहने के कारण दिन प्रति दिन क्षौण होता 
जा रहा है। सर्वकामना पूर्ण करने वाली चिन्तामणि के तुल्य प्रभु में दत्तियां लगने से 
मुझे संसार में और कुछ श्रच्छा नहीं लग रहा है । अब कवि भ्रपने प्रिय के साक्षात्तार 
महामिलन का वर्णन करता कहता है कि हे सखी ! स्वप्न में मुझे प्रभु के दशन प्राप्त 
हुए किन्तु शीघ्र ही मेरी निद्रा खुल गई और पुनः वही वियोग-वेदना शेष रह गयी। 
अतः हे सखी ! अब तू उस प्रितम की खोज के लिए देर मत कर । जब तक शरीर 
में प्राण है, जीवन है, तव तक उस प्रभु से मिलने का प्रयत्न कर--भक्त कबीर का _ 
यही उपदेश है। 
मेरे तन मन लागी चोट सठौरी । 
बिसरे ग्यांन बुधि सब नाठी, भई विकल सति वौरी ॥टेक।। 
देह बवेह गलित गुन तीनू, चलत चल भई ठोरी । 
इत उत जित कित द्वादस चितवत, यहु अई गुपत ठगौरी ॥ 
सौई पें जाने पीर हमारी, जिहि सरीर यहु ब्योरी । 
. __ जन कबीर ठगठय्यो है बापुरो, सु'नि संमानी त्योरी ॥३०३॥ 
शब्दाथ--नाठी - नष्ट हो गई है। बौरी=पागज़ होना । द्वादस द्वादश 
ग्रादित्यों के प्रकाश से परिपूर्ण । 
मेरा झन्तर-बाह्य सब रभु की प्रेम-पीर से विधा हुआ है जिससे समस्त ज्ञान- 
विज्ञान एवं विवेक नष्ट हो गया है और मैं प्रभु के लिए आकुल-व्याकुल हूँ। मुमे 
अब अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही है तथा मेरे लिए सत, रज, तम,--त्रिगुणा- 
मे र की समाप्ति हो चुकी है। मैं जिघर भी देखता हूँ उधर द्वादश प्रादित्यो 
के प्रकाश में परिपूर्ण ईश्वर का दशन होता है—यह एक प्रकार से गुप्त रूप से जादू 
सा हो गया। मेरी व्यथा का अनुमान वही कर सकता है जो स्वयं इस प्रेम-पीर से 
विद्ध हो । प्रभु-्रेम पीर से पागल भक्त कबीर की लगन, समस्त चित्त-इत्तियाँ भ्रव 
पय में ही केचित हो गई, जहाँ प्रभु का वास है | 
वर भरम दुसर संगि तनि इरि, हरि पीब तहां गई टेक 
बीए 4४ ट रम, काहे'जांलि बई by eGangotri 
बाह पीर कोर हषा कह, झप समच लई 


SS 3७ या WS 
IS ESS SOCIO SC ST अवललिसि 


वदार्वली- भाग 
४६२ 


पानों की बूंद ये जिनि प्यंड साल्या, ता संगि झधिक करई। 
दास कबीर पल प्रेम न घटई, दिन दिन प्रीति नई ॥३०४॥ , 
ह मेरे नेत्र प्रभु दर्शन द्वारा एक नवीन प्रकाश से परिपूर्ण हो गये हैं। सांसारिक 
सम्बन्धो का परित्याग कर अब वे वहीं चले गये हैं जहाँ परमात्मा का निवास है । 
भाव यह हैँ कि अव मैंने प्रभु-भक्ति मार्ग को ग्रहण कर लिया है। भज्ञानावस्था में 
जो पाप कर्म मैंने किये थे प्रमु ने उन्हें विस्मृत कर मुझे भ्रपना लिया । जिस प्रभु ने 
वीर्य की एक बूंद से इस सुन्दर शरीर का निर्माण किया उससे प्रेम करना, उसका 
“भजन करना हमारा परम कत्तव्य है। कबीर कहते हैं कि उस प्रझु से मेरा प्रेम दिन- 
प्रति-दिन बढ़ता ही है घटता नहीं है । 
हो बलियां कब देखोंगो तोहि । 
ग्रह निस आातुर दरसन कारनि, ऐसी ब्यापे मोहि टेक 
नेन हमारे तुम्ह कू चांहै, रती .न मानें हारि। 
बिरह अगिन तन अधिक जरावै, ऐसी लेहु बिचारि ॥ 
सुनहु हमारी दादि गुसाई, भब जिन करहु बधीर। : 
तुम्ह धीरज में झातुर स्वामी, काचे भांडे नीर ॥ 
बहुत दिनन के बिछुरे माधो, सन नहीं बांध घीर । 
देह छतां तुम्ह मिलहु इपा करि, आरतिवंत कबीर ।।३०५। 
शब्दार्थं - बलियाँ--स्वामी । रती--रत्ती, तनिक भी | दादि==पुकार । 
बधीर--देरी । आरतिवंत>-भातें, दुखी, विपतिग्रस्त । | 
कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! सुमे कब आपका दर्शन प्राप्त होगा ? आप के 
दर्शनाभाव में मैं नित्य-प्रति प्रति प्रहर, व्याकुल रहता हैँ । मेरे नेत्र व्याकुलतापूवेक 
आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे तनिक भी अपने प्रतीक्षा पथ से नहीं हटे हैं ॥ आप मन 


में हमारी दर्शनीय अवस्था को विचार के देखिए कि किस प्रकार विरहागिन में झर्हतिश 
मेरी पुकार सुनकर दया कीजिए, भ्रब झपा 


दग्घ होता हूँ । हे करुणानिघान | आप मे द्‌ 
करने में तनिक भी विलम्ब मत कीजिए । हे प्रभु! भाप षे के साक्षात्‌ स्वरूप हैं 
और मैं आतुरता का पुतला । वस्दुत: भेरा अस्तित्व तो कच्चे पात्र मे भरे हुए जल के 
समान है जो चाहे तब विनष्ट हो सकता है। हे माघव प्रभु! मेरा गौर आपका वियोग 
बहुत समय से है, अतः मन मिलनायें श्रधीर हो रहा है। भव शरीर क्षीण होता 
जा रहा है अतः दुःखी कबीर को आग शीघ्र दर्शत दीजिए । 

विशेष--? ः रूपक, टृष्टान्त 

२. यहाँ कबीर में सगुण भक्त के समान आ 

३. “बहुत दिनन «99 घीर | “ग्शांशी की पुष्टि हुई है | 

दे 20 माइ। . 
CC थी | हैं? मिलियो संत ज्र) तेता) 





४६४ कबीर प्रन्ध्रावली सरी 


हाँ जांनू जे हिल मिलि खेलू तन मन रान समाइ । 
या कांमनां करो परपूरन, समरथ हो रांस राइ ॥ 
मांहि उदासी माधो चाहे, चितवत रनि बिहाइ । 
सेज हसारी स्यंघ भई है, जब सोऊं तब खाइ ॥ 
यहु श्ररदास दास को सुनिये, तन की तपनि बुझाइ । 
कहै कबीर मिले जे सांई, मिलि करि: मंगल गाइ ॥३०६॥ 
शब्दारथ-स्यंघ=सिंह के समान भयंकर । श्ररदास= प्राथना । तपनि-_ 
दुःख । 
कबीर यहाँ अपने प्रियतम से मिलन की व्याकुलता को प्रदर्शित करते कहते 
हैंकि हे सखि! वह दिवस कव श्रायेगा जब इस जन्म का प्रयोजन सफलीभूत हो ' 
प्रिय से साक्षात्कार होगा ? मैं तब अपने प्रियतम से एकमेक हो अनेक प्रेम-्रीड़ाएं 
करूंगी । हे स्वामी ! आप मेरी इस कामना को शीघ्र ही पूणां कर दो क्योंकि आप 
तो सब भाँति समर्थ हो। मैं इस संसार से विरक्त हो नित्य-प्रति अहनिश पको ही 
देखना चाहता हूँ ग्रापके वियोग में मुझे शय्या सिंह के समान भयानक लगती है और 
जब उस पर सोने का उपक्रम करता हूँ तो वह काटने को दौड़ती है। हे प्रभु ! आप 
भकत कबीर की यह विनती सुन लीजिए कि मेरे शरीर का विरह ताप समाप्त कर 
दो । कबीर कहते हैं कि सब मनुष्य मिलकर प्रभु का गुणगान करो जिससे शीघ्र 
उनका दर्शन लाभ हो । | 
विशेष--१. नामस्मरण का महत्त्व श्रन्तिम चरण में ग्रभिव्यक्त हुआ है । 
२. इस पद में कवीर की विरहिणी आत्मा 'वासकसज्जा' नायिका के समान 
प्रियतम की प्रतीक्षा करती है । 
३. रूपक अलंकार । 
/ बाल्हा श्राव हमारे ग्रह रे, तुम्ह बिन दुखिया देह रे ॥।टेक।। 
सब को कहै तुम्हारी नारी, मोकों इहै अंदेह रे । 
एकमेक हूं सेज न सोवे, तब लग कंसा नेह रे ॥ 
आन न मावे नींद न धरावे, प्रिह बन धरे न धीरे रे। 
ज्यु कामीं कों कांम पियारा, ज्यू' प्यासे कू' नीर रे ॥ 
है कोई ऐसा पर-उपगारी, हरि सूः कहै सुनाइ रे । 
ऐसे हाल कबीर भये हैं, बिन देखे जीव जाइ रे ॥३०७॥ 
शब्दाथ-_अंदेह= दुख । पर-उपगारी -- परोपकारी । 
है प्रभु ! आप आकर शीघ्र दर्शन दीजिए। आपके बिना यह शरीर विरह- 
विदग्ध हो रहा है। सव मुझे श्रापकी पत्नी कहते हैं--यही तो मेरे लिए ग्रसह्य है कि 
झापकी अर्धांगिनी होते हुए भी आपसे अलग हूँ । जब तक पूर्ण तादात्म्य न हो, तन- 
त दोनों हे होकर हम ला NTS ERs) प्रे्न/केसा-,2०विषोपी श्रात्मा को 
तो प्रिय के भ्रतिरित और कुछ भरच्छा ही नहों लगता । मेरी निद्रा भी भाग गई है। 





पदावली-भाग 
४६५ 


' तथा घर वन कहीं भी मेरी इत्ति नहीं रमती । मुझे राप उतने ही प्रिय हैं जितना 


कामी पुरुष को काम-पूति के साधन--स्त्री और संगीत प्रादि एवं प्यासे को 
कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति भी है जो प्रभु से मेरी व्यथा का कथन कर सके । कबीर 
कहते हैं कि मेरी स्थिति ग्ब ऐसी हो गई है कि झ्नापके दर्शनों के बिना मैं जीवित 
नहीं रह सकता । ` 

विशेष---१. वियोग की दशम अवस्था की सूचना इस पद में प्राप्त 


२. उपमा अलंकार । 
साधो कब करिहो दया। . 
कांम ऋध झहंकार व्याप, नां छूटे साया ॥टेकी। . 
उतपति व्यंद ` भयो जा दिन थ कबहु सच नहीं पायो । 
पंच चोर संगि साइ दिए हैं, इन संगि जनम गंवायो ॥ 
तन मन स्यो मुणंग भामिनीं, लहरी वार न पारा । 
सो गारड्‌ मिल्यो नहीं कबं पसर्‍यौ विष विकराला ॥ 
कहे कबीर यहु फासू' फहिये, यह वुल कोइ न जानें । 
देहु दीदार विकार बूरि फरि, तब मेरा मन सांनें ॥३० ८१ 
शज्दार्थ--सच--शांति, सुख । पंच चोर==काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह्‌ । 
गरडू = गरुड़ । दीदारः=्दशन। [ 
हे प्रभु! अब झाप दयाकर दर्शन दीजिए क्योंकि मुझे काम, क्रोध एवं 
्रहंकार त्रस्त कर रहे हैं तथा माया-बन्धन नहीं झुटता । जब से मैंने जीवन घारण 
किया है तभी से कभी सुख और शान्ति नहीं मिली ।; मैंने समस्त जीवन काम, क्रोध, ` 
मद, लोभ, मोह पंच चोरों के साथ रहकर व्यर्थ नष्ट कर दिया । स्त्री रूपी सपिणी ने 


तन मन को अपने विषय-वासना-विष से डस लिया है | उसके विष की कोई सीमा नहीं 
क्योंकि मेरा ग्रंग-प्रत्यंग जल रहा है। वह गरुड--सद्गुरमुरे अब तक प्राप्त न हो 
सका जो इस विष को उतार देता। कबीर कहते हैं कि मैं भ्रपनी व्यथा का वणन 
किससे करूँ मेरी वेदना से कोई भी परिचित नहीं । हे प्रभु ! इन विषय-विकारों को 
विदृरित कर झाप दर्शन दीजिए तभी मेरा मन शान्ति लाभ करेगा । 
विशेष---रूपक ग्रलंकार । 

| ब ॥ 

आ teed बिषै बन फू जाइ ॥टेका। 


संसार सागर वाहि मृल्यी, यक्यों करत उ ' 
मोहली साया थे, रालिलेरांम पर _ 


गोपाल वमि एक बीनतो, सुमति तन ठहराई । 
क ए, श क० 
हाब्दार्थ--रिप>-रियु, शई ' | 


४६६ कबीर प्रन्यावली सटोक 


कबीर कहते हैं कि प्रभु ! मैं संसार-भ्रम में पड़ा हुझ्ा हैं, इससे आप ही 
कर सकते हैं। मेरा चंचल मन स्थिर नहीं रहता, रोके 8 पर भी विषय-वासना न 
में भटकने के लिए पहुँच जाता है। मुझे भवृसागर में पथ-विश्रम हो गया है और 
इससे पार पाने के उपक्रम करते-करते मैं परिश्रान्त हो गया हूँ। हे राम ! मुके झाप 
इस मोहिनी जैसी सुन्दर बाधिनी माया से बचा लो । हे नाथ ! मेरा निवेदन सुन इस 
दारीर--मन--को स्थिर कर दीजिए । भाव यह है कि ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए 
कि मेरा मन विषय-वासना के श्राकर्षणों में न भटके । कबीर कहते हैं कि काम सबका 
शत्रु है जो सबको नष्ट कर रहा है । 

विशेष--१. रूपक, भ्रनुप्रास भ्रादि अलंकार । 


२. कबीर ने यहाँ झपने निगुण ब्रह्म के लिए अ्रवतारी नामों का 


' प्रयोग किया है । ' 
मगति विस मोजलि एघत है रे । 
बोहिय छाँडि बेसि फि स्‌े, 
बहुतफ दुख सहै रे ॥।डेफ। 
बार बार जम पें इहराचं, हरि फो छू न रहे रे । 
चेरी के बालक फी नाई, फास बात फहे रे ॥ 
नलिनों के सुबटा की नांई, जग सु राचि रहे रे । 
बंसा ग्यनि बंस कुल निकसे, शापहि ग्राप दहै रे ॥ 
यहु संसार धार में डबे, श्रषफर थाफि रहे रे । 
खेबट बिनां कवन मौ तारे, फंसे पार गहै रे ॥ 
दास फबीर कहे समाव, हरि फी फथा जीवे रे । 
रांम कौ नांव ग्रधिक रस मीठी, बारंबार पौवे रे ॥३१०॥ : 
शब्दा्थ---भौजलि.-- मव-जल । बोहिथ=बोहित, पुराने समय का पालों से 
चलने वाला जहाज । चेरि=दासी। राचि= अनुरक्त । बंसा=बाँस। भौ भव; 
भवसागर । | | 
भक्ति के सम्बल बिना जीवात्मा इस संसार सागर में डूब जायेगी जिस प्रकार 
जहाज का पक्षी जहाज का ग्राथय छोड़कर भ्रनेक दुख सहता है मरौर मन्त में पुनः 
जहाज पर ही भ्राता है, वही अवस्था मेरी है कि मैं पसे वियुक्त हूँ संसार तापो 
से झुलस रहा हूँ । यह बारम्बार भ्रावागमन के चक्र में डाल व्यथित करता है। १5 
बिना इस दुख से त्राण नहीं। जिस भांति दासी पुत्र भ्रपनी व्यंथा को (माँ के 
अतिरिक्त ) किसी से नहीं कह सकता क्योंकि कोई भी उसकी व्यथा-कथा को सुनते 
वाला नहीं है उसी भांति मैं भ्रपना दुख झापके भ्रतिरिक्‍्त भ्रौर किससे कहूँ! 
प्रकार नलिनी का तोता यह जानते हुए भी कि इस लकड़ी को पकड़ने से मुझे दुख 
' होगा, मेरा जरा पक हमाएत-हो सत्ता है, सेमे रहता है 
'भांति यह जानते हुए कि विषय वासना मेरे नष्ट होने का कारण है, मैं उन्हीं मे रु 


f 
| 
| 
ह 
| 


८ | 
hl 
है. 


ON SN” आम ७ हे 


tite, San a Sie AR iin, aii i i, MRE” 2240 OD "TO he 
| 


पदावली-भाग ४६७ 
रकत रहता हूँ एवं इस प्रकार मैं वेसे ही नष्ट हो जाता हैँ जैसे बांस 
झग्नि से विनष्ट हो जाता हैं। इस संसार-सागर की ड के कर मे वर कर 
बिल्कुल थक गया हूँ अब किघर को भी नहीं जा सकता । भ्व बिना खिवैया के मेरी - 
नौका संसार-सागर के पार नहीं उतर सकती । कबीरदास जी संसार को समका रहे हैं 
कि इस संसार में प्रभु-भक्ति ही एक मात्र जीवनाधार है। राम-नाम के मीठे रस को : 
बारम्ब(र पीना ही श्रेयस्कर है । 
विशेष---१. टेक के भाव की तुलना कीजिए-- | 

२. "नलिनी के सुवटा' का उपमान सब ही भकत कवियों का बड़ा 

प्रिय हार रहा है, सूर, तुलसी एवं कबीर आदि ने भनेकः स्थलों पर इसका प्रयोग 


किया है । 
खलत कत टेढो टेढो रे । 
नऊं दुघार नरक घरि म्‌ दे, तु दुरगंधि फो बेढौ रे ॥टेका 
जे जारे तो होइ भसम तन, रहित किरम जस खाई । 
सुकर स्यांन फाग फो मखिन, तामें फहा भलाई॥ 
फूटे सेन हिरदे नाहीं सूरे, मति एप नहीं जांनों। 
साया सोह समिसा सू * घांप्यो, बूडि मबो बिन पार्नो ॥ 
वाइ फे घरवा में घेठो, चेतत नहीं प्रयांनां। 
फहे फमीर एक रांस भगती बिम, यूडे बहुत सयांनां ॥३११॥ 
शाब्दाथ--वारू के घरवा मैं = बालू के धर में, नश्वर स्थान पर। 
कबीर मन को प्रताइना देते हुए कहते हैं कि तू कुचाल क्यों चलता है ? नौ 
इन्द्रियाँ रूपी द्वार तुझे नरक में ढकेल रहे हैं ग्रौर तू प्रपने पाप कर्मों से केवल मात्र 
दुर्गन्ध की, घृणा की ढेरी बन गया है । यदि मैं भ्रपने इस शरीर को जलाता हूँ तो 
जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है भौर यदि इसे घारण करता हैँ तो कमं- 
विपाक से यह प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। सुझर, कुत्ते एवं काग के समान ही यदि 
मनुष्य भी अभक्ष्य को ग्रहण करने लगे तो मानव-जीवन की श्रेप्ठता प्रौर सार्थकता 
भी कया ? ग्रतः मनुष्य को सुञ्रर, स्वान एवं काग जैसे निकृष्ट व्यवहार नहीं करने 
चाहिए । भ्रब मैं ऐसा श्रज्ञानांध - हो गया हूँ कि मुझे डु नहीं सूता तथा मति, 
विवेक जैसी किसी भी. चीज से मेरा परिचय नहीं रह गया है, अब गैं माया, मोह, 
ममता श्रादि में बंधकर भ्रधःपतन के गतं में ईब रहा है-इस का पानी के 
ही मैं डूब रहा हुँ । मैं आज भी सावधान हो प्रु मन नहीं शा मकर के 2 
में भ्रस्तित्व बालू के घर के समान क्षणिक है । कबीर कहते हैँ 
बिना इस संसार में बहुत से चतुर व्यक्ति भी ईव गये । 
विशेष---विभावना हक जज | 
पक न | परई लागों ही कनि टेका 


४६८ कवोर प्रन्यावली सकी 


मोभि बिनी मैं कहा रातो, कहा कियो कहि मोहि। 
लाहै कारनि सूल गमाव, समझावत हूँ तोहि॥ 
निस दिन तोहि क्यूं नोंद परत है, चितवत नांही ताहि। 
जंम से बरी सिर परि ठाढे, पर हाथ कहा विकाइ॥ 
झूठे परपच में कहा लागो, ऊठ नांही चालि। 
कहे कबीर कछू बिलम न कीजे, कोने देखी काल्हि।।३१२। 
शब्दार्थ-परदेसी=विदेशी आत्मा । वाँनि=्रादत । भोमि=धृमि। 
बिडानी--दृधर उघर करना, तितर-बितर करना, नष्ट करना । लाहे= लाभ। 
कबीर अपनी झात्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे परदेशी ! तू प्रपने 
प्रियतम (ब्रह्म) को पहचान । तुझे केसी कुटेव पड़ गई है कि स्वेदा विषय-वासना रत 
रहती है । नष्ट-भ्रष्ट भूमि पर कुछ नहीं उगाया जा सकता, उसी प्रकार तूने भ्रपने 
पाप-कर्मों से अपना संसार नष्ट कर लिया है। तु इस मिथ्या लाभ के कारण, जो 
वास्तव में विषय-वासना के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं है, - भ्रपने पूर्व संचित पुण्यों को भी 
नष्ट करं रहा है। इस विषय-वासना में तुझे रात-दिन चेन नहीं पड़ता और प्रभु की 
झोर देखता तक नहीं । मृत्यु जसे भयंकर शत्रु तेरे ऊपर तने खड़े हैं, किन्तु तू दूसरों 
के हाथ बिक कर प्रसावधान हो रहा है.। इस मिथ्या सांसारिक प्रपंच में मत पढ़, 
- बल्कि प्रभु-भक्ति में लग । कबीर कहते हैं कि ईश्वर भन्ति के इस पुष्य कार्य के 
प्रारम्भ में विलम्ब मत कर, पता नहीं कल, अगले क्षण, हमारा अस्तित्व शेष रहेगा 
या नहीं । 
भयो रे मन पांहुनडौ दिन चारि । 
झाजिक काल्हिक मांहि चलँगो, ले किन हाथ संवारि ॥टेक।। 
सांज पराई जिनि श्रपणावं, ऐसो सुणि किन लेह। 
यहु संसार इसौ रे प्रांणी, जसौ घूंवरि प्रेह॥ 
तन धन जोबन झंजुरी को पानी, जात न लागे बार। 
संबल के फूलन परि फूल्यो, गरब्यौ कहा गंवार ॥ 
खोटी खाटे खरा न लीया,. कछू न जांनी साटि। 
. फहै कबीर च बनिज च कीयो, झायो थो इहि हाटि ॥३१३॥ र 
हट शब्वाथ --पांहुनड़ी =्रतिथि । _ घूंवर मेह--घुए के बादल । वार=१९। 
हाटि=संसार रूपी बराजार। | Rs RF स्का 
दै मन! संसार में तू चार दिन का भ्रतिथि है। क्योंकि इस झरीर * 
भस्तित्व क्षणिक है, शीघ्र ही यह दूसरों के हाथों पर बल पहुँचेगा । तु बूर 
की सम्पत्ति को रख क्यों पाप-बोझ बढ़ाता है । यह संसार तो धुएं के बादल भौर मे 
से समान क्षणिक है। जिस शरीर, FR घन एवं ग मनुष्य ग्वे करता है ` 
बाल क जत सध्श कषर्क ` के हैं जिसके नष्ट होने में पल भर भी हि 
लगता । यह संसार सेमल के सुमन सहक्ष निस्सार, थोथा है-- इंसके ऊपर 





हवार्वली-भाग पे 


मूता है । मनुष्य इस संसार में पाप-कमों में ही फेसा रहता है, प्रभु-भक्ति नहीं 
कबीर कहते हैं कि मैंने इस संसार रूपी बाजार में प्राकर दा CR 
किया, भौर जीवन व्यर्थं ही चला गया । 
_ विशेष--१. तुलसी ने भी संसार की उपमा कबीर के समान "धु के से 
धौरहर, देखत ही ढहि जांय” कहकर दी है। 
२. उपमा, अनुप्रास अलंकार । 
’ मेंन रे रांम नांमहि जांनि। 
थरह्री थूंनी मंरि, सूतो खूंटी तांनि ॥टेका। 
संन तेरी कोई न समभे, जीम पकरी ग्ांनि। 
पांच गज दोवटी मांगी, चंच लीयो सांनि॥ 
बेसंदर षोषरी हांडी, चल्यो लादि पलांनि। 
साई बध बोलाइ बहु रे, काज कीनों आंनि॥ 
कहै कबीर या में झूठ नांही, छाँडि जीय की बांनि। 
रांस नांस निसक भजि रे, न करि कुल की कांनि ॥३१४॥ 
दाब्दार्थ--सैन = इंगित । जीय को वांनि=मन की झादत । कांनि=मर्यादा । 
हे मन ! तू संदा राम-ताम का स्मरण कर्‌। धेय की थूनी एवं सत की 
खूटियों के झाधार पर राम-राम का एक मन्दिर बना लो। हे प्रभु ! -जिह्व तो 
न्य रसों के झास्वादन में लगी हुई है ग्रोर भक्ति के लिए तेरे इंगित को कोई ग्रहण 
नहीं कर पाता । पंच-विषयों के प्रसार में इन्द्रियाँ लगी रहती है झौर इस भांति प्रे म- 
वस्त्र को कलंकित कर लेती हैं। यह शरीर ख्मी हाँडी योयी है, इसके लिए इतने 
उपक्रम करना व्यर्थं है। सांसारिक पाप-कर्म करने में अन्य सम्बन्धियों का भी सहयोग 
तूने लेकर उन्हें भी पाप-कर्मों में लिप्त कर लिया । कबीर कहते हैं कि यह भ्रसत्य का 
मार्ग जीवात्मा को छोड़ देना चाहिए एवं निस्संकोच भाव से राम-नाम स्मरण करना 


चाहिए, इस पुएंय कर्म में बाधक कुलकानि का भी भकत को परित्याग कर देना 


चाहिए । प | 
पाति बल्लमाचार्ये ने भक्ति मागं में. 'कुल कानि' 
विदेष--जिस भांति आगे चलकर भा के पत्ता में इवी हे. 


परित्यांग की बात की, उसे हम कबीर में भी पावे है। मस्त ": 


2 है पठण, बहुरि न मिलबो झाइ । 
न दनव लो ०० ज़त्म, ॥कारप 70३ ॥ ३ \ a 


४७> - कबीर ग्रन्यावली सरीर 


हाब्बार्थ--लाल ==म्नमूल्य । देहली =धर के बाहर का द्वार, देहरी । मिहरी-= 
पत्नी । मरहट--मरघट, -इमशान । म्रकारय «व्यर्थ । 

हे मनुष्य ! अमूल्य भ्रवसर हाथ से निकला जा रहा है, तः प्रभु-भक्ति करो । 
इस शरीर के पोषण-कमों में लगे रहने से ही जीवन के कर्तेव्यों की इतिश्री नहीं हो 
जाती, यह मुट्ठी भर शरीर तो प्रति म्रल्प पदार्थो से निमित है। हे मनुष्य ! सबंदा तेरे 
साथ रहने वाली पत्नी, भ्रमित प्यार करने वाली मां और भ्रन्य प्रियजन कोई भी मृत्यु 
के पदचात्‌ साथ नहीं जाता, ्रात्मा प्रकेले ही चली जाती है। यह संसार के वैभव से 
पूणां नगर-नगरी भर ऐशवर्यश्षाली लोग पुनः नहीं मिलते, ग्रतः इनमें प्रेम करना दृथा 
है । कबीर कहते हैं कि हे मानव ! तुम प्रभु का भजन करो- श्रन्यथा यह ग्रमूत्य 
भानव जीवन व्यर्थ नष्ट हुआ जा रहा है। 

बिशेष-संसार के झूठे सम्बन्धों का प्रभावोत्पादक वर्णेन है। 


रांम गति पार न पाचे फोई। 
च्यंतामणि प्रभु निकट छाउि फारि, 
भअंमि अ्रंमि मति बुध सोई ॥टेफ॥। 
तीरय बरत जपे तप करि करि, बहुत भांति हरि सोघे।' 
सकति सुहाग कहो फय पाव, छता कंत बिरोघे॥ 
नारो पुरिव बसें इक संगा, दिन दिन जाइ ग्रयोधे। 
जि झभिमान मिले नहीं पीव कं, ढूंढत बन बन डोले ॥ 
कहै कबीर हरि झकंथ कया है, बिरला कोई जांनं.! 
प्रेम प्रोति बेघी प्रंतर गति, कहें काहि को मांने॥५१६। 
झब्दायं---गति--महिमा, रहस्य । सकति = शक्ति । सुहाग = स्वामी । ग्रता 
ड विद्यमान, अह्‌ । कत ८5 स्वामी, ब्रह्म । नारी ==ग्नात्मा। पुरिष = परमात्मा । बेधी = 
विद्ध कर दिया । 


कबीर कहते हैं कि ईश्वर की महिमा का पार कोई नहीं पा सकता। तने 
व्यर्थ सांसारिकों के माया-भ्रम में पड़ अपना विवेक खो दिया और इस प्रकार सर्वकामगा 
पूर्ण करने वाले चितामणिस्वरूप हृदयस्थित ब्रह्म को बिस्प्रत कर दिया । तीरथ ब्रत 
अप-तप भदि विधि-विधानों से प्रभु को खोजने का बहुत भ्रयत्न किया समस्त उपक 
व्यर्थं गये । भला शाक्त ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे मूतर 
हैं भौर ब्रह्म का इस विधि-विधान से बिरोध है। भ्रात्मा और परमात्मा एक ही स्या 
पर स्थित हैं, किन्तु दोनों के मिलन बिना समय व्यर्थ निकला जा रहा है। हैं १" 


. जीव ! तु म्रहं का परित्याग कर मन में तो प्रभु को खोजता नहीं झौर व्यर्थ वर 


भठकता फिरता है-- 


००-०. कुही. डला असे; मृषः कू ढे चिन ाहि!।९ ७279०४ 
ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखें नाँहि॥” 








` पदावलौ-मागं ॒ र 


कबीर कहते हैं कि उस प्रभु की कथा भ्रवानीय है, कोई बिरला ही उसके 
रहस्य को हृदयंगम कर संकता है। मेरे तो अन्तर बाह्य को प्रभु के प्रेम की प्रेम पीर 
ने विद्ध कर दिया है किन्तु मेरी इस विचित्र बात का विश्वास कौन करेगा ? 
रांम बिनां संसार घंघा कुहेरा, 
सिरि प्रगट्या जम का पेरा ।टेकी। 
जटा यांधि बांधि योगी मूये, इनमें किनहें न पाई ॥ . 
कवि कवीनें फविता सूये, कापड़ी के दारों जाई।।. 
केस लूंचि सूचि मूये, बरतिया, इनमें किनहूँ न पाई ॥ 
धन संचते राजा ये, झरू ले कंचन भारो। 
चेद पढ़ें पढ़ि पंडित सूये, रूप सूले मुई नारी 
जे नर जोग जुगति करि जांनें, खोजें आप सरीरा। 
तिनफूं मुकति . झा संसा नाहीं, कहत . जुलाह कबीरा ॥३१७॥ 
धाव्दार्थ--धंध = धुर्धला । कुहेरा=कुहरा । संसा = संशय । 
मनुष्य के शीश पर मृत्यु पग जमाये खड़ी हुई है, भतः राम-नाम के बिना, | 
प्रभु-भक्ति के बिना यह संसार धुएं के कोट के समान नष्ट होने वाला है। हिन्दू तो 
देवताओं की पूजा करते-करते मर गये झौर मुस्लिम हज करते करते मर गये एव 
योगी लोग जटा बाँध-बांध कर मर गये, किन्तु इन के से किसी ने भी ईश्वर को 
प्राप्त नहीं किया । कबिगण कबिता करते-करते, ढोंगी संन्यासी रंगे वस्त्र य पहनते हुए 
तथा जैन साघु लुञ्चन संस्कार करते-करते मर गये।; किन्तु इन विधि-विधानों से 
कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका । ns ने अपना जीवन के 
संचय में व्यर्थ कर डाला । पंडित लोग वेदादि घे ग्रन्थों को पढ़ते-पढ़ते मर गये र्‌ 
सुन्दरी अपने रूपाभिमान में नष्ट हो गईं, किन्तु कोई उस परमात्मा को प्राप्त sf 
सका । जो व्यक्ति योगसाषना द्वारा इ खोजने का प्रयत्न करते हैं, 
कोई शका 
कै की कदम समाज के बाह्याचारों पर करारी चोट _ 
की | - ; 
de , कहें रे जे फहिये फी होइ 


। 
साने, ताथें अचिरज मोहि ॥ढेका। 
नां को जानें नां कों के पे 


रहे हैँ, बूढ़े बहुत झपार ॥ 
दई दयाल दयां करिं, काहू क्‌ 
CC-0. ph ज कहिहलसो उत. दोस न लाई ।।३१ ॥ 


४७२ रुवीर परन्यायसौ सरोज 
शब्दार्थ-मैं मेरी कर=परिवार में पखर । अधवर = बीच में | ' 
कबीर यहाँ उन लोगों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं जो प्रभु के स्वरूप को 
जाने बिना उसके विषय में व्यथं की बातें कहते हैं वे कहते हैं कि जो व्यक्ति 
जाने मुझे ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं उन पर मुझे 
झार्चर्य होता है। सब अपनी-अपनी हांकते हैं, किसी की सत्य बात को कोई मानने 
के लिए प्रस्तुत नहीं । सब लोग भ्रभिमान में पड़े हुए लाभ के वशीभूत हैं और इस 
` प्रकार स्वयं ही भ्रपना पतन कर रहे हैं। ये मूर्ख ग्रहं के अथवा ममत्व-परत्व के फेर 
में पड़ जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। इस संसार सागर के जल में बहुत से जीव 
थक कर डूब गये हैं | ईश्‍वर ने मुझे दया कर परम तत्व का रहस्य बताने का आदेश 
दिया है किन्तु यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं । श्रतः कबीर कहते हैं कि मैं 
सत्य तत्व को कहते-कहते हार गया, कोई मेरी बात नहीं मांन रहा है, अब फिर मुझे 
दोष मत देना । | 
एक फोस बन मिलांन न मेसा । 
बहुतक भांति फर फुरमाइस, है असवार अकेला ॥टेका। 
जोरत कटक जु घेरत सब गढ, करतव झली झेला । 
जोरि कटक गढ तोरि पातिसाह, खेलि चल्यौ एक खेला ॥ 
कूच मुकाम जोग फे घर में, कछू- एक दिवस खटांनां। 
प्रासन राखि बिभूति सालि दे, फूनि ले अटी उड़ांना ॥ 
या जोगी फी जुगति जु जांने, सो सतगुर का चेला। 
कहै कबीर उन गुर की कृपा थे, तिनि -सब भरम पछेला ॥३१९॥ 
| अस्दाय-उुरमाइम=फरमाइस, कामनाएँ । कटक = सेना । गढ़= किला । 
मछेला =दूर कर दिया । 
मन विषय-वासना जंजाल में उसका हुझा है और यह बहुत सी कामताएं 
पल्लवित करता रहता है। मन ही समस्त कर्मों का एकमात्र संचालक है । यही मन 


राग सारु 
' सन रे रांम सुमरि, रांस सुमिरि भाई । 
ए ता पिरत. वि डतः भधिकाई टिक ५०॥ 











४७३ 


दारा . सुत. ग्रेह नेह, संपति अ्धिकाई । 
यामें कछु नांहि तेरो, काल अवधि झाई ॥ 
अजामेल गज गनिका, पतित करम कीन्हा । 
तेऊ उतरि पारि गये रांम ज्ांम लीन्हा ॥ 
स्वांग सुकर काग. कोन्हों, त लाज न झाई । 
रांम नांम अमृत छांड़ि, काहे विष खाई ॥ 
तजि भरम करम विधि नखेद रांम नांम लेही । 
जन कबीर गुर प्रसादि, रांस करि सनेही ॥३२०॥ 
। झाब्दार्थ--ग्रेह=गृह, घर। स्वान=वुत्ता। सूकर =वराह। प्रसादि= 
; कृपा। 
| कबीर कहते हैं कि हे मन! तू राम-नाम का स्मरण कर, राम-नाम स्मरण 
से ही कल्याण होगा । बिना प्रभु-नाम के मनुष्य भय-जल में इब जाता है र स्त्री पुत्र, 
गृह सांसारिक प्रेम तथा अतुलित घन--इन सब में तेरा कुछ भी भाग a है क्योंकि 
तेरा अन्तिम समय, मृत्यु खड़ी हुई है भ्रजामिल, गजेन्द्र, गणिका जिन्होंने न जाने 
कितने पाप कर्म किये थे वे भी राम नाम के द्वारा संसार-सागर के पार उतर गये। 
शवान, सूञ्रर एवं काग जैसे व्यवहार करके भी मनुष्य तुझे लज्जा नहीं झाई, राम ' 
नाम के अमृत को छोड़ तूने विषय-वासना विष को अपनाया ? माया भ्रम का परि- 
त्याग कर जीव तू ईश्वर नाम भज । कबीर ने तो गुरुउपदेश के द्वारा राम से प्रेम 
सम्बन्ध स्थापित कर लिया । 
रांम नाम हिरदे घरि, निरमोलिक होरा । 
सोमा तिह लोक, तिमर जाय न्रिवधि पीरा ॥टेक। 

जिसनां नें लाम लहरि, काम ऋध नोरा। 

मद मछर कछ मछ हरिव सोक तीरा ॥ 

कत लड का मर प भ का रह 

॥ खेटकं ग्रुर 
तर पल । तिमर= तिमिर, श्रज्ञानांधकार । त्रिवधि 
पीरा--दैहिक, दैविक, भौतिक ताप । पद ना 
हे साधक !. राम नाम के अमूल्य हीरे हिक, देविक, भौतिक ताप . 

नाम ही समस्त संसार की शोभा है जिससे मानव. के दलहर उठ्ती 
विनष्ट हो जाते हैं । इस संसार समुद्र में तृष्णा कम कपल 
हैं तथा काम एवं क्रोध रूपी जल से यह स पह सागर सकल के पुलिनों की 
सागर में रहने वाले मच्छ और घातक जीव ह। आर स्वर्ण (बन) भवर हैं जिनमें 
सीमाओं में बंघा हुआ. है । इस सागर में सुन्दरी 


संसार से . पार पाने के लिये भक्त कबीर 
पड़कर बहुत ह हित तट हो गे 0 ० 


Math Collection. Digitized by eGangotri 


२ कबीर यातौ ह 


के पास प्रभु नाम की नौका है जिसे गुरु रूपी खेवट के सहारे चलाकर 
जाऊंगा । } 
विशेष---सांगरूपक भ्रलंकार । 
चलि मेरी सल्ली हो, यो लगन रांम राया । 
जय तब फाल यिमासँ फाया ॥हेफ़ा। 
जय लग. खोम . सोह फ़ी दासी, 
तीरय ग्रत न छूटे जंग की पाली ॥ 
ग्रावेगे जम फे घालंगे साटी, 
यहु तन जरि थरि होइगा माटी ॥ 
कहै फबीर जे जन हरि रणि राता, 
पायो राजा रांन परम पद वाता ॥ ३२२॥ 
कबीर अपनी गात्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे सखी | राजा राम में 
पु भपनी चित्तद्धत्तियों को केन्द्रित कर, अन्यथा शी ही मृत्यु इस कलेवर को विवि 
कर देगी । जब तक आत्मा लोभ एवं माया मोह की दासी है तथा वह तीथं व्रत 
आदि विधि-विधानों का परित्याग नहीं करती तब मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकती । 
जब यमदूत आकर मृत्यु का फन्दा डाल देंगे तो यह शरीर जलकर क्षार हो जायेगा। 
कबीर कहते हैं कि जो भक्‍त प्रभु के प्रेम रंग में रंग जाता है वह प्रभु के परम पद 
की प्राप्ति कर लेता है। - 
राग टोडी 


तूं पाक परमांनंदे । । 

पीर पेकंबर पनह तुम्हारी, में गरीथ क्या गंदे ॥ेक॥ 
` पुन्ह वस्म सबही दिल भींतरि, परमानंव पियारे । 
a हम ऊपरि नांही, क्या कमियखत हंभारे ॥ 


र्‌मैं पार स्‌ 


कहे कबीर में बंद तेरा, खालिक पनह तुम्हारी ॥३२३॥ 
Se =पेगम्थर । पनह=शरण। नेंक--तनिक । दाम” 
कुमागी । करद बजाव = ग्रानन्द मानते हैं । 


! भाप परमानन्द स्वरूप है, पैगम्बर सब झापकी शरण में है 


पु गरीब का ही क्‍या दोष है जो आप शरण में नहीं लेते हे प्रियतम ! मा 
४ दे मे सरिता रूप में प्रवाहित हैं,. किन्तु फिर भी मेरे, ऊपर तनिक भी 
चि ह करते--ऐसा मेरा भ्रभाग्य क्यों हैं? ये बड़े कहलाने वाणे लोग 

केत्सा करते हूँ, (कितः दृससें'की'म बनि कप ess ) किन्तु स्वयं हीं 


३ 
E 
८ 





कर. ४७५ 


जीव हत्या भी करते हैं (हलाल) । चोरी झादि करने वाले जितने भी 
ली दृष्टि में ये चड पारी हर इ वाह वजत Ea 
हैं भौर आप का भवत मैं भिखारी तुल्य कंगाली का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । कबीर 
इहते हैं कि है प्रभु आपका दास हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए । 
घिशेष---अनुप्रास भ्रलंकार । 
गब हम जगत गोहन ते भागे, 
जग की देखि जुगति रामहि दूँरि लागे ॥टेका। 
झ्र्यान पनें यें बहु बोरांनें, संसजि परी तब फिरि पछिनांने 
लोग फहौ जाफ जो मनि सावे, लहे मुवंगम फोन डसावें ॥ 
कबीर विचारि इहै डर डरिये, कहे का हो इहां ने मरिये ॥३२४॥ 
ाख्दाथ--जुगति = क्षणमंगुरता से तात्पयं है । अयांनपने थे = अज्ञानावस्था 
के कारण | भुव गम =सांप । 
कबीर संसार की निस्सारता, क्षणभंगुरता देखकर कहते हैं कि अब हम जग 
के माया-बन्धन से भयभीत हुए । इस विश्‍व की ऐसी अनित्यता देखकर प्रभु की खोज 
में जाने का निश्‍चय किया । अज्ञानावस्था सें बहुत से व्यक्ति संसार-बन्धन, विषय- 
वासना चक्र में पड़ जाते हैं, किन्तु विवेक होने पर वे पश्चात्ताप करते हैं। इस संसार 
चक्र में पड़ने पर माया-सपिणी डसती है जिससे अपरिमित व्यथा होती है, सासारिक 
लोग इस पर विभिन्‍न प्रकार के अनुमानाश्रित वक्तव्य देते हैँ । कबीर विचारपूवंक - 
यह निश्‍चय करते हैं कि संसार में माया नाश का कारण है। किसी को भी इस माया- 
बन्धन में नहीं बंधना चाहिए । 
विशेष--रूपक अलंकार । 
राग भरू 
ऐसा ध्यान घरौ नरहरी, सबद झनाहद च्यंतन करी ॥टेका। 


गगन जोति तहा न्रिकुटी संधि, रवि ससि पवनां मेलौ बंधि ॥ 
मन थिर होइत कबल प्रकासे, कवला मांहिं निरंजन बास ॥ 
सतगुर संपट खोलि दिखावे, निगुरा आ न हे 
, ग्रासण T 
लछिंन ले तजो उपाधि कि अर 


इब्दार्थ--न रहरी = नर-हरी, मनुष्य प्रभु पर (ऐसा ध्यान घरो) | Br 
प्रनहद नाद । च्यंतन =ितनः विचार | पंचे बाइ--पाँच सखी, के ज्ञ 2 
गगन --शून्य, ब्रह्मरन्ध्र । त्रिकुटी = झाँख, नारके एवं मस्तक का हर स्थल, के 
महो के केलना, तिस = इड़ा-पिंगला । Cio gps: ; 
कवल=सहल्रदल कनल । वैनरजन श्वल निळे वखोतिरतर्प ` 


४७६ चयोर प्रन्यावलो तह, 
संपट = सम्पुट । निगुरा->गुरु विहीन । सहज लंछिन-- भहज-समाधि। दृट्ि ~ 
साधि = समाधि साधकर । पुहप--पुष्प । त्रिभवन धणी = त्रिलोकीनाथ ठ 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! अनहद नाद स्थिति की प्राप्ति के लि 

का ध्यान करो । इसके लिए सर्वप्रथम पाँचों इन्द्रियों को अपने वश में कर 
द्वारा शुन्य शिखर प्राप्ति का उपक्रम करो । चिकुटी परमज्योति का बास है, इहा- 
पिगला को प्राणायाम द्वारा एकमेक कर वहाँ पहुंचना च। हिए। जब 

.से मन पूर्ण स्थिर हो जाता है तो पहल्दल कमल का दर्शन होता है, इसी कमत में 
ब्रह्म का वास है। सद्गुरु ज्ञान = ज्योति द्वारा कमल के बन्द संपुटों को 


इहि बिधि सेविये त्नी नरहरी, मन की दुविध्या सन परहरी ॥टेका। 
जहाँ नहीं जहाँ नहीं तहाँ कछू जांणि, जहाँ नहीं तहाँ लेह पछांणि । 
नांहीं देखि न जइये भागि, जहां नहीं तहां रहिये लागि ॥ 
भन मंजन करि दसवें द्वारि, गंगा जमुनां संधि बिचारि। 
नाइहि उ्यंद क्लि ब्यंदहि नाद, नावहि ब्यंद मिले गोब्यंद॥ 
न देवा पूजा नहीं जाए, भाइ न वंध माइ नहीं बाप। 
जस निरगुण झाप, भ्रम जेवड़ी जग कीयो साप॥ 
तेन नांहों कब जब मन नाहि, भन परतीति ब्रह्म मन मांहिं। 
परहरि बकुला प्रहि गुर डार, निरख देखि निधि वार न पार ॥ 
कहे कबीर गुर परम गियांन, सुनि मंडल में घरो धियांन । 
ड परे जीव ज़ेहे जहां, जोवन ही ले राखौ तहां॥३२६॥ 
पब्दाथ-दुबिध्या = द्विविधा । मंजन करि=शुद्ध करके । गंगा=इड़ा। 
जगुना = पिंगला । नाद == भनहदनाद । जेबड़ी -- रस्सी । परतीति == प्रतीति, विश्वास | 


कबीर कहते हैं कि मन के स र पक्त 
भकार करनी चाहिए [का 'रत्याग कर प्रभु की सेवा भ स्‍ 


जहाँ-जहाँ यह माना जाता है कि चहु . नहीं हो 

र ज्ञान की कुछ भी प्राप्ति न 

वहाँ भी ज्ञान-प्राप्ति गी न्यूनाधिक प्रयत्न होना चाहिए और जहाँ प्रभु का 
कतार नहीं माना जाता, वहीं इस स्त्र व्यापक ब्रह्म को खोजना चाहिए । 

कर सकने के भक्ति तक का मागं परित्याग नहीं कर : देना नाहि 

हि हग, चाहिए, मितत कर 

प बकस धा 





पवाबली-माग 
४७७ 
नाद की उत्पत्ति होती है और 
विधान में देवी देवता, व सपा किया र प्राप्ति हेती है। इस साधना . 
बन्धु, माँ, बाप आदि सम्बन्धी इसमें कुछ सहायक हो ड नहीं है झौर न ही भाई, 
और सर्परज्जु अम / हैं । यह संसार माया भ्रम 
ज्जु भ्रम है, वह ब्रह्म स्वयं तो गुणातीत और निगुण है 
कर ब्रह्म प्राप्ति में शरीर को सुधि विस्मृति को जाती है। माया जी को अन्तमु खी 
कर प्रभु-ध्यान से परम सुख की उपलब्धि होती है। कबीर सारी को विदूरित 
साधकं को वह॑ परम ज्ञान प्रदान किया कि शून्य मण्डल में ही I सद्गुरु ने 
गई हैं। यह शरीर ही अव पड़ा रह गया है, आत्मा तो उस हत्तियाँ रम 
निवास--में रम गई है। . शून्य लोक- प्रभु 
विशेष--“गुणातीत'` "साप" के वेदान्तियों लीः 
द्वारा मिथ्या बताकर “ब्रह्म सत्यं जगत्‌ मिथ्या' Ds St eo 
झलह ग्रलख निरंजन देव, किहि बिधि करों तुम्हारी सेव ॥सेव॥ 
सिइन {सोई जाको विस्तार, सोई इस्त जिनि कोयो संसार । 
गोब्यंद ते ब्रह्म डहि. गहै, सोई रांम जे जुगि जुगि रहे। 
ग्लह सोई जिनि उति उपाई, दस दर खोले सोई खुदाई । 
लख चौरासी .रन परवरं, सोई करीम जे एती करं 
गोरख सोई ग्यांन गमि गहै, महादेव सोई मन को लहे ॥ _ 
सिघ सोई जो साधे इती, नाथ सोई त्रिमुवन जती। 
सिघ साधू पेकंबर हुवा, जपे सु एक सेषो है जूवा । 
ग्रपरंपार का नांउ अनंत, कहै कबीर सोई भगवंत ॥३२७॥ 
ह शब्दार्थ-अलहं = अल्लाह । करीमन्=दयालु भगवान्‌ । सिध=सिंद्ध । 
=पगम्बर । RS 
कबीर यहाँ ब्रह्म की एकता प्रतिपादित कर नामों की विभिन्नता बताते 
कहते हैं कि हे अलख निरंजन ज्योतिरुप परमात्मा | मैं किस भाँति आपकी भक्ति 
करूँ ? विष्णु वही है जिसका सम्पूर्ण संसार में विस्तार है, कण्ण वही है जिसने सृष्टि 
का सृजन किया है । गोविन्द वही है जो समस्त बहा में परिपूर्ण है, राम वही है 
जो युग-युग तक रहता है। अल्लाह वही है 
है, चौरासी लाख योनियों में जीव का जन्म'मरग रचने वाला करीम है। गोरखनाथ 
वही है जिसने समस्त ज्ञान-विज्ञान जाने लिया है 
की घांत जान ले। इन सबको एक मानकर भजने वाला 


हो जाता है। कबीर कहते हैं कि उस रहस्यमय परम परमात्मा र 
समान अनन्त हैं । भाव यह है कि जिस प्रकार ब्रह्म का पार नहीं पाया जा सकता 


उसी प्रकार उसके नामों का । नामों 
विशिषं कयीरेआसात 8 (४०० उल्लेख करते हुए 


बताया है कि वस्तुतः भगवान्‌ एक ही के विविध नामे 


४७६ | कबीर ग्रन्यावली सही | 


तहां जो रांम नांम ल्यो लागे, तो जुरा मरण च्म भागे ॥ 

ग्रास निगस गढ़ रचि ले श्रवास, तहुबां जोति करे परकास । 

चमके बिजुरी तार: अनंत, तहाँ प्रभु बेठे कवलाब्ंत ॥ 

अखंड मंडिल मंडित मंड, त्रि-स्नांन फरे त्रीख़ंड। 

गगम अगोचर अभि-ग्रंतरा, ताको पार न पावे धरणींधरा ॥ 

अरध उरध बिचि लाइ ले ग्रकास, तहुवां जोति करं परकास । 

टार्‍यो टरेन रावे जाइ, सहज सुनि में रह्यो समाइ ॥ 

वरन वरन स्यांम नहीं पीत, हाह जाइ न गावे गीत । 

श्रनहद .सबद उठे भाणकार, तहां प्रभू बठे समरथ सार ॥ 

कदली पुहुप दीप परकास, रिदा पंकज में लिया निवास ॥ 

द्वादस दल भ्भि-्रंतरि म्यंत, तहां प्रभु पाइसि करलि च्यत ॥ 

अमिलन मलिन घांम नहीं छांहां, दिवस न राति नहीं है तहां । 

तहां न ऊगे सुर न चंद, ग्रादि निरंजन फर श्रनंद ॥ 

म्रह्मडे सो प्यंडे जांनि, भांनसरोवर फरि झसनांन। 

सोहं ` हंसा ताको जाप, ताहि न लिप पुन्य न पाप॥ 

काया मांह जांने सोई, जो बोले सो जापे होई। 

जोति मांहि जे मन थिर करें, कहै कबीर सौ प्रांणों तिरं ।॥ ३२८॥ 

शब्दाय जुरा=जरावस्था, बुढ़ापा। कवलाकांत=कमलापति । घरणींषरा = 
शेषनाग । अबरन--वर्ण-रहित । च्यंत= चितन करना । सिप = लगना । 


यदि शून्य शिखर पर राम नाद में व्यक्ति की दत्तियाँ केन्द्रित हो जागें तो 

जन्म और मृत्यु का बंधन छूट मुक्ति हो जाती है। जो स्थान समस्त धमं ग्रन्थों की 
' पहुँच से परे है, उसी शून्य पर परम ज्योति का भ्रद्वितीय प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। 
वहाँ विद्युत-सहश अनन्त प्रकाश हो रहा है और ब्रह्म का वास वहीं है। वह ईरवर 
भन्तरबाहा से भ्रगम्य एवं शर्य है, शेषनाग भी उसका पार नहीं पा सकते । त्रिकुट 
१९ उस परमात्मा का निवास है। वह वहाँ हृढ़ रूप से स्थित है और शूऱ्य में रमा 
रहता है। वह रूप रेखा विहीन और सर्वथा अ्रवर्णनीय है। न उसे सुख है और न 
, कोई दुःख। जहाँ निरन्तर भ्रनहद नाद की संगीत लहरी ग्रुजित होती है वही सर्व 
प्रकार के समर्थ प्रभु का वास है। जिस शून्य शिखर पर कदली, सुमन शौर झ्तत्त 

` दीपमालिका का प्रकाश है उसी: अनाहत चक्र में प्रभु का - वास है। वहाँ सुख-दुत, 
धुप-छाँह, दिवसःरात्रि रादि की स्थिति नहीं है। वहाँ न सूर्य और चन्द्र उदित होते 
हैँ-सम र है भौर ग्रानन्द स्वरूप ब्रह्म] का निवास है । जो समस्त संसार में है 
pn में स्थित है हर मानकर मन को अन्तमुंखी कर शान्य स्थित 

न करना चाहिए। वही पाप-पुण्य से निलेप इस 
का पत रककम कप जाल 


! 








भाग 
पदाषली ४७९ 


। कबीर कहते हैं कि जो ज्योति रूप परमात्मा में 
' [ना त्मा में भ्रपनी दृत्तियाँ केन्द्रित कर लेता 
हि च पद में कबीर ने ब्रह्मलोक का निगुण साधना के भ्नुसार वर्णन 
एक झअचंभा ऐसा भया, करणीं थं फारण मिटि गया ॥हेका। 
फरणी किया करम फा नास, पावक मांहि पुहुप प्रकास । 
पुहुप मांहि पावक प्ररे, पाप पुन दोऊ भ्रम टरे॥ 
घ्रगटी खास बासना घोइ, कुस प्रगद्यो फुल घाल्यो खोइ । 
उपजी च्यंत च्यंत मिटि गई, सो श्रम मागा ऐसी भई ॥ 
_ उलटी गंग सेर फू चलो, धरती उलटि प्रकासहि मिली । 
दास कबीर तत ऐसा कहै, ससिहर उलटि राह को गहै ॥३२६॥ 
इान्दार्थ--पावक = भ्रति । पृहुप=पुष्प ,। गंन=गंग । इडा पेर= परवत 
सुषुम्ना । ससिहर=चन्द्रमा । ` 
कबीर कहते हैं किं ऐसी विचित्र घटना हो गई किं साधना द्वारा जिसकी 
प्राप्ति की इच्छा यी वह प्राप्त हो गया। साधना ने कमं-जाल नष्ट कर डाला और 
परमज्योति पर सहस्रदल कमल का विकास हष्टिगोचर हुआ । इस कमल में ही ग्रनन्त 
प्रकाशवान्‌ परमात्मा है जिसके दशान प्रे पाप-पुण्य का भ्रम मिट जाता है। उस कमल 
की सुगन्ध से वासना विदूरित हो गई एवं कुल-परिवार का मोह त्याग देने से पूर्ण 
ब्रह्म के दर्शन हुए । चितागणि स्वरूप ब्रह्म के दर्शन से सांसारिक चिता का नाश हो 
गयः एवं संसार-संशय समाप्त हो गया । उल्टी गंगा सुमेरु पव त (हिमालय से तात्प) 
को चली मर्थात्‌ कुण्डलिनी ऊष्वंगामी हो गई। जिससे उसने शून्य में विस्फोट 
किया । कबीरदास जी उस परमात्मा की वर्णन करते कहते हैं कि परम-्ञान मे माया 
को नष्ट कर डाला । 
विशेष-- ( १) यमक, रूपक, विरोधाभास, रुपकातिशयोक्ति झादि झलंकार । 
(२) उलटबांसी शैली की प्रतीकात्मकता दक्षनीय है। 
हजूरि क्या इूरि यतावे, तयर यांवे सुदर पाव ॥ढेका। 
सो सुलनां जो सन सूं लर, पहं तिसिं फाल चक्र सू भिरे। | 
फाल चछ फा मरदे मांग, तो मुलनां हु सवा + 
- काजी सो जो काया बिचारे, a न द 
सुप्पनें {बद न देई ऋरनां, तां कक ७ ग्रान 
सो सुलितांन जुड़ें: सुर तानें, धाहरि जाता जोत 
. गगन मंडल में लसकए फरे' सो सुलितांम छन लि | 
जोगी मान योरल करें। शा त गाम उहा 


मुसलमान: be चाय | Ei चरि iti ग्श्ज्ोः शन्त ११३०१ 


इंब०. कक फबीर प्रन्थावलो सी 


दब्दार्थ--दु दर==दादुर । मुलनां= मौलाना । महं नसि--अहंकार - 
नाश करके । 
कबीर कहते हैं कि ब्रह्म तो सर्वत्र परिव्याप्त है, फिर उसे दूर क्या बताना 
विषय-विकारों के दादुर को वह में कर उस सुन्दर परमात्मा के दर्शन होते र्‌ 
मौलाना तो वही है जो रात-दिन चालचक्र से लड़ता हुआ मन को नियन्त्रित रे। 
जो मृत्यु-चक्र--श्रावागमन--को जीत ले उस मौलाना को सर्वदा मेरा नैमस्कार है। , 
काजी वही है जो ग्रहंकार का नाश करके ब्रह्म की प्रेम-वेदना से विद्रध होता 
शरीर शुद्धि का प्रयत्न करे। जो स्वप्न में भी माया-मोह में ग्रसित नहीं होता उप 
काजी को जरा-मरण का भय नहीं रहता वह जीव-मुक्त हो जाता है। राजा तो वहीं 
है जो ग्रन्तर बाह्य की शुद्धि कर विषय-वासना से युद्ध करता है। वास्तव में जो शून्य 
मण्डल में भ्रपनी समस्त द्वत्तियों को केन्द्रित कर देता है वही छत्रधारी राजा है प्रतयेक 
योग का धाधक गोरखनाथ बन सकता है। हिन्दू उसी ब्रह्म को राम के नामे 
जानते हैँ भ्रौर मुसलमान खुदा नाम से--किन्तु वास्तव में वह घट-घट वासी ब्रह्म एक 
ही है, केवल उसके नाम बहुत से हैं। 
विशेष--ब्हा के एकरूपत्व का वर्णन है । 
श्राऊंगा न जाऊंगा, संगा न जीऊंगा। 
गुव फे सबद में रसि रमि रहूँगा ॥टेफा। 
झाष कटोर।, ग्रापें थारी, श्ापें पुरिखा श्रापें नारी। 
झप सदाफल श्राप नींबू, ग्रापै मुसलमान भ्रापे हिदू ॥ 
प्राप छ कछ शाप जाल, ग्रापं जींबर ग्रापं काल । 
कहै कबीर हम मांहीं रे नांहीं, नां संम जीवत न मुबले मांहीं ॥३ oy 
वाव्दाथ- पुरिखा = पृछ = ~— } भींवर = 
पकड़ने वाला, मछेरा । क कक 
कबीर कहते हैं कि मैं गुरु के उपदेश के द्वारा राम-नाम में रम जाऊँगा प्रो 
फिर झावागमन के चक्र में पड़ जन्म-मृत्यु की वेदना नहीं भोगूगा । वह ब्रह्म भाप ही 
थाली है ग्राप ही कटोरी, श्राप ही पुरुष भौर भाप ही नारी है.। श्राप ही सदाफल 
है भौर भाप ही नींबू । आप ही मुसलमान शौर हिन्दू दोनों है। प्रभु झाप स्वयं ह 
का bi है लही ही उनको पकड़ने वाला भौर फिर स्वयं कर हे 
र कह हम , ब्रह्म ही सब । जीवित 
` भी हमारा अस्तित्व मिथ्या है । अ शस दषे श ६ 
विशेष--ब्रह्म की सर्वशक्तिमता का वर्णन है। 
हेम सब मांहि सकस हम - मांहों, ह्म थे पष दूसरा नांहीं ॥ देका 
तीनि लोक में हमाश पसारा, झावागमन सथ. खेल हमारा । 
05 अतनः कहियत'हभ भीः हभहीं अतीत (वि भ रेखा ॥ 
हणही आप कणोर कहाया, हमहीं छदनां झाप सत्सावा ॥३३२। 


| 
| 
| 





-भाग 
वदाबली-भाग | प 


शब्दाथ--पसारा =प्रसार। खट=षट, छ:। कबीर = 
यहाँ कवीर उस अवस्था में परभु न कर b+ beds 
भगवान्‌, आत्मा-परमात्मा में कोई अन्तर शेष नहीं रह जाता--'साधक ग्रहं ब्रह्मास्मि 
का घोष कर उठता है। वे कहते हैं कि मेरा प्रसार समस्त जगत में है भौर समस्त 
संसार मेरे कलेवर में ही समाया हुआ है। तीनों लोकों में हमारा ही प्रसार है भौर ' 
भगवान्‌ द्वारा सृष्टि क्रम जो चल रहा है, उसका नियन्ता भी मैं ही हूँ। षटद्शेन मेरे 
स्वरूप की व्याख्या का प्रयत्न करते हैं, किन्तु मैं निगु ण ,उनकी पहुंच से परे हूँ । 
मुझ में और कबीर में कोई अन्तर नहीं रह गया। मुझे (परमात्मा को) किसी के 
पथ प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं । 
जिशेष--१. तीन लोक--आकाश, पृथ्वी, पाताल । | 
२. षटदशंन--सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त । 
सों धन मेरे हरि फा नांउ, गांठि न थांधों वेचि न खांउ ॥टेका। 
तांउ मेरे खेती नांउं मेरे वारी, भगति करों में सरनि तुम्हारी । 
ताँउ मेरे सेघा नाँउ मेरे पूजा, तुम्ह बिन श्रोर न जाँनों हूजा॥ 
नाउ मेरे बंधव तांव मेरे माई, परंत की बिरियां नांव सहाई ।. 
नांउ सेरे निरधन ज्यू' निधि पाई, कहै कबीर जैसे रंक मिठाई ॥३३३॥ 
झन्दार्थ--बंधव =बाँधव। बिरिया=समय में । रंक = गरीब । 
कबीर प्रभु-नाम महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि मुझे ईश्वर नाम 
का वह अनुपम अमूल्य धन प्राप्त हो गया है कि न तो इसे गाँठ में बांधकर रखने की . 
ग्रावश्‍्यकता है श्रौर न इसका अपव्यय कर समाप्त करने की । हे परमात्मा ! मैं 
आपकी शरण में पड़ा हुआ हूं, मेरी खेती-बारी जीविका का साधन एकमात राम-नाम 
ही है। नाम स्मरण को ही में श्रापकी भक्ति पूजा-अर्चना, सब कुछ समरता हू एव 


आपके प्रतिरिवत मुझे कोई आश्रय नहीं है । ग्रापका नाम ही मेरा बन्धु-वान्धव और 


न्य सम्बन्धी है, मृत्यु के समय भी नामस्मरण से ही मोक्ष होगा । कबीर कहते हैं 


- कि नाम मेरे लिए ऐसा ही है जैस निर्धन को भ्रमूल्य सम्पत्ति प्राप्त हो गई हो, जसे 


भिखारी को भिक्षा में मिठाई मिल गई हो ! Res 
विशेष--उपमा अलंकार fe 
घ--उपमा शव हरि हूँ अपो रि नीतो, 
प्रेम मगति मेरौ-मत भोतों ॥ेक। 


हे ऱ्य ही, बिना परिश्रम के । 
_-भीनो = भीगा हुआ t ठोली ६! ह्‌ से मैं स्तात ह । मैं 


शब्दाय . Ja I मुझे अपनी तिया” इुंसीलिषु० | "उके, र्ग 


४८२ कबीर प्रन्यावली सटीक 


भक्ति मार्ग को शरीर के जल जाने तथा प्राणों के निकल जाने पर भी नहीं छोड़ 
सकता । चितामणि स्वरूप अमूल्य ब्रह्म को यू ही प्राप्त नहीं किया जा सकता उसके 
लिए साधना द्वारा मन का पूर्ण समर्पण करना होगा । जिस ईश्वर को खोजते-खोजते 
जन्म व्यर्थ कर डाला उसी को हृदय में ही पा लिया। कबीर कहते हैं कि प्रभु के 
मिलने पर. समस्त सांसारिक कामनाएँ विनष्ट हो गई और ईश्वर में और भी अधिक 
विश्वास बढ़ गया है । 
विशेष--रूपक अलंकार । . 
लोग कहें गोबरघनधारो, ताको मोहि अचंसो भारी ॥टेक। 
भ्रष्ट कुलो परबत जाके मग की रेनां, साती सायर भंजन मैनां । 
ऐ उपमां हरि किती एक श्रोपै, नेक मेर नख ऊपरि रोपे ॥ 
घरनि अकास श्रघर जिनि राखो, ताकी मुगधा कहे न साखी । 
सिव बिरचि नारद जस गावें, कहै कबीर बाकों पार न पावे ॥३३४॥ 
शब्दां रना = रेणु, घूलि। सायर=सागर। ग्रोपै=शोभित । मेर-- 
सुमेरु । रोपे = गाड़ना, यहाँ उठाने के भ्रथं में प्रयुक्त । ग्रघर = बिना किसी ग्राधार 
के | मुगघा= महिमा । | | न 
कबीर कहते हैं कि इंस ब्रह्म को लोग 'गोवड्धंनधारी' कहकर केवल एक पर्वत 
को उठाने वाला कहते हैं इसका मुझे बड़ा आइचर्य है। वह तो इतना समर्थ है कि 
ईरवर में ्ाठों परिवारों के जो पर्वत हैं वे सब उसकी चरण-धूलि के तुल्य हैं एव 
सात सागर उसके नेत्रों के अंजन के ही बराबर हैँ। एक यह उपमा तो कुछ ठीक 
लगती है कि वह अनेक सुमेरु जैसे पव॑ तों को पने नाखून पर उठा सकता है जिस 
ईश्वर ने पृथ्वी और झाकाश को बिना किसी झ्राधार पर स्थिर कर रखा है उसकी 
महिमा का वर्णन साखी (कविता) द्वारा नहीं किया जा सकता । कबीर कहते हैं कि 
शिव, ब्रह्मा तथा नारद जैसे महषि जिसके यश का गुणगान करते नहीं ग्रघाते, उसका 
रहस्य नहीं पाया जा सकता । . 
विशेष--परिकरांकुर भ्रलंकार । 
रांम निरंजन न्यारा रे, जन सकल पसारा रे ॥टेका। 
भंजन उतपति वो ऊंकार, झ्ंजन सांडला सब बिस्तार । 


जन बह्मा संकर इंद, अंजन गोपि संगि गोब्यंद ॥ 
अजत बांणीं प्रंजन बेद, श्रंजन कोया नांना भेद । 
भजन विद्या पाठ पुरांन, भंजन फोकट कथहि गियांन ॥ 

भजन पाती अंजन देव, प्रंजन को करे प्रंजन सेव । 

“जन नाच अंजन गावे, झंजन भेष प्रनंत दिखावे ॥ 
न केतां, दांन पु'नि तप तीरथ जेता । 

र्‌ जागे, भ्रंजन छाडि निर ग ।।3३६॥ 

शब्दा थं --«म्द)ः स्रः "क ८१558 Fe लग ॥॥ है२ ६ 


आए fr rs i की विकिनिकिन कलर कस 


TS सम जी |  क की कक लि ` ET 





ES SS, Co OD किन्‍यंयर्षि द 


पदावली नसाग 
४८३ 


वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा अत्यन्त श्रद्भुत है, उसी का समस्त ब्रह्माण्ड में 
प्रसार है। वह निरंजन ही जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण 'ग्रॉंकार' है--वह सव त्र 
व्यापक है । वही ब्रह्मा, शंकर तथा इन्द्र और गोपियों के प्रेमी नीकप्न हैँ । यह 
परमात्मा ही सरस्वती एव वेद है--उसके ये अनेक भेद हैं। सकल विद्या एवं 
धर्म-शास्त्र भी वही है और वह स्वयं ही शास्त्रग्रंथों में वर्णित ज्ञान का व्याख्याता है। 
वही स्वयं पत्र-पूजा--नवेद्य है, स्वयं प्रतिमा है भौर स्वयं ही पुजारी। वही प्रभु-प्रतिमा 
के सम्मुख नाचने ओर गाने वाला है--इस प्रकार वह नाना रूपों में स्वयं सृष्टि का 
संचालन करता है । दान-पुण्य, जप-तप, तीर्थ ब्रतादि में भी वही है, उसका वर्णन कहाँ 
तक किया जाय । कबीर कहते हैं कि कोई बिरला व्यक्ति ही उस परम प्रभु के लिए 
साधना करता है और उसे प्राप्त कर पाता है। 
अंजन अलप निरंजन सार, यहै चौन्हि नर करहु बिचार ॥टेक। 
[रंजन उतपति बरतनि लोई, बिना निरंजन मुक्ति न होई । 
झंजन आवै मंजन जाइ, निरंजन सब घटि रह्मौ समाइ ॥ 
जोग ध्यांन तप सबै विकार, कहै कबौर मेरे रांम अधार ।।३३७॥ 
इाब्दार्थ--अलप==ग्ननित्यः। घटि= हृदय में । 
कबीर कहते हैं कि जो संसार दिखाई देता है वह अनित्य है, मिथ्या है, केवल 
ब्रह्म ही सत्य है ऐसा विचार कर मनुष्यों उस ब्रह्म को पहचानने का प्रयत्न करो । 
दच्य संसार की उत्पत्ति, व्यवहार कर्म बिना ज्योतिस्वरूप परमात्मा के नहीं हो 
सकता । दृश्यमान संसार तो उत्पत्ति और नाश के चक्र में बंधा हुआ है । परमात्मा 
सब के हृदय में रम रहा है | योग, ध्यान, जप, तप आदि समस्त विधि-विवान विकार 
मात्र है कबीर को तो केवल राम नाम का ही ग्राश्रय है । ता 
: मेरा, हिंदू तुरक दहूँ नहीं मेरा ॥ टक 
एक निरंजन अलह मेर र सुनिर जो रहे हां । 
'गजारूं, एक निराकार हिरदे नमसकारु।। 
एक पिछांण्यां तो क्या दूजा । 


कहै फबीर भरम सव भागा, एक निरंजन सू. मन लागा ॥३३८॥ 
[ ` नमस्कार करता हूँ । 


न्‌ करू, कितु दीं बरह्म 
नाता है (नह ना ह तीर्थ यात्रा का विश्वासी नह हैँ गला जब ब्रह्म को 


में नमस्कार कर लेता हूँ, मैं ; र 

सात इन सा के कृत्यो से कया प्रयोजन ! कबीर कहते हैं £| उस पर 

गा से मैने की/सपन से क परब ०१५०४ 
विशेष-- कबीर की एक ब्रह्म की भा भिर 


४८४ फवीर ग्रस्थावली सही 


तहां मुझ गरीब की को गुदराव, 
मजलसि दरि महल को पाव ॥।टेक॥ 
सतरि सहस सलार हैं जाके, असी लाख पैकंबर ताक । 
सेखु जु कहिय सहस भ्रट्यासी, छपन फोडि खेलिबे खामी । 
कोड़ि तेतीसू श्ररू खिलखांनां, चौरासी लख फिरे दिवांनां। 
बावा गादम पें नजरि दिलाई, नथी भिस्त घनेरी पाई ॥ 
तुम्ह साहिब हम कहा भिखारी, वेत जबाब होतं बजगारी । 
जन कबीर तेरी पनह समांनां, भिस्‍्तु नजीक राखि रहिमांनां ॥ ३३९॥ 
शब्दार्थ--गुदरावं = पहुँच होना । सलार= सैनिक । कोडि=करोइ बः 
गारि= धृष्टता । 'पनह्‌ = शरण । 
कवीर कहुपे हैं कि प्रभु का महत्व बहुत दूर भर अगम्य है, भन्जिल दुर है, 
मैं गरीब किस भाँति वहां तक पहुँच सकता हूँ । उस ब्रह्म की महिमा भ्रपरम्पार है । 
सत्तर सहस्र तो उसके सँनिक ग्रौर अस्सी लाख पँगम्बर हैं । ग्रट्ठासी हजार शे 
झर छप्पन करोड़ खेलने वाले (सयाने) हैं। तैतीस करोड़ व्यक्ति. चौरासी लाख 
योनियों में उसी के कारण भटक रहे हैं। भ्रम में पड़े हुए लोग वावा, नबी, फकीर 
झादि से काइ, फूक करवा नजर उतरवाते हैं--यह सव व्यथं है। हे प्रभु ! झाप 
स्वामी हैं और मैं भिखारी; आपके सम्मुख भ्रधिक कहना भी धृष्टता होगी । दास 
कदीर तो अव आपकी शरण में आ गया है, उसे बहिएत श्रथवा अन्य किसी सुख की 
कामना नहीं, केवल आपकी कृपा ही सब कुछ है। 


जो जाचों तो केवल रांम, ग्रांन देव सु' नांहीं काम ॥।टेक॥ 
जारं सूरिज कोटि करें परकास, कोटि महादेव गिरि फविलास । 
ब्रह्मा कोटि वेद ऊचरें, दुर्गां कोटि जाके अरदन करें ॥ 
कोटि चंद्रमां गहे चिराक, सुर तेतीसु' जोम पाक। 
नोग्रह फोटि ठाढे दरबार, धरमराइ पोली प्रतिहार ॥ 
कोटि झुदेर जाके भरे भंडार, लछमी कोरि करे सिगार । 
कोटि पाप पुनि ब्योहरें, इंद्र कोटि जाकी सेवा फरे।॥। 
जय कोटि जाक दरबार, ग्रंप्रप कोटि करें जैकार। 
जटा कोट सर्द गुण कहें, पारबह्म फौ पार न लह ॥ 
"भसय कोटि मेज बिसतरे, पवन कोटि चौबारे फिरं। 
बटि हळु उक पणिहारा, रोमावली भ्रठारह भारा ॥ 
तक कोटि जाड जमावलो, रांवण सेन्यां जायें चली । 
ए > द प्राण, जरजोधन घाल्यो खे मांन॥ 
है का शीळ कुटबाल, नगरी नगरी खेन्रपाल। 
Ca तआ/०कसेटधर वतचा! 








पदाबलो-भारग 


कंब्रप कोटि जाके लांवन २ 
दास कबीर भजि pe 20288 Ro 
< दान ॥३४०॥ 

शब्दा्थ---जाचों =याचना करना, भक्ति करना । चिराक-= 
पाक = भोजन । प्रतिहार = दारपाल । ग्र घप=गंघवं | वासिग =- शेप 200 बहार द 
==पानी भरने वाला । जरजोषन = दुर्योधन । कंद्रप = कंदर्प काम मे ET 

कबीर कहते हैं कि यदि भक्ति करनी है तो केवल एक राम की ही करनी 
चाहिए, भ्रन्य विविघ देवी-देवताश्रों.से कोई प्रयोजन नहीं । वह प्रभु ऐसा है कि 
जिसका प्रकाश कोटि-कोटि सूये-समूह के समान है ग्रौर वहाँ करोड़ों महादेव कैलाश 
सहित विराजमान हैं । करोड़ों ब्रह्मा वेद-ऋचाओों का उच्चारण करते हैं और करोड़ों 
दुर्गा वहाँ झसुरों का नाश करती हैं । करोड़ों नवग्रह प्रभु के दरबार में श्रनुचर नाई 
उपस्थित हैं और स्वयं धर्मराज चौकीदार और प्रतिहारी का कार्य करते हैं-। प्रसंख्य : 
कुवेर उस ब्रह्म के भंडार को पूर्ण करने में संलग्न हैं ग्रौर करोड़ों लक्ष्मियाँ उसका श्रृंगार | 
करती हैं। भ्रगणित इन्द्र उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं तथा करोड़ों पाप-पुण्य वहाँ 
खड़े रहते हैं । जिसके दरवार में करोड़ों सृष्टियों के मनुष्य ग्रोर सुन्दर स्वर वाले गंधव 
जय-जयकार करते हैं, उस परमेश्वर के गुणों का असंख्य विद्याएं भी वर्णन नहीं कर 
पातीं । कोटि-कोटि वासुकि उसकी शय्या प्रस्तुत करते हैं और ग्रसंख्य पवन उसके 
प्रांगण को सुरक्षित करते हैं। कोटि कोटि समुद्र उसकी पनिहारिन हैं, ्रट्ठारह सहस्र" 
रोमावली भार उठाने के सिए वहाँ सन्नद्ध हैं । भसंख्य कोटि उसके यमदूत हैं जिनके 
वारा सृष्टि में प्रलय होती है । रावण की सेना का संहार उन्होंने ही किया था ।. 
सहस्रवाहु का वध और दुर्योधन का मान खण्डित कर ताश उन्होंने ही किया है । 
बावन करोड़ उसके गुप्तचर शौर प्रत्येक में क्षेत्रपाल नियुक्ति हैं । जब वे नटवर 
नागर नृत्य-रत होते हैं तो उनकी केशराशि भयंकर बनकर छितराती है । करोड़ों 
कंदपं जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसा महिमावात्‌ ब्रह्म धटः वासी हैं। कवीर कहते 
हैं कि कमल के समान हाथों वाले प्रभु की भक्ति कर भभयःपद, परमप का वरदान 
मांगना चाहिए । ै में; 
विशेष--कबीर के नियुण ब्रह्म में यहाँ पर्याप्त मात्रा में सगुण के तत्व विद्य- 


धड प्र 


पान हैं । ु 
घन स डिंगे ताथ तन न डराई, 

देल राम रहे स्यौ लाई ॥टेका 

प्ति प्रयाह जल गहर गंभीर; बाधि जंजीर जलि बरे ह कलार । 


किह अंजीर, सुमिरन तट बे ठे हैं कबीर ॥ 


शब्दार्थ--बोरे-- डबना ! जगन्नाथ । ' 
कबीर कहेते न मेरे तजय अति ई गय रहीं 
मैंने अपनी समस्त चित्तद्धत्तियाँ राम में केन्द्रित कर दी हैं। संसार 


‘+ ऽद कबीर प्रन्यावलौ सरौए 


प्रत्यन्त गम्भीर है, उसने माया बन्धन में बांधकर कबीर को डाल दिया है। प्रभु-प्रेम 
की तरंग उठने से माया की श्रुंखला हूट गई अर इश्वर का नाम जपने से 
संसार के पास. हो गया अथवा संसार से तटस्थ हो गया । कबीर कहते हैं कि मेरे साथ 
कोई सहायक नहीं है, किन्तु जल-थल में सर्वत्र ्रिलोकीनाथ मेरी रक्षा करते हैं। 

`. ` भले नीद भलं नौदौ भलें नीदो लोग, 

तब मन रांम पियारे जोग ॥टेक।। 

मैं बोरी मेरे रांम भरतार, ता कारेनि रचि करों स्यंगार । 

जैसे घुबिया रज मल धोवे, हर-तप-रत सब निदक खोले ॥। 

न्यंदक मेरे माई बाप, जन्म जन्म फे काटे पाप। 

न्यंदक मेरे प्रांन अधार, बिन. बेगारि चलावे भार ॥ 

कहै कबीर व्यंदक बलिहारी, श्राप रहे जन पार उतारी ॥३४२॥ 

शब्दार्थ--नीदौ ==निदा करने वाले । बौरी=पागल होना । न्यंदक = निदक 
बेगारि =लेना, मजदूरी आदि । 

निदा करने वाले मनुष्य बहुत श्रेष्ठ हैं, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए 
वे तन-मन से प्रिय प्रभु के भजन में प्रदत्त कराते हैं । मैं राम-प्रेम में दीवानी हूँ, वही 
मेरे. प्रियतम हैं, मैं उन्हीं के लिए रूप सज्जा करती हूँ । जेसे धोबी मल-मल कर वस्त्र 
की कलुषता दूर करता है, उसी भाँति प्रभु की भक्ति में लगे हुए भकत के समस्त 
विकार निंदक द्वारा दूर हो जाते हैं---वह बुराई करता है और अपने दोषों का इंगित 
` पा भक्त उन्हें दूर कर लेता है। कबीर कहते हैं कि निदक मेरे माता पिता तुल्य है 
जो जन्म जन्मांतर के पाप दूर करने में सहायता देता है । वस्तुतः निंदक ही मेरे 
जीवन का आधार है जो विना कुछ लिए हमारा कलुष दूर करवाता है । कबीर 
कहते हूँ मैं निदक की बलिहारी.जाता हूँ, जो दूसरों का उपकार कर स्वयं गत में 
गिरता है। | 

बिशेष--१. उपमा अलंकार : 

२. “निदक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय ।” 

जो में बोरा तौ रांम तोरा, लोग मरम का जान मोरा ॥देक॥ 

माला तिलक पहरि मनमांनां, लोगनि रांम खिलोनां जांतां । 

थोरी भगति बहुत झ्हुंकारा, ऐसे भगतां मिलें अपारा ॥ 

लोग कहें कबीर वोराना, कबीरा को मरम रांम मल जांनां ॥३४२॥ 

इ कबीर कहते हैं कि मँ परभुम में दीवाना हूँ और लोग मुझे पागल समभे 
हैं कितु ये पागल कहने वाले मेरा रहस्य नहीं समऋ पाते हैं । लोग माला-तितर्ग 
धारण कर अपने को भक्त मानते हैं, उन्होंने राम को खिलौना मात्र समझ लिया है। 
इस संसार में ऐसे अनेक भक्त मिल जायेंगे जो थोड़ी भक्ति करने पर दम्भ में 
जाते हैं । संसारका हैप्किक्ीर॑'तमर्ि हैं थ हैं. by ०९३९ मतः 
को देवल राम ही जानते हैं। SS । 


| काका दसा लीये डोले, 
भानसरोवर तट के mead | 
मुकतांहल बिन चं i ५ आन उदासी | 
चंच न लांबे, सॉनि गह के हरि गुन गांवे । 
कऊवा कुबघि निकट नहीं परावे, सो हंसा निज दरसन पाउ 
कहै कबीर सोई जन तेरा, खीन नीर का करे नवे 
शाब्दार्थ--चवै =ख्रवित होना । मुकताहल = मोती । Me न 
कौवा । खीर=क्षीर । करे नबेरा= विवेक रखता है। क 
प्रभु भक्त की दशा हंस के समान है, वह - निमे 
ही ग्रहण करता है । वह भक्त शुन्य-स्थित ss द वांसी द 
है, राम चरणों के अतिरिक्त अन्य किसी ओर उसकी इत्ति नहीं रमती । र क्र 
हंस मोती के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, उसी भाँति हरि क 
या तो प्रमु गुणगान करता है झन्यथा अपनी वाणी को मौन का आवरण दे देता है। 
भक्त के निकट कुबुद्धिरूप कौए नहीं रातं और वह हंसात्मा प्रभु का दर्शन पा जाते 
हें । कबीर कहते हैं कि वह ईश्वर भक्त है जो क्षीर नीर विवेक रखता है। . 
विशेष--१. हंस के विषय में यह कवि-प्रसिद्धि है कि वह मिले हुए दूध और : 
जल में से दूघ दूध को ग्रहण कर लेता है झौर पानी को छोड़ देता हैं। इस सम्बन्ध 
में आचायें महावीर प्रसाद द्विवेदी का 'हंस का नीर-क्षीर विवेक' निबंध दश नीय है । 
२. रूपक अनुप्रास अलंकार । 
सति रांम सतगुर की सेवा, पूजहु रांम निरंजन देवा ॥टेक।) 
जल छै मंजन्य जो गति होई, मींनां नित ही न्हावं । 
जैसा मानां तैसा नरा, फिरि फिरि जोती श्रावं ॥ 
मन में सेला तीथं नहांवे तिनि बेकुठ न जांनां। 
पाखंड कारि करि जगत भुलांनां, नाहि रांम भ्रयांनां ॥ 
हिरदे कठौर मरे बानरसि, नरक न बंच्या जाई । 
हरि को दास मरं जे मगहर, सेस्यां सहल तिराई ॥ 
पाठ पुरांन बेद नहीं सुत, मन लिरका ता 
कहै कबीर एक ही घ्यावो, बाबलिया संसारा ॥३४५॥ 
श्ब्दार्थ--मंजल्य =स्तान करने से । बानारसि= बनारस, काशी । सुभृत 


स्मृति । बाव लिया=पागल । 

कबीर कहते हैं कि संसार में राम सेवा और गुरु सेवा ही सत्थ है, भन्य 
सब मिथ्या, इसलिए निराकार परमात्मा की झाराधना ही श्रयस्कर है । भला यदि 
जल में स्नान मात्र से मुक्ति की प्राप्ति हो जाय तो मछली नित्य ही पानी मे र स्नान 
के कारण झुकत हयोुडहोती [६ मीन भौर जीव दोनों ही स्नान से मुक्त नहीं हुए | 
हैं इसलिए बारम्बर भ्रावागमन चक्र में ६ िसििसाोविमों अमित होते हैं। जो 


४८७ 


i 
| 
४ 
| 
५ 
। 





इद्ध कबीर प्रन्याषली सटीक 


मन में कलुष रहते हुए तीर्थ, स्नान करता है, वह स्वर्गं लाभ नहीं करता । समस्त 
संसार पाखंड भौर ढोंग कर भ्रमित हो रहा है कितु प्रभु अज्ञानी नहीं है, वह सब 
कुछ देखता है। जो हृदय को कठोर कर काशी करवट लेते हैं, वे नरक से नहीं 
बच पाते । प्रभु भक्त तो मगहर में जाकर ही मरता है, वहाँ मर कर सव के सव. 
मुक्ति लाभ कर गये हैं । जहां पुराण, वेद, .स्मृति आदि घमंग्रंथों का तकं जाल 
समाप्त हो जाता है, वहाँ निराकर ब्रह्म का निवास स्थान है। कबीर कहते हैं कि 
हे मुखं संसार ! एक परमेश्वर का ही ध्यान कर, अन्य समस्त फ्रिया-कलाप 
मिथ्या हैं। 
षया ह्व तेरे न्हाई घौई, प्रातम-रांघ न चोन्हां सोई ।।डेका। 
बया घटऊपरि मंजन कीय, भीतरि मेल भ्रपारा । 
रांम नांम बिन नरक न छूटे, जे घोव सो वारा ॥ 
का नट भेष भगवां बस्तर, भसम लगावे लोई। 
ज्यू दादुर सुरसुरी जल भोतति हरि बिन मुकति न होई ॥ 
परह्रि कांम रांम कहि बोरे, सुनि सिस बंधू सोरी । 
हरि को नांव ग्रभे-पद-दाता, कहै कबीरा कोरी ॥३४६॥ 
आाब्दार्थ-न्हांई धौई= नहाने-धोने से । सुरसुरी =गंगा । परहरि==त्यागना । 
[ कबीर कहते हैं कि इस नहाने-धोने से क्या लाभ, यदि हृदयस्थित परमात्मा 
, को न पहचाना । बाहर के स्नान से क्या लाभ, मन में तो अपार कलुष भरा हुआ है। 
राम नाम के ग्राश्रय विना नरक से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जो व्यक्ति इसे जपता 
है, वह मुक्त हो जाता है। नट के समान भगवा वस्त्र से विभिन्न भेष: धारण करने 
„ और शरीर से भस्म लगाने का कोई प्रयोजन नहीं । जिस भाँति मेंढक की गंगा जल 
के सेवन विना मुक्ति नहीं होती है, उसी प्रकार प्रभु नाम के बिनां मनुष्य का मुक्ति 
सम्भव नहीं । हे वन्धु ! तू अज्ञानता और कामना अ्रथवा विषय-वासना की परित्याग 
केर राम-नाम भज, क्योंकि ईश्वर का नाम अभय पद, परम पद, मोक्ष, प्रदाता है-- 
यह कबीर जुलाहे की शिक्षा है। 
: विशेषः--उपमा भ्रलंकार । | | 
पांणीं थे परगट भई चतुराई, गुर प्रसादि परम निधि पाई ॥टेका। 
र मा शना म, भी मोह 
2.2४ 7, ता पांणों का लींजें सींचा ॥ 
.__इकपार्णी थे व्यंड उपाया, दास कबीरा राम गुण गाया ॥३४७। 
. शन्दाथ--प्रसादि=कृपा से |: | 
कबीर कहते है कि प्रभु रूप जल से संसार का समस्त ज्ञान उत्पन्न हुआ । गुरु 
पा से मैंने आज उसी .परम-तत्व को जान लिया है। ज्ञान-जल माया रूपी जल को 
नष्ट कर रहा है, दरस. आद्राउहतकपत घला अरणी: को भमि! ० है । यह 
गान-जल ही व्यक्ति को उच्च स्थान प्रदान करता है एवं यही निम्न । इस ज्ञार्नः 


त-मागै 
... दावली _ _. च्व 


' जतसे अन्तर-वाह्म असिचत करना श्रेयस्कर हैं। वीयं भी पानी का ही रूप 


RS SI 








जिससे मनुष्य शरीर की रचना हुई । जल 
कर कबीर प्रभु-महिमा वर्णन करते हैं । Pn bpd 

विशेष--यमक अलंकार । 

भंजि गोव्यंद भूलि जिनि जाहु, 
८ मनिसा जनम को ऐही लाहु ।।टेक॥ 

गुर सेवा करि भगति कमाई, जो तें मनिषा देहीपाई। 

या देही कू लोचें देवा, सो देही करि हरि की सेवा॥ 

जब लग जुरा रोग नहीं राया, तव लग काल प्रस नहि काया । 

जब लग हीण पड़े नहीं बांगो, तब लग भजि मन सारंगपांणीं ॥ 

गब नहीं मसि भजसि कब भाई, आवेगा अंत भज्यो नहीं जाई। 

जे कछू करो सोई तत सार, फिरि पछिताबोगे वार न पार ॥ 

सेबग सो जो लागे सेवा, तिनहीं पाया निरंजन देदा। 

गुर मिलि जिनि फे खुले कपाट, बहुरि न प्राव जोनी बाट ७ 

यहु तेरा झौसर यहु तेरी बार, घंट भींतरि सोचि बिचारि। 

कहे कबीर जीति भाव हारि, बहु बिधि कह्यौ पुकारि पुकारि ॥३४८॥ 

शब्दार्थ--मनिसा = मनुष्य, मानव । लौंचेरः ललकते हैं। जुरा=जरा, 
इद्ावस्था । हींण=्=हीन। सारंगपारि--कमल जैसे हाय वाले । सेवक = सेवक, 
भक्त । जोनीं = योनि । । गा 

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! प्रभु का नाम भज, य॒ 
मानव जन्म की सार्थकता ईइवर-नाम-स्मरण में ही है । यदि तूने मातव- देह पाई 
है तो गुर सेवा कर भक्ति लाभ कर । इस मनुष्य-शरीर के लिए देवगण भी 


ललकते हैं, इसलिए इसकी श्रमूल्यता 
- होती । हे मन * तब तक परमात्मा का भजन कर। जब तक 


तक वाक्‌्शक्ति क्षीण नहीं हो ४ | 
बद्वावस्था भर उसके रोग शरीर को नहीं व्यापते तब तक मृत्यु नहीं झाती। अतः 
यदि तूने अब परमात्मा का भजन न किया तो 
जायगा । जो कुछ भी प्रभु-मक्ति के लिए अब हे 


पश्चात्ताप जायगा । भक्त वही 
के निकट झाने पर तो घोर पश्चाताप ही थग र प्राप्त कर लेता है। गुरु-उपदेश से 


निशु "ण ब्रह्म न 
rm व इस संसार में जन्म 308 कर ; । 
यह तेरे लिये स्वर्ण अवसर है कि मन को अन्लुमली कर बल से ही संसार में 
कबीर बारम्बार पुकार-पुकार कर कहते हैँ कि प्रभु-ताम-सम् ह 
कैल्याण सम्भव है । | रे मना, 

CC-0. ५ हरि क्षिनि धमि बुधजने) 


४६० कबीर प्रन्थायलो सहीद 
| जब लग में मैं मेरी करे, तव॒ लग काज एक नहीं सरे। 
जब यहु में मेरी मिटि जाइ, तब हरि काज संवारे ग्राइ ।। 
जब लग स्यंघ रहै बन मांहि, तब लग यहु बन फूले नांहि। 
उलटि स्याल स्यंघ कू खाइ, तब यहु फूले सब बनराइ ॥ 
जीत्या डूब हार॒या तिरे, गुर प्रसाद जीवत ही मर॑। 
दास कबीर कहे समकाइ, केवल रांम रहो ल्यो लाइ ॥३४३॥ 
शब्दार्थ--मै == श्रहंकार । स्यंघ =सिंह्‌ । स्याल ==श्चु गाल, गीदड़ । 
हें मन ! तू दुःख विनाशक प्रभु का स्मरण नहीं करता है? जब तक त्‌ 
अहं पर की सीमा को समाप्त नहीं कर देता, तब तक तेरा कोई भी कार्य सफल नहीं 
हो सकता । जब ममत्व-परत्व की भावना समाप्त हो जाती है तब प्रभु .स्वयं आकर 
कार्यं सफल करते हैं। जब तक इस संसार रूपी वन में माया का सिह रहता है तब 
तक यह फलता फुलता नहीं । जीव रूपी श्रृंगाल माया-सिह को नष्ट कर देता है तब 
यह संसार पल्लवित होता है, भक्ति कें फल देता है। जो माया से जीता हुआ होता 
है वह संसारसमुद्र में डव जाता है और जो उसे हरा देता है वह भवसागर से तर 
जाता है। गुरु कृपा से ही साघक जीवन्मुक्त, स्थितप्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर सकता 
है। भकत कबीर. समभाकर कहते हैं कि केवल परमात्मा में ही लगन लगानी 
चाहिए । | 
विशेष-विरोधाभास अलंकार | 
जागि रे जीव जागि रे। 
चोरन कौ डर बहुत कहत हैं, उडि उठि पहरे लागि रे ॥देक॥ 
ररा करि टोप ममां करि बखतर, ग्यांन रतन करि षाग रे। 
ऐसे जो श्रजराइल मारं, मस्तकि आव भाग रे ॥ 
ऐसी जागणीं जे को जागे, ता हरि वेइ सुहाग रे। 
कहे कबर जाग्या ही चहिये, क्या गृह कया बेराग रे ।३५०॥ 
शब्दाथ--पाग =तलवार | अजराइल-- अभ्रजगर । ` 
हे अज्ञानी जीव ! सावधान हो जा ! इस संसार में बहुत से विकारों के चोर 
हैं, जागृत हो सावधानी से ग्रपनी पवित्रता की रक्षा कर । अब कबीर रूपक देते हुए 
कहते हैं कि “रा'कार का टोप घारण कर मकार का वक्षस्त्राण पहन एवं ज्ञान-रल 
का विजय-चिन्ह लगा यदि तू माया के अजगर को मारेगा तो इस सर्प के मरण से 
ठे भक्ति की सुन्दर मणि प्राप्त होगी । यदि कोई उपरोक्त विधि से जागृत होता 
है तो स्वयं ईश्वर उस भक्त को अभय पद प्रदान करते हैं । कबीर कहं हैं कि प्रते 
व्यक्ति को चाहे जह गृहस्थ ग्रथवा विरक्त हो, सवदा सचेतः रहना चाहिए । 
जा कप | ॒ 
जागहु रे नर सोवहु .कहा, जम बट्पारे पहा ॥टेक।। 
०जापिन्वेति' करूँ इश इ मौ ih । 


| 


पदावलो-मागे 
कहै 2. मे चन माहि, अर्ह रे नर चेते नांहि॥ 
दाब्दाथे--बटपारे= नर जाग, जम का डंड सूंड में लागे ॥३५१॥ 
इंड--डंडा । 5 बमा प मब 
हे दल | सावधान हो जा, भज्ञाननिद्रा में पड़े रहना ठोक नहीं, क्योंकि 
ग्रम--मृत्यु-रूपी बटमार, लुटेरा तेरा पथ बन्द कर रहा है। सावधान .होकर काल- 
मुक्त होने का कुछ उपाय कर, क्योंकि मृत्यु जैसा भयंकर शत्रु तेरे सम्मुख अड़ा हुआ 
है । संसार रूपी वन में विनाशकारी इवेत कौए झा गये हैं किन्तु तू फिर भी जद 
नहीं होता । कबीर कहते हैं कि मनुष्य ! तभी ज्ञान प्राप्त कर साववान होगा जब 
उसकी मृत्यु आ घमकती है । 
जाग्या रे नर नींद नसाई, चित चेत्यौ च्यंतामणि पाई ॥टेका। 
सोबत सोबत बहुत दिन बीते, जन जाग्यां तसकर गये रोते ॥ 
जन जागे का ऐसहि नां“, बिष से लागं बेद पुरांण। 
कहै कबीर भब सोवों नांहि, रांम रतन पाया घट मांहि ॥३५२॥ . 
शब्दार्थ--तसकर-- चोर । घट मांहि= हृदय में । 
ज्ञान निद्रा नष्ट हो जीवात्मा के जाग जाने पर मन सावधान हो गया और 
'ितामणि स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो गई। श्रव मुझे सोते सोते, अज्ञान में पड़े 
हुए बहुत समय चला गया था 'किन्तु जाग जाने पर ज्ञान लाभ करने से समस्त 
चोर--काम, कोथ, मद, लोभ, मोह--खाली हाथ, कुछ बिगाड़े विना, लौट गये । अव. 
ज्ञान-चक्षु प्राप्त हो जाने पह वेद-पुराण आदि शास्त्रग्रथों का ज्ञान तो मुझे इथा दिखाई 
देता है । कवीर कहते हैं कि अब मैं ग्रज्ञान में नहीं पड़ंगा क्योकि मैंने हृदय के भीतर 
ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है। 
विशेष--रूपक अलंकार । 
संतनि एक अहेरा लाधा, 
| मिर्गनि खेत सबति का खाथा । ।टेका 
या जंगल मैं पांचों छृगा, एई खेत सबनि का चरिगा | 
पारधीपनों जे साधे कोई, अध खाधा सा राज़ सोई | 
कबीर जो पंचों वारं, ग्राप तिरे भौर कूं. तार॥३५३॥ 
झळ्दार्थ--लाधा = लादना, स्वीकार करना । पाँचों णा ==पाँच मूग रूपी 


उ री भनक्ति के आखेटक को रखते हैं, माया ने डक समस्त 
मनुष्यों की सम्पत्ति समाप्त कर दी । ई संस/र रूपी वन में पाच ee br ग 
रहते हैं जो सब की खेती को-चर गये । किन्तु जो लोग pa ग र 
सुकुत्य सम्पत्ति चाहे आती ते ५ भी ह हो फिर भी रक्षित ह स 
भवित का ग्राखेटक इन विकारों म होम, ८४० 


जहर ठ कंबीर प्रन्योवली सीके 


कर देता है । कबीर कहते हैं कि जो इन पंच विकारों के मृग को समाप्त कर देता है ' 


वह स्वयं तो मुक्त हो ही जाता है, दूसरों को भी मुक्ति की प्रेरणा देता है। 
विशेष --'पाँचों भृग से पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का भी अथं लगाया'जा 
सकता है । 
हरि कौ विलोयनों बिलोइ मेदी माई, | 
ऐसे बिलोइ जैसे तत न जाई ॥टेका। 
तन करि भटकी मनहिं बिलोइ, ता अटकी में पवन समोइ ॥ 
इला प्यंगुला सुषमन नारी, देगि -बिलोइ ठाढी छछिहारी । 
कहै कबीर गुजरी बोरांनीं, मटकी फूटी जोति समांनीं॥३५४॥ 
शब्दाय तत=सार । नारी =नाड़ी । 
कवीर अपनी श्रात्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे सखि ! प्रभु-भक्ति के 
दूध को ऐसा बिलो जिससे विश्‍व का नवनीत--सारतत्व-प्राप्त हो जाय। शारीर की 
मटकी बनाकर मन को बिलो और इस शरीर की मटकी में प्राणायाम साधना कर | 


` इड़ा, पिंगला, सुषुम्णा का सम्मिलन कर शीघ्र मनःसाधना कर । कुण्डलिनी इस ' 


अवसर की प्रतीक्षा में है कि वह शीघ्र विस्फोट कर अमृत का पान करे। कबीर 
कहते हैं कि ात्मारूपी 'गूजरी' प्रभु-भक्ति में मदमस्त हो रही है और शरीर की 
मटकी फूट जाने पर अंश ग्रंशी में विलीन हो गया । ग्रात्मा का परमात्मा से तादातप्य 
हो गया । | | 
विशेष-.- १. सांगरूपक अलंकार । 
२. कबीर ने यहाँ श्रात्मा को 'गूजरी' इसलिये कहा कि ग्रहीर भर गजर 
जाति का मुख्य व्यवसाय गौ-भॅस पालकर दूध का व्यापार करना था । 
आसण पवन किये दिढ रहु रे, मन का सैल छाछि दे बौरे ॥।ेका। 
बया सोंगी मुद्रा चमकांये, क्या बिसूति सब झंगि लगाये ॥ 
सो हिद सो मुसलमांन, जिसका दुरस रहे ईमांन॥ 
सो ब्रह्मा जो कथं ब्रह्म गियांन, फाजी सो जांनं रहिमांन । 
कहै कबीर कछू झांन न कीजे, रांम मांस जपि लाहा लीजे ॥३५५॥ 
, अन्दाथ- आसण =भ्नासन, समाधि से तात्पर्यं; योग में अष्टांग साधनों में से 
एक । पवन= प्राणायाम । दिढ=हढ़। बौरे=बावले, पागल.। सींगी = श्वृंगी, 
योगियों-के धारण करने का उपकरण विद्ेष-।. मुद्रा ->मुद्रा, योगियों का: एक झाभू- 
षण । बिभूति=भस्म । दुरस = दुरुस्त, ठीक, दृढ़ । लाहा=लाभ । 
हे जीवात्मा ! तू समाधिस्थ होकर प्राणायाम की दृढ़ साधना द्वारा मन का 
कलुष दूर कर ले । योग केवल मात्र श्रृंगी, मुद्रा धारण करने से ही नहीं बन सकता 


रोर न भस्म रमाने से कोई साघु ही हो सकता है। चाहे) कोई हिन्दू है अथवा | 


श्रेष्ठ | छः ०५ ° रहें 
मुसलमान, श्रेष्ठ वही है जिसका घर्म पक्का रहे, मन चंचल न रहें । ब्राह्मण अथवा 


ब्रहम वही हैं जो (ह्य काळषनःपकाइसा है।हवं० काशी “वही हँ जी खुदा को जानता | 


5 स्का के 
E> 


+ BG UE Nadie Nitti ही हा 
SIT 


पदावली-भाग | ४६३ 


है। कबीर प्रभु-प्राप्ति का सरलतम उपाय बताते कहते हैँ कि राम-नाम-स्मरण द्वारा 
परम-प्रभु की प्राप्ति कर लो, अन्य कुछ विधि-विधान अथवा आडम्बर करने की 
किचिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं है । 
ताथें कहिये लोकाचार, वेद कतेब कयं व्योहार ॥ढेका। 
जारि बारि करि गवं देहा, मुंबां पीछे प्रीति सनेहा॥ 
जीवत पित्रहि..मारहि डंगा, मूंवां पित्र ले घाले गंया। 
जीवत पित्र कं झन न ख्वांमें, मूयां पाछें प्यंड भरांवे। 
जीवत पित्र कं बोलें अपराध, मूवां पाँछें देहि सराघ॥ | 
कहि कबीर माहि अचिरज रावे, कऊवा खाइ पित्र क्यू पावे ॥४५६॥ 
दब्दार्थं--मारहि डंगा=दुत्कारते हैं। ख्वांमैं= खिलाना । सराध= श्राद्ध । 
बयू =किस प्रकार । | 
कबीर यहां बाह्याचारों का खण्डन करते हुए कहते हैं कि लोकाचार के विषय 
में उसको क्या समझाया जाय जो घमंग्रंथों पर आश्रित रहता है। मृतक की देह को 
जलाकर उसका चिल्ल तक समाप्त कर सम्बन्धी बाद में रो पीट कर मिथ्या प्रेम-प्रदशंन 
करते हैं । जीवितावस्था में तो पिता को लोग दुत्कारते हैं, अन्य प्रकार से अ्रपमान 
करते हैं रौर मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर उसे गंगा में ले जाकर विविध विधि-विधान 
रते हैं । जीते जी तो लोग पिता को भोजन तक नहीं देते और मर जाने पर उसका 
पिंडदान करते हैं । जीते जी तो पिता को कुवचन कहते हैँ ग्रौर मर जाने पर उसका 
श्राद्ध करते हैं--कैसी विडम्बना है। कबीर कहते हैं कि मुझे तो यह आइचर्य है कि 
राद्ध में कौए जिमाने से वह भोजन पितृगण कैसे प्राप्त कर लेते हैं ? 
बाप रांस सुनि बीनतो सोरी, 
तुम्ह सू' प्रगट लोगनि सू चोरी ॥टेका। 
पहले कांम सुगध मति झोया, ता से कंप मेरा जीया॥ 
रांम राइ मेरा कह्या सुनी जे, पहले बकसि अब लेखा लीज । 
कहे कंबीर बाप रांम राया, गबहुं सरति तुम्हारी पाया ॥३५७॥ 
शाब्दार्थ--बकसि==क्षमा करना । ` र 
हे पिता परमेश्वर ! झाप मेरा निवेदन कृपा कर छग लीजिए क्योंकि मैं संसार 
के सम्मुख तो अपनी वास्तविक दशा बताते सजाता हूँ और आपसे सब इम कर 
देता है। पहले तो मुके विषय-बासना ने अपने भाको में तिप्त कर लिया 
ग्ब उसका परिणाम सोच-सोचकर मेरा मग भयभीत हो रहा है । हैं राजा राम - 
भ्राप मेरा निवेदन कृपा कर सुन लीजिए फिर चाहे भाप उस पर र कोई र 
भ्रभिमत दें । कबीर कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, भव तो मैं भ्रापकी शरण 
भा गया हूँ पब राप मेरी रक्षा कीजिए । 


तोरा १८६ ऊन स 
CC-0 अजहू ee क्यू | (नशी टी ngotri 


/ 


Jee कबीर ग्न न्यावली सरी 


हमहि कुसेबग दया तुम्हहि अजानां, दुह्‌ मे दोस कहो किन रामां। 
तुम्ह कहियत त्रिभवन पति राजा, सन बंछित सब पुरवन काजा॥ 
कहै कबीर हरि दरस दिखावो, 
हमहि बुलावौ कं तुम्ह चलि ग्रावो ॥३५८॥ 
शब्दार्थ--कुसेवग = कुसेवक । पुरवन = पूर्णं करना । 
हे प्रभु! मैं आज केसे आपका दर्शन पाऊ भ्रौर बिना आपके दशन के मेरे मन 
को शान्ति नहीं । मैं तो श्रापका कुसेवक ही सिद्ध हुआ किन्तु आपने मुझे क्यों बिसरा 
दिया, आप में ऐसी अज्ञानता कैसे आ गई ? क्‍या मैं और आप दोनों ही दोषी हैं! 
झाप तो त्रिलोकीनाथ भर समस्त कामनाश्रों को पूर्ण करने वाले कहलाते हो मेरी 
भी कामना पूर्ण कीजिए । कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर ! अब झाप मुझे ग्रपना 
सुदर्शन प्रदान कीजिए, या तो आप मुझे श्रपने पास बुला लो अ्रथवा फिर स्वयं हो यहाँ 
झा जाम्रो । | 
विशेष--यहाँ कबीर में सूर के समान भावों की सहज, स्वतन्त्र, झभिव्यक्ति 
प्राप्त होती है जिसमें इष्ट प्रौर उपासक का सामीप्य प्रत्यक्ष हो .जाता है। वस्तुतः 
यह भक्ति की ऐसी अवस्था है जहाँ भक्त के पावन हृदय की प्रेमधारा मर्यादा के 
कंगार तोड ग्रपने प्रियतम से मिलने के लिए उमड़ चलती है। i 
कयूं लोजे गढ़ बंका भाई, दोवर कोट ग्र तेबड़ खाई ॥टेक॥ 
कांम किबाड़ दुख सुख दरबांनीं, पाप पुनि दरवाजा । 
क्रोध प्रधांन लोम बड़ दू दर, मन में यासौ राजा॥ 
स्वाद सनाह टोप ममिता का, फुबधि कमाण चढ़ाई । 
त्रिसना तीर रहै तन मींतरि, सुबधि हाथि नहीं भराई ॥ 
प्रेम पलीता सुरति नालि करि, गोला ग्यांन चलाया । 
' ब्रह्म भ्रर्नि ले दिया पलोता, एके चोट ढहाया॥ 
सत संतोष ले लरने लागे, रोरे दस दरवाजा। 
साध संगति ग्रर गुर की कृपा थे पकर॒यो गढ़ को राजा॥ 
भगवंत मीर सकति सुभिरण को, काटि काल की पासी । 
दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपरि, राज दियो श्रबिनासी ॥३५९। 
शब्दाथं--वंका = दुलभ, भ्रगम्य । तेकड़=तीन । सकति == ्क्ति। पासी 
फाँसी, बंघन । अविनासी = प्रभु । 
कवीर यहाँ हठ्योगी साधना का वर्णन कर कहते हैं कि उस दुर्लभ त्य 
पर किस भाँति पहुँचा जाय ? क्योंकि मार्ग में उसकी तीन खाई (त्रिगुण) तथा 
(इत) सुरक्षा हो रही है। वहाँ पर काम के फाटक लगे हुए है तथा सुख शौर र 
हरी हैं जो पाप और पुण्य के दरवाजों पर बैठ हुए हैं। क्रोध वहां प्रधार्य 
लोभ को ही जन्नत स्याज,प्राप्ता है/फिरव्मन/ में 'उसेव्रांजा:की (स्थिति है । स 
विविध स्वाद एवं प्रेम तथा ममता का टोप मनुष्य ने लगाकर कुमति का षु 


' सत्य और सन्तोष कुविचारों को समाप्त करने लगे, इस पर 


पदावली-माग 


प्राप्त हो ही नहीं रहा है। किन्तु साधक को उः 
प्राप्ति तभी हुई जव प्रभु-प्रेम का पलीता सुरति के गोले 
बान को बनाया एवं ब्रह्माग्नि से इसका विस्फोट कर 


४९५ 


हैं और ज्ञान, विवेक, तो 
राजा तथा उसके किले की 
में लगाकर उसका चालक 
मायाङम्वर को नष्ट:कर दिया । 
ाधु-संगतिं श्रौर गुरु कृपा के द्वारा ही इस शून्य गढ़ मे स्थित pn 
प्त कर लिया । ईरवर-भक्ति और' नामस्मरण के द्वारा मृत्यु और ावागमन के 
चक्र को नष्ट कर दिया । भक्त कबीर इस प्रकार उस शून्य गढ़ के उपर चढ़ गये 
रौर ब्रह्म ने उन्हें वहाँ परमपद का राज्य प्रदान किया । | 
विशेष--सांगरूपक अलंकार । 
रेनि गउ भति दिन भी जाई, भवर उड़े वग बेठे गाइ ॥टेक।। 
कांचं करवे रहै न यांनां, हंस उड़या काया फुमिलांनीं । 
थरहर थरहर कंपे जीव, नां जांनु फा करिहै पीव॥ 
कऊवा उड़ावत मेरी बहियां पिरांनीं, 
कहै कबीर मेरी कथा सिरांनों ॥३६०॥ 
शब्दार्थ सरल है। 
रहस्यवादी कवि कबीर ने यहाँ प्रिय-मिलन से पूर्व की मन:स्थिति को नवोढ़ा 
के समान श्रभिव्यक्त किया है जो प्रथम समागम-भय से प्रिय-मिलन में संकोच करती 
है। वे कहते हैं कि रात बीत गई थी ग्रौर अब दिवस भी व्यतीत हुमा जा रहा है 


' रात्रिः्रागम सूचक चिह्व प्रकट होने लगे हैं, मर पुष्प-पराग से उठ २ कर उड़ चले 


रौर वगुले पंक्ति बद्ध हो होकर अपने २ स्थान को लौट चले । मिट्टी के कच्चे घट में 
जिस प्रकार जल नहीं रक सकता उसी भाँति ग्रात्मा के उड़ जाने पर पार्थिव शरीर 
की भी समाप्ति कच्चे मिट्टी के .भाजन के समान हो जाती है। भव मेरी आत्मा 


` भर-थर काँप रही है क्योंकि पता नहीं प्रियतम- ब्रह्म भरम मिलन में किस भाँति 


व्यवहार करेगा ? प्रियागम सूचक शुभ-शकुन कौए को उड़ाते हुए मेरी भुजा शिथिल 


` होगई, कबीर कहते हैं कि यह मेरी मिलन-पूर्व अवस्था है । 





रर तेरे शरीर की मिट्टी जाकर पड़ेगी, 


' सोभ 


काहे कूं भीति बनांऊं टाटी, का जानू कहां परिह माटी ॥टक। 

काहे क्‌ं मंदिर महल चिणांड, मूंवां पोछें घड़ी एक रहा न वाह ॥ 

काहे कू' छांळं ऊच उंचेरा, साढ़े तौति हाथ मे 

'कहै कसीर नर गरब न कीजे, जेता तन तेती भुंइ लीज ye १॥ 
कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तुझे पता 32 कि मृत्यु के परचात्‌ किस स्थान 
फिर भला क्यों ऊचे-ऊचे मकान आदि बनाने 
संसार में एक क्षणं SF भी नहीं 
i ? ऊंची-ऊ ची भट्टालिकाशों का क्या 
22822 विपरी ०/ीह।ऽहहते हैं. कि 


वाग सोचता है ? मृत्यु के पश्चात्‌ तू इस 
षके पायेगा फिर 
/ तेरा वास्तबिक घर तो साढ़े 





४६६ र परासी कह. 
मनुष्य व्यर्थ घमंड करने की श्रावस्यकता नहीं, जितना भर शरीर की गुबर ३ | 
Fa पर्याप्त हो उतना ही लेना चाहिए । ५ उन । 
5 बज कक राग बिलावल 
बार बार हरि का गुण गावे, गुर गमिं भेद सहर का पादे॥हेक। | 
प्रादित करं भगति आरंभ, काया मंदिर मनसा थंभ। 
खंड श्रहनिसि सुरष्या जाइ, भ्रमहद वेन सहज मैं पाइ ॥। 
सोमवार ससि ग्रमृत भरे, चाखत बेगि तपे निसतरै। 
बांणीं रोषयां रहै दुवार, सन मतिबाला पीवनहार ॥ 
मंगलवार ल्यौ मांहींत, पंच लोक की छाडी रीत। 
घर छाइ जिनि वाहिर जाइ, नहीं तर खरो रिसाव राइ ॥ 
बुधवार करे बुधि प्रकास, हिरदा कवल में हरि का बास | 
` गुर गमि दोऊ एक समि फरं, ऊरध पंकज थ सुधा घरं॥ 
न्रिसपत विषिया देइ बहाइ, तोनि देव एक संगि जाइ। 
तीनि नदी तहां त्रिकुटीं मांहि, कुसमल धोबे भ्रहनिसि न्हांहि ॥ 
सुक्र सुधा ले इति ब्रत चढ़े, ग्रह निसि श्राप श्राप सूं लड़े। 
सुरषी पंच राखिये सबं, तो दुजी ब्रिष्टि न पेसे कबे ॥ 
थावर थिर करि घट में सोइ, जोति दीबटी मेल्है जोइ । 
बाहरि भीतरि भया प्रकास, तहां भया सफल करम का नास ॥ 
जब लग घर में दूजी झ्रांग, तब लग सहलि न पाव जांण। 
रमिता रांम सूं लाग रंग, कहै कबीर ते निर्मल प्रंग ॥३६२॥ | 
सद्‌ गुरु ही इस ्रगम्य शरीर रूपी गढ़ का पार पा सकते हैं क्योकि ई | 
प्रति क्षण प्रभु-भक्ति में दत्त चित्त रहते हैं। भ्रब ग्रागे कबीर भक्ति--योगसाषना- | 
विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि साधक भक्ति का प्रारम्भ करता है, उसके हि! | 
. शरीर ही मन्दिर है एवं मन ही वह स्तम्भ है जिस पर भक्ति--शरीर के मन्दिर | 
भार है। इस मनःसाधना से भक्त रात-दिन प्रभु में चित्त लगाता हुना भ्र ग 
को भ्रवस्था को प्राप्त कर लेता है । अब सप्ताह के प्रत्येक दिवस का महत्व | | 
कबीर कहते हैं कि सोमवार को ब्रह्मरन्ध्र से अमृत स्रवित होता है, जिसके भ | 
समस्त पाप विदुरित हो जाते हैं। इस महारस का पान करने वाला मग 
जिह्वा इसके सम्मुख न्य सांसारिक वस्तुओं के रस को बन्द रखती है! म मार | 
को साधक पंचविषयों की परिधि का परित्याग कर प्रमु में लय लगाता है । व | 
को, जिसे घर समभता है, छोड़ कर ईश्वर लोक में प्रवेश करता है, ही । 
करने पर प्रभु अप्रसन्न होते हैं। बुधवार को बुद्धि अपना निर्मल प्रकाश * ४९ | 
गुरु अनुकम्पा से द्वैत का रम, ऊध्जें समाधि द्वारा कमल भेदन कर मिदा देती ब | 
भांति हृदस्य. हांक होता५ है (साधक बूहस्पतिं कोऽजिदेम'का ध्यात 













पधावली-भाग,. 


ह ४६७ 
विषय-वासना नष्ट कर देता तीनों iS 
दै । जहाँ तीनों -ल, नाक एवं मस्तिष्क का सन्धि 


„८. बिन्दु है, वहीं त्रिकुटी है इसी में भ्रहनिश अपनी इत्ति केन्द्रित रखते हुए योगी को 


पना समस्त पाप कलुष घो देना [ 
साधना करते स्वयं अपने दोषों Ps क महारस का RA कर भक्ति 
बश में रखे तो कभी भी द्वेत-भावना, भ्रंकुरित न हो शनिवार पंच ज्ञानेन्द्रियों को अपने 
चित्त में पूर्ण स्थिर कर लिया जाय तो वह ग्रस निरंजन को उस समय ब्रह्म को 
रंजन ज्योति निश्चय 
प्राप्त हो जाती है। उसकी. प्राप्ति से समस्त भ्रन्तर-बाह्य प्रकाशमान | ही 
कट जाता है । यदि सांघक के हृदय में हुत भावना है तो इस शरीर दा 
जिसमें प्रभु का वास है, का रहस्य प्राप्त नहीं किया जा सकता । कबीर हि 
जो अपनी हत्तियों को राम में रमा देता है उसका अंग-अत्यंग निर्मल हो गा 
न सथ मो जा जान अपर गा हु 
सत सतोष लीये रहै, घीरण मन मांहों ॥टेका। 
जन फों फांस ग्रोथ य्यापे नहीं, त्रिषणा न जरा ] 
झानंद में, गोव्यंद गुण गावे॥ 
जन फों पर निदा सावे नहीं, प्रर असति न भाषे । 
काल फलपनां मेटि फरि, चरनूं चित राख ॥ 
जन सम पिष्टि सीतल सवा, दुबिषा नहीं भने । 
फहे कथीर ता वाससं, सेरा मन मांने॥३६३॥ 
इन्दार्थ--निद्या=निदा । भ्रसति>-असत्य । 
कबीर कहते हैं कि प्रभु-भत उसी को समझता चाहिए जिसमें लेशमात्र भी 
आतुरता न हो। वह सत्य, सन्तोष एवं धैर्य के भ्राश्नय पर रहता. है । भकत को 
विषय-वासना, क्रोध जैसे विकार कभी नहीं व्यापते झर न उसे तृष्णा व्यथित करती 
हे । उस भक्त को न तो दूसरों की निंदा रचिकर लगती है भौर न वह भ्रसत्य-भाषण 
करता है । वह मृत्यु-भय से बूर रह निश्चितमना प्रमु-चरणों में हृदय लगाये रखता 
है । वास्तव में वह समत्व स्थिति को ग्राप्त कर लेता है और संसार भ्रम में नहीं 
पड़ता । कबीर वर्णन करते हैं कि ऐसे ही भवत से मुझे प्रेम है। 
दादी से न मिले जासों लिलि रहिये, 
ता कार बरनि बहु इल सहिये टेका _ 
उत्रधार देखत छहि जाइ, रषिर गर थे खाक सिलाइ 


गगम अगोचर लखी न जाइ! जहां का सहज फिरि तहां समाइ ॥ 
दे सो तुम्ह एक समान ॥२६४॥ 


कठे अधिनात, सो हम 

श्रापके दर्शन नहीं होते, यदि आपसे मिलन हो जाय तो मैं 
झापके त मिलते के ही कारण मैं बहुत से सांसारिक 
i ५ 3 में 
तापों से अल रहीं है ।'जों छवाषाउ जा के लबा उनका समत क अल 
नष्ट हो जाता है परत सम्बत्ति का गर्व : त नहीं i वह गिरय ऽ परमात्मा 


४्ष कसीर प्र यावली सटीक 


देखा नहीं जाता वह सर्वत्र होते हुए भी अगोचर है। कबीर कहते हैं कि भ्रभिमान 
` करना मिथ्या है। प्रभु और हम, आत्मा तथा परमात्मा अंश-अंशी हैं । 
| रहो मेरे गोब्यंद तुम्हारा जोर, काजी बकिवा हस्ती तोर ॥हेक। 
बांधि मुजा भलें करिं डार्‍यो, हस्ती कोपि मूंड में मार्‍यो। 
भाग्यो हस्ती चीसाँ मारी, वा सुरति की में बलिहारी॥ 
महावत तोक्‌ं मारों साटी, इसहि मराऊं घालों काटी। 
हस्ती न तीरे घर धियांन, वाके हिरवे बसे भगवांन॥ 
कहा भपराघ संत हों कीन्‍्हां, बांधि पोट कु'जर क्‌ं दीन्हां। 
कुजर पोट बहु बबन करे, झजहूँ न सुरे काजी भ्रघरे॥ 
तीनि बेर पतियारा लीन्हां, भन कठोर ग्रजे न पतीनां। 
कहै कबीर हमारे गोब्यंद, थोये पद में जन का ज्यंद ॥३६५॥ 
शाब्दार्य-मूरति==पुरुष । साटी = डंडा । कु जर= हाथी । 
, कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! भ्रापकी .महिमा अपरम्पार है। :काजी ग्रापके 
अस्तित्व का बखान करते भ्रघाते नहीं। जिसके हाथ पेर बंधे हुए हैं चाहे जो भी 
उसके सिर में मार सकता है, किन्तु जो भागते हुए हाथी को मारे उसी पुरुष की 
कबीर बलिहारी जाता है। भाव यह है कि जो व्यक्ति विषय-आकर्षणों को युवाकाल 
में ही त्याग देता है वह वृद्धावस्था भ्राने पर उनसे मुक्त होने वाले से कहीं श्रेष्ठ है। 
हे मन रूपी महावत ! मैं तुझे डण्डी से माझंगा जिससे समस्त पाप समाप्त हो जायं। 
जो मायारुपी हाथी के पैर में न पड़ प्रभु का निरन्तर ध्यान करते हैं उनके हृदय में 
ब्रह्म का वास है। हे साघुगण ! मैंने ऐसा कौन-सा पराध किया है जिसके दण्ड- 
. स्वरूप पाप गठरी बंधवा कर मुझे माया-हाथी के साथ कर दिया है ? यह हाथी 
बहुत दुद मचाता है, किन्तु विषयाशक्त. मज्ञानांघ काजी को अब भी वास्तविकता का 
ज्ञान नहीं हुआ । मैंने मन को नियन्त्रण में रखने का उपक्रम कई बार किया, किन्तु 
यह ब भी नियन्त्रण में नहीं है। कबीर कहते हैं कि दयालु प्रभु निश्‍चय ही अत में 
भक्त का कल्याण करते हैं । 
कुसल खेम अर सही सलांमति, ए दोइ फाकों दीन्हां रे। 
भावत जांत डुहुंघां लुटे, सवं सतत हरि लीन्हां रे ॥टेक॥ 
माया मोह भद में पीया, मुगध फहैं यह मेरी रे। 
दिवस चारि अले सन रंजे, यहु नांहीं किस केरि रे॥ 
सुर नर मुनि जन पीर पवलिया, . सीरां पंदा फीन्हां रे । 
कोटिक भये कहां लूं बरनूं, खथानि पयांनां दीर्हां रे ॥ 
धरतो पवन श्रकास जाइगा, चंद जाइगा सुराः रे। 
हम नांहों तुम्ह नांही रे भाई, रहे राम भरपूरा रे॥ 
इ, 00 0पृहे-०काल£ऽमऽ०/ासी ः 
हे सवं अग बिनस्या, रहे राज झबिनासी रे M३६६ 


SET ON ISN NS 
- | a आप 
- - eC Ke 3 a i RR Se i RS, ed eT प 
HD 


h | 


' पदावलौ-भाग 


` भ्रथवा सम्बन्धी नहीं है, भरन्त में मनुष्य 


, ४९६ 
शब्दां - खेम=कषेम। दूहधां = दोनों शोर से । 
द्लीना==क्षीण होना, नष्ट होना । 
कबीर कहते हैं कि कुशल-क्षं म और पूणं सुख-सुविधा किसी 
होती । भावागमन में पड़े जीव को लुटना पड़ता है. भोर उसका कक ग 
हो जाता है । न माया-मोह से मदग्रस्त हो जीव भ्रहं भ्रथवा ममत्व के फेर में पड़ता 
है। वास्तव में यह माया जन्य-भाकषंण किसी के भी नहीं, दो चार दिन भले ही यह 
मनोरञ्जन कर दें, किन्तु अन्ततः ये दुख में ही परिवर्तित हो जाते हैं। देव, मनुज, 
ऋषि, पीर-पैगम्वर, भ्रौलिया, मीर आदि करोड़ों प्रकार की जीवात्माए' ईश्वर ने 
उत्पन्त कीं किन्तु अन्ततः सबको यहाँ से जाना पड़ा। पृथ्वी, झाकाश, सूरय, चन्द्र, 
वायु, हम और तुम सब काल-क्रम में नष्ट हो जायेंगे, यदि शेष रहेगा तो केवल वह 
ब्रह्म ही शेष रहेगा । कुशलता भ्रौर सुख के उपक्रम करता ही करता यह संसार नष्ट 
हो मृत्यु के बन्धन में पड़ गया । कबीर कहते हैं किं समस्त संसार विनष्ट हो जाता है, 
केवल अविनाशी प्रभु ही शेष रहता है । ,” 
सन सनजारा जागि न सौई, लाहे कारनि सूल न खोई ॥टेका। 
लाहा देखि कहा गरयांनां, गरब न कीजे मूरिखि झयांनां ॥ 
श्नि धन संच्या सो पद्धितांनां, साथा चलि गये हम भी जांनां । 
निस अधियारी जागहु बंदे, छिटकन लागे सबही संघे ॥ 
किसफा बंधू किसकी ओई, चत्या भकेला संगि न कोई। 
इरि गये मंदिर टूटे बंसा, सूफे सरवर उड़ि गये हंसा ॥ 
पंच पदारथ भरि है खेहा, जरि यरि जायगी कंचन वेहा। 
फहत फबोर सुनहु रे लोई, रांम तांम बिन और न कोई ॥३६७॥ 
श्यार्थ--लाहे कारनि= लाभ के लिए। संच्या= इकड कर्ता. खेहा = 


धूल। ह ह 
हे मन रूपी बनजारे ! तू सावधान हो, सचेत हो जा, भज्ञान निन्द्रा में मत 
पड़, मिथ्या सांसारिक लाभ के कारण झपने पूर्वसंचित पुण्य के मूलधन को भी मत 
खो देना। लाभ की सम्पत्ति को . देख कर ्यर्यं क्यों गर्वे कर का हे गा र 
नहीं करना चाहिए । जिन्होंने घन का संचय किया है वे ग्न्त समय में पछतात ही है। 
हमारे भ्रन्य साथी तो इस. संसार से चले गये ग्रौर हमें भी शीघ्र ही जाना है, हे मूखे 
ऐसा सोचकर कार्य कर । इस संसार में भज्ञान 


2 ताक में लगे हुए हैं। यहाँ कोई किसी का बन्चु-बॉधव | 
के चोर भी सेभ लगाने की ती "बनला ही जाता है इस सरीर के जी हो 


ग्रकेला 
नष्ट हो जाने पर प्राणवायू निकलने पर आत्मा चली जाती है। शरीर के नष्ट होने ' 


में मिल जाती 
पर पंच सोने सी सुन्दर कांया भग्न में जल कर दुल | 
है \ बा कहते ह कि, हे लोई ! (शिष्या का नाम ) ध्यानपूव क सुनो, 


राम-नाम के श्रतिस्विंतग्यहाँ और कुछ ली लीक नहीँ है। by eGangotri [ 


. ४०० ै फबौर प्रन्यावती सरी 
भन पतंग चेते नहीं,- जल ग्रंजुरि समाँन। 
बिषिया लागि विगूचिये, दार्ये निदान ।॥ेका। | 
काहे नेन श्रनंदियें, सुरत नहि आगि। 
जनम प्रमोलिक खोइये, :सांपनि संगि. लागि ॥ 
कहै कबीर चित चंचला, गुर ग्यान कहो समभाइ। 
भगति हॉन न जरई जरं, भावे तहां जाइ॥३६८॥ 
शब्दाथं--भनंदिय = नींद से भरे रहना । | 
कबीर कहते हैं कि मन मायादीप. पर शलभ के समान , मरता है, किन्तु व्ह 
नहीं देखता कि जीवन ग्रंज लि-बद्ध जल के तुल्य क्षणिक ग्रस्तित्व वाला है.। विषया 
सक्त हो वह व्यथं ही इसे नष्ट कर शरीर को सांसारिक .तापों से तप्त कर रहा है। 
तेरे नेत्र क्यों निद्रालु रहते हैं; उन्हें वासनारिन हष्टिगत क्यों नहीं होती ? माया-साँपिन 
के साथ बन्धन में पड़ ग्रमूल्य मानवःजीवन को जीवात्मा खो देती है। कबीर कहते है 
कि मन तो चंचल है, गुरु ने इसे ज्ञानामृत समझा कर कहा है । भक्तिहीन तो निश्चय 
ही संसार की विषयाग्नि में जलता है, क्योंकि वह. गम्य-प्रगम्य प्रत्येक स्थल प्र 
जाता है । 
विशेष--रूपक, उपमा अ्रलंकार । 
` स्वादि पतंग जरं जरि जाइ, 
ग्रनहद जों. मेरी चित: न रहाइ ॥।टेका 
माया के सदि चात न द्या, दुबिध्या मांहि एक नहीं पेख्या । 
भेष श्रनेक किया बहु कीन्हा, अकल पुरषि एक नहीं चीन्हां॥ . 
केते एक मूये मरहिगे केते, केतेक मुग अजहु नहीं. चेते । 
तंत मंत सब ओषद माया, केवल रांम कबीर दिढाया ॥३६९॥ 
शब्दाथ-सरल है । | 
जिस प्रकार शलंभ अपने हित अनहित का विचार किये बिना नष्ट हो जाता 
है, उसी प्रकार मैं विनाशक सांसारिक ग्राकर्षणों में. तो लगा हुआ हूँ किन्तु ' 
में मेरी त्ति नहीं रमती । मायामद में मैंने सावधान हो अपना हिंत-पनहित नहीं 
देखा और संसार भ्रम में ही पड़ा रहा । विविध वेश-घारण कर मैंने बहुत से म 
ठाठ खड़े किए किन्तु उस परम-परमात्मा को मैंने नहीं पहचाना । इसी. संसार 
पड़े हए न जाने कितने मर गे । किन्तु आज भी अ्रविकांश माग्रालिप्त व्यक्ति र 
नहीं हुए हैं। तन्त्र, मन्त्र, ौषचि भ्रादि के उपकरण मायामात्र हैं। कबीर की 
केवल प्रभु का दर्शन चाहिए । 
. एक सुहागिन जगत पियारी, सकल जीव जंत की नारी ॥टेक॥ 
ग भरे he न रोव, उस रखवाला और होवे । 
का बिनास, उन्‌ हि नरक “बिलास ॥ 
इसत सह ह स र कार । 


` मूर्खाग्रों को यह ज्ञान नहीं कि प्रियतमं उधार नहीं मिलते, 


वे मिल जायें- 07 हिरिक सयर जग 075 (कहते दर 


ne, iE Ait Es i i i i SR wt iii 
ba 9. 5 a SS 
७ RE re ER rindi Bie oe nde ie” Fos 3 mats 3 
Es Oe TY ~ अ 


(दावली-भार्ग 
पोछें लागि फिरे पचिहारी, संत की ठठकी फिर विचारो ॥ 


संत भज वा पाछो पड़े, गुर के सबद' मारयो 
, साषत क यहु प्यंड परांइनि, हंमारी ्ि् परे बैसे न 
~ | 
हम इसका पाया. भेद, होइ कृपाल मिले गुरदेव । 
कहे कवीर इब बाहर परी; संसारा के भ्रचल ढिरो ॥३७०॥ 
दाब्दार्थ--जीव जंत = प्राणी मात्र । खसम= पति | साषत--शावत । प्यं 
परांइनि ==प्राण प्यारी । उ 
माया रूपी सुहागिन नारी समस्त संसार को प्रिय है। 
को प्रिय लगती: है । इस माया सुन्दरी का पति मनुष्य ds eh 
नहीं नष्ट होता है किन्तु इसे फिर 
भी दुःख नहीं होता । उसका स्वामी तो कोई भ्रौर ही होता है, वह प्रभु की दासी है । 
इस माया के रक्षक, पति, मानव का तो दोनों झोर विनाश है, यहाँ संसार में तो वह 
भोग विलास में अपनी शक्ति का अ्रपव्यय करता है भौर मृत्यूपरान्त उसे नरक भोगना 
पड़ता है। इस माया नारी के कण्ठ में झ्राकषंक हार है किंन्तु साधुगण तो इसे और 
इसके संसार को विष तुल्य मानते हैं। भ्रव यह दास़ी के समान भक्त के.पीछे-पीछे 
दीनता से लगी फिरती है। जो भक्त प्रभु का भजन करता है उसके तो यह पीछे ही _ 
दासी के समान लगी रहती है एवं गुरु के उपदेश से तो इसकी रूह काँपती है। दुरा- 
चारी झाकत को यह प्राणतुल्य प्रिय है तो हमें तो साक्षात्‌ डायन, राक्षसी सी लगती 
है। कबीर कहते हैं कि ग्रब मैं इसका रहस्य समर गया है, यह रहस्य गुरु के ज्ञान- 
दान देने से ही समझ में आ-सका है। भ्रव तो यह माया मेरे सम्मुख तक नहीं भ्राती 
और संसारी व्यक्ति के पास से टाले नहीं टलती। ' 
विशेष--समासोक्ति अलंकार । 
पारोसनि मांगे कंत हमारा, 
पीव क्यू बौरि मिलहि उघारा 0ढेका। 
मासा मांगे रती न देऊं, घटं मेरा प्रेस तौ कासनि लेऊ । 
राखि परोसनि लरिका मोरा, जे कछु पाऊ सु आधा तोरा ॥ 
बन अन ढू ढो नैन भरि जोऊ, पीव न मिले तो बिलखि करि रोऊ । 
कहै कबीर यहु सहज हमारा, बिरली सुहागनि कंत पियारा ॥३७१॥ . 
वाब्दाथं--पारौसति=पडौसि श्रव्य सांसारिक ग्रात्मा ho बौरी =पागल । 
उसकी प्राप्ति के लिए तो 
भ्रपना सर्वस्व बलिदान करने की आवश्यकता है। यदि वह मा भर मी उन्हें माँग 
के लिए झाती है तो मैं रती मर भी देने के लिए मर्त नहीं है। हैं? कक 
तू मुझ में व्याप्त माया को रख से तो मैं तुमे अपनी भक्ति में आधा भाग दूंगी । 
मं प्रिय को वन-वन--सर्वत्र--खोज रही है रौर उनके लिए भाडुल-व्याडुल हैं दि 
बीर कहते हैं कि यह हमारा 


५०१ 





५०२ : कयीर प्न्यायसौ स 


सामान्य विश्वास है कि एकाघ भात्मा में ही प्रिय-दर्शन की उत्कट लगन होती ३। 
विशेष--यहाँ कबीर भवित-क्षेत्र से प्रेम-क्षेत्र में जिसे दूसरे शब्दों भें 
रहस्यवाद कह सकते हैं, चले जाते हैं । भवत की यह इच्छा होती है कि जि मैं प्र 
करूँ, जो मेरा आराध्य है वह सबका पूज्य हो, किन्तु प्रेमी प्रिय पर एकाधिकार च्चा 
है । कबीर की मनःस्थिति.भी यहाँ प्रिय पर पूर्ण स्वत्व स्थापित करने की है। 
राम चरन जाकं रिद बसत है, ता जन को मन यू डोले। 
मानों भ्ठ सिध्य नव निधि ताक हरषि जस बोले ॥टेक॥। 
जहाँ जहां जाइ तहाँ सच पावे, माया ताहि न भोले । 
बार वार बरजि बिषिया तं ले नर जो मन तोले ॥ 
ऐसी जे उपज या जीय के, कुटिल गांठि सब खोले । 
. कहै कबीर जन सन परचो अयो, रहै रांस फै बोले ॥३७२॥ 
' शब्दाथं--रिदे--हृंदय। डोले= चंचल हो । जस=यश । बरजि= निषेष। 
परचो = परिचय । 
कबीर कहते हैं कि जिसकी प्रभु के चरणों में इत्ति रमी हुई होगी, उसका मन 
चंचल नहीं होता । उसे तो मानो ग्रष्ट-सिद्धि एवं नवनिधि की सहज प्राप्ति हो जाती 
है एवं वह हृषित हो-होकर प्रभु गुणगान करता है । वह जहाँ कहीं भी जाता है भ्रमित 
शान्ति-लाभ करता है एवं माया उसे नहीं सताती । हे सांसारिक व्यक्ति ! यह तेरा 
` मन विषय-वासना में भटकता है तो बारम्बार उसे बजित कर सुपंथ--भक्ति-पर 
चलाझो । यदि मन इस प्रकार आचरण करे तो हृदय की समंस्त कलुषता झर पाप 
नष्ट हो जायें । कबीर कहते हैं कि जब मन का परम-तत्व से साक्षात्कार हो जाता है 
तो वह प्रभु का बना रहता है । 
“विशेष--भ्रष्ट सिद्धि एवं नवनिधि का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। 
जंगल में का सोवनां, ्रोघट है घाटा । 
स्यंघ बाघ गज़ प्रजले, अर लंबी बाठा ॥टेक॥। 
निस यासुरि पेड़ा पड़े, जमदांनों लूटे । 
सूर धीर साचे मते, सोई जन झूठे ॥ 
चालि चालि मन माहरा, पर पटण गहिये । 
मिलिये त्रिमुवननाथ सु, सिरे होइ रहिये ॥ 
अमर नहीं संसार में, बिनसे नर-देही । 
` कहे कबीर बेसास सू', भजि रांम सनेही ॥३७३॥ का 
.अब्दाथ-ओोघट=्रत्यन्त कठिन । निस बासुरि-- रात-दिन । पठण = 
वेसास सू --विर्वास के साथ । । वो 
कबीर कहते हैं कि साधना-वन र सोना अत्यन्त कठिन की कार्य हैं हम 
म है हहह रे, है भार के स को विप 


गते ठै | त्र में र 
सताते हैँ । रात. दिन विपत्ति में ही पड़े रहना पड़ता है, साथ ही काल भी 


पवाबलो-मागं | ५०६ 


करने के लिये तत्पर रहता है । धेयवान्‌ शूरवीर ही इस मार्ग का अवलम्बन करता 


है, और वही संसार से मुकत होता है। हे मेरे मन ! तू उस मागं पर चल भर शून्य 
लोक के सुन्दर नगर को प्राप्त कर। वहाँ तुमे त्रिभुवनपति के दर्शन होंगे ग्रौर उनके 
दर्शन से परमपद--अभय पद की प्राप्ति हो जायेगी । संसार में अमर कुछ भी नहीं 
है, यह मानव देह निश्चय ही नष्ट हो जायेगी । इसीलिए विश्वासपूर्वक प्रियतम राम ” 


का भजन करो । 
राग ललित 
राम ऐसो हो जांनि जपो नरहरी, 
माधव मदसूदन बनवारी ॥ठेक।। ` 
 झनविन ग्यांन कथं घरियार, घु वां धौलह रहै संसार । 
जे से नदी नाव करि संग, ऐसे हीं मात पिता सुत भंग ॥ 
सबहि नल दुल मलफ लकीर, जल बुदबुदा ऐसी प्राहि सरोर ॥ 
जिस्या रांस नांम झम्यास, कहै कवीर तजि गरम बास॥३७४॥ 
शुब्दार्थ--धनदिन--प्रतिदिन । धूँवाँ घौलह--धुएँ के समान क्षणिक रहने 
। 
ह हे मनुष्यो ! प्रभु को अत्यन्त प्रतापवान्‌ जानकर स्मरण क्रो, उनके माघव, 
मधुसूदन एवं बनवारी भ्रनेक नाम हैं। सांसारिक लोग प्रतिदिन घर बैठे ज्ञान तो 
बघारते हैं, किन्तु वे रहते धुएं के महल सदृश क्षणिक स्थिति वाले इस ससार a ही 
हैं। जैसे नदी-ताव का संयोग क्षणिक होता है, | उसी माँति माता-पिता, पुत्र भ्रा द 
सम्बन्ध ल्पकालिक हैं । समस्त प्राणी पाप-पुज से बने हुए हैं। जल के बुलबुले 
समान इस शरीर का अस्तित्व क्षणिक है । कबीर कहते हैं किं गे को त्याग कर, इस 





जिह्वा से राम-नाम स्मरण का अभ्यास करो । 
| रमनां 


रांम गुनं रमि रस पीजे, 
गुन अंतोत निरमोलिक लीज ॥टेक। 
निरगुन ब्रह्म कथो रे भाई, आ सुमिरत सुषि बुधि मति का | 
बिष तजि राम न जपसि प्रभागे, कां बुड बालक के लागे । 
तिरे राम रस स्वावी, कहै कबीर बूड़ बक्वादी ॥ ३७२ 
Fe निरमोलिक =प्रमूल्य । बूड़े = इबना | बकवादी =व्यर्थं में बकवास 


करने wae भहा । तह केवल राम-ताम के अमर रस को पान कर, 
र । 


क्योंकि निगुण [न करो 
दि उसमे विद्यमान हैं। हे भाइयो | निगुण ब्रह्म का ध्य 

' जिसके उ का बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है । विषय का परित्याग 
जिसके स्मरा लग जप कर, क्यों व्यर्थ लाभ के वशीभूत हो पतनन्मुख 


कर हे अभाग्यवान्‌ कक हुए हैं वे राम रस का पान करने वाले 


बनता है। कबीर कहते हैं कि जो भी न में डूबे ही हैं । 


भ | 
थे ग्रे वधर्षशकानणबासोऽतरतेतीरऽ Digitized by eGangotri 


४०४ के | फयोर परन्यावलौ स 


निबरक सुत ल्यौ कोरा, राम मोहि मारि कलि विध वोरा ॥टेका। 
उन देश जाइबो रे बाबू, देखिबो रे लोग किन किन खेबू लो। . 
उड़ि कागा रे उन देस जाइबा, जासू मेरा सन चित लागा लो ॥ 
हाट ढूंढि ले, पटनपुर ढूंढि ले, नहीं गांव कै गोरा सो । 
जल बिन हंस निसह बिन i : ER 
ह 7 फ स्यांमी पाइ परिखे ममेश लो ॥ ३७६। 
शब्दाथ--कलि=- कलियुग । बोरा = खेवू = मुक्तात्मा | 
रात्रि । रबु--रवि सूर्य । ड 3 
कबीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप या तो अपने अंश, पुत्र को ( 
पूणं निर्मल ही कर दें और या मुझे तो मार डालें क्योंकि मैं तो कलियुग की विषय 
वासना रस में सना हुआा हूँ। हे मित्र ! तुम प्रभु के उस लोक में जाकर तनिक देखना 
तो 'सही कि वहाँ मुक्तात्माएँ किस भांति रहती हैं । हे कौए ! तु उड़ करके उस प्रिय 
के देश जा, मैं जिसके प्रेम में. अनुरक्त हुँ । उस प्रभु के पास जाने वाले बाजार, नगर 
ग्रादि समस्त परिवेशों सै परिचित हो लो, किन्तु इस मोहिनी माया से नहीं । त्त के 
अभाव में हंस भौर सूर्य के अ्रभाव में रात्रि जिस भाँति विकल रहती है उसी प्रकार मैं 


भी प्रमु-प्रेम में विकल t 
' प्राप्त किया जा सकता है | “वीर कहते हैं कि प्रितम को मन का उत्सगं करके ही 


भन युद्रा जाके गुर को ग्यांन, मिकुट फोट में घरत ध्यान 
3 । 
भनहीं करन कों करे सनांन, गुर को सबद ले ले घरे बियांन | 
काया कासी खोजे बास, तहां जोति सर्य भय प्रफास ॥ 
र नी भाइ, बंक नालि झों रस खाइ । 
ल को स षद, कहि फवीर थिर होइ फंद ॥७७॥ 
2 प स = शंगी । बाद = व्यथं ज्ञान का आडम्बर । निकुट कोट= 
गही बी का भ्यान । बक नालि>-सुष मना नाड़ी । थिर--स्थिर । 
लेंकर जीवन घारण करता पेज साधना करता है एब' ज्ञान तथा प्रेम का आधार 
। ता है। वह अंगी धारण कर अनहद नाद में तल्लीन रहता ' 


मुद्रा नामक ट 
में इत्तियों Lr लगाये हुए गुरु-का उपदेश चित्त में रखता है और त्रिकुटी स्थल 
धन्य तट पर स्नान कराता है क न द्वारा वह ध्यानावस्थित होकर मन को 
खोज सेता है, उसे वहां रोर शरीर में ही जो काशी के समान पवित्र तीर्थ को 
मेखा को सहज समाधि मे रण को मु के प्रकाश का दर्शन होता है । ज्ञान" 

. Jar लिएर में, ववक्होढ़ा क र श्रयत 


CC-0. Jangamwadi Math © 


` क्लाधली-भाग Vo 


का पान करती हूँ । ` भूलावार चक्र से कुण्डलिनी को उठा देने पर कबीर कहते हैँ कि 
| प्रियतम ब्रह्म का दशन होता है । | 


९ 


ही 'हिरांनों में लजाऊं सास दुरासनि पोच डराऊ ।डेका।. 
हार मेरो रांक ताग, विचि बिचि मान्यक एक लाग । 
: रतन प्रवालं परम जोति, ता ग्र॑ंतरि लागे मोति ॥ 
पंछ सखी मिलिहैँ सुजांन, चलहु तजई ये त्रिवेणी न्हान । 
न्हाइ घोइ के तिलक दीन्‍्ह, मेरो भाहि परोसनि हार लीन्ह॥ 
तीनि लोक की जांने पीर, सब देब सिरोमनि कहे कबीर ।।३७८।। 
दाब्दार्य - दुरासनि == छिपना । मान्यक्‌ = माणिक्य । प्रवालै= मू गे । ग्रंतरि 


ग्रंतरि=बीच-बीच में । 


मेरा भक्ति-रूपी हार खो गया है जिससे मैं लज्जित हूँ, सास से भयभीत 


होकर छिपती हूँ । प्रियतम से भी डरती हूँ। मेरा हार राम रूपी तागे से गुथा हुआ ` | 
' गा जिसमें वीच-बीच में माणिक्य लगे हुए थे। मूंगे की ज्योति.का परम-सुन्दर हार 


था जिसमें श्रस्य मोती `भी थोड़ी थोड़ी दूर पर टेके हुए थे। पांच ज्ञानेन्द्रियाँ रूपी 


` सखी मिलीं और वे मुझे स्नानार्थ ले गई । नहा-घोकर तिलकंबिन्दु आदि लगाने के. 


पश्चात्‌ देखा तो पता नहीं हार किसने ले लिया था। वह सुन्दर हार खो गया, मेरी 
उसी सखी (इन्द्रियों से तात्प्म) ने ही हार चुरा लिया। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! 
आप तो सर्वोच्च शक्ति हैं, तीनों लोकों के दुःखों से परिचित हैं, मेरा यह दुःख दूर 
कीजिए । [ 
विशेष---सांगरूपक अलंकार । 
नहीं छाड़ों बाबा रांम नांम, ` 
मोहि भौर पढ़न सु कोन wes i 
गह्लाद पधारे पढन साल, संग सखा | 
ञोहि कहा पढ़ावे ग्राल जांल, मेरी पाही मैं लिखि दे श्रीगोपाल ॥ 
तब सनां सुरक्षां कह्ों जाइ, प्रहिलाद चंघायों बेगि ग्राइ | 
तू राम कहन की छाड़ि बांन, बेगि छुड़ाऊं मेरो कह्यो से । 
सोहि कहा डरावे बार ब'र, जिनि जल यल गिर को i स 
बांचि मारि भावे देह जारी, जे हूँ रांम खाडो ह J 
'तब कोढ़ि खड्ग कोप्यो रिसाइ, तोहि रांसनहा न 
खंभा में प्रगद्यौ गिलारि, हरनाकस स र क 
सहायुरंध देवाधिदेच,: तरस के लाद यौ प्रनेक वार ॥३७६॥ 
कहें कबीर कोई लहै न पार, प्रहिलाद ऊबारि na 
शब्दार्थ--आल जाल = व्यर्थे की वातं । रिसाइ= 
ह का अवतार भ अ 'श्रय नहीं छोड सकता, मुझे राम नाम 


हे गुरुवर! अ Tir olection. Digitized by eGangotri 


४०६ कबीर प्रन्थावली सतह 


` पठन के अतिरिक्त भ्रन्य किसी साहित्य के पढ़ने की क्या आवश्यकता है? 
बहुत से सखाओं को लेकर पाठशाला में है पढ़ने गये और उन्होंने भ्रपने शिक्षक ह 
कि तुम मुझे संसार की अत्य बातें क्यों पढ़ा रहे हो, मेरी तख्ती पर तो केवल मी 
गोपाल--प्रभु नाम--ही अंकित कर दो । तब गुरु ने उसके विष्णु विरोधी पिता हे 
आकर कहा और उस शीघ्र श्रोकर प्रह्माद को बाँध दिया और कहने लगे करिं तृ राम 
नाम उच्चारण छोड़ दे तो मैं तुरे शीघ्र बंघन-मुक्त कर दू'गा । प्रह्नाद ने पिता को 
उत्तर दिया, तू मुझे क्यों वारम्वार डराता है। जिस प्रभु ने जल, थल एवं पव॑त के 
. कुछ न गिना, मैं उसका नाम स्मरण नहीं छोड़ सकता । तुम्हारी इच्छा हो तो चाहे 
मुझे बाँध कर श्रथवा जला कर मार दो, किन्तु मैं रामाश्रय नहीं छोड़ सकता । त 
उसने तलवार निकाल ली ग्रौर क्रोधित होकर कहा, बता तेरा रक्षक प्रभु कहाँ है? 
तब प्रभु स्तम्भ से तृसिह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को नाखूनों से चीर 
डाला । उस महान्‌ ब्रह्म ने नरसिह रूप में प्रकट होकर भक्तों के भाव की रक्षा की। 
कवीर कहते हैं कि कोई उस प्रभु के रहस्य का पार नहीं पा सकता, उसने अनेक वार 
प्रह्माद जैसे भक्तों की रक्षा की है। 
विशेष--'क्या कवीर का ब्रह्म सगुणा और अवतारवादी था ?--यह विचार 
ऐसे स्थलों पर कबीर की ब्रह्म विषयक निगुण धारणा के सम्मुख प्रइनसूचक चिद 
के साथ प्रस्तुत हो जाता है । 
हरि को नांउ तत त्रिलोक सार, लैलीन भये जे उतरे पार॥टेक॥ 
इक जंगम इक जटाघार, इक श्रंगि विभूति करे अपार । 
इक मुनिपर इक मनहूं लीन, ऐसें होत होत जग जात खीन॥ 
इक श्राराधें सकति सीव, इक पड़दा दे दे बदे जीव । 
इक कुलदेव्यां कौ जपहि जाप, त्रिमवनपति सुले त्रिविध ताप ॥ 
भनहि छाडि इक पीवहि दूध, हरि न मिलै बिन हिरदें सुध । 
कह्‌ कबीर ऐसे बिचार, राम बिना को उतरे पार ॥३८०॥ 
शब्दाथ--सकति = शक्ति । सीव= शिव । बधै --बंध करना, मारना | पाप 
=इख । अनहि--श्रन्त को। \ | 
मात्र भ्रभु-नाम ही सत्य भौर तीनों लोकों का सार है, इसमें इति 
से मनुष्य भवसागर से तर जाता है। कोई तो यति और जटाधारी साधु बेन जाता 
है और कोई भ्रपने अंग-प्रत्यंग में विभूति रमा कर अपने को बहुत बड़ा तपस्वी ह के 
है । कोई शिव भ्रथवा शक्ति की आराधना करता हैः श्रौर एक पशु को हीं । 
लिए बाँधे रहता है। कोई त्रिलोकीनाथ ब्रह्म को विस्ट्रत कर कुलदेवता को ना 
मे पने कत्तव्य की इतिश्री कर लेता है। एक वह भी अ्रपने को 89, म 
जो अन्त का परित्याग कर्‌ दुग्चाहारी वन जाता है, किन्तु उन्हें ज्ञात १९ कि ही तर 
में विचार कर देखो, रामःभक्ति के श्रय बिना कोई भी संसार-सागर की हीत 
सकता । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TS OS I If 


वदावलौ-भाग | 
, ५०७ . 
हरि बोलि सुवा बार बार, तेरो ढिग मांना हे 
श्र जन संजन तजि बिकार, सतगुर 30 अल एच 
साध संगति मिलि करि बसंत, भौ चंद न छूटे जुग जुगत । ; 
कहे कबीत मन मया झनंद,ग्रनंत भेटे योज्य 
र कला भेट गोव्यंद ॥३८१। 
शाब्दाथं-सरल है। 
कबीर कहते हैं कि हे मन रूपी शुक ! तू वारम्वार प्रभु नाम का उच्चारण 
कर, वह प्रभु तेरे पास ही अवस्थित है, तनिक उसे पुकार कर तो देख--अंजन-मंजन 
झादि बाह्म शुद्धि उपकरणों को अब छोड़ दे, क्योंकि सद्गुरु ने तुझे परमतत्व का सार 
बता दिया है । साधु संगति करता हुआ ही आयु व्यतीत कर, क्योंकि संसार का मांया 
बन्धन युग-युग तक नहीं छूटता । कबीर कहते हैं कि मन में तब अ्रपरिमित आनन्द 
हुआ जब भ्रनन्त कलावान्‌ प्रभु से भेंट हुई। 
बनमाली जांने बन की झादि, रांम नांम विन जनम वादि ॥टेक॥ 
फूल जु फूले रति बसंत, जामे मोहि रहे सब जीन जंत। 
फूलनि में जैसे रहे तबास, यू घटि घटि गोबिन्द है निवास ॥ 
कहै कबीर मनि भया प्रनंद, जगजीवन मिलियौ परमांनद ।।३८२॥ 
शब्दार्थ आदिम गति । बादि==व्य्थं, निस्सार। रुति=कऋठु। तवास= 
सौन्दर्यं । | 
कबीर कहते हैं कि वह वनमाली प्रभु ही संसार की गति (आादि) को जानते 
हैं। वस्तुतः राम-नाम के भ्रभाव में तो जीवन इथा है। ऋतु वसन्त में फूलने वाले 
कुसुमों के क्षणिक सौन्दर्यं में समस्त संसार कें जीव-जन्तु पड़े हुए हैं । जिस भाँति पुष्पों 
के मध्य सुगन्ध का निवास है, उती प्रकार प्रत्येक के हृदय में ईश्वर का निवास है। 
कबीर कहते हैं कि संसार में हो ब्रह्म॑ की प्राप्ति हो जाने पर झतुलित आनन्द की 
प्राप्ति हुई । 
विदेष--उपमा अलंकार । ; ४ 
मेरे जैसे बनिज सों कवन फाज, मूल घट सिरि बच्चें ब्याज ॥टक ॥ 
नाइक एक बनिजारे पांच, बेल पचीस को संग साथ | 
नव बहियां दस गौनि आहि, कसनि बहुतरि लागे ताहि ॥ 
सात सुत मिलि बनिज कोह, फम पयादो संग लीन्ह । 
तोन जगाती करत रारि, चल्यो है बनिज वा बजन रारि ॥ 
बनिज खुटानों पजि हटि, षाह बह दिसि गयो फूटि । 
कहे कबीर यह जन्म बाद, र समांनू रही लादि।।३८३॥ 
$_ बनिज->-वणिक । वघे == बढ़ता । बनजारे= इन्द्रियों से तातय है। 
Rs 32 "ज्ञात सूत>-सात थातुर से तात्य है। 
बैल--प्रक्ृतियों से तातं है | वहियाँ रद 


तीन जगाती -रूविम॒ुणाता प्रकृति | क क र 
कबीर कहते हैं कि मेरे जमे ब्‌ उर्क) क्याहो सकता है क्‍योंकि 


५०८ कबीर भन्थावलो सदोक् 
मेरे से तो सुकृत्यों का मूलधन दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है और व्याज 
जा रहा है । नायक आत्मा तो एक ही है, किन्तु पांच इन्द्रियों के बनजारे २५ र 
के बेल का साथ है! नौ बाहु तो वस्त्र है, और दस स्त्रियाँ उसके साथ हैं तो |; 
किस भांति उसका कल्याण सम्भव है। शरीर की सप्त धातुओं ने. कमं बिल जा 
साथ लेकर यह्‌ व्यापार किया है । त्रिगुणात्मक प्रकृति भट खड़े कर रही + ही 
व्यापार उसी वन के मध्य घुसता. जा रहा है। मनुष्य रूपी या आत्मा रूपी वणि 5 
अ (ह i he Ee पर सम्पत्ति नष्ट होकर तत्व समस्त शसा 
हो जाते हैं। कबीर कहते हैं कि यह जन्म व्यर्थ है, भतः 
में अपनी लय लगा लो । NT 2 2 मी 
विशेष--१. साँगरूपक अलंकार । 
२. बनजारे पांच--पाँच इन्द्रियाँ । 
३. बेल पच्चीस--पच्चीस प्रकृतियां । 
४. नव बहिया--नौ हाथ (जिससे नापते हैं ) । 
चार भ्रन्तःकरण--मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार । 
पच भ्राण--प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान । 
* सातसुत - सप्त धातु--रस, रक्त, मांस, वसा, मज्जा 
६. तीन जगाती - त्रिगुणात्मक प्रकृति---सत, रज, तम । “A 
माघो दारन दुख सह्यो न जाइ 
सेरी चपल बुधि ताते कहा बसाइ ॥।टॅक॥ 
तन भन भौतरि बसे भदन चोर निनि ग्यान रतन हरि लीन्ह मौर । 
से अनाथ भ्रभु कहूं काहि, नेक बिगूचे में को ग्राहि॥ 
सनक सनदसिव सुकादि, ग्रापण कवलापति भये ब्रह्मादि । 
जोगी जंगम जती जटाधार, ग्रपने झौसर सब गये हैं हारि ॥ 
च कबीर रु संग साथ, भ्रभिश्न तरि हरि सु कहो बात । 
हा दा करि विचार, रांम रमत भौ तिरिवो पार ॥ ३८४॥ 
रा न दारुण । मदन = कामदेव | औसर--अवसर, समय । 
उ र अल्प-मति की सामर्थ्यं भी क्या है, मुझसे विषय-वासना द्वारा 
जिन रा आग नहीं जाता। अ्रन्तर-बाह्मय में कामरूपी चोर का आवास है 
व्यक्तियों ने मुझे जार ब मणि चुरा लिया। हे ईश्वर ! मैं अनाथ हूँ, अनेक 
सनक सनन्दन, शिव एव' शुकदेव CU Nd 
हैं । योगी, जाः RR ने भरर ब्रह्मा आदि परमतत्व का साक्षात्कार कर गये 
कर बेठ गये हैं । कवीर होह हि Ml उ मन का अयत्र म 
भन में विचारपूर्वक कहते हृदयस्थ ब्रह्म से भेंट करनी चाहिए | वे आगे 
हैं कि राम में दृत्तियाँ रमाने से ही संसार सागर से पार 


उतरा जा सकता है 
C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पदावली-भाग | 
५०९ 
विशेष---रूपक अलंकार । 
तू करी डर क्यू' न करें गुहारि 
तू बिन पंचाननि भरी म 
तन भींत'र बसे मदन चोर, तिनि is Ei के 
मागे देइ न बनें मंन, तकि मारे रिश में काम बांन । 
में किहिः गुहरांऊं STERN 0 
गुहरांऊ झाप लागि, तू करी डर बड़े बड़े गये हैं भागि । 
ब्रह्मा विष्णु अरु सुर मयंक, किहि किहि नहीं लावा कलंक । 
जप तप संजम सुचि ध्यांन, बंदि परे सब सहित म्यान । 
कहि कबीर उबरे हू तोनि, जा परि गोबिद : 
शब्दार्थ--गुहारि =पुकारना, प्रार्थना कृपा कीन्ह ।। ३८५॥ 
न्त्र्ा / प्राथना करना । रिदा5: हृदय । मयंक ८८ 
कबीर मनुष्य को सम्बोधित कर कहते हैं कि तू संसार तापों 
क्यों र 
होकर प्रभु को क्यों नहीं पुकारता, भजता। इस शरीर के भीतर Sos 
'का वास है जिसने मेरा सव॑ स्व अपहृत कर लिया है। वह मेरे चुराये हुए धन को 
माँगने से भी लौटता और हृदय में काम-बाण मार देता है। मैं किस भाँति प्रभु का 
स्मरण करूँ, इस काम से डर कर बड़े-बड़े लोग भाग गये हैं। ब्रह्मा, विष्णु एव 
देवता तथा चन्द्रमा सब काम प्रस्त होने के कारण कलंकित हैं । जव ज्ञान सहित जप, 
तप, संयम, पवित्रता एवं ध्यान का आचरण किया जायगा, तभी यह काम रूपी चोर 
ठ € है । कबीर कहते हैं कि वे कुछ लोग ही काम-विमुक्त हैं जिन पर प्रभु 
ऐसौ देखि चरित मन मोह्या मोर, 
ताथै निस वासुरि गुत रमों तोर टेक 
इक पढ़हि पाठ इक अमे उदास, इक नगन निरंतर रहें निवास । 
इक जोग जुगति तन हूँहिं खींच, ऐसे रांम नांम संगि रहें न लीन ॥ 
इक हूंहिं दीन एक देहि दांन, इक करें कलापी सुरा पांत । 
इक तत मंत झोषध बांन, इक सरकेल सिंघ राखें अपांन॥ 
इक तीरथ ब्रत करि माया जीति, ऐसे रांम नामसु करें न प्रीति । 
इक घोम घोटि तन हूँहि स्याम, थू' सुकति नहीं बिन रांम नाम ॥ 
सत गुर तत कह्यो बिचार, मूल अनभ बिसतार । 
जुरा मरण थै सये धीर; राम कपा भई कहि क्रबीर ॥३८९॥ 
धोय = घु आँ । क 
संसार की दुर्दशा देखकर ही मरु ' मेरा मन अहतिश आपकी as मे द 
हुआ है । संगर प्रकार से आपकी आत्त का स , उन 
द केहो हैं, कोई «का शत होषेवशदवारवयराूसता है और एक 


कुछ तो शास्त्रों का पठन करते है 





५१० कबीर प्रन्योवलो कर 


दिगम्बर हो जीवन-यापन करता है, एक व्यक्ति योग-साधना से अपने शरीर को 
बनाता है किन्तु इनमें से कोई भी प्रभु नाम का आश्रय ग्रहण नहीं करता 
भिखारी बना भिक्षा मांगता है तो दूसरा अपरमित दान देता है और एक जा 
झपने को साधक मानता है जो वाममार्गी बन मदिरापान करता है। न 
भी साधक हैं जो तन्त्र-मन्त्र एव श्रौषध' का सेवन करता है, तो कोई समस्त नी 
वाक्यों को कण्ठ में रखे रहता है। एक वही सावक है जो तीथ्थ-ब्रतादि से शरीर की 
दत्तियों पर अंकुश रखता है, किन्तु इनमें से कोई भी राम-नाम स्मरण नहीं करता 
चाहे कोई कितना ही पंचारिन से तप करके धुएं से काला हो जाय, किन्तु राम के बिना 
उसे 2 नहीं हो सकती। सद्गुरु ने विचारपूर्वक कहा है कि राम-नाम 
स्मरण के मूल साधना मंत्र को ग्रहण करने से निर्भय पद की प्राप्ति हं 
कहते हैं कि राम करपा से व्यक्ति जरा मरण के भय से हिट हाजा 
सब मदिमाते कोई न जाग, 
र ताथ संग ही चोर घर मुसन लाग ॥टेक॥। 
[डित माते पढि पुरांन, जोगी माते घरि धियांन । 
संन्यासी माते प्रहुंमेद तपा ज॒ माते तप क भेव ॥ 
जागे सुक उधव श्रकूर, हणवंत जागे लें लंगर । 
संकर जागे चरन सेव, कलि जागे नांमाँ जैदेब ॥ 
ए भ्रमिमांन सब मन के कांम, ए श्रभिसांन नहीं रहो ठांम । 
भ्रातमां राम को मन बिशांम, कहि कबीर भजि रांम नांम॥३८७॥ 
शब्दाय--मुसन लाग=चुराने लगे, नष्ट करने लगे । 
समस्त सागर मदान्ध हो श्रज्चानावस्था में पडा 
सचेत नहीं होता, इसलिए काम, क्रोध आदि विकार हा Mc 
जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पंडित मदमस्त हुआ धमंग्रन्थों के पढ़ने में संलग्न है तो 
३ Ps होने में ही मस्त हो रहा है। संन्यासी अपने अहं दर्पण में 
ज तपस्वी तपस्या के कारण अपने को अद्वितीय मानता है। जो लोग 
शन भत कर सचेत हो गये वे थे शुकदेच, उद्धव एवं झक्रर तथा हतुमान्‌ भौर 
अन्य और थे । शिव भी सावधान हो प्रभु “चरणों व ' कलियुग 
में नामदेव और जयदेव नामक संत जागे थे हक नर के ही कारण 
लवत से त । अह्‌ दि विकार सव मन के हूं 
होते हैं उसका मन निश्चित और सा sb 5 र र 
चाम का स्मरण करो । ता हैस लिणुपकबीर रही १ 
क रे र कवल पास, भवरी बोलै ग्रति उदास ।।टेक॥। 
हो उर की लियो भोग, सुख न भयो तब बढ़ यो है रोग । 


ज 
दिनां बार पे चार बार, में सब बन सोध्यो डार डार ॥ | 


२ नत कनत ल मी मर 


पदावली-भाग 
SA ५११ 
उड़ यो न जाइ बल गयी है कृषि, ते अब सूख । 
दहं दिसि जोवै मधुप राइ, तव भवरी ले चली कट ॥ [ 
कहे कबीर सन को सुभाव, रांम मगति बिन Ms ऐप 
शब्दाथ--सूक =सूखना । रू नी = पर्चात्ताप करना । डाव र न 
हे मन रूपी भ्रमर ! तू प्रभु रूप कमल के पास चल तेरे रब 
रातमा बड़ी उदास हो गई है। तूने अनेक सुमनों का रसपान क Dl 
से तुम नन्द प्राप्ति न हुई तो तुझे अपना भ्रम ज्ञात हुआ और र रे 28900 
हुई। मैं (कबीर ) तुझसे वारम्वार कहता हूँ कि मैंने समस्त reds 
कर देख लिया कि यहाँ के सुमनों कासौन्दयं क्षणिक है, इस र क खोज 
मत हो । जब इस संसार वन की माया, विषय वासनापूर्ण सम्पत्ति में ग्र अत 
मन तू कहां भाग कर शरण लेगा ? समय बात से सूख कर जब पान रूपी र 
सूख गये हैं, तव मन रूपी अमर की भूख और भी अधिक बढ़ गई के 
उसका शरीर इतना क्षीण और जराक्रान्त हो गया है कि उससे उड़ा तक जाय र 
ऐसी विषमावस्था में ्रात्मार्पी भ्रमरी पश्चात्ताप ही करके रह जाती है। वह समस्त 
अप हे प्रभु न $ है और मन रूपी «नर को भी उस परमतत्व के समीप 
.। कबीर | 
र bs a का वर्णेन करते कहते हैं कि राम भवित के अभाव 
विशेष--सांग रूपक, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकार । 
शावघ रांम सवै करम. फरिहु। 
सहज समाधि न जम थे डरिहूँ ।।देक। 
कुसरा ह्वै करि वासन घरि, घोबी हूँ मल धोऊं। 
चमरा ह्व करि रंगों ग्रधौरी, जाति पांति कुल खोऊ ॥ 
तेलो ह्लं तन कोल्ह करिहाँ, पाप पुनि दोऊ पीरों। 
पंच बैल जब सूध चलाऊ, राम जेवरिया जोर ॥ 
छत्री हँ करि खड़ग संभालूं, जोग जुगति दोउ साधू । 
-नऊवा हुँ करि मन कूं सूंडू, बादी हलँ कर्म बाढ़, ॥ 
गरवघू ह्लं करि यहु तत पतो, बिक ह्लं मन मारू। 
बनिजारा ह्लं तत कू बनिज्‌ हे जवारी ह जम हारू ॥ 
तत करि नवका मन करिं खेवट, रसना करऊं बाडाऊं । 
कहि कबीर भौसागर तिरिहें, भाप तिङं बप तारू ॥ ३८९॥ 
शब्दार्थ --कुमरा--कुम्हांर । पंच बैस पांचों इन्द्रियां । बप तारू = भौर 
भोगों को भी पार कर दू'गा । द 
` हे प्रभु मैं क्म करता हुमा सहज समाधि लगाऊ गा और काले से भी भय- 


भीत नहीं होऊ | भाजनों में सुघड़ता लाऊ गा एवं 
माC।0. कं कुम्हा एव कक ०000० jon जीं तिं (बियाद! व 
बनकर घोबी के समान पाप-मल ङ्गां A ix कबित 


२११२ कबीर ग्रन्थायत्त पेर 


मैं चमार बनकर कर्म के चमड़े को रंग सुन्दर रूप दूगा। तेली बनकर कोल में पाए 
पुण्य को पेल दूंगा और समभाव उत्पन्न करूगा। भक्ति की रज्जु का आ्राश्रय कर 
में इत्द्रियों के पांच बैलों को नियंत्रण में रख सन्मार्गे पर चलाऊ गा । 
में तलवार पकडू'गा ग्रौर योग-युक्ति की साधन करूंगा । नाई बनकर कर्मों की कार. 
छाँट करूंगा । श्रवधुत बनकर योग साधना द्वारा इस शरीर को कष्ट-साधन योग्य वना 
रगा और वधिक बनकर मन को मार दूंगा । बनजारा बनकर मैं परम तत्व का 
व्यापार करूगा और जुवारी वनकर यम के भय को दाव पर हार जाऊंगा । कबीर 
कहते हैं कि इस भाँति मैं संसार समुद्र से पार उतर कर स्वयं भी मुक्त होऊ गा ग्रौर 
अन्यों को भी मोक्ष प्राप्त करा दू गा । हर 

विशेष--१. यहां कवीर की विचारधारा से प्रकट होता है कि उनकी. मान्यता 
थी कि चाहे कोई किसी भी सामाजिक स्थित में हो उसे ईद्वर-साथना एवं "भविति का 
पूणं श्रवसर और श्रविकार है। इसीलिए इन्होंने यहां सामाजिक दृष्टि से निम्न मे 
निम्नतम व्यक्तियों के कार्यों का सम्बन्ध भक्ति से जोड़ा है । 

२. इस दृष्टि से हम कबीर को "श्रम का समर्थक' प्रथम कवि भी कह 
सकते हं । [ 


राग साली गोड़ो 


` पंडिता मन रंजिता, भगति हेत ल्यौ लाइ रे । 
प्रेम प्रीति गोपाल भजि नर, और कारण जाइ रे ॥टेक॥ 
दांम छे पणि कांम नांहीं, र्यांनं छै पणि घंघ रे । 
श्रवण छे पणि सुरति नांहों, नेन छे पणि भ्रंध रे ॥ 
जाके नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गंग तरंग रे। 
कहै कबीर हरि भगति बांछू', जगत गुर योव्यंद रे ॥३६०॥ 
शब्दाथं---रंजित--अनु रवत । दांम=धन, सांसारिक सम्पत्ति । F 
पण्डित जनों का मन प्रश्नु-प्रेम में ग्नुरक्त है, इसलिए हे मनुष्य ! पुर 
अन्य कार्य-कलापों को त्याग कर ईश्वर भवित करो । धन के होतै हुए कोई काम नहीं 
रकता और ज्ञान के होते हुए कोई संसार प्रपंच में आबद्ध नहीं रहता । ज्ञान के हे 
मात्र से किसी को ईश्वर अनु रक्ति नहीं हो जाती । इसलिए नेत्रों के होते हुए प्र 
. गदी बनना चाहिए । इसलिए उसका ध्यान श्रेयस्कर है जिसकी नाभि से कर्म 
ब्रह्म की उत्पत्ति ्रौर चरण नख से गंगा की उत्पत्ति हुई है। कबीर कहते ह 
भवित ही श्रेयस्कर है, गोविन्द संसार के गुरु है । 
विष्णु ध्यांन सनान करि रे, बाहरि ग्रंग न घोइ रे । 
साँच बिन सीझसि नहीं, काँई' ग्यांन ष्टे जोइ रे ॥दटेक।। 
जंजाल -माह'लीव रींखें; सुधि नहों सरीर रे गज ngotri 
अभिभर॑तरि भदे नहीँ, काँई' बाहरि न्हावे नीर रे ॥ 


पदावली-भाग ल्त 

हि सनिहकर्म॑ बदी शान लन, सुनि मंगल मांहि रे। 

' श्रोत जेपी श्शतना, कोई तेण संजमि न्हाई रेप 

` इला प्यपुला घुबननां, पिन गंगा घालि रे। 

बहे कणीर फुसमल आई, फोई' णांहि'लो पंग पालि रे ॥३६१॥ 

शब्दाथ- सीभसि = दिखाई देना | निहकमें = निष्काम । कुसुमल = अमृत । 
पषालि= धोना, शुद्ध करना । 

कबीर कहते है कि विष्णु --ब्रह्म का ध्यान करने वाले केवल म्रंगों के वाह्य 
को ही धोने वाला स्नान नहीं करते भ्रपितु वे तो भ्रन्तर वाह्य की शुद्धि करने वाला 
स्नान करते हैं । यह परम ब्रह्म सत्माभय के घिना इष्टिगत नहीं हो सकता 
उसके दशनाथ तो ज्ञान इष्टि वांछित है । इस जीवातमा को प्रपंच में डाले रखा जिससे 
यह अपने तम की सुधि भी विस्मृत कर बैठा । अन्तरतम के कलुष को तो दूर नहीं 
करते और व्यर्थ घाहर शरीर पर पाची गिरा फर स्नान का नाम कर रहे हैं। निष्काम 
ज्ञान-सरिता तो शून्य-प्रदेश में ही प्रघाहित होती है, कोई साधक, संन्यासी, तपस्वी 
उसमें संयम द्वारा स्नान कर सकता है। इडा पिंगला भौर सुषुम्मा फे समन्वय से 
कुण्डलिनी के विस्फोट द्वारा अत का लवण होता है, कोई चाहे तो उसमें अपने अंगों 
को घोकर निप्कलुष बना सकता है। 

सजि नारदादि सुकादि बंदित, घरन पंकज भामिनीं । 

भि भजिसि भूषन पियो मनोहर, देव देव सिरोज्मो । फ 

शुछि नाभि चन्दने चरचिता, त्म रिदा मंदिर भीतरा 

रमि राजसि नेन बांनीं, सुजान सुर्दर सुबरा। 

बहु पाप (परवत देदनां, भी सि इस्ति लितवारणा | 

भेन्वंद भलि, पस्सानेव बंदित कारणां ॥३६२॥ 

फहे कबीर a = कषरोणशि = र्वाचा । रिदा=हूदय । 

पाब्चा्थं-सि रौबनीं = + घरचिता 
की ह कहे हैं कि प्रभु फे शंन चरेण कभलों की बन्दना ता ns 


` वन्दना करो । हृदय मंन्दिरं के भीतर अम्दनञवचित षुँ se ae 
नेत्र एवं वाणी थाले प्रभु राम उपस्थितं हैं i धे उनके पाप- 
तथा सांसारिक-तापों का शीघ्र परिदामन करने 
ब्रह्म की वन्दना करो । 
बिशेण--अनुप्रांस रूपक भलर | 
दाग कल्याण 
ल रुसमां, 
र oo लीले फॉम गुणां शठेफा। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ज्यू' मृग नादे वेध्यौ जाइ, प्यंड परे वाको ध्यान न जाइ ॥ 
ज्यू' जल मीन हेत करि जांनि, : प्रान तजे बिसरे नहीं-बांनि' 
च्रियी कीट रहै ल्यो लाइ, हूँ ले लोनर्भश्नग ह्व जाइ" 
रांम नांम निज अमृत सार, धुमरि सुमरि जन उतरे पार।।। 
कहै कबीर दासनि को दास, | 
अब नही छाडों हरि के चरन निवास ॥३ श्शा 


शब्दाथ-नादे = संगीत के कारण । हेत = प्रेम । भ्रिगी--भू गी, एक प्रकार 


_ का कीड़ा । ॒ 

है मन ! राम रस में भ्रपनी इत्ति रमा, कपट-व्यवहार करने से कया लाभ ? 
जिस भाँति मृग स्वर लहरी पर अनुरक्त हुआ ही मारा जाता है और शरीर -पर 
उसका ध्यान नहीं रहता तथा जिस प्रकार जल से प्रेम करती हुई मछली सरोवर. का 
जल सूख जाने पर भी प्राणों का मोह त्यागकर जल का साथ नहीं छोड़ती, इसी: 
भ्रकार मनुष्य विषय-वासना में लगा हुआ है । यदि वह भृगो कोट के समान ईश्वर 
से अनन्य प्रेम सम्बन्ध स्थापित कर ले तो वह तदरूप : हो जाएगा । राम-नाम तो 
साक्षात्‌ श्रमृतरवरूप है जिसका - स्मरण करने से भक्त-जन संसार से मुक्त हो गये। 
भभु दासानुदास कबीर कहते हैं कि श्रब मैं ईरवर के चरणों से पना मन नहीं हटा- 
ऊँगा । | 

विशेष---उपमा अलंकार । ` 


राग सारंग 
यहु ठग ठगत सकल जग डोलं, | | 

गवन करे तब:मुषह न बोले ॥टेका। 

तू मेरो पुरिषा हों तेरी नारी, तुम्ह चलते पाथर थे भारी ॥ 

चालपनां के मींत हमारे, हमहि लाडि कत चले हो निवारे ।- 

हम सू भ्रीति न करि री बोरी, 'तुम्हसे केते लागे ढौरी ॥ 

हम काह संगि गये न.ग्राये, तुम्ह से गढ हम बहुत बसाये । 

मारी की देही पवन सरीरा, ता ठा. सू जन डरे कबीरा ॥३६४॥ 

भन्दाथ -मुपह = मुख से । पुरिषा= पुरुष, पति । .निवारे= पृथक, अकेला । 
पह माया रूपी ठग समस्त संसार को ठगता फिर रहा है, इसकी गति सर्वत्र है 
किन्तु यह मुश्न से कोई भी शब्द नहीं बोलता अर्थात्‌ चुपचाप ही , व्यक्ति के नाश में 
सतन उहता है। किन्तु हे प्रभु ! मैं गरापकी प्रियतमा और आप मेरे प्रियः हैं, आपकी 


? ~ जो र 
ही ¦ हे पागल साया ' तू मुभसे प्रेम करने का प्रयास मत करना, वयोंकि मैंने न 


ताणे दुम स: (अनेक ममो) कुकर पक्या ३ नैतती'पकिंसी के साय . . 


“अप ाह 32 १७० ६ NENT" VY 


पदावली-भाग कु 
न ५१५ 
गये हैं रौर न किसी के साथ ग्राये हैं & हु 
"ग है, तुम जसे कितनों को 
दिया है। मेरा शरीर मिट्टी का (पंचतत्व का ) है आ अगर, घर पहुंचा 
निवास है, इसीलिए मायारूपी ठग से मैं भयभीत है । ' आत्मा का 


घनि सो घरी महूरत्य दिनाँ, 
जब ग्निह गाये हरि के 
दरसन देखत यहु फल भया, नेनां es न) ॒ 
सब्द सुनत संसा सब छटा, अवन कपाट बजर था तूटा ॥ 
परसत घाट फेरि करि घड़ या, काया कर्म सकल भड़ि पड़ या। 
कहे कबीर संत भल माया, सकल सिरोमनि घट सें पाया ॥३ ९५॥ 
शब्दाथ-महूरत्य =मुहुतं । संसा = संशय । बजर वज्ज, हढ़ । 
वह मुहु, घड़ी तथा दिवस धन्य है जिस दिन मेरे द्वार पर हरि भक्त आगे 
थे । उनके दर्शन का यह परिणाम, पुष्प-फल है कि भेरा भ्रज्ञान दूर हो गया । उनके 
उपदेश-वचन सुनते ही समस्त संशय विदूरित हो गये एवं श्रवणों का सदवचनों के न. 
सुनने का नियम भी हूट गया । उनके चरणों का स्पर्श कर शरीर पाप-कमों से मक्त 
है! भक्ति में लग गया । कबीर कहते हैं कि मुझे सज्जनों, साधुओं, के दशंत का पुष्य 
र यह्‌ हुआ कि जो समस्त सृष्टि.का शिरोभूषण ब्रह्म था उसे मैंने हृदय में ही पा 
या । | 


राग मलार 
जतन विन मृगनि खेत उजारे । 
टारे ठरत नहीं निस बासुरि, बिडरत नहीं बिडारे ॥रेक॥ 
ग्रपने अपने रस के लोभी, करतब न्यारे च्यारे। 
. झभि शमिमांन वदत नहीं काहू, बहुत लोग पचि हारे ॥ 
बुधि मेरी किरषी, गुर मेरो बिभुका, प्राखिर दोइ रखवारे । 
कहे कवीर भ्रव खान न देहूँ, बरियां भली संभारे॥२६६॥ 
शब्दार्थ -विडरतः= भागने पर । बदत--मानना । पचि=कोशिश करके | 
बिभुका=डराने वाली वस्तु, ड 
साधना के बिना विकारों के टग इस जीवन रूपी खेत को उजाइ रहे हैं। अह 
'निश प्रयत्न करने से भी वे टाले नहीं टलते, भगाने का प्रयग करने पर भी नहीं 
भागते । वे अपनी-अपनी इचि के रसों में संलिप्त हैं और उसी के लिए विविध भाँति 
के कर्मों का तानाबाना बुनते हैँ । वे मनुष्य को ग्रत्यमिमानी बना देते हैं, बहुत से लोग 


पत्थ का परित्याग नहीं करते । इस 
समझकर हार गये, कितु फिर भी ये इस ड के मेरी बुद्धि जो खेत में खड़े किये गए 
पाप निकलने वाले 'राम' ना“ bg दो भ्रक्षर 
पृतलों का काम०करती-हैएभौर/्वेरा/ऋष वि आी 6 न अत्र इस लैत की.नहीं दू गा, 





५१६ . कबीर ग्रन्थावलो सरी 


विशेष--सांगरूपक अलंकार । 
हरि गुन सुमरि रे नर प्रांणी । 
जतन करत पतनं ह जै है, भाजें जांणम जांणीं ॥।रेक।। 
छोलर नीर रहै थू' कसें, फो सुपिने सच पाव । 
सूकति पांच परत तरवर थे, उलटि न तरवरि ्ावे॥ 
जल थल जीव उहके इन माया, कोई जन उबर न पावे। 
रांम घार कहत हैं जुगि जुगि, दास कबीर गावे ॥३६७॥। 
शब्दार्थ--जांणम जांणी ==ग्रावागमन । सच = सुख । डहके = बहकाना । 
हे मनुष्य ! प्रभु का गुणों का स्मरण कर, क्योंकि प्रयत्न करते हुए भी मनुष्य 
का विनाश हो जाता है और वह झावागमन से विमुक्त नहीं होता । जल के बिना दक्ष 
कँसे हरा भरा रह सकता है श्रौर स्वप्न में प्राप्त ऐइवर्य के द्वारा कोई सुख लाभ केसे 
` कर सकता हैं? पानी के सूखते ही पेड़ के पत्र गिरने प्रारम्भ हो जाते हैं, वह सुख 
जाता है, पुनः पल्लवित हो हरीतिमा का सुख लाभ नहीं कर पाता । जल थल-्रतयेक 
स्थान पर माया ने जीवों को बहकाया है, इससे कोई भी बच नहीं पाया है। कबीर 
कहते हैं कि इससे बचने का एकमात्र ्राधार राम-नाम ही है जो युग-युग तक को इससे 
मुक्ति दिला देता है। 


राग धनाशी 


जपि जपि रे जीयरा गोब्यंदो, हित चित परमांनंदो रे । 
बिरही जन कौ बाल हो, सब सुख झांनदंदो रे ॥टेका। 
धन घन भीखत धन गयो, सो घन मिल्यो न झाये रे । 
ज्यू' बन फूली मालती, जन्म अबिरथा जाये रे ॥ 
प्रांणीं प्रीति न कोजिए, इहि झूठे संसारी रे। 
धूवां केरा घौलहर, जात न लाग बारो रे॥ 
साटी केरा पतला, काहे गरब कराये रे। 
दिवस चारि को पेखने, फिरि माटी मिलि जाये रे ॥ 
कामीं रांम न भावई, सावं विषं बिकारों रे । 
लोह नाव पाहन भरी, बूडन नाँहीं बारो रे ॥ 
नां मन मूबा न मरि सक्या, नाँ हरि मजि उतर्‌या पारो रे।. 
. कबीरा कंचन गहि रह्यो, काच गहै संसारो रे ३९९ 
` शब्दार्थ--अबिरिथा =व्यर्थ, हथा । धौलहर--महल । बारोऱ=देरी | 
स को = थोड़े समय का । पाहन==पत्थर्‌ । कंचन = सोना । काच = दशा, 
थं । 
है मनः6-0तू/हुदया को अमितं म्ॉ्सद'प्रदातिजकस्मे 'वालेःअक्षु "मा म पारि क 
कर । समस्त सुखों की खान वे प्रभु अपने भक्तों के एकमात्र श्राधार है। 


ुर्च् 


| 


वर्दावली-भाग 
में ही 5 
के संचय में ही परमात्मा रूपी अमूल्य 
जिस भाँति वन में फूली मालती का की कभी भी नहीं मिल सकता | 
करने वाला भौंरा नहीं होता, उसी भाँति संसार से न है, वहां कोई रसपान 
क्यों - "सम्बन्ध बनाना अच्छा 
कि जगत्‌ मिथ्या है। यह संसार तो घुएँ के महल सदृश है जिसके नहीं, 
लगती । इस मिट्टी के पुतले शरीर के लिए गवं i नष्ट होते देर नहीं 
ए गर्वे करना व्यर्थं है । कामी पुरुष को : प्रभु 
नाम प्रिय न होकर विषयानन्द प्रिय हेते हैं । एक तो 'गवं दूसरे काम-पिपासा क 
लोहे की पत्थर भरी नाव को डूबने में समय भी नहीं लगता । न तो र (932 रूपी 
| क्या Rn कहे शशि ही भ्राई और न प्रभु-भजन कर संसार से मुक्ति के 
[। कबार हे मनुष्य ! तुम प्रभु - ५ है 
विदयानन्दों के कॉल को पड गो मन कर कंचन को पकड़े रहो संसार तो 
विशेष--यमक, उपमा, आदि अलंकार । 
त कछु रे न कछु रांम बिनां। 
सरीर घरे की रहै परंमगति, साध संगति रहुनां।देका। 
संदिर रचत भास दस लागे बिनसत एक छिनां । 
झूठे सुख के कारनि प्रांनीं, परपंच करत घनां ॥ 
तात सात सुत लोग. कुटंब में, फल्यो फिरत बनां। ' 
कहै कबीर रांम भि दोरे, छाडि सकल भ्रमनां ॥ ३६९ 
ज्ञब्दार्थं - मंदिर--शरीर । बिनसत==नष्ट होना । 
कबीर कहते हैं कि हे मन ! प्रभुस्मरण के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं 
है। यह शरीर यहाँ रखे का रखा ही रह जाता है, इसलिए साधु संगति का लाभ करना 
चाहिए । इस शरीर रूपी मन्दिर को बनाने में तो मातृगर्भ में पड़े हुए दस मास लगे 
कितु नष्ट होते तो एक क्षण भी नहीं लगेगी । मिथ्या सांसारिक सुख के लिए व्यक्ति 
झनेक पाप कार्य करता है। एवं इसी कारण माता पिता, पुत्र परिवार शादि में प्रसन्न 
हुआ फिरता है । कबीर कहते हैं कि समस्त भ्रमों का परित्याग कर मन | तू प्रमु का 


स्मरण कर | 


राजा भयौ गांव सो पामे, ठका लाख दस व्रातं । 
रावन हात लंक कौ छत्रपति! पत मैं गई बिहात ॥ 
माता पिता लोक सत ब्निता, ग्रत न चले संगात । 

कहे कबीर रामं मजि बारे, जनम झकारथ जात ॥४००॥ 

श्दत्य उशतः करता है | पतिसाही --बादशाहत । हरियल = ह्री \\ 

बिसात >- छुटना, तष्ट होना । संगात= सरथ भिरा उ5चछिa॥०॥ 





एस कीर ग्रण्यावलो सटीक 


कबीर का कथन है कि हे मनुष्य ! तू व्यर्थ क्यों गवं करता है? दस ड्र 
से परिपूर्ण टके भर की इस मिट्टी की गठिया के शरीर पर दम्भ भर तुम इतरा कर 
चलते हो । कौन इस धन को लेकर आया है रौर कौन इसे भ्रपने साथ ले जायगा? 
यह तो क्षणिक, अत्यन्त भ्रल्प समय की साहुकारी है, जिस प्रकार हरियाली कुछ ही 
दिन रहती है । यदि कोई राजा हो गया और अतुल धन तथा विशाल भूमि भी प्राप्त 
हो, गई तो उसका क्या लाभ ?क्योंकि लंकाधीश छत्रपति रावण क्षण भर में मारा गया । 
माता-पिता, पत्नी, पुत्र अंत समय भ्राने पर कोई भी साथ नहीं जाता । इसीलिए कबीर 
कहते हैं कि हे पागल तू राम-नाम का स्मरण कर। 
विशेष--उपमा, हष्टांत श्रादि अलंकार । 
नर पछिताहुगे ग्रंधा । 
चेति देखि नर जमपुरि जहै, क्यू' बिसरो गोदाब्यं ॥टेका। 
गरभ फु डिनल जब तु बसता, उरध ध्यान ल्यौ लाया । 
उरघ ध्यान मृत मंडलि झाया, नरहरि नांव भुलाया॥ 
बाल बिनाद छहूँ रस भीनां, छिन छिन मोह बियापं । 
विव भ्रमंत पहिचांनन लागो, पांच भांति रस चाख ॥ 
तरन तेज पर त्रिय मेख जोबै, सर पतर नहीं जांने । 
भ्रति उदमादि महामद मातो, पाप पुनि न पिछाँने ॥ 
प्यंडर नस कुसुम भये घोला, सेत पलटि गई बांनीं है 
गया क्रोध मन भया जु पावस, कांम पियास मंदाँनीं ॥ 
तूरी गाँठि दया धरम उपज्या, काया कवल कुमिलांनां । 
मरतो बेर बिस्रन लागो, फिरि पीछे पछितांनां ॥ 
कहें कबोर सुन रे संतो, घन माया कछू संगि न गया । 
झाई तलब गोपाल राइ की, धरती सेन भया ॥४०१॥ 
शब्दार्थ वियापे -- व्याप्त होना । अमंत = अमृत । त्रिय=स्त्री । श्रपसर 
= इभवसर । उदमादि=-उत्पाद । प्यंडर = सफेद । पावस--वर्षाऋतु । तलब = 
उत्कष्ट प्रेम । 
है अज्ञानां मनुष्य ! सावधान हो जा, ग्रन्यथा यमपुर जाते समय पछतायेगा, 
इसलिए प्रभु को विस्मृत मत कर । जब तू गर्भवास में उलटा लटका हुआ दारुण दुख 
भोगता था, तब प्रभु का भजन करता था, कितु भ्रब बाहर आने पर तू ईश्वर को 
विस्मृत कर आ । श्रव तो छहों रस से पूर्ण बाल-करीड़ाओं में मानन्दित हो कर प्रतिपल 
मोह बंधन में पड़ता जाता है स्वाद. की दृष्टि से भ्रब कहु गौर मधुर को पहचानने 


लेत हो गये गौर वाणी म तडा लग्नी ।अब/कोघ)भींट्यला दयित. झौर पते 


Re EIS आस 


पद्यवली-भार्ग 
ै dr er ५१९ 
व समान आद्र-हो .उठा है । काम: की 
टूट जाने पर. श्रब दया-धर्म जैसे गुण श भब मिट | है । गवं गांठ के 
दो भावना हुई है, क्योंकि शरीर रूपी कोमल 
पुष्प मुरका गया है । मृत्यु समय के दुखों को स्मरण कर ले क्योंकि फिर 
के अतिरिक्त और कुछ हाथ ही नहीं लगेगा । कबीर कहते है Hi क्तात 
के साथ मृत्यूपरान्त घन-सम्पत्ति; .माया श्रादि कुछ भी नहीं दूत । जब 
न होती है तो वह धरणी को | ही शय्या में परिवर्तित कर देता है, मृत्यु बुला 
४ विशेष----“ ग रभा ०००७७०००० भूलाय” से तुलना कीजिए-- 
“दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को होय | 
लोका मति फे मोरा रे । ; 
जो कासी तन तजे कबीरा, तौ रांमहि कहा निहोरा रे ॥टेक॥ 
नब हम वेसे ग्ब हम ऐसे, इहै जनम का लाहा । 
ज्यू' जल में जल पेसि न निकसे, यू' ढुरि मिल्या जुलाहा । 
रांम भगति परि जाको हित चित, ताको झचिरच काहा । 
गुर प्रसाद साध को संगति, जग जीते जाइ जुलाहा ॥ 
कहै कबीर सुनहुँ रे संतो, मि परं जिनि कोई। 
जस कासी तम मगहर ऊसर, हिरे रांम सति होई ।४०२॥ 
शब्दार्थ--निहोरा ==दया । लाहा= लाभ । उसर= व्यर्थं । 
हे साधु ! हम तो साधारण बुद्धिधारी हैं, यहं जानते हैं कि यदि यहाँ काझी ' 
करवट लेकर प्राण गंवा बैठे तो फिर प्रभु राम को किस भाँति मु ह-दिखा सकते हैं? 


तब काश्ी-करवट से तो हम वासे ही पाप भागी बन जायेंगे ? यदि अव पापी हैं तो 


इस जन्म का लाभ प्राप्त कर प्रभु-भक्ति द्वारा पाप-प्रक्षालन का भगल तो कर लेंगे। 
झलग नहीं किया जा सकता, 


जिस प्रकार जल में जल मिल जाने पर उसी जल को पुनः अ 
उसी प्रकार मुझ कबीर जुलाहे के धूलि में मिल जाने पर पुनः शरीर रचना नहीं हो 
सकती । जिस व्यक्ति को ईश्वर भवित में कुशलता हष्टिगत होती हो, भला उसका 
अहित कैसे हो सकता है ! गुरु-उपदेश पर एवं साधु-संगति से कवीर जुलाहा समस्त 


र कहते हैं कि है सन्तो ! माया 
पार विजय प्राप्त कर लेगा। कबीर कह र 
पर मा हिल, ता है । यदि हृदय में राम-ताम का दई सम्बल 


भ्रम का.परित्याग कोई बिरला.हीँ कर प क 
में शरीर-त्याग समान ९ 
हो तो हक का ` साहा” में कबीर की आत्मदताधा अथवा 
= त्र 
नहीं त्मविश्वास ही प्रकट होता ६। न 'मगहर' 
हम न के भगहर के प्रति फैले सावारण श्वास कि 'मगहर 
भें i गया है । 
में मृत्यु से दुर्ग) होक स Digitized by eGangotfi 


ऐसी आरती त्रिभुवन तररे, तेज पु ज तहाँ प्रांच उत्र ॥रेफा। 
पाता पंच पहुष करि पुज; देख निरंअ और न सुआ ॥ 
तनमन सीस समरपन छीन्हां, प्रगट सोति तहां घातस सींनां । 
दीपक ग्यांन सबद धुमि घंटा, परंस पुरिख तहां वेच प्रमंता ॥ 
परम प्रकास सकल ऊजियास, कहँ फबीर. में दास तुम्हारा ॥४०३॥। 
_ शब्दार्थ--पहुप = पुष्प । पुरिख == पुरुष, प्रभु । | 
कबीर कहते हैं कि निम्नस्थ प्रकार से कथित आरती यदि समस्त संसार उतारे 
तो ज्योतिस्वरूप परमात्मा अवश्य दर्शन दें । पाँचों इन्द्रियों रूपी पत्तियों पर मन सुमन 
को रख देवाधिदेव ज्योतिस्वरूप श्रलखः निरंजन ब्रह्म की पूजा हो । उस परम ज्योति 
पर तन-मन, शीक्ष अ्रपंण कर ब्रात्मा को पूर्ण लयः कर दे । ज्ञानदीप एव अनहद की 
घंटा ध्वनि से उस परम पुरुष सर्वोच्च देव परब्रह्म के दर्षन हों.। कबीर कहते हैं कि 
वह ब्रह्म, परमात्मा, समस्त सृष्टि का प्रकाशक है र मैं उसका दास हूँ । 
विशेष-सांगरूपक अलंकार । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 











3.9९ She mo SO dtd 


. के न 4 कि 
I CSTD ST PT SSD OO 


रमैणी-भाग 
“रमैंणी' कबीर के ईरवर सम्बन्धी विचारों, शरीर-रचना सम्बन्धी विचारों 
तथा मानवीय आत्मा का उद्धार सम्बन्धी विचारों का संकलन है । 


'रमैंणी' भाग के प्रारम्भ में ही कबीर ने उस सव व्यापक परमात्मा के रूप 
को जानने का आभास दिया है । 'रमैंणी' में लिखा है कि परमात्मा की त्रिगुणात्मक 
सृष्टि के भेद को देवगण, गन्धव, ब्रह्मा और शिव भी नहीं जान सके । संत्यासीजन 
उँच-नीच का तो ध्यान करते हैं, किन्तु भ्रविनाशी प्रभु का नहीं। 'रमैणी' के एक 
पद में लिखा है कि संन्यासी तो वही है जो उन्मनावस्था की साधना करता हुआ ईण्वर्‌ 
का ध्यान करता है। कंबीर ने 'रमैंणी' प्रसंग में बताने की चेष्टा की है कि जिस 
ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है और पृथ्वी को नौ खण्डों में विभाजित किया उस 
परम पुरुष की माया का पार नहीं पाया जा सकता । किन्तु यहाँ उत्ती अलख ब्रह्म पर 
चित्तदत्तियों को केन्द्रित किया गया है । की 

इसके अतिरिक्त 'रमैंणी' में तत्कालीन समाजगत झूढ़ियों एव घामिक-प्रपंचों 
का भी अच्छा चित्रण किया गया है। इसमें काजी, मुल्ला; संन्यासी आदि की चर्चा 
करते हुए लिखा है कि उस समय ढोंगी साधु, काजी, पीर आदि अधिक संख्या में 
मिलते ये। इसलिए कबीर को आवश्यकता पड़ी कि वे इनके वास्तविक स्वरूप का 
स्पष्टीकरण करें । है 

<रमैंणी' में समाज के तथा धर्म के ऐसी भ्रष्टाचार पुजारियों से बचने का 
बड़ा ही सुन्दर मागं प्रदशित किया गया है। उसमें कबीर ने बताया है कि अपनी 
चितदत्तियों को प्रभु में केन्द्रित कर इस मिथ्या संसार में भ्रम में नहों रहना जि 
ग्रतः 'रमैंणी' के इस भाव से यह ध्वनित र कि मनुष्य को op 

घएनी श्रद्धा रखकर जो अत्य किसी से प्रयोजन नहीं रखते, वे ही भरत इला 


को जान सकते हैं । 
= कर्मजाल में फ दोषी भी ठहराया गया | 
८रैंगी में जीव को कमेजाल में फसा रहने के कारण 5 
है । ण कारण कमजाल में फंसकर कम को न 
जाता है और आवागमन के चक में पई जाता है। इसलिए के रसः Ee र 
संकेत दिया सम ठंतालों। छोड़कर ईइवर की ही शरण में जाना चाहिए, तज 
या हैं. कि ठ्ालि७ ० ction. Digitized by eGangotri 


उसका कल्याण हो सकता हैं । 





५२२ द कबीर प्रन्थावली सटीक 


इसके अतिरिक्त 'रमैंणी' में साधनात्मक बातों पर भी गम्भीर रूप से विचार 
किया गया है । षट्‌-दर्शन, विषयरस, चारों वेद, तप-तीर्थ, व्रत-पूजा, स्नानादि, यम- . 
नियम आदि जितने भी उपक्रम हैं, उन सबको अपनाकर भी परमात्मा को खोजा नहीं 
जा सकता । ग्रतः उस परमात्मा को जानने के लिए हठयोग सम्बन्धी बातों का सहारा 
| नहीं अपितु उसी परमात्मा के चरण-कमलों को जानने का झाश्रय ग्रहण करना चाहिए । 
'रमैंणी' की परमात्मा और जीवात्मा सम्बन्धी यह व्याख्या बड़ी ही उच्चकोटि की है । 
इसके अतिरिक्त 'रमैंणी' में सुख-निरत, अजपा, घोती-नेति' उन्मनी आदि 
पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । इन पारिभाषिक शब्दों को बहुत ही सुष्ठु . 
रूप में स्पष्ट किया गया है । 
परमात्मा के रहस्यपूणं रूप को भी 'रमैंणी' के विभिन्न उपांगों में निहित 
पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है। यहाँ अद्वेतवादियों की भाँति ब्रह्मस्वरूप को 'काष्ठ 
वह्ल-त्याय' द्वारा स्पष्ट किया गया है। जब जीवात्मा रूपी सखी अपने प्रियतम 
परमात्मा से मिलने चल देती है तो उनकी गात्मा आनन्द से नाचने लगती है । '. मैंणी 
में लिखा है कि भक्तजन झानन्दमग्न हो, उसी भाँति प्रभु का गुणगान करते हैं, जिस 
प्रकार क किल ग्राञ्र इक्ष की शाखा पर बँठी मधुर गायन करती है । 
इसके अतिरिवत इस 'रमेंणी' प्रसंगों में विभिन्न धर्मों के लोगों को भी अन्धः. 
विश्वासों तथा भ्रष्टाचार की वातों से दूर रहने की भी चेतावनी दी गई है मुसलमान, 
क्षत्रिय, भक्त हिन्दू लोग रादि सभी को उसी अव्यवत सत्ता का प्रकाश बताया गया 
है । वह परमात्मा कुम्भकार के सहश है भौर उसने ही इस नाना रूपात्मक जगत की 
सृष्टि की है। संसार में जीवात्मा दो रूपों में अवतरित होती है--एक तो शिव (पुरुप) 
-और दूसरे शक्ति (माया रूपी नारी) । ये ही दोनों रूप परमात्मा के दो चक्ष्‌, हैं,। 
पुरुष माया रूपी नारी की घाटी को ही पार करके उस दिव्य पुरुप (पुरमात्मा) से 
मिल सकता है, अन्यथा नहीं । 'रमैंणी'-का यह विवेचन वड़ा ही सारगमित है । 
'रमैणी' में राग सूहै, सतपदी, . बड़ी अष्टपरी, दुपदी,. अष्टपदी, चौपदी ग्रादि 
'रमैणी' का प्रयोग हुआ है। छंदशास्त्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि 'रमैंणी' 
छंद का प्रयोग बहुत ही सुनियोजित तथा सुष्ठु रूप में हुआ है । 
इसके अतिरिक्त 'रमैंणी' में अ्र्थालंकारों के प्रयोग में भी एक प्रकार का 
वेचित्र्य निहित है। इसमें रूपक, सांगरूपक, रूपकातिवायोक्ति, निदशंना, उपसा आदि 
अलकारों का बड़ा ही मनहारी प्रयोग हुआ है। रूपक का तो ऐसा सुन्दर प्रयोग हुआ 
` है कि वह बरबस ही पाठक की चित्तद्त्ति को कषित कर लेता है । अंतः हमे कहे 
सकते हैं कि कबीर की “रमैंणी' में भी काव्यत्व की गहराई तक पहुँचने की चेष्टा की 
गई हैं। “रमैंणी' छंद तथा अर्थालंकार का ऐसा प्रयोग अन्यत्र दुर्लभ है । 
. _रमैंणी मैं प्रयुक्त भाषा न्लिष्ट होते हुए भी मधुर तथा प्रवाहपूर्ण है। इसी से 
उसकी साहित्पिकता प्रमाणित होती है इसीलिए कबीर को साहित्य के क्षेत्र में युग- 


सुष्ट[ कहा गया (हैः. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रमेंणी-भागं 
५२३ 


राग सुहो 
तूं सकल गहगरा, सफ सफा दिलदार .दीदार। 
तेरी कुदरतिः किनहुँ न जानीं, पीर मुरीद काजी. मुसलमांनीं ॥ 
देवी देव सुर नर गण 'गंभ्रप, ब्रह्मा देव महेसर ॥१॥ 
शब्दाथ--गहगरा = शक्तिमान । गंध्रप = गंधव । महेसर --मह।देव । 
कवीर कहते हैं कि हे प्रभु ! झाप सर्वशक्तिमान एवं संत्र परिव्याप्त हैं। 
तेरी इस त्रिगुणात्मक सृष्टि का भेद, तथाकथित ज्ञानियों-पीर, शिष्य, काजी और 
मुल्ला आदि-- देवगण, गन्धर्वगण तथा अन्य जाति के मनुष्यों तथा ब्रह्मा एवं शिव 
को भी प्राप्त न हो संका । 
` चिज्ञेष--भ्रन्तिम चरण में पुनरुक्ति दोष है। 
तेरी कुदरति तिनहूँ न जांनों ॥।टेक। 
काजी सो जो काया विचारे, तेल दीप मैं बाती जार । 
तेल दीप मैं बाती रहै, जोति चीन्हि जे काजी कहै॥ 
, झुलनां बंग देइ सुर जांनों, श्राप मुसला बेठा तांनों । 
श्रापुन में जे करे नियाजा, सो मुलनां सरबत्तरि गाजा ॥ 
सेष सहज मैं महल उठावा, चंद सुर बिचि तारी लावा । 
ग्धं उर्ध विचि ग्रांनी उतारा, सोई सेब तिहूं लोक पियारा॥ 
जंगम जोग बिचार जहूँवां, जीव सौव करि एफ ठऊ॑बा । 
चित चेतनि करि पूजा लावा, तेतो जंगम नांउं कहाबा ॥ 
जोगी भसम करे भौ मारो, सहज गहै विचार बिचारी । 
ग्नसै घट परचा सूं बोले, सो जोगो निहचल कदे न डोले ॥ 
जैन जीव का करहु उबारा, काण जीव का करहु उधारा । 
कहां बसे चौरासी का देव, लहो मुकति जे जांनों भेव ॥ 
भगता तिरण मते संसारी, तिरण तत ते लेहु बिचारी । 
प्रीति जांनि रांम जे कहै, दास नाउ सो भगता लहे ॥ 
पंडित चारि बेग गु ण गावा, आदि प्रत करि पुत फहावा । 
उतपति परसै कहौ बिंचारो, संसा घालौ सबे निवारी ॥ 
शरघक उरधक ये संन्यासी, ते सब लागि रहेँ श्रबिनासी । 
झजराबर कों डिढ करि गहै, सो.. संन्यासी उस्मन रहे ॥ . 
जिहि घर चाल रची बह्म डा, पथमो मारि करी नव खंडा 
ग्रबिगत पुरिस की गति लखी न जाइ, दास कबीर अगह रहे त्यो लाइ ॥२॥ 
दाब्दार्थ--चीन्हि--पहचानता । बंग _>बांग । तारी =हप्टि। भौ=सांसारिक 
आकर्षक । कदे = कभी भी । अगह = अगम्य भर! _ 
हे प्रभु ! पीरं, काली देवी, देव नर आदि लोग तेरा रहस्य न जान सके । 


वस्तुतः ये काजी, पौरिभुहलाप्योबि। कूेऽह।०वाएत, नाजीतो, बही है जो योग 


जप फबीर प्रन्यावलो सटीक 


+ 


साधनानुसार शरीर रूपी दीपक में ईश्वर की स्नेह-वतिका रख अलख ज्योति को 
पहचानने में ज्यो तिस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का भ्रयत्न करता है । मौलाना 
ईरवर को (बहरा जानकर) बाँग देता है भौर स्वयं कुरान शरीफ ख.लकर बे उ जाता 
है, चाहे उसका तत्व हृदयंगम करे थवा नहीं और वह इसमें ही ्रपने कतंव्य की 
इतिश्री समझ लेता है । किन्तु वास्तव में मौलाना कहलाने का अ्रधिकारी वही है जो 
स्वयं में अनहद नाद उत्पन्न कर ले जिससे उसका रोम-प्रति रोम नाम से स्पन्दित हो 
उठे । शेख वही है जो इड़ा-पिगला में सुषुएणा का समन्वय कर शून्य महल के इस 


स्थल को प्राप्त करता है जहाँ ज्योतिबिन्दु है, ऐसा ही शेख .समस्त संसार को प्रिय 


लगता है । जंगम उसी को कहा जा सकता है जो लोग साधना करते हुए आत्मा और 
परमात्मा को एक मिलन बिन्दु पर मन साधना कर मन से अज्ञान को दूर कर उसे 
नियंत्रित करते हुए, मिला देता है। 

अटल ्रौर दृढ़ योगी वही है जो भव-भय को नप्ट कर निर्भय हुआ समत्व 
स्थिति को प्राप्त करता है तथा हूदय-स्थित प्रियतम से साक्षात्कार करता है। जॅन. 
साधु हम उसी को कह सकते हैं जो जीवों का उद्धार करते हैं, आज के जेन साधु किस 
जीव का उपकार कर रहे हैं ? उन्हें चाहिए कि यह जानने का प्रयत्न करें कि चौरासी 
लाख योनियों का निर्माता ब्रह्म कहाँ रहता है, उसे जानकर ये मुक्त हो जायेंगे। 
'भक्‍त' उसी को कहा जायेगा जो संसार के मोक्ष की चिन्ता करता हुआ मुवित-उपाय 
को बतायेगा । . जो भी प्रेम-पूर्वंक प्रभु का भजन करेगा उसी को सब भवत कहेंगे । 
पण्डित, ज्ञानी, उसी को कह सकते हैं जो चारों वेदों में निष्णात विद्वान्‌ हो। श्राधुनिक 
पण्डित तो उत्पत्ति भर प्रलय, हानि-लाभ का ही हिसाब लगाते रहते हैं, उन्हें चाहिए 
कि वे माया-भ्रम का नाश कर समस्त पापों, विकारों से दूर रहें । 

ये संन्यासी लोग ऊच नीच का तो विचार करते हैं किन्तु भ्रविनाशी प्रभु का 
ध्यान नहीं करते । संन्यासी तो वही है जो उन्मनावस्था की साधना करता हुआ ईश्वर 
का हढ़मना हो ध्यान करता है। 

जिस ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की भर पृथ्वी को नौ-खण्डों में विभाजित 
किया उस परम-पुरुष की गति का पार नहीं पाया जा सकता, किन्तु कबीर ने उसी 
अलख ब्रह्म में अपनी सम्पूर्ण चित्तद्धत्तियाँ केन्द्रित कर दी हैं । 

विशेष--१. कबीर यहाँ योगसाधना पर बल देते हैं । 

२. कबीर ने यहाँ काजी, मुल्ला, पीर, पैगम्बर, संत्यासी, पंडित आदि का 
स्वरूप बताते हुए परिभाषा सी दी है जिससे स्पष्ट है कि उनके समय में ढोंगी साधु, 


पीर काजी आदि बहुत हो गये थे, तभी उन्हें आवश्यकता पड़ी कि वे इनके वास्तविक 
स्वरूप का कथन करें । 


सतपदी रमेंणी 


कहनः (सुतः स ज़िहि करा ८कोग्हा'जप०्ुलां, सरन्न न चीन्हां । 
सत रज तम थ कोन्हीं माया, श्रापण मांक श्राप छिपाया ॥ 


रमेंणी भाग ५ 
ते तो आाहि ग्रनंद सरूपा, गुन पल्लव बिस्तार अनूपा । 
साखा तत थे कुसम गियांनां, फल सो ग्ाछा रांम का नांमां॥ 

सदा चेत चेत जीव पंखी, हरि तरवर करि बास । 
झूठे जगि जिनि सूलसि जियरे, कहन सुनन की झास ॥३॥ 
शब्दा्थ-सरल है। 

जितने नाना रूपात्मक चित्र-विचित्र इस संसार की सृष्टि की, संसार के लोग 
उसे न पहचानते हुए माया-भ्रम में पड़े हुए हं। उस ब्रह्म ने सत, रज, तम-- 
त्रिगुणात्मक रूप प्रकृति से सृष्टि रचना की है और स्वयं को अपनी ही सृष्टि में इस 
भाँति छिपा लिया कि कोई भेद नहीं पा-सकता । जिस भाँति दक्ष में अ्गणित-पत्र 
होते हैं उसी प्रकार उस ब्रह्म के अनन्त गुण हैं और वह आानन्दस्वख्प है । उसका पूर्ण 
ज्ञान ही दक्ष पर विकसित सुमन है भौर राम-नाम स्मरण का फल श्रनुपम वरदान है, 
ब्रह्म की प्राप्ति का सरलतम उपाय ह । | 

कबीर कहते हैं किं हे सवेदा अज्ञानांधकार में पड़े रहने वाले जीवात्मा प्रभु 
रूप अनुपम दक्ष पर वास कर । भाव यह है कि प्रभु में अपनी चित्तद्धत्तियां केन्द्रित 
कर तथा इस मिथ्या संसार में भ्रमरत मत रह । 

तिद्ञेष--१. सांगरूपक अलंकार । 

२. संसार को 'कहन सुचत की आस” कहकर जहाँ उसके क्षणभंगुर स्वरूप का 

कथन किया गया है, इस प्रयोग में बड़ी लाक्षाणकता झा गई है। 

सूफ बिरख बहु जगत उपाया, सस्ति न परे विषम तेरी माया। 

साखा तीनि पत्र जुग चारी, फल दोइ पाप पूनि अधिकारी ॥ 

स्वाद अनेक कथ्या नहीं जाही, किया चरित सौ इन में नाहीं। 

तेती आहि निनार निरंजना, आदि नादि न गांन । 

कहन सुनन कों कीन्ह जग, जापे. गाप सुलांन ४. 
दाव्दार्थ--साखा तीनि=सत, रज गौर तम से मुक्त त्रिगुणात्मक प्रकृति । 

ट हे ईश्वर ' तेरी अनुपम भाया का भेद नहीं पाया जाता, टा रूप में आपने 
इस संसार की सृष्टि की है। संत, रज, तम त्रिगुणात्मक प्रकृति ही इस संसार हर 
की तीन शाखाएँ हैं जिन पर दिधा के पत्र पल्लवित हैं. तथा धमे, अर्थ, काम एन मोक्ष 
ही इसके चार फल हैं जिसका उपयोग करने वाले पाप झौर पुण्य स्वस्प दो अधिकार 

हैं गे अवर्णनीय हैं और ईश्वर ने जो लीला रची है वः 
हैं । इन फलों के स्वाद ईष्वर को खोज 
सब इन स्वादों में नहीं समा सकती । इसीलिए उस ४ जीवात्मा स्व 
का प्रयत्न करो, बयोकि यह संसार तो श्रम है, जिसमें पई पक 
विश्रमित है । न । 
हे नटवे नटसारी साजी, जो खेले सो दीस बाजी। 
CC-0. मी पर ये ५४ "_ी? सिक्का।हिएं लि नसत, तही दीठी \\ 


र कबीर प्रन्यावलौ सटीक 


रारि भ्रति जो लीन भये हैं, सहजें जांनि रांतोखि रहे हैं । 
सहजे रांम नांम त्यो लाई, रांम नाम कहि भगति दिढाई ॥ 
रांम-नाम जाका मन मांना, तिन तौ निज सरूप पहिचांना ॥५॥ 
शब्दार्थ--नटवे = नट, सृजक, ब्रह्मः । नटसारी=सेल का सम्भार, सृष्टि 
से तात्प । दीस॑=दृष्टिगत होता है। बाजी=किसी किसी को ही । दिढ़ाई-- 
दृढ़ करना । | 
जिस सृजक ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की है वह किसी ही किसी को 
दृष्टिगत होता है । मैं बिचारा तो किनमें हूँ, मेरी गणना कहाँ, जब शंकर और नारद 
जैसे ही उसका भेद न पा सके । कबीर कहते हैं कि जो सहज साधना द्वारा परमात्मा 
में ही रम गये हैं, जो श्राचन्त प्रभु का ध्यान करते रहते हैं और इस प्रकार राम में 
वे अपनी दृढ़ भक्ति रखते हैं जिनका राम के ग्रतिरिक्त न्य किसी से प्रयोजन ही 
नहीं रह जाता वे ही भक्त उस ब्रह्म के स्वरूप को पहचानते हैं । 
विशेष--- १. रूपकातिशयो क्ति अलंकार । 
२. प्रेमाभक्ति की पुष्टि । 
निज सरूप निरंजना, निराकार श्रपरंपार श्रपार। 
राम नाम त्यौ लाइस जियरे, जिनि भूले बिस्ताक ॥ 
करि विसतार जग घंघे लाथा, झब काया थं पुरिष उपाया । 
जिहि जसी मनसा तिहि तेसा भावा, ताक तंसा कीन्ह उपावा ॥ 
ते तो माया मोह मुलांनां, खसम रांम सो किनहें न जांनां॥ 
जिनि जांन्यां ते निरमल ग्रंगा, नहीं जांन्यां ते भये भुजंगा ॥ 
ता मुखि बिष आवे विष जाई, ते विष ही विष मैं: रहै समाई । 
सागा जगत सूत सुधि नांहीं, अमि सूले नर गावं जाहीं॥ 
जानि बूफि चेते नहीं भ्रंघा, करम जठर करम के फंधा॥६॥ 
शब्दार्थ--खसम = स्वामी, भु । भुजांग=सर्वं । जठर=विकट | 
उस ईश्वर का स्वरूप निराकार, ्रलख एवं श्रगम्य है, वह इन्द्रियातीत है । 
है मत ! तू राम-नाम में ही रमा रह, क्यों व्यर्थ माया-प्रपंच में फंसता है। ग्रपने 
पापों का बोझ बढ़ा कर तू इस संसार में आ फंसा और अब इस अज्ञानमय शरीर से 
रह्म प्राप्ति करना चाहता है, जो पू्ण्पेण असम्भव है। जिसकी जँसी मनोभावना 
होती है, उसे उसी रूप में ईब्वर की परिकल्पना रुचिकर लगती है और वह अपने 
मनोनुकूल प्रभु प्राप्ति का उपाय करता है । किन्तु वे सब मनुष्य माया म.ह में पड़े 
हुए हैँ भौर प्रियतम राम को कोई भी नहीं जान सका । जिन्होंने बरह्म के स्वरूप को 
जान लिया वे तद्रूप हो गये और शेष व्यक्ति तो विषय-वासना विष से परिपूणं 
सपं ही रहे । इन विषाक्त मनुष्यों के तो आचार-व्यवहार, कथन आदि प्रत्येक क्रिया- 
कलाप = वि ही. होता, है, पडताच नितरदाहना के औत में मदमस्त है 


झौर इधीलिए ग्रावागमन के चक्र में पड़ा हुआ है | हे अ्रज्ञातांय मनुष्य ! साबधान 


रमेंणी भाग ् 
क्यों नहीं होता ? इस कमं जंजाल में क्यों फेसा हुआ है ? 
विशेष--रूपक अलंकार | 
करंस का बाध्या जीयरा, भ्रह निसि श्रावं जाइ। 
मनसा देही पाइ करि, हरि बिसरे तो फिर पीछे पछिताइ॥ 
तो करि त्राहि चेति जा गंधा, तजि परकीरति भजि चरन गोब्यंदा । . 
उदर कूप तजो ग्रभ वासा, रे जीव रांम नांम भ्रस्यासा॥ 
जगि जीवन जेसँ लहरि तरंगा, खिन सुख कूं सूलसि वहु संगा। 
भगति को हीन जीवन कछू नांही, उतपति परले बहुरि समांहीं॥७॥ 
दाब्दा्थ--मनसा ==मनुष्य की । ग्रभ = गर्भे । 
कबीर करते हैं कि कर्म जंजाल में फंसा वह जीव अहनिश ऐसे कुकर्मों में 
संलग्न रहता है कि आवागमन चक्र में ही बेधा रहता है। यदि मानव योनि पाकर 
भी जीवात्मा तूने प्रभु का. रमरण न किया तो फिर पछताना पड़ेगा । तू प्रभु की 
वन्दना करता हुआ उनकी शरण में चला जा भ्रोर ईश्वर के चरणों का भजन कर | 
तू मातु गर्भ में पड़ा (उल्टा लटका हुआ) वहां से छूटने की प्रार्थना करता था, राम 
नाम के ही प्रभाव से तू उस नरक से मुक्‍त हो सका है। यह संसारिक जीवन 
जल-वीचि तुल्य क्षणिक है। क्षणिक विषयजनित आनन्द के लिए तूने साधु ग्रात्मा्ों 
का साथ छोड़ दिया । ईरवर भक्त का जीवन किसी भी प्रकार से हेय नहीं है। वह 
ब्रह्म से वियुक्त हुग्ना पुनः उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । 
भगति हीन ग्रस जीवनां, जन्म मरन बहु काल । 
गाश्रम अनेक करसि रे जियरा, रांम बिना कोई. न करें प्रतिपाल ॥ 
सोई उपाव करि यहु देख जाई, ए सब परहरि बिस सगाई। 
माया मोह जरे जग श्रागी, ता संगि जरसि कवन रस लागी॥ 
त्राहि त्राहि करि हरी पुकारा, साध संगति मिलि करहु बिचारा \ 
रेरे जीवन नहीं बिशांमां, सब दुख खंडन रांम को नांमां। 
रांम नाम संसार .में सारा, रांम नाम भो तारनहारा ॥८॥ 
बाब्दार्थ-भौ तारनहारा = सांसारिक बंधनों से छुड़ाने वाला। 
कबीर कहते हैं कि भक्ति बिहीन हमारा जीबन जन्म मरण के आवागमन 
चक्र में वेधा रहता है । चाहे तू कितने ही आश्रमो का पालन कर ले किन्तु ह 
के बिना, प्रभु पर दृढ़ विइवास के बिना तेरा कोई सहायक नहीं हो सकता । हे प्रभु ' 
आप ऐसी अनुकम्पा कीजिए । मेरे समस्त सांसारिक तापों का शमन हो fe आपसे प्रम 
हो जाय । माया मोह क्रा नाश होकर सांसारिक तृष्णा जल जाये, इस विषय वासना 
के साथ लगे रहने से क्या लाभ ? तु साधु संगति कर प्रभु के चरणों का गान कर 
उनकी शरण में जा। इस जीवन में विश्राम कहाँ, समस्त दुःखों के दूर क 
श्री राम ही हैं. प्रश्न हासी तें। एकमात्र सत्य है ds र 
उतारने वाला है। 


५२८ कबीर प्रन्थावलो सहीक् 


सुस्रित बेद सबे सुने, नहों. आवे कृत काज। 
नहीं जैसे कु डिल बनित मुख, मुख सो भित बिन राज ॥ 
प्रब गहि रांम नांम भ्रबिनासो, हरि तजि जिनि कतहूँ के जासी । 
जहां जाइ तहां तहां पतंगा, ब जिनि जरसि समझि बिष संगा ॥ 
चोखा रांस नांम मनि लीन्हा, भ्रिगी कोट भयंन नहों कोन्‍्हां। 
भौसागर ग्रति वार न पारा, ता तिरवे का करहु बिचारा ॥ 
मनि भावै भ्रति लहरि विकारा, नहीं .गमि सूर बार न पारा। 
भौसागर अथाह जल, तामे बोहिथ रांम अधार । 
कहे कबीर हम हरि सरन, तब गोपद खुर बिस्तार ॥ ९॥ 
शब्दार्थ-सु्रित = स्मृति । वनित == बनिता, स्त्री । बोहिथ = नौका । 
स्मृति, वेद, पुराण आदि धमं ग्रन्थों को पढ़ सुनकर भी जो उन पर झाचरण 
नहीं करता वह उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी स्त्री का मुख कुण्डल पहने हुए भी 
शोभा नहीं पाता और किसी स्त्री का मुख बिना कुण्डल के भी शोभित होता है। हे 
मन ! अविनाशी प्रभु, राम नाम का, आश्रय ले क्योंकि उनकी शरणा छोड़ फिर कहां 
शरण प्राप्त करे?! ? जहाँ जहाँ भी तू जाता है वहीं माया रूपी पतंग तेरा पीछा 
नहीं छोइ़ता, अब तो विषय वासनाओों की भयंकरता का ग्रनुमान कर इस मायाजन्म 


आकषंण का साथ छोड़ दे यदि तू राम नाम मागं को अपनाले तो उसका प्राश्रय 
भू गी नामक कोट के सहश प्रभुरूप ही हो जायगा । 


इस संसार-समुद्र का ग्रोर-छोर नहीं है, अतः इसको परर करने की चिन्ता 
करो । मन को विषय-वासनाजनित ग्रानन्द ही रुचिकर है, इसीलिए संसारत्तापों से 
मुझे कुछ दृष्टिगत नहीं होता । इस भवसागर के झगम्य जल में पार उतरने के लिए 


राम-नाम ही एक नौका है। कबीर कहते हैं कि मैं तो ईश्वर की शरण में श्रा गया हैं 
और मुझे तो संसार-सागर गौ-चरण के समान छोटा लगने लगा है। 


बिशेष--१. रूपक, उपमा, सांगरूपक अलंकार । 

२. “श्रिगी कीट भ्यंन नहीं कीन्हा” में वेदान्तियों के “भू गी कीट न्याय की 
झलक है। इस भृगी-कीट के विषय में प्रसिद्ध है कि यह जिस सामान्य कीट को 
अपना शिष्य बनाता है, उसकी परिक्रमा करता हुआ, एक समय ऐसा ग्राता है कि 
उसे भी तद्रूप कर देता है, भृ'गी ही बना देता है । 


बड़ी ग्रष्टपदी रसेंणी 
` एक बिनांनीं रच्या बिनांन, सब श्रयांन जो श्रापे जांन। 
सत रज तम थे कीन्हीं माया, चारि खानि बिस्तार उपाया ॥ 
पच तत ले कीन्ह बंधान, पाप पु'मि मांन झभिमांन । 
ग्रहंकार कीन्हें माया मोह, संपति बिपति दीन्हीं सब काहु ॥ 
- भले रे पोच अकुल कुलवतां, गुणी निरगुणी घनं नीधनवंता । 
i (पियास आन हिल ,कीरहां, * हेत मेः तोरऋिलीनहां \ 


एमेंणी-माग _ ५२९ 
पंच स्वाद ले कीऱहां बंधू, बंधे करम जो ग्राहिं भरबंघू। 
गवर जीव जंत जे झाहीं, संकुट सोच बियापे ताही ॥१०॥ 

दब्दार्थ--अयांन ==भ्रज्ञान । खांनि--दिशाप्रों में । नीघनवंता= निर्धन । 

स्रष्टा परमात्मा मे इस सृष्टि का निर्माण किया जिसके भेद के विषय में 
सब ग्रज्ञानी हैं, केवल वह स्वयं ही इसका रहस्य जानता है । सत, रज, तम 
त्रिगुणात्मक माया की रचना कर चारों' दिशामरों भ्र्थात्‌ सवेत्र, उसका प्रसार कर 
दिया । क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन पांच तत्वों से ही पाप-पुण्य एव 
माताभिमानयुक्त शरीर की रचना की है। साथ ही अर्हकार, माया, मोह आदि 
दुगू'णों की सृष्टि की और प्रत्येक व्यक्ति को सुख-दुख प्रदान किये । धनियों से तो 
निर्धन ही अच्छे जो सद्व्यवहार रखते हैं, सच्चरित्र हैं। घनिक तो भूखे प्यासे के . 
साथ भी पैसे का लाभ प्राप्त करने की सोचता है, भतः वह स्वार्थ के लिए झपने- 
पराये किसी का भेद नहीं रखता । पाँच ज्ञानेन्द्रियों के स्वाद से जीवात्मा को संसार 
बचन में बंधना पड़ा और जो भी जीव-जन्तु हैं, उनको भी अपने निस्तार की चिन्ता 
समान रूप से व्यथित करती है। । 

(नद्या अस्तुति मांन श्रमिमांनां, इनि झूठे जीव हत्या गियांनां । 

बहु बिधि करि संसार भुलावा, झूठे तोजगीं साच लुकावा ॥ 

दाव्दाथे--लुकावा = छिपाना । 

व्यर्थं की निन्दा, मिथ्या, प्रशंसा, मानाभिमान दथा ही जीवात्मा के ज्ञान को 
नष्ट करते हैं । इनके प्रपंच में फंस जगत्‌ भ्रम में पड़.तरकगामी होता है एवं सत्य 
तत्व की खो देता है । 

साया मोह घन जोबनां, इनि बंधे सव लोइ। . 
झठे झूठ मियापिया कबीर, पलल न लखई कोइ ॥ 

झूठनि झूठ साच करि जातां, भूठनि में सब साच लुकांनां । 

इंच बंध कोम्ह वहुतेरा, क्रम बिबजित रहे न नेरा ॥ 

श्ट दर॑संन आस षट कीन्हा, पट रस खाटि कांम रस लोन्हां । 

चारि बेद छह सार्त्र बखानें, बिद्या अनत कने को जॉनें॥ 

तप तोरय फोन्ह शत पूजा, घरम नेम दांन एन्य इना 

ग्रौर झगम कीर्ते ब्योहारा, नहीं गमि. सूरे वार न पारा ॥ 

तीला करि करि भेख फिराबा, घोट बहुत कहकह ॥ 

गहन ब्यंद कछू नहीं सू झाषन गोप मयो आगन इन 

मूलि पर॒णो जीव अविक डराई, री छ ह ह्लं भाई। 

माया सोहं उतवें भरपूरों, बाई दाभिनि पवनां पूरो ॥ 

तरिपे बरिषे भ्रंड वारा, रेति भांसनीं भया प्रेषियारा। 

.ज्चिवोग तजि भये भ्नाथा, हरे निकुअन पाथ पंथा ॥ 
००३६३ कषताहू को जमा" ऊतय ऽ आपात , ॒ 


५३० | कबीर य्रन्यायसी सहीक 


नट बहु रूप खेले सब जांने, कला केर गुन ठाकुर मांने॥ 

ओ खेले सब ही घट मांही, पूसर को लेखे कछु नाहीं। 

जाके गुन सोई पे जांनें, और फो जांनें पार म्रमाने॥ 

भले रे पोच झौसर जब झावा, करि सनमांन पुरि जम पावा । 

दांन पुन्य हम दिह निरासा, कब तक रहें नटरंभ फाछा ॥ 

फिरत फिरत सब चरन तुरांने, हरि चरित भ्रगम कथे फो जांने । 

गण यंध्रप मुनि अंत न पावा, रह्यो प्रलल जग धंधे लावा ॥ 

इहि बाजी सिव बिरंचि मुलांनां, घ्रोर बपुरा को क्यंचित जांनां । 

ताहि त्राहि इम कीन्ह पुकारा, राखि राखि साई इहि बारा । 

कोटि ब्रह्म ड गहि वीन्ह फिराई, फल फर कीट जनम बहुताई ॥ 

इस्वर जोग खरा जब लीन्हा, टरयो घ्यांन तप खंड न कीन्हां । 

सिष साधिक उने कहु कोई, मन चित भ्रस्थिर फहु फंसे होई ॥ 

लोला गम कथे को पारा, बसहु समीप कि रहो निनारा। 

खग खोज पीछे नहीं, त तत ग्रपरंपार । 
बिन परचे का जांनिये, सब भूठें प्हंकार ॥११॥ 

शब्दाय-लोइ = लोगं । वियापिया== व्याप्त होना । क्रम=कर्म। नेरा-- 
समीप । बिवोग = वियोग.। नुरावँ = तुड़ाना, पूरी तरह थक जाना । बिरंहि-- ब्रह्मा । 

माया, मोह, धन, यौवनादि के दपं में समस्त जगत्‌ पड़ा हुआ है । ये नश्वर, 
क्षणिक शरीरधारी मिथ्या सुखों में पड़ गये हैं किन्तु अलख-निरंजत परमात्मा को 
कोई नहीं पहचानता । चाहे कितने ही उपक्रम कर उस ईश्वर को प्राप्त करने का 
उपाय किया जाय, किन्तु वह तो कर्म-गति से परे है। षट दरशन, छः श्राश्रम (जबकि . 
अश्रम चार होते हैं), षट रस, विषय रस, चारों वेद, छहों शास्त्र तथा अनन्त 
विद्याप्रों, जिनका कथन ग्सम्भव है, तप-तीथं, ब्रत, पूजा, स्नानादि तथा भ्रन्य धार्मिक 
नियम, पूजा, दानादि के जितने भी उपक्रम हैं, ये सब उस अगम्य परमात्मा को खोजने 
में असमर्थ हैं इनके द्वारा उसका कुछ भी रहस्य प्राप्त नहीं किया जा सकता । वह 


त'नाइुसार आचरण कोई नहीं करता, इसलिए जानते हुए भी श्रज्ञानी ही रहते हैं। वह 


otri 


रमेंणी-भाग 
Rs सृष्टि में नट के समान नाना लीलाएं, क्रीडाएं a 
खेलों अथवा लीलाग्नों को कर लिष्टमिग होत बेल वर इक 
ही यह सय कर लेता है। वस्तुतः जिसका कार्य ता अपितु वह हृदयस्य रहता हुआा 
से अवगत रहता है, अत: ईदवर की महिमा भी श है, वही तो उसके सम्पूर्ण भेदों 
तो हम उस अवसर की प्रतीक्षा में हैं जब Mls eB 
लेने आयेगा । दान-पुण्य आदि में भी हमें rai पंचभूत की इस रचना, शरीर 'को 
कूठे विधि-विधानों में घूमने से, पैर तुड़ाने से ही निराशा दृष्टिगत होती है।इन 
कथन शास्त्र ग्रन्थ भी नहीं कर पाये । गण गा त अलाभो का 
का भेद नहीं पा सका । जब उस ब्रह्म का आ स प आदि कोई भी उस ईझ्वर 
में पड़ गया तो फिर भला मुझ मूर्ख की तो गणना ही कं हक मील शक 2 
त्राहि माम्‌' कर रक्षा की दुहाई दे रहा हूँ हे प्रभु अब की कल ३ rT र साम्‌ 
लो । करोड़ों ब्रह्माण्ड में मैं चौरासी लक्ष योनियों में भटक a hie 
मेरी रक्षा करो। प्रभु जब जिस भक्त को श्रेष्ठ समझ ब्रंगीकार Lrg 
लिए समाधि, तपस्या आदि की आवइयकता नहीं होती । संसार ग र त 
कहे कि चित्त की स्थिरता से भी उनकी प्राप्ति होती है। उस श्र की र 
लीलाओं का कथन कहां तक किया जा सकता है, उसके बिल्कुल सन्निकट vp 
चाहिए दूर रहने से क्या लाभ ! | ह 50 02002 
कबीर कहते हैं कि हे मन ! प्रभु की खोज में तू पीछे मत रह, बिना उससे 
si के कुछ भी नहीं जाना जाता झर तथाकथित ज्ञान तो .झहं दर्प मात्र 
ग्रलख निरंजन लखे न फोई, निरभे निराकार है सोई। 
सुनि अ्रसथूल रूप नहीं रेखा, द्रिष्टि भ्नद्रिष्टि छिप्पौ नहीं पेखा ॥ 
बरन अबरन कथ्यो नहीं जाई, सकल प्रतीत घट रह्यो समाई। 
रादि झंत ताहि नहीं मघे, कथ्यों न जाई ग्राहि श्रकये ॥ 
ग्रपरंपार उपज नहीं बिनसे, जुगति न जांनियं कथिये केसे । 
जस कथिये तस होत नहीँ, जस है तेसा सोइ। 
कहत सुनत सुख उपज, भ्र परमार होइ ॥१२॥ 
बब्दार्थ--असथूल = सूकष्/ निराकार । पेखा==देखा । अतीत =्नगम्य से 
तात्पयं है । मधे = मध्य । ` | 
बह ब्रह्म निराकार, निर्भय एवं इन्द्रियातीत हैं । वह शुन्य स्वरूप, सूक्ष्म, रूप 
रेखा बिहीन है, तथा उसका रूप नेत्रगोचर नहीं हो सकता । उसके वणां एवं स्वरूप 
का वर्णन नहीं किया जा सकता । किन्तु फिर भी प्रत्येक के हृदय घट में उसका वास है। 
उस भ्रवर्णनीय ब्रह्म के आदि, मध्य ओर अवसान किसी का भी कथन असम्भव है । 
कीय" ह अडली औप्ति0काळबाम हीऽज्ञालञह्महीं तो फिर भला 


CC- 
उसकी महिमा वर्णन 
उसका स्वरूप कैसे रपष्ट किंयां जाय । कबीर ब्रहम के स्वरूप वर्णन में अपनी झसमर्थता ' 


कर कबीर ग्रन्यावली सरीक 

7 करते हुए कहते हैं कि मैं जैसा वर्णन करता हूँ, वह वेसा है ही नहीं, वह तो जिस 
&- में है वेसा ही रहेगा । कितु उसका स्वरूप ज्ञात होते हुए भी प्रभु चर्चा में झानंद 
: 7 होता है भर दूसरों का भी- लाभ होता है । 


जांनसि नहीं कथसि ब्रयांनां, हम निरगुन तुम्ह सरगुन जांनां । 
मति करि हीं कवन गुन झांही, लालचि लागि झआसिरे रहाई॥ 
गु'न गरु ग्यांन दोऊ हम हींनां, जेसी कुछ बुधि बिचार तस कीन्‍्हां । 
हम मसकीन कहू जुगति न श्रावे, जे तुम्ह दरवौ तौ पुरि जन पावे ॥ 
तुम्हारे चरन कवल'मन राता, गुन निरगुन के तुम्ह निज दाता । 
जहुवां प्रगटि बजावहु जैसा, जस झनभे कथिया तिनि तेसा॥ 
बाज तंत्र नाद धुनि होई, जे बजावे सौ श्रौरे कोई। 
बाजी नाच कोतिग देखा, जो नचावे सो किनहूँ न पेखा॥ 
झाप शाप थें जानिये है पर नाहाँ सोइ । 
कबीर सुपिने केर धन ज्यु, जागत हाथि न होइ ॥। १३॥ 
शब्दार्थ-मसकीन-- ्रल्पज्ञ । राता-- अनु रक्त । कोतिग = कौतुक । 
उस ईइवर को न जानते हुए भी अज्ञानी उसका स्वरूप विश्लेषण 'करते हैं 
एं वह वस्तुतः है तो निगूंण किन्तु उसे वताते सगुण ही हैं। हे प्रभु मैं तो बुद्धिहीन 
हूँ, मुभमें कोई भी गुण नहीं है सांसारिक लाभ-लालसा में पड़ा हुआ परमुखापेक्ष 
व॒ना रहता हूँ । गुणों श्रर ज्ञान से तो मैं शुन्य हूं । इस भांति जो कुछ भी गेरा ज्ञाने 
है उसके ग्राधार पर मैं झपका स्वरूप कथन करता हूँ । मेरा मन तुम्हारे चरण कमलों 
में ही रम गया है एवं सगुण तथा निर्गुण रूपधारी भी झाप ही हैं। मुझ अल्पज्ञ को 
ग्रापकी भक्ति का अन्य कुछ उपाय नहीं दृष्टिगत होता, यदि आप दयार हों तो मेरा 
कल्याण सम्भव है। ग्राप जहां जिस रूप में चाहते हो उसी रूप में प्रकट हो जाते हो 
एवं निस्संकोच भाव से संत्र गमन करते हो । इस शरीर रूपी तन्त्री में प्राण-वायु की 
स्वरलहरी बज रही है जिसका वादक कोई भौर ही है। उसी ब्रह्य से परिचालित हो 
र नाना कर्मों में निरत रहता है, कितु उस परिचालक के दर्शन किसी को नहीं 
|| . 
सब उस ब्रह्म को अपनी-अपनी विचारधारा के अनुकल मानते हैं, कितु वास्तव 
में वह वसा है नहीं । उसका स्वरूप कुछ-कुछ समक में ाकर भी पुनः समझ से 
उसी प्रकार हो जाता है, जिस भांति स्वप्न की वस्तु पाकर भी प्राप्त नहीं होती । 
विशेष---उपमा अलंकार । 
द ह (8 फुर करि = गोर सब दुखयादि. न यांनां ! 
न्‌ स : 
रत बल रे 
काल प्रहेड़ो संक सकारा, सावज ससा सकल संसारा ॥ 


रहें गी-भ।ग 


दावानल ग्रति जरे बिकारा, माया मोह रोकि ले जारा । 
पदन सहाइ लोम प्रति मइया, जम चरचा चहु दिसि फि 
जम के चर चहु दिसि फिर लागे, हंस पंखेरूवा भ्रव 3 
केस गहे कर निस दिन रहई a 
रहई, जब घरि ऐचे तब घर चहई ॥ 
कठिन पासि कछू चले न उपाई, जंम दुवारि सीफे सब जाई 
सोई त्रास सुनि रांम न गावे, मुग त्रिष्णां झूठी दिन घावे | 
सृत काल किनहू नहीं देखा, दुख कों सुख करि सबपो लेखा । 
सुख करि मूल न चीन्हसि भ्रभागी, चीन्‍्हें बिनाँ रहै दुख लागी ॥ 
नींव काट रस नीब पियारा, यूं विष कूं झंगरुत कहै संसारा । 
विष ग्रंमुत एके करि सांनां, जिन चीन्ह्यां तिनही सुख मांना ॥ 
गरात य दिन दिनहिं सिराई, अमृत परिहरि करि विष खाई । 
जांनि न जिन्हे बिष खावा, परे लहार पुकारे घावा । 
बिष के खायें का गुनं होई, जा बेदन जांने पार सोई॥ 
सुरछि मुरछि जीव जरि है ग्रासा, कांजी ग्रलप बहु खीर बिनासा । 
तिल सुख कारनि दुख भस सेह, चोंरासी लख लिया फेर ॥ 
झलप सुख दुख झआाहिं भ्रमंता, मन मंगल भुल्यों मेमता। 
दीपक जोति रहे इक ` संगा, नेन नेह मांनू परे पतंगा ॥ 
सुख बिश्नांस किनहू नहीं. पावा, परहरि सांच झूठ दिन घावा । 
लालच लागे जनम सिरावा, गति काल दिन श्राइ तुरावा 0 
जब लग हैं यहु निज तन सोई, तब लग चेति न देखे कोई । 
जब निज चलि करि किया पर्यानां, भयों काज तव फिरि पछितांनां ॥॥ 
मुगन्निष्णां दिन दिन ऐसी, ग्ब मोहिकछू न सुहाई । 
ग्रनेक जतन करि टारिये। करम पासि नही जाइ ॥१४॥ 
शब्दाथ--सूता --सोता हुआ, भज्ञान आवस्था में पड़ा हुआ । झहेड़ी = शिकारी । 
चीन्हसि --पहचानता है । परिहरि==छोड़कर । पैयंता =मस्त । सिराका=नऽ्ट 
करना । पयांनां ==प्रयाण । ५ 
जो प्रभु की इस क्षणिक प्राप्ति को ही सत्य और अपना अवलम्बन बना 
लेते हैं उन्हें सांसारिक ताप क्लान्त नहीं करते । ज्ञानविहौन मनुष्य सावधान नहीं होता 
वह तो श्रज्ञान अचेत पड़ा रहता है कितुशञनलाभकःर 
रित हो सांसारिक भय नष्ट हो गया । माया-मोह का व्यात स्वेदा विषय-वासना ही 
बाण मारता है। मृत्युरपी झलिटर प्रति-गल (साँसःसंकारे) मनध्य 
का वध कर रही हैं! विषय-विकारों को अग्नि अहनिश विदग्ध करती है एव मनुष्य 
क्रे माया-मोह इस को और भी प्रज्ज्लित भरित को वायु और भी दस 
देती है उसी प्रकार लोभ की वायु ईस विषयारित को प्रदीप्त मो कर रही हैं । इत 
विषमावसथा में सीक्षारमाजाही!हितीती "200 0) Vs ह 


५३४ कबीर ग्रम्यावलो स्टोक 
हुआ । जब चारों ओर यमदूत इस विषयाग्नि में पड़ जीवात्मा को घेर रहे हैं तो फिर 
भला वह किंघर से विमुक्त होकर चले । वस्तुतः इस काल ने तो हमारे केश पकड़ 
रखे हैं, पता नहीं वह कब, कहाँ, हमें उठाकर पटक दे-- 
“कबीरा गरवे न कीजिए, काल गहे कर केस । 
ना जाने कित मारिहै, क्या घर कया परदेस ।।” 

यह भवबन्धन अत्यन्त विषम है, जहां किसी भी प्रयत्न च विमुक्त होना 
ग्रसम्भव हैं, क्योंकि सब एक न एक दिन भ्रवश्य ही काल गाल में चले जाते हैं। 
भव-भयों से भयभीत हो प्रमु का स्मरण भी नहीं किया और सांसारिक सुख मृग- 
मरीचिका सदृश मिथ्या, भ्रम है। हे भ्रभागे मनुष्य तूने सुखस्वरूप ईरवर को 
जानने का प्रयत्न नहीं किया, उसके दर्शनाभाव में ही ये सांसारिक-ताप सहन करने पड़ 
रहे हुँ । जिस प्रकार नीम के कटु स्वाद को जानते हुए भी कोई नीम का सेवन करे, 
उसी प्रकार विषय-वासना जन्य आनन्द को मिथ्या, पापगत्तं में ले जाने वाला जान- : 
कर भी सब उसी में संलिप्त रहते हैं, इस प्रकार विष को विष जानते हुए भी अमृत 
कहते हूँ । 

वस्तुतः संसार में विष ओर अमृत मिले हुए हैं, किंतु जो उसमें से अमृत को 
ही ग्रहण करता है वही शांति-लाभ करता है। कितु कुछ लोग समय होते हुए भी 
दिवस-प्रति-दिवस व्यर्थ व्यतीत करते हैं. प्रभु-भक्ति नहीं करते । इस प्रकार वे अमृत 
को त्याग विष को ही ग्रहण करते हैं। जो जान बुझकर विषय-वासना-विष को अपनाते 
हैं वे भवसागर में इबते हैं भ्ौर सहायता के लिए याचना करते हैं। चाहे विषय-वासना 


विष का थोड़ा ही सेवन किया जाय कितु वह घातक ही है, वैद्य भी उसका उपचार ' 


नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो संसार-चक्र में ही पड़ा मृत्यु मुख में चला जाता है और 
उसके पुण्यों को ग्रल्प पापांश उसी भाँति नष्ट कर देता है जिस भांति खटाई का ग्रल्पांश 
बहुत से दूध को फाइने के लिए पर्याप्त है।, क्षणिक विषय वासना के आनन्द के लिए 
मनुष्य दुख के पर्वत का भार ढोता है क्योंकि इसी पाप में उसे आवागमन चक्र में पड़ 
चौरासी लक्ष योनियों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस अल्प सुख के कारण यह 
मदमस्त हाथी सा मन श्रगणित दुख उठाता है । दीप के साथ ज्योति प्रज्ज्वलित होने 
पर जिस भाँति शलम प्रेम के कारण उस पर मर जाता है उसी भाँति ईइ्वर-भक्ति 
करनी चाहिए अथवा उसी प्रकार मनुष्य विषय-वासना पर मिट जाते हैं । इस भाँति 
कोई भी सुख-शांति प्राप्ति नहीं करता और सत्य-तत्व परमात्मा को छोड़ सब विषय- 


हटने लगा तब प्रभु-भक्ति के लिए परचात्ताप करने से क्या लाभ ? कोई कितना ही 
यत्न क्यों न करे, कितु कर्मों का जंजाल समाप्त नहीं होता और मनुष्य मिथ्या मृग- 
मरीचिका में भटकता हे) Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रमेंणो -भागं 
५३५ 

विशेष--उदाहरण, उपमा अलंकार । 

रे रे मन बुधिवंत भंडारा, झाप श्राप ही करहु बिन्तारा। 

कवन सयांन कोन बाराई, किहि दुख पहये किहि दुख जाई॥ - 

कयन हरिख को विष में जांनां, को भ्रनहित को हित करि मांनां । 

कयन सार को प्राहि सारां, को भ्रनहित को ग्राहि पियारा ॥ 

कवन साच कवन है झूठा, कवन करू को लागे मीठा। 

किहि जरिय किहि करिये भ्रनंदा, कवन मुकति को मल के पंदा॥ 

रे रे मन मोहि व्योरि कहि, हों तत पूछों तोहि। | 
संसे सूल सबे भई, समाई कहि मोहि॥१५॥ 

शब्दाथ--बोराई=पागल, मूर्ख । करूं = कड़वा । ब्यौरि = पागलं । 

हे बुद्धिमान मनुष्य ! तुम स्वयं ही झात्मस्थित झात्मतत्व, परम तत्व का 
विचार करो । तभी तुम विचार कर सकते हो कि कौन ज्ञानी है और कौन मूख, किसे 
सुख प्राप्त है और कोन दुखी है । किसने प्रभु को ग्रहणीय माना और किसने इस प्रकार 
स्वयं अपने पर में कुल्हाड़ी मारी है इस सब का ज्ञान परमं तत्व का साक्षात्कार करने 
पर ही हो सकता है | कौन-सा तत्व सत्य और कौन सा भ्रम मात्र, मिथ्या है. यह तभी 
ज्ञात हो सकता है। कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन कडुवा और कौन मीठा, क्या घातक 
है एवं क्या भ्रानन्दायक है ? कौन इस भवबन्धन से मुक्ति दिला सकता है---यह समस्त 
विवेक परमात्मा-प्राप्ति पर ही ग्रा सकता है । हे मन ! तू मुझे व्यर्थ पागल मत बना। 
मैं समस्त सांसारिक भ्रमादि का परित्याग कर तुझसे परम-तत्व की चर्चा करता हूँ, तू 
मुझे समभाकर यह सब बता । ५ 

सुनि हंसा में कहूं बिचारी, जिश्ुग जोनि सबं भ्रधियारी। 

सनिषा जन्म उतिम जो पाया, जान्‌ रांम तौ सयान कहाबा ॥ 

नहीं चेते तौ जनम गंमावा, पर्‌यों बिहांन तब फिरि पछतावा। 

सुख करि मूल मगति जो जांनें, भ्रोर सब दुख या दिन ग्रांनें ॥ 

ग्रमत केवल रांम पियारा, झौर सबें विष के सण्डारा । 

हरिख श्रांहि जौ रमियें रांमां, भौर सबे बिषमां के कामा ॥। 

सार ग्राहिं संगति निरबांनां, म्रौर सब भ्रसार करि जानां । 

ग्रनहित ग्राहि सकल संसारा, नित करि जांनियें राम पियारां ॥ 

साच सोई जे थिरह रहाई, उपजे बिनसे झूठ ह्लं जाई! 

सींठा सो जो सहजे पावा, ति कलेस यं करू कहावा ॥! 

नां जरिये नां कीजै में मेरा, तहां भ्रनद जहां राम निहोरा । 

मुकति सोज ग्रापा पर जाने, सो पद कह डु सरमि भुलांन ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५३९ ` कबीर ग्रन्यावली सटौक 


प्रांननाथ जग जीवनां, दुरलभ रांन पियार । 
सुत सरीर घन प्रग्रह कबीर, जीये रे नवर पंख बसियार ॥ १६॥ 
शब्दार्थ--त्रिजुग =तीनों काल । सयांन--विद्वान्‌ । मैं मेरा =भ्रहंकार । 
हे मुक्तात्मा , सुन इस संसार में संत्र .अंधकार ही अंधकार है। उत्तम मानव 
जीबन प्राप्त कर । यदि राम-नाम स्मरण किया तो ही चतुरता है। यदि इस जन्म में 
भी सावधान न हुआ गया तो फिर जीवन की संध्या में पश्चात्ताप के अतिरिक्त और 
कुछ हाथ नहीं लगता । जो प्रभु-मक्ति को समस्त सुखों की प्रदाता मानते हैं उन्हें कोई 
भी दुःख नहीं व्यापते केवल राम-नाम ही अमृत तुल्य है भ्रन्यसब तो विष ही विप है। 
जो प्रफुल्लित हो राम-नाम जपते हैं उन्हें, अग्य समस्त कार्य-कलाप था 
ज्ञात होता है। साधु-संगति ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है--अन्य समस्त विधि विधान 
तो व्यर्थ हैं । संसार के अन्य सब कामों में तो अहित हैं, केवल प्रभु भक्ति में ही कल्याण 
है । सत्य वस्तु तो वही है जो स्थिर रहे अन्यथा अन्य सब पदार्थं तो उत्पत्ति और 
प्रलय के अवान्तर चक्र में पड़े हुए हैं। वही भित साधना मधुर है जिसमें सुगम और 
स्वाभाविक गति से. प्रभु-प्राप्ति हो जाय, शेष उपाय--साधनाएँ तो अग्राह्म हैं जहाँ राम 
नाम का ही एक मात्र आश्रय है, वहाँ न तो सांसारिक ताप है, न हं पर निज की 
हवेत भावना । आत्म तत्व को पहचानने पर मुक्ति सरल हो जाती है किंतु बह परमपद 
किसी को ही प्राप्त होता है, जहां समस्त भ्रम भाग जाते हैं । | 
कबीर कहते हैं कि इस संसार में पुत्र, शरीर, घन झादि का मोह त्याग करके 
झ्रगम्य प्रभु, जो सबका जीवनाधार है, भक्ति करनी चाहिए । जिससे इस संसार दक्ष 
पर मुक्तात्मा पक्षी अपने पंख फॅलाकर सुखपूर्वेक रह सक । 
वि्ञेष--'तर्वर पंख बसिवार' यह उपमा वेदों में भी पाई जाती है । 
रे रे जीय पना दुख न संभारा, जिहि दुख व्याप्या सब संसारा । 
साया मोह भूले सब लोई, क्यंचित लाभ मानिक दोयौं खोई ॥ 
में सेरी करि बहुत बिगुता, जतनीं उदर जम्भ का सूता। 
बहुतें रूप भेष बहु कीन्हां, जुरा मरन क्रोध तन खीतां॥ 
ऊपज बिनसें जोनि फिराई, सुख कर मूल न पावें चाही। 
दुख संताप कलेस बहु पावे, सोन मिले जे जरत बुकावे ॥ 
: निहि हित जोव राखिहै भाई, सो प्रनहिन हूं जाई बिलाई । 
सोर तोर करि जरे परपारा, मुग त्रिष्णां झूठी संसारा ॥ 
साया मोह झूठ रह्यो लागी, का सयो इहां का हूं है भागी । 
कछु कछु चेति देखि जीव म्रबही, मनिषा जनम न पावे कहवी ॥ 
, सार हि जैसंग पियारा, जब चेते तब ही उजियारा । 
त्रिजुग जानि जे शाहि भरचेता, मनिषा जनम भयो चित चेता॥ 
भातमा मुर सुरछि जहि वाई, पिछले : कुलु हा | 
ते 


सोई त्रास जे जाने हंसा, तो भ्जहं नजोंव करं संतोषा ।। 


ह ५३७ 
सोसार अति बार न पारा, ता तिरवे का करहुं बिचारा । 
जा जल को ग्राति प्रंति नहीं जॉनिये, ताको डर काहे न मानिय ॥ 
को बोहिय को खेबट पाही, जिहि तिरिपे सो लोज चाहो । 
समभि विचारि जीव जब देखा, यहु संसार सुपन करि लेखा ॥ 
भई बुधि कळू ग्यान निहारा, ग्राप श्राप ही किया विचारा। 
झ्ापण में जे रह्यो समाई, नेडे दूरि कथ्यो नहीं. जाई ॥ 
ताके चीन्है परचो पांवा; भई समभि तासू सन लावा । 
भाव भगति हिर बोहिया, सतएुर खेबनहार । 
झलप उदिक सब जांणिये, जब गोपदखुर बिस्तार ॥१७॥ 
शब्दाय --लोई=लोग। जोनि==योनि। त्रास=दुख । हंसा--मन । बार= 
चारि, जल । बोहिथ = नौका । खेवट==मल्लाह । नेड़े =समीप । 
हें जीव ! तू अपने दुःख का शमन नहीं करता, तुमे ज्ञात नहीं कि इस वेदना 
से समस्त संसार व्यथित हैं। संब सांसारिक माया मोह में भूले हुए हैं और उन्होने 
विषय वासना के अल्प मिथ्या लामार्थ प्रभु रूप अमूल्य मारिएक्य को खो दिया । 
अं और "अयं परं, “निजं वा! की भावना ने सगे भाइयों तक में बहुत दरार डाल दी 
है । अनेक योतियों में बहुत से जन्म घारण किये और फिर क्रोधादि से यह शरीर 
क्षीण हो गया--इस प्रकार यही जरा-मरण का चक्र चलता रहा । जन्म-मरण के इस 
चक्र में पड़कर भी सुख-दुख परम-पिता परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न नहीं किया । 
उसकी प्राप्ति के अभाव में जीव नाना दुख-व्यथाश्रों से उत्पीडित होता रहता है 
जिस उद्दे श्य--मोक्ष- के लिये अनेक जन्म न करने पड़ते हैं वही समाप्त हो 
जाता है । 'मैं-तू' के इस ढत से मिय्या र में संसार के रहा है। मोह 
ममता के माया-जाल में संसार पढ़ी हुआ और तापों की अग्नि में विदग्ध होता रहता 
है। हे जीव [ कुछ तो सावधान होकर संसार और झपनी दारुण दशा का विचार 
कर क्योंकि इससे मुक्ति का एकमात्र उपान मानव-जीवन ही है जो पुनः आर नहीं 
होता है। इस बात को मानकर जो सावधान हो जाते हैं, उन्हें ज्ञान का अर ee 
उपलब्ध होता हैं। जो र में we की ss य 
परमात्मा पे 202 आन मुक्तात्मा प्रभु “भक्त में दत्तचित्त 
समाप्ति होती है। उस दुःख का ही जे हक प्रभु से प्रेम बढ़ता ही जाता 
रहते हैं और वे चाहें कितनी ही प्रश Bs के भ्रथाह जल का 
से दृढ़तर होती जाती है। इस संसार सागर थाह 
हैं, तली . इस झगम्य सागर को पार करने का उपाय, 
` कोई पार नहीं पाया जा सरकता, अतः बार नहीं, उससे निस्तार का प्रयल 
प्रभु-भक्ति-साधना करो । जिस जल का कोई UR ॐ ३ नाकी नौकाः 
ग्रावइयक है । इस सागर से पारं जाने के 


- होगा । 
है उसे स्वयं ही प्रयत्त करना ह र 
हा जो ह जीवसि Rd त कठा शितेन) वर्ड से सोचा तो ड ब 


ized by eGangotri 


४५३८ ... कवीर प्रस्यावलो सटीक 


स्वप्नवत्‌ मिथ्या दृष्टिगत हुआ एवं इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने उससे अन्तमु री 
हो आत्म-तत्व का विचार किया। वह प्रभु हृदय में ही स्थित था, उसके लिए कहीं 
अन्यथा भटकना नहीं पड़ा । उसके साक्षात्कार से मन उसी में रम गया । 
कबीर कहते हैं कि संसार सागर से पार जाने के लिए भ्रभु-भक्ति ही जल- 
यान है तथा सद्गुरु उस पोत के खिवैया हैं। इसके द्वारा यह विशाल भवसागर थोड़े 
से जल का हो जाता है, वह इतना छोटा हो जाता है, जितना गौ के पद के चिन्ह _ 
जिसे बड़ी सुगमना से (बच्चा भी) पार कर सकता है। 
बिशेष--रूपक, उपमा, सांगरूपक आदि अलंकार । 
दुपदी रमणी 
भया दयाल बिषहर जरि जागा, गहगहान प्रेम बहु लागा । 
भया अनंद जीव भये उल्हासा, मिले रांम मानि पुगी आसा ॥ 
मास असाढ़ रवि धरनि जरावे, जरत जरत जल गराइ बुझाव | 
रति सुभाइ जिमीं सब जागी, भ्रंमृत घार होइ भर लागी ॥ 
जिमीं मांहि उठी हरियाई, बिरहनि पीव मिले जन जाई । 
मनिका मनि के भये उछाहा, कारनि कौन बिसारी नाहा ॥ 
खेल तुम्हारा मरन अया मोरा, चौरासी लख कीन्हा फेरा । 
सेवग सुत जे होइ' श्रनिश्नाई, गुन भ्रोगुन सब तुम्हि समाई ॥ 
अपने ग्रौगुन कहें न पारा, इहे भ्रभाग जे तुम्ह न संभारा । 
दरवो नहीं कांड तुम्ह नाहा, तुम्ह बिछूरे में बहु दुख चाहा ॥ 
मेघ न वरिखं जांहि धवासा, तङ न सारंग सागर झासा। 
जलहर भर्‌यो ताहि नहीं भावे, कै मरि जाइ के उहै पियावँ ॥ 
मिलहु रांम मनि उरवहु श्रासा, तुम्ह बिछुर॒यां में सकल निरासा । 
में रनिरासो जब निध्य पाई, रांम नांस जीव जाग्या जाई ॥ 
नलनों के ज्यू' नीर ग्रघारा, खिन बिगुर॒यां थे रवि प्रजारा । 
राम बिनां जीव बहुत दुख पावे, मन पतंग जगि अधिक जराव ॥ 
माध मास रुति कवलि तुसारा, भयो बसंत तब लाग संभारा । 
अपने रंगि सब कोई राता, मधुकर बास लेहि मैमंता ॥ 
बन कोकिला नाद गहगाहांनां, ति बसंत सब कै सनि मांना । 
बिरहन्य सजनां जुग प्रति भइया; बिन पीव मिलें शलप टलि गइया॥: 
भ्रातमां चेति समक्ति जीव जाई, बाजी झूठ रांम निधि पाई। 
भया दयाल निति बाजहि बाजा, सहजे रांम नाम मन राजा |। 
जरत जरत जल पाइया, सुख सागर कर मुल । 
: र भ्रसादि कबीर कहि, भागी संतं सुल ॥ १४ 
र वाग | पल माहान्यमि २क्षमी “हार =चातक । जल- 
हेर=सागर । पुरबहु-पूर्ण करो । पुषारा=तुषार, हिमपात सागर । . 


रमैंणी-भाग | 
| ५३६ 
राम के दर्शन हो जाने पर मनः तुष्टि हो 
दयालु हो जाने पर मन में उनके प्रति धी rn स 
की दग्ध धारा को प्रथम मेघ आकर शीतलता प्रदान कर चतुदिक ग्रमृत दर 
सर्वत्र हरियाली फैला शोभा प्रदान करता है, उसी भाँति युग-युग से हि 
विरहिणी त्मा को प्रिय--परमात्मा-के दर्शन हो गये। श्रव आत्मा हृदय में 
झमित उल्लास लिये प्रियतम से कहने लगी, नाथ ! आपने मुझे क्यों विस्मृत कर दिया 
था। में आपको खोजती-खोजती चौरासी लक्ष योतियों में भटकती रही-यह 
ग्रापके लिए तो एक लीला-कौतुक मात्र था _किन्तु वह- मेरे लिए तो प्राणलेवा 
हो गया । रोयक और पुतसे जो भी अनुचित कृत्य हो जाता है, उसके सब गुण- 
अवगुण, पाप-पुण्य, सब की आप ही देख-रेख करते हैं। पर अपने अवगुणों का कहां 
तक वर्णन करू, वे अपार हैं । मेरा दुर्भाग्य होगा यदि आपने मेरी रक्षा न की। हे 
नाथ ! आप मुझ पर दयाद्रं क्यों नहीं हो रहे हैं ? क्योंकि आपसे वियुक्त होकर मैं 
बहुत यातना भोग रही हूँ। जिस भाँति चातक स्वाति बादल के जल न बरसाने प: 
भी श्रपना प्रेम सम्बन्ध सागर से स्थापित नहीं करता, चाहे मर जाये किन्तु अन्य 
किसी का जल ग्रहण नहीं करता, वही दशा हमारी है। चाहे गाप दया करं अथवा 
नहीं किन्तु आपके श्रतिरिक्त और किसी से प्रेम नहीं हो सकता । हे प्रभु ! आप मुके 
दर्शन देकर मेरी कामना पूर्ण कीजिए क्योंकि झापसे वियुवत हो निराशा के अतिरिक्त 
और कुछ प्राप्त नहीं होता । मैं रंक तभी झमित सम्पत्ति की प्राप्ति समभू गा जब 
झाप में मेरा मन पूर्णरूपेण रम जायेगा-- [ 
“लुम पनायौ जानिहों जब मन घिरि परिहँ ।--तुलसी 

जिस भाँति नलिनी का एकमात्र अवलम्ब जल होता है, उससे पल भर भी 
वियुक्त होने पर झसह्य सूर्यताप उसे भस्म कर देता है, वही स्थिति मेरी है। प्रभु 
के बिना मेरा चित्त झत्यन्त व्ययित रहता है और मन रूपी शलभ माया-दीपक पर 
जलता रहता है। माघ मास में जब हिमपात द्वारा कमलावलि नष्ट हो जाती है. 
` तब उसके बाद बसन्तागम पर सौन्दयं सृष्टि का क्या लाभ ! उसी भाँति मैं विरह में 

तो गब व्यथित हूँ यदि बाद में श्रापसे भी दे दिया तो उससे क्या लाभ ! 

“का वर्षा जब कृषी सुखाने ' 

और कमलों आदिं. की वह व्यथा बसन्तागम पर जब कोकिल अपनी सुरीली 
स्व॒र-लहरी से दिग्दिगन्त को गुञ्जित कर देती है तब वो. समारत हो ही थाती है 


$पालु होने पर नित्य आनन्द झर उल्लास का रंग रहता है। इस प्रकार सहज- 


| साधना से राम की>-प्राध्णि होठ दै। RR ion. Digit र 
कबीर कहते हैं क संसार-तापों में ज ह ०जर्तिते जावर्तिमीनें सुखसिन्धु 





नह कबौर प्रन्थावलौ ससक 


परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सद्‌गुरु कृपा से समस्त भ्रम विदूरित 
हो गये । | 
बिज्ञेष--सांगरूपक, रूपक, निदर्शना अलंकार आदि । 
रांम नांम निज पाया सारा, श्रबिरथा, झूठ सकल संसारा । 
हरि उतंग मैं जाति पतंगा, जंबकु केहरि के ज्यू' संगा॥ 
क्यंचिति ह्लं सुपिने निधि पाई, नहीं सोमा कों घरों लुकाई । 
हिरदै न समाइ जांनिये नहीं पारा, लागे लोभ न और हकारा ॥ 
हुमिरत हूँ भ्रपने उपमानां, क्यंचित. जोग रांम में जांतां। 
मुखां साध का जानिये साधा, क्यचित जोग रांम में लाधा ॥ 
कुबिज होइ झंमृत फल बंछयाँ, पहुँचा तब मनि पुगी इंछथा । 
तियर थें दूरि दूरि थं नियरा, रांम चरित न जांतियं जियरा ॥ 
सीत थे श्रगनि फुनि होई, रबि थ ससि ससि थरबि सोई । 
सीत थं अगनि परजरई, जल थे निधि तिथि थें थज़ करई ॥ 
बस्त्र थ तिण खिण भोर्तार होई, तिग थे कुलिस करे फुनि सोई । 
गिरवर छार छार गिरि होई, अ्रविगति मति जाने नहीं कोई ॥ १६॥ 
शब्दाथ--जंबुक = गीदड़ । हकारा = ग्रहंकार । कुविज --कुब्ज, अंग-भंग-। 
परजरई “= जलाना । 
इस संसार में केवल राम-नाम ही सत्य है शेष तो दथा जंजाल है। मेरा 
` उनका साथ वेसा ही है जैसे शेर और गीदड़ का । मैंने उनके स्वरूप का साक्षात्कार 
मल्प समय के लिए वेसे ही किया है जैसे कोई स्वप्न में मूल्य सम्पत्ति पा जाये। 
में उनकी वर्णनातीत शोभा को छिपाकर नहीं रख सकता । वह अपरम्पार शोभा 
मेरे हृदय में भी नहीं समा सकती । मैंने प्रभु के निरन्तर स्मरण से ही उन्हें थोड़ा 
बहुत जाना है। साधुझों के अमृत वचनों से ही मैंने राम को प्राप्त किया है। मैंने इस 
भाँति जब अमृत स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तभी मनोकामना पूर्ण हुई। राम 
के चरित्र को पहचानना बड़ा दुष्कर है--जब मैं विषय-वासना के समीप था, तब वह 
प्रभु मुझ से दूर था किन्तु जब मैं वासना-जन्य आानन्दों से दूर रहने लगा तो वह मेरे 
बिल्कुल निकट हो गया। उस प्रभु की महिमा विचित्र है, वह शीतलतम वस्तु को 
अग्नि के समान दाहक बना दे, चन्द्र जैसे शीतल को भी दर्धकारी सूर्य और सूये को 
चन्द्र बना दे। वह शीतल वस्तु में अग्नि उत्पन्न करने के साथ ही जल को स्थल एवं 
स्थल को जल में परिवर्तित कर दे । वह वच्च को भी क्षणभर में तृण रूप में कर दे. 
और तृण को शीघ्र ही पर्वताकार दे दे पर्वतराज को भी धूलिकणों में और धूलि 
को भी प्त में परिवर्तित करना उसकी सामर्थ्यं में है उस झगम्य प्रभु की महिमा 
का पार कोई नहीं पा सकता । 


विशेष ८०उप ऋ मिसेचाभात!भ्रीदिरभ्रशकरिश 2९५ by eGangotri 


रमेंणी-भाग 
कि त डील्यो संसारा, परे भ 
श्रुत एके कारि लीन्हा प्ति झसूझि वार नहीं 
होइ क र जानां, ग्रासे काल सोग. रति ह ॥। 
नहो दपक परहि जु कूपा ee  हन लि | 
$ ? ग्र 
दरसन ब 0५ 5000 पुला सा hh 
सः कहा ke साध न होई, गुर नात र 
आणर बुधि बिसुधा, बिन परचे वणय 08020 
न बर कहिये सुर आही, भूठे जग दूड़नि बूड़ा ॥ 
हुतासन होह ए) मं रबि लीन्हां र्‌ 

कब हू जराव, कब | $ हाही , 
क सीत काल करि राखा तह भड नार, न 
> त सेवि भूढ़ सुख पावं, ३ की देखा । 
सुत क राज, दिने न होई, दिवस सिर क्‌ं सूल गवावे॥ 
भे [ल किनहूँ नहीं देखा, साया मो पह जए 
० भूठ रह्यो उराई, साचा ह, बत ला 
साचे तिरै भूठे दूरी, दाद झलख जग लख्या न जाई। 
कथ्यो न जाइ नियर भर दूरी hE क स 
जहां देखौं तहां रांम समांनां, तुम्ह बिन ठौर का 
जदपि रह्मा सकल घट पूरी, भाव ना ba ठ न 
लोम पाप दोऊ जरें निरासा, झूठे भूंठि pas 
चा हूं। लिजर भगठ द ठ | pes रही झासा। 
नित hs जस कीम्ह परकासा, पावक रहे के कक काया 
| जुपति केसे सथिया जाई, काष्टे न 2 
कष्ट कष्ट श्रग्नि पर जरई, र दार बन र 
न रास कहे ते र हो हर अर सनि करई । 
जन्म के कलि बिष जांहि बिलाई, भरम करम ed 
भरम करम दोऊ बरतें लोई, इतका बता 5 आ 
इन दोऊ संसार ` सुलावा इनके लागं स ट 
इ र वे सोई बिचारी, सदा झन ले लीन मरी । 
निज पेखे जानें हर 

जोई इनका चरित जांनें पे सोई ॥२०॥ ` 


शब्दार्थ --करतूति = कार्य 
करतूति = कार्य । हुतासनः=भ्राग । नियरै==समीप। दार 


लकड़ी, काष्ठ । 
C जा मन्‌ a 
di ई।संसार०में माम्ाजंज़ाज़ मे 
लिये भवसागर ट से .मुटकते फिरते 
गगर का वार-ार नहीं किन्तु जिन्होंने समत्व इष्टि प्राप्त कर व 


५४२ कबीर ग्रन्यायली सटीक 


परमात्मा को पहचान लिया उनका जीवन धन्य हो गया । जो सुख-दुख, सदसद्‌, 
में भेद नहीं कर पाये तो जीवन पर्यन्त दुखी रहते हुए काल-कवलित हो गए । 
सांसारिक व्यक्ति मिथ्या विषयानन्द के सिए मायाकर्षण में उसी भांति संसिप्त 
होता है जैसे शलभ दीपक पर मर मिटता है । जो स्वयं यह जानते हुए कि विषयाः 
नन्द मिथ्या एवं पाप-मूल हैं उनमें पड़ता है उसमें वसी ही विचित्रता है जो जान- 
बूभकर कुएं में अपने झाप गिर कर प्राण गंवाता है । ज्ञानहीन मनुष्य अपनी अल्प- 
बुद्धि से साधुजनों के कार्य में बाधा उपस्थित करते रहते हैं। साधु के दर्शनों के 
बरावर अन्य किसी में पुण्य नहीं ओर गुरु पूजा के सदृश भ्रन्य कोई महत्‌ काय 
नहीं । व्यर्थं साधु का वेष धारण करने से कुछ नहीं होता क्योंकि उससे तो अन्य 
वितण्डा खड़ी होती है, भक्ति साधना नहीं । ईश्वर के बिना जाने ही संसार के लोग 
उसके विषय में अपनी विचारधारा दूसरों को बता पाप-भागी बनते हैं क्योंकि वह 
सत्य पर आधृत नहीं है। वह ईश्वर इतना महान्‌, विचित्र, गम्य है कि कभी तो 
वह सूर्य रूप में अपनी प्रचण्ड धूप से सबको दग्ध करता है तो कभी मूसलाधार 
दृष्टि के रूप में समस्त धरित्री को जलमग्न कर देता है एवं कभी वह शीत की 
प्रचण्डता दिखाता है किन्तु तीनों ऋतुझं--ग्रीष्म/ वर्षा, शीत--में विविध भाँति 
के कष्ट हैं। भाव यह है कि इतना विचित्र सुन्दर ऋतुएं बनाकर भी प्रभु ने 
उनमें कुछ कुछ श्रभाव छोड़ दिये हैं यही तो सृष्टि की पूरणांता में भी अपूर्णता 
है। प्रत्येक दृष्टि से तो केवल वह प्रभु ही पूर्ण है। संसार की उलमनों में पड़े हुए 
ही मूख लोग सुख-लाभ करते हैं और वे भूल जाते हैं कि उनके जीवन का वास्तबिक 
प्रयोजन क्या है। इस प्रकार वे जीवन में लाभ प्राप्त करने के स्थान पर अपना 
पूवं संचित पुण्यों का मूलधन भी गेंवा बैठते हैं। दिन-प्रति-दिन वे सांसारिक मोह- 
जाल में ही पड़े रहते हैं । एवं इसी प्रकार जीवन का अन्त झा पहुंचता है। काल 
को कोई भी नहीं सोचता वह तो माया-मोह-ममता आदि में संलिप्त रहता है। 
नश्वरशरीरघारी मनुष्य मिथ्या संसार में उले हुए हैं एवं इस जगत्‌ में जो सत्य 
तत्व परमात्मा हैं, उसको खोजने का प्रयास कोई नहीं करता । वे लोग सत्यरूप ईइवर 
से तो दूर रहते हैं ौर विषय वासनाजन्य मिथ्या भ्राकर्षणों में लिप्त रहते हैं एवं 
इस भाँति विष को ही अमृत समझने का भ्रम करते हैं। वस्तुतः उस ईरवर को न 
तो श्रपने से पास कहा जा सकता है और न दूर ही, क्योंकि बह प्रत्येक के भ्रन्तस्तल में 
विराजमान है । जहाँ देखो वहीं वह सर्वत्र व्यापी प्रभु है, उसके अस्तित्व से शूत्य 
कोई भी स्थान नहीं है। यद्यपि वह परमात्मा समस्त मानव -मात्र, प्राणीमात्र के 
हृदय में वर्तमान है किन्तु फिर भी वह बिना भक्ति भाव के बहुत दूर है। उसके 
दर्शन से लोभ, पाप आदि की मिथ्या. सांसारिक कामनाएं, इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। 
जह अरकट ख्य से उस परमात्मा का भजन-कीतंन होता है वहीं हमारी दत्ति रमती 
तथा परितुष्ट होत्री है ५।लि्प्रषि एवस? वसक मुभी? गेलि श्वाछनीय है, वह 


सर्वत उसी भ्रकार छिपा हुआ है, जिस भाँति काष्ठ में अग्नि का वास है। किंनु 


रमेणी-माग 

द ५४३ 
चाह वह काष्ठार्नि-न्याय से सवत्र रम ही 
उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता । साधना हि 
अग्नि के समान ही तपकर शुद्ध हो जाता है राम-नाम 
जाता है और उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता 
भ्रम एवं य के कर्म जंजाल में ग्रसित है । 
वस्तुतः इनके प्रयोग करने वाले का चरित्र जानना कठिन कपटी 
श्रविश्वसनीय, निदनीय होता है ।' इन्हीं दो में पड़कर संसार रपी हो है 
एवं आपने ज्ञान को भी नष्ट कर रहा है। इन दोनों से वही मुक्‍त हो नस्ता जो 
सवदा ग्रानन्दस्वरूप परमात्मा में अपनी चित्तदृत्ति केन्द्रित रखे। जो व्यक्ति ज्ञान 
लाभ कर आत्मतत्त्व को पहचानता है, वह ही इनके रहस्य से परिचित होता है। 

विशेष--भ्रद्वेतवा दियों की भाँति ब्रह्म-स्वरूप 'काष्ठवह्लि-त्याय' द्वारा स्पष्ट 

किया गया है । 


ज्यू रजनीं रज देखत श्रंघियारी, डसे भुवंगम बिन उजियारी। 

तारे भ्गिनन गुनहि दि अपारा, तऊ कछू नहीं होत झघारा॥ 

झूठ देखि जीव अधिक डराई, बिना भुवंगम डसी दुनियांई। 

झूठे झूठे लागि रही झासा, जेठ भास जसे कुरंग पियासा॥ 

इक त्रिषावत दह दिसि फिर श्रावं, झूठ लागा नीर न पावत 

इक त्रिषाबंत अरु जाइ जराई, झूठी गास लागि मरि जाई॥ 

नोकर नीर जांनि परहरिया, करम के बांधे लालच करिया। 

कहे मोर कछू ग्राहि न वाही, भरप करम दोऊ मति गवाई॥ 

भरम करम दोऊ मति परहरिया, भूठे नांउ साच ले धरिया। 

रजनीं गत भई रवि परकासा, भरम करम घ्‌ फेर बिनासा॥ 

रवि प्रकास तारे गुन खाँतां, आचार व्योहार सब भये मलीनां । 

बिष के दाघें बिष नहीं भाव, जरत जरत सुखसागर पाव ॥२१॥ 

शब्दाथ--भुवंगम=साँप । कुरंग= हिरण । नीझर=निर्मर, झरना । रवि 
=ज्ञान सूर्यं । | 

` जिस भाँति अंधकारमय रात्रि में प्रकाश के अभाव में भयरूपी भुजंगम डस 

लेता है और उस भयग्रस्त व्यक्ति की किंचित्‌ भी सहायता अगणित नक्षत्र भी नहीं 
कर पाते उसी प्रकार मिथ्या संसार में व्यक्ति व्यर्थे भ्रम के भुजंग से इसा जा रहा है। 
मानव की दशा ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में तृषावन्त व्याकुल मृग जसी होती है । 
वह मृग समस्त दिशाओं में चौकड़ी भर-भर कर घूम ग्राता है किन्तु उसे जल नहीं 
मिलता । एक तो वह तुषाकुल होता है, दूसरे ऊपर से भीषण गर्मी और फिर झूठी 
` भाशा से कि जल ग्ब मिलेगा, झब मिलेगा, व्यथित र है । पास में बसते हुए भरने 
| के शीतल जल को वहे अर मरोचिकी क? वु ०१ इस भाँति 


४४४ कयीर प्रन्थावलो से | 
कर्मबंधन में पड़ा रहता है। यही गति मनुष्य की. है वह नन्द की खोज में आन 
रहता है, इसी के लिये वह सर्वत्र भटकता है। इस भटकने में ही वह आत्म | 
प्रोनन्‍्द-स्वरूप परमात्मा को छोड़ देता है ौर विषय-जन्य आकषंणों कै मा 
मरीचिका में पड़ा रहता है कवीर कहते हैं कि भ्रम और कर्म जंजाल ने मन्य का 
विवेक अपहत कर लिया है। मनुष्य की अज्ञान-रात्रि समाप्ति हो जाने पर ज्ञान षं | 
का उदय हो जाता है भौर तब भ्रम एवं मिथ्या--व्यर्थ कर्म जंजालनष्ट हो जाता है। 
ज्ञान सूये के उदय से सांसारिक झाकर्षणों के नक्षत्र विलुप्त हो जाते हैं और सम 
ग्राचार-व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। विष-विदग्ध मानव को फिर विषय-वाज़ा 
विष अच्छा नहीं लगता, श्रव तो वह सुखसिन्धु शम्भु को प्राप्त कर लेता है। 
विशेष--उपमा, रूपक, विभावना एवं रूपकातिशयोक्ति आदि भ्रलंकार। 


झनिल भूठ दिन घावे आसा, गंध दुरगंध सहे दुख त्रासा। 

इक त्रिषावत बुसर रविं तपई, दह दिसि ज्वाला चहुं दिसि जरई॥ 

करि सनमुखि जब ग्यांन बिचारी, सनमुलि परिया श्रगनि मंभारी | 

गछत गछत जब रागं शावा, बित उनमांन ढिबुवा इक पावा॥ 

सीतल सरीर तन रह्या समाई, तहाँ छाडि कत दार्भ जाई। 

यू! सन्‌ बारूनि भया हमारा, दाघा दुख कलेस संसारा ॥ 

जरत फिरे चौरासी लेखा, सुख कर सूल किनहूँ नहीं देखा। 

जाक छाई भये शनाया, भूलि परे नहीं पाव पाथा॥ 

रछ प्रमि-प्रंनरि नियरे दरो, बिन चीन्ह्यां षयः पाइये मूरो। 

जा बिन हंस बहुत दुख पावा, जरत जरत गुरि रांम भिलावा ॥ 

मित्या रांम रह्या सहजि समाई, खिन बिखुर्‍्‌यां जीव उरफं जाई । 

जा मिलयां ते कोजे बधाई, परमांनंद रैनि दिन गाई॥ 

सखी सहेली लीग्ह बुलाई, रति : परमानंद भेटि जाई। 

सखी सहेली करहि झनंदू, हित करि भेटे परमानई 

चली सली जहुंबां निज रामां, भये उछाह छाड़े सब कामा । \ 

जागू' कि मोरे सरस बसंता, में बलि जांऊं तोरि भगबता॥ 
श्दाथं-अ्ननिल=वायु । गछत गछत ==चलते चलते | दागः 
हस = जीव । उदार उत्साह । 

वायु भी मिथ्या आशा के वश हो दुर्गन्ध भ्रादि दुःखों को | 
भटकता है। एक तो वह अपनी कामना के लिए व्याकुल, दूसरे डाली f 
पपन--इस भांति संत्र जलन ही जलन पाता है, किन्तु इसी भाँति * कामी | 
बह के गढे का प्राप्ति होती, तब वहाँ जाकर वायु भी ब ह 

रो बह सोचता है कि इस शीतल स्थान को छोड़कर य हुए मी | 
सिर जि किन लु जे ` | 


सहन करता | 
ब समश 





का 


रमेंणी-भाग 
द४५ 
विषयाग्नि में पड़ता है कबीर कहते हैं कि हमारा मन प्रभु प्रेम का पान कर इस प्रकार 
मदमस्त हो गया है कि उसके समस्त सांसारिक दुःख समाप्त हो गये हैं कार 
व्यथं चौरासी लाख योनियों में भटक व्यथा भोगते फिरे, उन्होंने सुख स मनुष्य 
को जानने. का प्रयत्न नहीं किया । उन्होंने उसी परमात्मा को छोड़ दिया जिसको बड़ | 
x ती हक बन जाते हैं एवं कभी भी उचित पथ नहीं पाते | वह हृदयस्य होते 
व Es र हो जाता है विना उसे जाने हुए भला मूलधन को कंसे प्राप्त 
जिस ईश्वर के वियोग में ग्रात्मा ाकुल-व्याकुल थी 
को मिला दिया । राम-दशन होते ही क्षण भर में जीवात्मा र अ म 
हो गया । उसके मिलन पर सब को झानन्दित होना चाहिए । उस मुक्तात्मा ने इस 
पथ पर अन्य सखी आत्मां को भी प्रेरित किया जिससे प्रभु प्रेम उनमें भी जागृत 
हुआ । वे सखी ग्रात्माए समस्त सांसारिक कार्यों को छोड़ कर प्रभुःप्रेम मिलन के लिये 
चल दीं , यह जानकर भक्त कबीर का चित्त झानन्द मग्न हो रहा है, और वे कहते हूँ ' 
प्रभु मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ । 
सगति हेत गाचे लेलीनां, ज्यू बम नाव कोकिला कोन्हां। 
बाजें संख सबद घुनि बेनां, तन मन चित्त हरि गोविद लीनां ॥ 
चल अचल पांइन पंगुरनी, मधुकरि ज्यू लेहि ग्रघरनीं। 
सावज सीह रहे सब मांची, चंद पर सूर रहे रय खांची॥ 
गण गंध्रप मुनि जोवें देया, प़ारति करि करि बिनवे सेवा । 
वालि गयंद प्रह्मा कर प्रासा, हंम फ्यू चित दुलभ रांम दासा ॥ 
अगति हेत राम गुन गांवे, सुर नर मुनि दुरलम पद पांवें । 
पुनिम विमल ससि मास घसंता, दरसन जोति मिले भगवंता ॥ 
चंदन विलनी बिरहनि धारा, यूं पूजिये प्रांनपति राम पियारा । 
भाव भगति पूजा अर पाती, झातमरांम मिले बहु भाती ॥ 
रान रास राम रुचि माने, सदा प्रनंद राम ल्‍यो जाने। 
पाया सुख सांगर फर मूल, सो सुख नहीं कहू सम तूला॥ 
सुख समाधि सुख भया हमारा, सिल्या न देगर होइ। 
जिहि लाधा सो जाँनि है, राम कबीरा प्रौर न जानें कोइ ॥२३।. 
शब्दार्थ ` -लैलीनाँ = आनन्द मग्न होकेर । त्यौ =प्रेम। पाया=ग्राप्त किया-। 
कबीर कहते हैं कि भक्त जन झानन्दमग्न हो कर उंसी भाँति प्रभु का गुणगान 
करते हैं जिस प्रकार कोकिल बन में प्रपती मधुर काकली छेड़ती है। इस नाम 
में सद्गुरु सब्दों की मंगलसूचक शंखध्वनि हो रही है जो मनसा-वाचा-कमंणा प्रभु-भक्ति 
के लिये प्रेरित करती है । जिस भाँति वन में अमर गु जायमान होते हैं उसी भाँति 
सब मनुष्य विति से शमे गये (उस अबदार्ता, के ज़िगे-घवयूं क्क ली सूरय स्वयं रथ में 
जुते हुए होते हैं तथा मुनिगण झौर गंधर्वादि विनय सहित शरारती करते हैं । 


के कथीर ग्रन्थावली सटीक 
ब्ह्मा रादि बड़े-बड़े सुरराज यह पश्चात्ताप करते हैं कि कांश ! हम भी राम के दास 
होते हो हम को भी यह वेभव श्रौर गौरव प्राप्त हो सकता । भकत राम के गुणों का 
: शान कर उस दुष्प्राप्य परम पद को प्राप्त कर सकत हैं जिसके ष देव और ऋषिगण 
तरसते हैं । पूणिमा की निर्मल चन्द्रिका में माधवी रजनी. में प्रभु “के दर्शन प्राप्त हुए 
भर्थात ज्ञान दृष्टि प्राप्त कर सौम्य, शान्त, निर्मेल वातावरण में प्रभु प्राप्ति हुई 
विरहिणी आत्मा को चन्दन की शीतलता प्राप्त हो गई, यही प्रभु भक्ति का प्रताप है। 
प्रेम-भक्ति का प्रताप है । प्रमा भवित से उस आत्मस्थित परमात्मा को पाना सहज 
सम्भव है । सवदा समस्त चित्ततियों को रामःनाम में केन्द्रित कर देने से ब्रह्म की ' 
प्राप्ति होती है । इस भाँति हमने उस सिंधु सुख को प्राप्त कर लिया जिसके समान 
गत्य कोई सुख नहीं है । 
कबीर कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति के सुख को बही जान सकता है 
जो उसे प्राप्त कर लेता है। इस सुख-बिन्दु परमात्मा को पाकर तो हमने उससे 
तदाकारत्व ही प्राप्त कर लिया । | ; 
विशेष--उपमा अलंकार । 
अटपदी रमणी 
केऊ केऊ तीरथ ब्रत लपटांना, फेक केऊ केवल रांम निज जांनां । 
अजरा ग्रबर एक श्रस्थांनां, जाका सरम काहू विरल जांनाँ ॥ 
भ्रबरन जोति सकल उजियारा, दिष्टि समांन दास निस्तारा । 
जे नहीं उपज्या घरन सरौरा, ताक पथिन सील्या नीरा ॥ 
जा नहीं लागे सुरनि के -बांनां, सो सोहि यांनि देहु को दांनां । 
जब नहीं होते पवन नहीं पानी, जब नहीं होती सिष्टि उपांनीं ॥ 
जब नहीं होते प्यंड न बासा, तब नहीं होते घरति पकासा । 
जब नहीं होते गरम न मूला, तब नहीं होते फली न फूला ॥ 
जब नहीं होते सबद त स्वादं, तब नहीं होते विद्या न बाद । 
जब नहीं होते गुरू न चेला, गम श्रगमें पंथ ग्रकेला॥ 
प्रवगति को गति क्या कहें, जस कर गांव न नांव । 
` गुन बिहून का पेखिये, काकर घरिये नांव ॥२५ 
शब्दाथ-- मरम-- रहस्य । उपानीं = उत्पन्न बाद== वादःविवार्द | 
Ce उत्पन्न होना । ब | 
न कोई साधक ती्थं-प्रतादि के बाह्याडम्बर में ही भक्ति साधना मार्गत है तो 
दिशा ्रा्रय से तर जाता-है। वस्तुतः उस श्रजर, न 
पल शीट -कोई ही जान पाता है । उस झपरूप ज्योति स्वरूप १ क्र 
| ञो sd है? मक्त/ जनी उसी भी अंमुकस्फा "भवसागर पार 
` हैं। जो इस पृथ्वी पर पंचतत्व निर्मित नहीं गे जल से 
हुआ उसी का मारग 


रमेंणी-भाग ५४७ 
किया जा सकता है, भाव यह है कि मनुष्य चाहे कोई भी क्यों न हो, साधना का मागे 
उसके लिए विषम ही है । उस प्रभु की गति बड़ी विचित्र है वह तव भी था जब 
इस सृष्टिमें वायु तथा जल किसी का भी अस्तित्व नहीं था । जब शरीर और गृह आदि 
तथा पृथ्वी और आकाश, गर्भावस्‍था किसी वृक्ष की जड़ और कली तथा फूल, शब्द 
विद्या उपदेश रादि कुछ भी नहीं तब भी वह ब्रह्म था। जब गुर शिष्य कोई 
नहीं था तव भी वही एकाकी परम-पुरुष था । कबीर कहते हैं कि इस इन्द्रियातीत 
प्रभु का, जिसका न कोई गुण है न लक्षण, न अन्य कोई रूप रेखा अथवा वर्ण, वर्णन 
क्या करू । उस निगुण झनाम परमात्मा की गति अपार है। 


झादम श्रादि सुधि नहीं पाई, मां मां हवा कहाँ थे राई । 
जब नहीं होते रांम खुदाई, साखा मूल रादि नहीं भाई ॥ 
जब नहीं तुरक न हिदू, माका उदर पिता का व्यंदू। 
जब नहीं होते गाई कसाई, नब बिसमला किनि फुरमाई॥ . 
भुले फिरें दीन हूँ धांबें ता साहिब का.पंथ न पावें। 
संजोगें करि गुण घरया, बिजोग गुण जाइ । 
जिम्या स्वारथि भाषणें, कीजे बहुत उपांइ ॥२५॥ 
` छाब्दार्थ--ब्यंदू ==विन्दु, वीयं । विजोगे=वियोग में । 
झादम और हौवा का अस्तित्व कहां से आया, भरे भई ! यदि प्रभु न हुआ तो 
होता तो आदम हौग्रा की तो बात ही क्या, संसार में पत्ता तक नहीं होता न तब 
हिदू होते श्रौर न मुसलमान, न मातृ उदर होता और न पितृ अंग--यह अब ईश्वर की 
ही लीला है। न जब गौ होती न उसके संहारक बिक, कसाई--सब vs ब्रह्म 
की रचना है । सब लोग व्यर्थ भटकते फिरते हैं और उस परमात्मा को नहीं खोजते । 
यदि परमात्मा से संयोग, मिलन, भक्ति सम्बन्ध री जाय तब तो उचित है अन्यथा 
वियुक्त होने पर तो सब कुछ समाप्त ही है । विषयानन्द में न पड़ प्रभु-प्राप्ति का 
उपायः करना चाहिए । 
बज्ञेऽ--ईश्वर की सर्वश्तिमत्ता का वर्णेन हैं। | 
| कलि साहि पठावा, छुदरति खोजि तिन्ह नहीं पावा । 
225 2 कतु ता, द कुरान मये दोऊ रीता॥ 
कृतम सो जु गरम ग्रचतरिया, हृतम सो जु नाव जस 3 ! 
हम नित्य घोर चरेम, हिंद रर न ले सो 
मन मुसले की जुगति त जानें, मति भूल हद दान वखान। 
अया पवन संजोग करि, फोया है उतपाति। 
नि में सबद समाइगा, तब कासनि कहिये जाति ॥२६॥ 
e लि ==कलियुग | कतू ता —= कायं करने वाले || 
2 3/३२ हसिम जुल्म धराहितके कामों को ही पढ़ शुत 


जल __ करीर ग्रस्थाबलो सटीक 


होना चाहते हैं वे सृष्टि का भेद नहीं पा सकते । वस्तुतः कर्म-व्यापार, सदाचरण ही 
मुक्तिदायक है, कमं से ही ईश्वर जग-पालक है। वेद-कुरान आदि धमंग्रन्थों में 
भी यही वात वर्णित है। जिस मनुष्य ने जन्म-धारण किया है उसे तो कार्ये करना 
ही होगा । कमें से ही पुण्य और अन्य विधानों के फल की. प्राप्ति होती है । कमं फल 
ही प्राप्ति होती है। कमं-फल सब के लिए समान हैं, उसमें हिन्दू-मुस्लिम का भेद वृथा 
है । हे मनुष्य ! तू अपने चंचल मन की गति को नहीं जानता, यह तो द्वेत भावना 
का सृजन कर दुःख का कारण बनता है । 
कबीर कहते हैं कि संसार में जितने भी वितण्डा हैं वे माया और विषयाकर्षण 
के दवारा ही हैं । जब साधक शून्य में समाधिस्थ हो जायेगा तब इन विषय वासनाश्रों 
का उससे कोई सम्पक नहीं रहेगा । 
तुरकी धरम बहुत हम खोजा, बहु बजगार करे ए बोधा । 
गाफिल गरव करे अघिकाई, स्वारथ ग्रथि बघं ए गाई ॥ 
जाको दूध घाइ करि पीजे, ता माता फों बघ फ्यू कोजे। 
लहुरे थके बुहि पीया खीरो, ताका भ्रहमक भके सरीरो॥ 
बेश्कली प्रकलि न जांनहीं, भूले फिरे ए लोइ । 
दिल दरिया दीदार बिन, मिस्त कहां थे होइ ॥२७॥ 
शञब्दाय--वजगार=कार्यं । गाफिल =मूखं । भके=भक्षण करना, खाना । 
।दार= दरशन । 
मुसलमान लोग बहुत धमं की दुहाई देते हैं प्रौर उसी के लिए नाना कमं करते 
| वह व्यर्थं का अत्यधिक मिथ्या गवं करते हैं ग्रॉर अपने स्वार्थ के लिए गौ तक की 
त्या करं देते हैं जिसके मधुर दुग्ध का पान दोड़ कर करते हैं, उस गो माता की हृत्या 
7 साहस ये किस प्रकार से करते हैं गौ को समाप्त कर बकरी का खारा दूध पीने 
[लों को मूर्ख की ही संज्ञा दी जा सकती है। ये लोग व्यर्थं स्वर्ग की खोज में भटकते 
-रते हैं कितु इन मूर्खो, बुद्धिहीन को ज्ञात नहीं कि हृदय की विशालता, दयालुता एवं 
प्ु-दर्शन के बिना स्वर्ग-प्राप्ति नहीं होती । 
पंडित भूले पढ़ि गुन्य बेदा, श्लाप न पांव नांनां भेदा । 
संध्या तरपन भ्रर घट करमां, लागि रहे इनके प्राशरमां ॥ 
गायत्री जुग चारि पढ़ाई, पूछो जाइ कुमति किनि पाई । 
, सब में रांम रहै ल्यो सांचा, इन थें और कही को नींचा ॥ 
यति गुन गरब करें ्रधिकाई, अधिक गरबि न होइ भलाई । 
'जाको ठाकुर गरब प्रहारी, सो क्यू" सकई गरब सहारी ॥ 
5 कुल झंभिसांन बिचार तजि, खोजौ पद निरवान। 
अंकुर बीज नसाइगा, तब मिले बिदेही यांन ॥२८॥। 
दइब्दाथं--आशरमाँ--आश्रम में । निरबांन = निर्वाण, मुक्ति । विदेही == 


गुण । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by SGangotri 


रमेंणी-मार्ग 
५४६ 
संसार के माया-मोह में भटकता हुआ भी व्यथं शास्त्रग्रथों 
है । इनकी आश्रम व्यवस्था में संध्या, तपंण भौर षट्कर्मों के लि वि लि 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं । चाहे वे चार युगों तक गायत्री-जप करें कितु इन्हें 
वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती । इन नीचों को यह कौन समझभाये कि 
प्रत्येक स्थान पर प्रभु वर्तमान है। इनमें व्यर्थ का मिथ्या दम्भ अत्यधिक है जबकि 
ह है । जिस साधक, भक्त के आराध्य गवंमदंनकारी हैं, वह भला क्‍यों गावं 
। 
कबीर कहते हैं कि कुल-जाति के मिथ्या दम्भों का परित्याग कर परम भ्रञु 
की खोज करो । जब तुम पूर्ण विनय सहित सर्वात्म-समर्पेण कर दोगे, तभी उसे 
निगुण की प्राप्ति सम्भव है। रे 
खत्री फरे खत्रिया धरमो, तिनकू होय सवाया करमो । 
जीवहिं मारि जीव प्ररिपारे, देखत जनग ग्रापनों हारे ॥ 
पंच सुभाव जु भेटे काया, सब तजि करम सजँ रांम राया। 
खत्री सों जु कुटुम्ब सू' सूभे, पंचू मेटि एक क्‌. बू ॥ . 
जो आवध गुर प्यांन लखाबा, गहि करवाल घुप घरि घावा । 
हेला करे निंसांने घाऊ, झुर परे तहां भन राऊ ॥ 
सनमथ मरै न जीवई, जीवण मरण न होइ । 
सनेही रांम बिन, गये गपनपौ खोइ ॥२६॥ 
शब्दार्थ--प्रतिपार =पालन करना.। करवाल =तलवार। अतण = कामदेव | 
अपनपौ = निजत्व । 
यदि क्षत्रिय अपने क्षत्रिय-धर्म का पालन करे तो उसे सवा गुता अर्थात्‌, अत्य- 
धिक पुष्य-फल प्राप्त हो । जो भयंकर जीवों से मानवमात्र की सहायता के लिए 
स्स्व तक बलिदान कर दें, वही क्षत्रिय हैं। बही राम का सच्चा भक्त है ज १ 


स्वादों जिसे माया-कटक 
न्द्रियों के स्वादों को समाप्त कर दे । क्षत्रिय बही है जो माया कुदुम्ब( | 
कहा गया है) से युद करे और पंच ज्ञानेन्द्रिो के विषयों का परित्याग कर केवल मत: 

द मे पर चल सांसारिक बाघाओं को 


राजा से. युद्ध कर उसे परास्त कर दे वही 


= र का न तो मरण होतां है और न जन्म, कितु जो लोर 

गम 28 दर र से चले गये, वे तो भपना सर्वस्व नष्ट कर ही. गये । 
रा त ूले ष्ट दरस भाई, पाखंड भस रहे , el ॥ 
> बोध प्रद साकत. सेंनां, | चारवाक चतुरंग ह 

CC-0. J न हो हु | जाहली. || 

दोना सवरा चंपक फूले तामें जीव कर तूला १ 


(भ कबीर ग्रन्यावली सरौक 
गरर प्रिथमों का रोम उपारे, देखत जीब कोटि संघारे । 
मनमथ करम करे झसरारा, कलपत बिद घंसे तिहि द्वारा ॥ 
ताकी हत्या होइ भ्रदभूता, षट दरसन में जेन बिगृता ॥ 
गान अमर पद बाहिरा, नेड़ा ही तें दूरि। 
जिनि जात्यां तिनि निकट है, रांम रहा सकल भरभूरि ॥३०॥ 
शब्दाथं-सरल है। | 
संसार के समस्त लोग षट्दर्शनों के मिथ्या वितण्डावाद में पड़े हुए विविध वेश 
` , धारण किये घूम रहे हैं । जैन, बौद्ध, शाक्त आदि विविध विचारधाराओं के पचड़े में 
सब पड़े हुए हैं। जैन वासे तो अ्रहिसा की दुहाई देते हैँ, कितु कभी-कभी र वे ऐसे 
दुष्कृत्य करते हैं कि जीव-हत्या का.तनिक भी ध्यान नहीं रहता । वे दोने में भरकर 
जो चंपक आदि के सुमन चढ़ाते हैं, उसमें तो करोड़ों जीव होते हैं, और जब मन्दिर 
ग्रादि के लिए पृथ्वी को खोदते हैं तब न जाने कितने जीवों की हत्या होती है। 
कामदेव संसार में विविध प्रपंच रचकर उनमें लोगों को फंसा लेता है । इन विषय- 
वासना कर्मों में भी जीव-हत्या होती है--इस भांति जैन आदि विविध मतावलम्वी 
इन्हीं टंटों में उलमे रहते हैँ। वह परम मधु ज्ञानहीनों के लिए पास रह कर भी दूर 
है । जो उसे-जानते हैं उनके लिए वह पास हो जाता है, वे उसका साक्षात्कार कर लेते 
हैं । वस्तुतः वह ब्रह्म तो सवंत्र रम रहा है। 
आपन करता भये कुलाला, बहु विधि सिष्टि रची दर हाला । 
बिघनां कुभ कथि दट थांना, प्रतिबिबता मांहि समांनां॥ 
बहुत जतन करि बांना, सोज मिलाय जींब तहां ठांनां। 
जठर गनि दी को परजाली, ता में झ्ञाप करे प्रतिपाली ॥ 
भोंतरि थं जब बाहिर ग्रावा, सिव सकती हे नांवा धरावा । 
भूले भरमि परे जिनि कोई, हिंदू तुरक झूठ कूल दोई॥ 
घर का सुत जे होइ श्वयांनां, ताक॑ सगि घयू' जाइ सयांनां। 
सांची बात कहै जे बासू, सो फिरि कहै दिवांनां तासू'॥ 
गोप भिन है एके दूया, कासू कहिए बॉम्हन सूधा। 
जिनि यहु चित्र बनाइया, सो साचा सुतधार । 
. कहे कबीर ते जन जले, जे चित्रदत लेहि बिचार ॥३१॥ 
शब्दार्थ--कुलाला=वुम्भकार । प्रतिपाली =पालन-पोषण करना | सुतघार 
->सूत्रधार । 
वह प्रभु स्वयं ही इस सृष्टि का निर्माता कुम्भकार है जिसने इस नाता रूपा- 
छा शव वन किया i ब्रह्म इस सृष्टि में उसी प्रकार विद्यमान है जिस भाँति 
भिन्न स्थानों पर बहु मं, सूर्य ।प्र्चिन्िक्ित/ होता है व्यहुतत वालि!" के आयो- 
जना द्वारा इस गृष्टि का निर्माण हुआ है और तब उसमें जीव की अवस्थिति हुई है । 


मातृ-उदर में गर्भस्थ शिशु को जठराग्नि जलाये डालती है कितु वहां भी वह दयालु जीव 
की रक्षा करता है । जब जीवात्मा वहाँ से बाहर आता है तो उसे लिग-भेद अनुसार 
ज्ञान प्राप्त होता है जो शिव (पुरुष) अथवा शक्ति (माया-नारी) का प्रतीक है। चाहे 
कोई हिन्दू हो प्रथवा मुसलमान किन्तु उसे भूलकर भी संसार भ्रम में नहीं पड़ना 
चाहिए । यदि'घर का बेटा ही खोटा, कुचरित्र निकल जाये तो फिर उसके साथ चतुर 
व्यक्ति भी ठीक नहीं रह सकता । अतः दुजनों से दूर ही रहना चाहिए । यदि हर 
सत्य बात कह दे तो फिर उससे तो ज्ञान लाभ होता ही है, जिससे श्रोता संसार क 
त्याग देता है । समस्त मानव मात्र एक ही तत्व से निर्मित हँ केबल जाति भेद नाम 
मात्र का है। 
- की रचना की है, वही 
कहते हैं कि जिस ईश्वर ने इस चित्र-विचित्र सृष्टि Rt 
इसका bo है । जो उसे हृदय में अमिट स्थान देता है वही उत्तम श्रेणी 
का भक्त, मनुष्य है । 
बारहपदी रमेंणी ख 
ह कोई । 
पहली मन में सुमिरौं सोई; ता सम तुलि श्रवर नहीं कोई , 
कोई न पूजें बांसू प्राना प्रादि अंति वो किनहूँ न जाना ॥| 
र द जाइ न तोला । 
हप सरूप स आवे बोला, हरू गर रह नाह 
भूख न त्रिषा घूप नहीं हाही, सुख दुख रहित रहें सब वंह 
ग्रिगत अपरम्पार ब्रहम, ग्यान रूप सब ठाम ।' ` 
३ विचार करि देखिया, कोई न सारिज रांम ३२ 
ह न झौर दूसरा । हरू =्=हल्का । गरू = भारी। त्रिषा==प्यासं। 
शाब्दारथ--अ्वर= मी ५ 


समा में क्योंकि उसकी महिमा 
7 = चज मैं उस परमातमा का मन मेरे करता हूँ क्योकि उसरी म 
स॒वं 


नहीं जान सकता रौर न उसके 
भी उसके अन्तर का भेद नहं | 
अद्वितीय एव अनुपम ह। रा > । न तो हम उसकी रूप रेखा वर्ण्‌ आदि का न 
प्रादि, मध्य अवसान का हे र कर सकते हैं । न 
! कहीं र सुखदुः 

. = ज भी उसे नहीं सताती वह समे फ 
है अर न प्यास, धूप-छाह त सवत्र व्यापक है || 'बहुत विचार केर देख लि कितु 

। वह अगम्य महामहिम नहीं कक 
न भी उसकी समता नहीं कर सकता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५४२ | फयीर य्न्थाबलो सरीक 


जो त्रिमबन पति प्रौहै ऐसा, ताफा रूप कहो घों कंसा । 
सेबग जन सेवा के तांई, बहुत भांति करि सेवि गुसांई । 
तेसी सेवा चाहो लाई, जा सेवा बिन र्या न जाई। 
सेब करंतां जो दुख माई, सो बुख सुख वरि गिनहु सचाई ॥ 
सेव फरंतां सो सुख पावा, तिन्य सुख दुख दोऊ विसरावा ।' 
` सेयग सेव मुलानियां, पंथ फुपंथ न जांन । 
सेवक सो सेवा फर, जिहि सेवा भल .सांन ॥।३३॥ 
शब्दाथ-सरल है ! 
जो त्रिलोकीनाथ ऐसा महामहिम है उसका स्वरूप-कथन कंसे किया जा सकता 
है ? हम भक्त-गण तो हे प्रभु ! केवल श्रापकी स्वामी के रूप में विविध भाँति से 
सेवा कर सकते हैं । हमका वही सेवा-भक्ति करनी चाहिए जिसके बिना हम रह न 
सके । यदि प्रभु-सेवा में कुछ दुःख उठाना पड़े तो उसे भी दुःख से सवा गुना अधिक 
सुख मानकर ग्रहण करना चाहिए । जो ईरवर-सेवा में भ्रानन्द प्राप्त करने लगता है 
फिर उसके लिए सांसारिक सुख-दुःख का कोई महत्व नहीं रह जाता, किन्तु आज ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सेवक सेवा-भक्ति के वास्तविक महत्व, प्रयोजन को भुला 
बठे हैं । भक्त तो वही है जो प्रभु-भक्ति में गौरव एवं सुख अनुभव करता है । 
| जिहि जग की तस फौ तस केहो, ग्रापे आप प्लाथिहे एही । 
कोई न लखई बाछा भेऊ, भेऊ होइ तौ पाबे भेऊ ॥ 
बावे न दांहिनें प्रागे म पीछू, अरघ न उरघ रूप नहीं फीछू । 
सांय न बाप घाव नहीं जावा, नां बहु अण्यां न को वहि जावा ॥ 
बो है तसा दोहो जानें, श्रोही आहि ग्राहि नहीं ग्राने। 
नेना थेन ्रगोचरी, अघना करनी सार । 
बोलन के सुख कारने, कहिये सिरजनहार ॥३४॥। 
शब्दाथं---सरल है। 
ईरवर ने संसार की रचना स्वयं किसी श्रन्य की सहात्त.; के बिना की । कोई 
` भी उस परमात्मा के रहस्य का पार नहीं पा सकता और वास्तव में बह भेदभाव, दत 
भाव से दूर है इसीलिए कोई उसका पार नहीं पा सकता । ७७ : बाम, दक्षिण, ऊपर- 
नीचे किसी भी पक्ष के चिल्ल नहीं बताये जा सकते, क्योंकि उसब ' कुछ रूपाकार है ही 
नहीं । न उसका कोई माता-पिता है भौर न उसका जन्म-मरण होता है। वह जैसा है 
. वही जानता है; अर्थात्‌ वह स्वयं ही भ्रपने स्वरूप का ज्ञाता है । 
वह ब्रहम नेत्र, वाणी, श्रवण दि की परिधि से दूर है। उस सृजनहार परः 
मात्मा के गुणगान में ही सुख लाभ होता है । 
सिरजहार नाउ धू' तेरा, भोसागर तिरिये कू. भेरा। 
जे यहु मेरा रांम न फरता, तो प्राणे झाप 


| a नहो ath भरा ction, भाति र d by'e ih 
राम गुह निरं जुं “नहा, भरा साजि संत को रग 


रमें णी-भाग ५५३ 
दुख खंडण मही मंडणां भगति मुकति विश्वांस । 
बिधि करि भेरा साजिया, घरया रांम का नांस ॥३५॥ 
शब्दा्थ--भेरा--वेड़ा, पोत । मिहर--कृपा । 
हे प्रभु ! आपका नाम ही इस संसार समुद्र से पार उतरने के लिए जलयान 
के समान है । यदि आपके नाम कं आश्रय न होता तो संसार स्वयं परस्पर संघर्ष द्वारा 
. समाप्त हो जाता ईइवर ने दयाद्रें हो यह राम नाम, का पोत साधु पुरुष को प्रदान कर 
दिया । दुःख के स्थान में भक्ति ही मुक्ति का साधन रूप है। इस संसार सागर से 


पार जाने के लिये राम नाम की साधना का पोत सजाकर साधक को भगवान ने दे 
दिया । 


विशेषसांगरूपक । 
जिनि यह भेरा दिढ़ करि गहिया, गये पार तिन्हों सुख लहिया। 
दुमनां द्ग जिनि चित्त डुलावा, कर छिटके थें थाह न पावा॥ 
इक डबे ग्रु रहे उरवारा, ते जगि जरे न राखणहारा। 
राखन को कछु जगति न कीन्हीं, राखणहार न पाया चीन्हों॥ 
जिनि चीन्हां' ते निरमस अंगा, जे ग्चीन्ह ते भये पतंगा। 
रांम नांम ल्यों लाइ करि करि, चित चेतनि ह्वं .जागि। 
कहै कबीर ते ऊबरे,. जे रहे रांम ल्यो लागि॥३६॥ ' 
शब्दार्थ - विढ़--दृढ़ । दुमनां = द्विविधा । ल्यौ=प्रेम । 
जिन्होंने राम नाम का यह पोत हढ़ रूप में पकड़ इसे पना सम्बल बना लिया 
है वे संसार सागर से तर गये भौर उन्होंने सुख लाभ किया। जो दवेत भावना में मन 
को भटकाते रहते हैं और राम-नाम का सम्बल नहीं पकड़ते, वे संसार सागर में , डूब 
जाते हैं उन्हें थाह भी नहीं मिलती । जो संसार-समुद्र में ही डूबे रहते हैं वे तो नष्ट ही 
हो जाते हैं उनका रक्षक तो प्रभु भी नहीं है। जो प्रभु को जान जाते हैं, उनके चित्त, 
अन्तर-बाह्म, शुद्ध हो जाता है, अन्यथा शेष मनुष्य तो माया-दीप पर भरने वाले शलभ 
बने रहते हैं । राम-नाम में भ्रपनी इत्ति रमा हृदय को सावधान कर जो भक्ति करते 
. हैं कबीर का विचार है कि वही मुक्तात्मा होते हैं । | 
विशेष--रूपक अलकार। | 
झरचित- ग्रबिगत है निरघारा, जांप्यां जाइ न वार नपारा। 
लोक बेद थें अछे नियारा, छाडि सह्य सबहो संसारा ॥ 
जलकर गांउ न ठांड न खेरा, कस गुन बरमू में तेरा । 
नहीं तहा रूप रेख “गुन बांनां; ऐसा साहिब हैं कुलानां ॥ 
नहीं सो उवांन न बिरध नहीँ बारा, झाप श्राप भ्रापनपो तारा । 
कहै कबीर बिचारि करि, जिनि को लाव भंग! . 
तेवो तन सन लाइ करि, रांम रह्मा सरबंग ॥२७॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





५५४ कबीर प्रश्यावली सरौक 
शन्दारथ--खेरा=निवास-स्थान । विरंध=्= दद्ध । बारा = बालक । 
वह निगुंण परमात्मा श्रगम्य एवं अजन्मा है, उसका रहस्य नहीं जाना जा 
सकता । ईइवर के विषय में वेदादि धमंग्रन्थों एवं लोक में जो विश्वास है, वह उनसे 
सर्वथा भिन्न है। उसका वर्णन कैसे किया जाय ? रूपरेखाविहीन निगुण स्वामी की 
विचित्र गति है । न वह युवा है और न दृद्ध है। स्वयं ही अपना भाग्य-निर्माता है । 
कबीर विचारपूर्वक कहते हैं कि राम सर्वत्रव्यापी है श्रतः मनसा-वाचा-क्मेणा उसकी 
झाराधना करो । 
नहीँ सो दूरि नहीं सो नियरा, नहीं सो तात नहीं सो सियरा! 
पुरिष न नारि करे नहीं कीरा, घांम ना घाम व्याप पोरा ॥। 
` नदी न नाव धरनि नहीं धीरा, नहीं सो कांच नहीं सो हीरा । 
कहै कबीर बिचारि करि, तासु लावो हेत । 
बरन बिबरजत ह्यू रह्मा, तां सो स्यांम न सेत ।।३८॥ 
शब्दार्थ तात = गर्म । सियरा= शीतल । क्रीरा=त्रीड़ । हेत = प्रेम । बरन 
--वर्ण, रंग । बिबरजत - विवजित । सेत = सफेद । 
वह ईश्वर न तो दूर है, क्योंकि हृदयस्थ है भौर न पास ही है क्योंकि साधना 
द्वारा भी दुष्प्राप्य हूँ । न वह मित्र है भ्रौर न शत्रु। न वह पुरुष रूप में है और न 
खरी; न उसे धूप-दुःख आदि व्यापते हैं । न वह नदी है श्रौर न नाव और न पथ्वीछ्प 
ही है। कबीर विचारपूर्वक , कहते हैं कि उसी ईश्वर से प्रेम करो न वह श्याम है और 
न इवेत, वह तो वणां रंग सीमातीत है । 
बिशेष-_विरोधाभास अलंकार । 
नां वो बारा ब्याह बराता, पीत पितंबर स्यांम न राता । 
तीरथ ब्त न आावे जाता, मन नहीं मोनि बचन नहीं बाता ॥ 
ताद न बिद गरथ नहीं गाथा, पवन न पांणों संग न साथा । 
कहें कबीर बिचारि करि, ताके हाथि न नाहि । 
हो साहिब किनि सेविये, जाके धूप न छांह ॥३९॥ 
शब्दाथ--राता=लाल । 


न वह विवाहित है और न क्यारा । न वह पीताम्बरधारी है और त इ्यार्म 
ग्रथवा लाल रंग का वस्त्र धारण करने वाला | न वह नाद है भ्रौर न बिदुर न 
धमंशास्त्र का विषय है और न किसी कथा आदि का । उसके साथ वायु-पाती कुछ भी 
नहीं है । कबीर कहते हैं कि उसके हाथ-पैर कुछ भी नहीं हैं, भला उस ईश्वर की सेवा 
कंसे की जाये जिसे धूप छांह, सुख-दुःख भी नहीं व्यापते । 
विशेष--उल्लेख भ्रलंकार । 
ता साहिब है लेंगी साथे; ष शुख भेंटि रेह निया । 


नां जसरय घरि श्रोतरि आवा, नां लंका का राव सतावा ॥ 


रमेंणी-भाग द 
देवे कूल न तरि गावा, नां जसवें ले गोद खिलावा। 
ना वो ग्यालन के संग फिरिया, गोवरघन ले न कर धरिया ॥ 
वांवन होय नहीं बलि छलिया, धरनी बेद लेन उघरिया । 
गंडक सालिगरांम न कोला, मछ कछ ह्लं जलहि न डोला।। 
बद्री वस्य ध्यांन नहीं लावा, परसरांम हूँ खत्री न संतावा । 
हवारामती सरीर न छाडा, जगननाथ ले प्यंड न गाडा ॥ 
कहे फवोर विचारि करि, ये ऊले ब्योहार। 
याही थं जे ग्रगम है, सौ बरति रह्या संसारि ॥४०॥ 
शब्दार्थ--जस रथ = दशरथ । जसवं =यशोदा । मछ = मत्स्यावतार । कछ== 
` कच्छपावतार । 
इसलिए हे प्राणीजन ! तुम उसी ईश्वर के श्राश्रित होकर रहो क्योंकि वह 
समस्त दुःख-सुख का मिटाने वाला है। वह प्रभु दशरथनन्दन के रूप में अवतरित हो 
लंका के राजा को नहीं सताता । न वह मातृ-उदर में स्थित रहकर जन्म धारण कर 
यशोदा की गोदी में खेलता है । कृष्ण रूप में वह गोपिकाशओं के साथ प्रेमक्रीड़ाओं में 
मस्त नहीं रहा और न उसने गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाया था। प्रभु ते वामन 
रूप धरकर राजा बलि को भी नहीं छला था और न मस्त्य अवतार में पृथ्वी पर उसने 
वेदों की रक्षा की थी । वह सालिगराम की पिंडी, अथवा मछली झौर कछुए के रूप 
में भी नहीं रहा बद्रीनाथ सेठ बनकर कभी भी उसने भजन नहीं किया झौर न परशु- 
राम बन क्षत्रिय संहार की प्रतिज्ञा कभी उसने की । द्वारकापुरी में न उन्होंने शरीर- 
मोह त्यागा श्रौर न किसी ने उस शरीर को पृथ्वी में गाड़ा है। कवीर कहते ह | कि 
संसार के अन्य सब कार्य तो व्यर्थं हैं। केवल उसी अगस्य प्रभु का घ्यान करो जो संसार 
का नियमन कर रहा है । $5 
विशेष--उल्लेख ग्रलंकार । 
नां तिहि सबद न स्वाद न सोहा, नां तिहि मात पिता नहीं मोहा । 
नां तिहि सास ससुर नहीं सारा, नां तिहि रोज न रोबनहारा॥ 
नां तिहि सूतिग पातिग जातिग, तां तिहि माइ न देव कथा पिक । 
नां तिहि त्रिध बधावा बाजें, नां तिहिं गीत नाद नहीं साजे ॥ 
ततां तिहि जाति पांत्य कुल लीक, नां तिहि छोति पबित्र नहीं सांचा । 
कबीर बिंचारि करि, वो पद है निरबांन । 
सति ले मत मैं राखिये, जहाँ न दूजी झांन ॥४१॥। 
- 
क गुरु उपदेश के शब्दों की आवश्यकता है, न वह को इन्द्रिय 
` ऊ स्वादों से संलिप्त है । वह माता-पिता आदि के मोह मे भी पड़ा हुआ नहीं है न 


कोई दुःख है जिससे व्यथित हो वह 
अभता:क्ाजू! i द Bo 5 ngetri 
वाता गूतक गाद बमात है मे वै. कोई सुरे" कथा वाली 





५५६ कबीर ग्रन्यावली सटीक 


देवी है । न उसे' हृद्धावस्था आती है झौर न ही उसका.जन्म होता है । उसे गान 
आदि रस-गान भी रुचिकर नहीं । न उसके यहाँ उच्च और निम्न वर्ग का भेदभाव 
है और न वह जाति-पांति, कुल की संकुचित सीमाओं में बघता है । कबीर विचार- 
पूर्वक कहते हैं कि वह ईश्वर परमपद है, वह केवल सत्याचरण--भवित से ही प्राप्त 
हो सकता है। 
नां सो श्रावेना सो जाई, ताके बंध पिता नहीं माई। 
चार बिचार कछू नहीं वाकं, उनमनि लागि रहो ज ताके ॥ 
को है आदि कबनि का कहिये, कवन रहनि वाका हूँ रहिये । 
` कहै कबीर विचारि करि, जिनि को खोजे इूरि । 
घ्यांन घरौ सन सुघ करि, रांम रह्या भरपूरि ॥४२॥ 
इाब्दाथं - सरल है । 
बह ईश्वर न तो जन्म ग्रहण करता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है। 
उसका माता-पिता, भाई आदि कोई सगा सम्बन्धी भी नहीं है। न उसके यहाँ कोई 
आचार-व्यवहार है, उन्मनावस्था द्वारा जो चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। उसके आदि 
मध्य, अवसान भ्रथवा जीवन-चर्या का किसी को भी ज्ञान नहीं । 
कबीर विचारपूवंक कहते हैं कि जिस ईद्वर को तुम इर खोजते हो, विचार 
कर देखो तो वह तुम्हारे हृदय में ही बसा हुआ है। 


ताद बिद रंक इक खेला, ग्रापं गुरू श्राप ही चेला । 
श्राप मंत्र झापें मंत्रेला, भ्रापें पुजे आप पुजेला ॥ 
झाप गावे झाप बजाव, पनां कोया आप ही पावे। 
श्राप धूप दीप ग्ारतो, झपनों श्राप लगाव जाती ॥ 
कहै कबीर बिचारि करि, झूठा लोही चांम। 
जो या देहीं रहित है, सो है रमिता रांम।४३॥ 
शब्दाथ--सरल है । 
नाद एवं बिन्दु की सहायता से उस ईश्वर ने इस सृष्टि का सृजन किया । वर 
स्वयं ही अपना गुरु भौर स्वयं ही अपना शिष्य है । बह पूजा और पूजक भी स्वयं ही 
है । वह स्वयं ही गाता बजाता है भौर स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगता हैं। 
बह्‌ स्वयं ही ्राराध्य ग्रौर स्वयं ही आराघक तथा धूप, दीप, नंवेद्य आदि पूजीप- 
करण है । भाव यह है कि सवंशक्तिमान्‌ स्वयं में पूर्ण है, उप्ते किसी अन्य की अपेक्षा 
नहीं । कबीर विचार कर म्रपनी शिष्या लोई को सम्बोधित कर कहते हैं कि यह 
शरीर मिथ्या है, जो इस तन के सुखों में नहीं उलका रहता; उसी की दृत्ति प्रभु में 
रमती है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रमेंणी-भाग ` हि 


चोपदी रमणी 


ऊंकार श्रादि है मूला, राजा परजा एकहि सूला। 
हम तुम्ह मांह एके लोहू, एक प्रांन जोवन है मोह ॥ 
एकहि वास रहै दस मासा, सूतक पातग एकं भ्रासा । 
एकाह जननीं जन्यां संसारा, कौन ग्यांन थं भये निनारा॥ 
ग्यांन न पायो बावरे, घरी प्रविद्या मैंड। 
सतगुर मिलया न मुक्ति फल, ताथे खाई बेंड ॥४४॥ 
शब्दार्थ--सरल है । | | 
इस सृष्टि का झ्रादि नियामक वंह ईदवर ही है। राजा भौर रंक, राजा भौर 
प्रजा, सब उसी की की सृष्टि हैं। हम सबमें एक ही रक्त संचरित होता है और एक 
ही प्राणतत्व विद्यमान है । सब मातृगर्भ में दस मास तक रहे हैं भौर सबको ही सूतक 
पातक व्यापते हैं । हमको एक ही शक्तिरूपा माता ते जन्म दिया है फिर भला यह 
कौन-सा ज्ञान है जिससे वर्ग भेद को खाई उत्पन्न कर ली गई है । 
कबीर कहते हैं कि हैं परज्ञानी जीव ! तुमने ज्ञान-लाभ नहीं किया और तुम्हारे 
न्दर अज्ञान ही रहा । तुम्हें सद्गुरु की भी प्राप्ति न हुई, जिससे मोक्ष फल भी न पा 
सके झौर संसार-तापों में दग्घ होते रहे। 
बालक ह्व भाग द्वारे भावा, भग भुगतान हू कुरिष फहाव । 
ग्यांन न सुमिरयौ निरगुण सारा, विष थ बिरचि न किया बिचारा ॥। 
भाव भवति सु. हरि न भ्रराधा, जनम मरन की मिटी न साधा । 
साध न सिटी जनम, को मरन ha 
न हरि शज्या, ग्रंकुर बीज नसा 
en -> रचना की । नसाह=नष्ट करके । 
र के रूप में जन्म धारण कर मातृ गभे से योनिद्वार के द्वारा बाहर 
राता है कितु जो भुक्त-भोगी हैं उन्हें फिर वह कय व का 
हे । निर्गुण परमात्मा का ध्यान करते हुए विपत्ति में भी कभी उस ss Vs 
प्रेमा-भक्ति से ईश्वर को न भजने से जन्म मरण का ग्ावागमन 
होता का नाश नहीं हुआ भौर न 
जन्म मरण के प्रपंच का आवागमन चर्के | ड 
ss दत्तचित्त हो प्रभु का भजन किया जिससे संसार ताप समूल न 
हो जाते । दज चारि सुरही उदिक जु पीय, द्वारे दूध बछ झूंदीया । 
बछा चंखत उपजी न दया, बछा बाधि बिछोही i द 
ताका दूध आप बुहिं पीया, ष्यांन विचार कह नहीं कोया 
साला संत्र यावि ही लीबा ॥ 


> किया, 
ch Ffgamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





५५८ कबीर प्रन्यावली सटीक 


पीया दूध र्र ह्व झाया, मुई याइ तब दोष लगाया। 
बाकस ले चमरां कू दीन्हीं, तुचा रंगाइ करीती कीन्हीं ॥ 
ले सकरीती बैठे संगा, ये देखो पांडे के रंगा। 
तिहि रकरोती पाणी पीया, 
यहु कुछ पांडे अचिरंज कीया । 
झचिरज कीया लौक मैं, पीया सुहागल नीर। 
` इन्द्री स्वारथि सब कीया, वंध्या भरम सरीर ।।४६॥ 
दब्दाथं--वछा = वछड़ा । वादि==व्यर्थं में । रुध्र=रुधिर, खून । तुचा= 
त्वचा, खाल । ॒ 
यहाँ कबीर गाय के हष्टांत द्वारा संसार की स्थिति को प्रकट करते कहते हैं 
कि गाय घास और जल खाकर ही उसकी शक्ति से बछड़े के लिए दूध देती है किन्तु 
बछड़े को चूसते हुए लेश भी दया नहीं आती और वह सिर मारकर घुसता है जिससे 
गाय उससे अलग हो जाती है। फिर मनुष्यों ने उस बछड़े का भाग दूध स्वयं निकाल 
कर पी लिया, यह भी नहीं सोचा कि यह हमारे लिए नहीं है। संसार के इन लोगों 
ने जो भी कुकर्म जी में आया है किया श्रौर वाद में माला आदि लेकर व्यर्थ भक्ति का 
ग्राउम्वर खड़ा किया है--- | 
“नौ मन घूहे खाय, बिल्ली हज कौ चली ।” (लो होत्रिंत) 
गाय का दूध पीकर मनुष्यों ने उसे शक्तिहीन कर दिया ओर जब वह मर 
गई टैक्स लेकर उसे चमारों को दे दिया फिर उसी गौ माता की खाल को रंगवा कर _ 
जूते आदि बनवा लिए और मशक भी बनवाई। इन पंडित कहे जाने वालों का क्षुद्र 
कार्य देखो फि उस मशक को सवके साथ गौरव लिये फिरते हैं और उसी से पानी पीते 
हैं-कैसा मिथ्याचार है! इस प्रकार ऐसे लोगों ने संसार में बड़े ्रारचर्यपुण दुष्कृत्य 
किए हैं यद्यपि कहते वे यही हैं कि हमने गौ चमे की मशक का स्वादिप्ट जल पिया है 
वस्तुतः उन्होंने जिह्वा के तथा श्रन्य इन्द्रियों के रस के लिए शरीर को नाना प्रपंचों में 
जिन्हें वे आनन्द समभते हैं, उलभागया है । 
एक पवन एकहि पांणों करी रसोई न्यारी जांनीं। 
माटी सु' माटी ले पोतो, लागी कहो कहां धू. छोती ॥ 
धरती लोपि पवित्र कीन्हीं, छोति उपाय लीक विचि दीन्हीं । 
याका हम सु कहो बिचारा, क्यूं भव तिरिहौ इहि आचारा ॥। 
ए पांखंड जीव म भरसां, मांनि ग्रमांनि जीव के करमां । 
करि ग्ाचार जु ब्रह्म. संतावा, नांव िनां संतोष न पादा॥ 
क सालिगरांम सिला करि.पुजा, तुलसी तोडि भया नरःदूजा । 
ठाकुर ले पार्ट पौँढावा, भोग लगाइ ग्रह झापे खावा॥ 
साच सील का SENS भाव भगति की सेवा कीजे 
भाव भगति का सेवा मानें, सतगुर प्रगट कहे नहीं छांने ॥। 


रमेंणी-भाग 


५५६ ` 


` नभे उपजि न मन ठहराई, परकोरति मिलि मन न समाई । 
जब लग भाव भगत नहीं करिहो, तब लग भवसागर क्म्‌ तिरिहो ॥ 
भाव मगति बिसवास बिन, कटं न संसे मूल । 
कहे कबीर हरि भगति बिन, सूकति नहीं रे सूल ॥४७॥ 
आाब्दार्थ--मूकति= मुक्ति । । 
कबीर यहाँ ब्राह्मणों के छुम्नाछात, “नौ कनोजिया तेरह घुल्हे” के मिथ्याचारों 
पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि सवंत्र एक ही जल और वायु है किन्तु फिर भी अपना _ 
भोजन अलग बनाकर उन्होंने तुष्टि अनुभव की कि हम श्रेष्ठ हूँ। जब उन्होंने मिट्टी 
से ही चौके को लीपा है तो फिर भला छूत कहाँ बची रही ? और क्या मनुष्य मिट्टी 
से भी निकृष्ट है जिससे वह अपने चौके का बचाव करता है। चौके को लीप कर उसे 
प्रौर अधिक पवित्र रखने के लिये उसके चारों श्रोर सीमा-रेखा बाँध दी । कबीर कहते 
हैं कि इस भ्राचरण में कौनसी बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता है, इन मिथ्याचारों से किस 
भाँति संसार-समुद्र पार करोगे ? यह पाखण्ड तथा व्यर्थ का मान-सम्मान, ऊंच-नीच 
भेद जीव का भ्रम मात्र ही है। ऐसे व्यर्थ कर्म करके जो ईश्वर को भी दुख पहुँचाते 
हैं, वे मूर्ख हैं। प्रभु के नामस्मरण के बिना शान्ति नहीं। पत्थर के टुकड़े को 
शालिग्राम के रूप में पूज और तुलसीदल तोड़ कर मनुष्य. झपने को भक्त समभतता है 
(भया नर्‌ दूजा) । ठाकुर जी को ये लोग शयन भी कराते हैं और उन्हें भोग लगाकर 
स्वयं भोजनं ग्रहण करते हैं। यह कंसा भ्राडम्बर है? भरे मूर्ख ! सत्याचरण का 
चौका लगाकर प्रेमाभक्ति से प्रभु को प्राप्त करो । ईश्वर भावपूरणं भक्ति से निश्चय 
ही प्राप्त होते हैं -- सद्गुरु का ऐसा कथन है कि हे जीव ! तेरी तो विचित्र गति है, 
तुझमें भय का संचार हो रहा है और तेरा चित्त भी चंचल है जो परोपकार में तो 
रमता ही नहीं है । कबीर कहते हैं कि जब तक प्रेम भाव से प्रभु की भक्ति नहीं करोगे 
इस संसार समुद्र को नहीं तर सकते । 
प्रेमसहित प्रभु-भक्ति झौर प्रभु पर श्रनन्य विश्वास के श्रभाव में संसार अम 
समूल नष्ट नहीं होता (कदाचित्‌ ज्ञान से वह नष्ट हो जाय किन्तु समूल नष्ट ता 
भक्ति से ही होगा ।) इसीलिए कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति के बिना मोक्ष प्राप्ति 
” सम्भव नहीं । 
र विशेष--१. समाज के बाह्याचारों पर करारी चोट में कबीर के व्यंग्य का 
श्रेष्ठतम रूप प्राप्त होता है । 
. नामस्मरण महिमा । 
,  प्रमाभवित भौर अनन्य विश्वास यही दो कबीर की ग स्त्म 
हैं जिन पर यहाँ बल दिया । AGADGURU VISHWARALR EA ° 
sn NANAMASOIR 
LIBRARY | 
CC-0. Jangamwadi Math coleyifyanfivaund A 
हे Acs, NO, ws BS ean 





DTS. 
Jase NS 


a ज || \ ) 7 


3 
Mpa 


e 


आ 


ff Rs 
vw 


e 
Yr 
Ce 


i «> 
टू 
५ 





ANH 


| न ies 
i 


I, 


[A 





मर न CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ह 
i र # है... | े मं | ee ‘Eo 





- विर्पति पदावलो : ६० कष्णदेव शर्मा $f 
. भारतोय एवं पाइचात्य काव्यशास्त्र : डा० देजराज भाटा | ५ 
. रसखान ग्रन्थावलो : डा० देशराज सिह भाटो ` 
. केशव गोर उनका रामचन्द्रिका : डा० देशरार्जासह भाट 
. सूरदास म्रौर उनका ञ्जमरगोत : डा० श्रोनिवास शर्मा ` | र I 
. बहारो सतसई : प्रा विराज | 
. घनानन्द कवित्त : प्रा० लक्ष्मण दत्त मांतम 8.०० 
. हि" ' साहित्य : युग आर प्रव॒त्तयाँ: डा० शिवकुमार यम इ 


, हिन्दो के आधुनिक प्रतिनिधि कवि : प्रो० सुरेश अ्रग्रवाल 
बृहत साहित्यिक निबन्ध : डा० रामसागर त्रिपाठो 
४. साहित्यिक निबन्ध : डा० शान्तिस्वरूप गुप्त 


, संस्कृत तिबन्घ रत्नाकर : डा० शिवप्रसाद शास्त्रा 
' ्राधनिक कथा साहित्य : प्रो० राजेश श र्मा 


. लोक साहित्य : डा० कृष्णदेव शमा 
. पाइचात्य काव्य शास्त्र : डा० जगदोश मिश्र 


भाषा विज्ञान : प्रा० देवदत्त कौशिक 

` भ्ज्ञे य को काव्य चेतना : डा० कृष्ण भावुक 
` दिनकर और उनको उवा : डा० देशराज सिह भाटो || 
` संस्कृत निबन्ध रत्नाउला : डा० रामचन्द्र न र्मा . 


प्रमुख साहित्यिक प्रकादन 
कबार ग्रन्थावलो : डा० पुष्पपाल सिह 
जायसो ग्रन्थावनो : डा० श्रोनिवास शर्मा _ 

















है. [n| 
} ५६; 
१७५ 3» हि. Sse 
$ j i f Te, 
. १३ A £ | 
TN १ हे ७ हे 
। TAN SI i 
रा: ~ he 4 t 
555 ० ~ > 
के हे ॥ है 
ः is. > 
a १० रे कै कु 
4 °, 
बे तर रा 
f Rt ५) 
Fe 
५5] 5 





हिन्दा के प्रतिनिधि काव्य : डा० शान्तिस्वरूप गुप्त 


ग्रशोक्र निबन्ध सागर : प्रो० विजय क्रुमार 
गोदान पुनम ल्यांकन : डा० राजपाल शम | 


भारतोय काब्य-शात्र : प्रो० सुरेश प्रश्रवाल 


अदोोक प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली 02) 


| FET ० दे 
See y = 
a कह SS ee 2० 
कि 4 NP . » SRT A HS 
Cr HRN, A) ` 3 | ७ wh) mi 4 Fo £ 3 F 





